८2/20/2022 
227 20% 


। र) 
1 ‘2 र #3 
५, a हर 2 
+ ४2 ळे : 
रॅ + 
: - 
+ 
] 
° A 
०) 'व्वा ५ 
4 ° 
FN ४ क्र Cr 
+ ® £ i 
‘ . , | 
भे # म क vo? 5 
१.१० 


शू 


द मोफ्णफकः प्राश्चित । 
21-११-७४ 


वाटणी (दर्शनी 1 


ः 
|, 


C0 Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


5 


हिल उठी 


ण 


प्रगति प्रकाशन 
मास्को 


८९८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[७गा। 
(Ha XUHOu) 


a CT » 


अमरीकी संस्करण की भूमिका .......----..-- 


रूसी संस्करण की भूमिका ----: 
प्रस्तावना” „ˆ 7 च 
टिप्पणियां तथा व्याख्याय . .. .. - 
पहला अध्याय। पृष्ठभूमि ...-..-- 
दूसरा श्रध्याय । उठता हुआ तूफ़ान - - 
तीसरा श्रध्याय। तुफान फटने से पहले . 
चौथा श्रध्याय। अस्थायी सरकार का पतन 
पांचवां भ्रध्याय। तेज बढ़ावा .. . . - 


छठा भ्रध्याय) उद्धार समिति ......---:--:.... 


सातवां भ्रध्याय। क्रांतिकारी मोर्चा . . 
झाठवां श्रध्याय। प्रतित्रांति ..... 
नौवां भ्रध्याय। विजय - . : - : - : 
दसवां अध्याय। मासको . .--. - 
ग्यारहवां श्रध्याय । सत्ता पर अधिकार - 
बारहवां झध्याय। किसानों की कांग्रेस . 
जॉन रीड की टिप्पणियां ..-.-.:.: 
प्रकाशक की ओर से .:..--:. 
ए० बिलियम्स। जॉन रीड की जीवनी . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५७ ७ ०१ ७४ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 


र. ब. ० ५७-2७ (७ ?७- घर = ७. ८७ 


. ' 
| i क 
| 
s 
क भू 
न 
> = 


वलव दरा“ १100000 १000 0000000 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अमरीकी संस्करण की भूमिका 


मैंने जॉन रीड की पुस्तक “दस दिन जब दुनिया हिल उठी को 


बड़ी दिलचस्पी गौर पूर्ण एकाग्रता से पढ़ा। मैं दुनिया के मज़दूरों को 


'निस्संकोच सलाह दूंगा कि वे इसे पढ़ें। यहः एक ऐसी किताबं है, जिसके 


लिए मैं चाहूंगा कि वह लाखों-करोड़ों प्रतियों में प्रकाशित हो तथा सभी 
भाषाओं में भ्रनूदित हो। सर्वहारा क्रान्ति तंथा सर्वहारा अधिनायकत्व वास्तव 
में क्या हैं, इसको समझने के लिए जो घटनायें इतनी महत्त्वपूर्ण हैं, उनका 
इस पुस्तक में सच्चा और जीता-जागता चित्र दिया गया है। आज इन 
समस्याञ्रों की व्यापक चर्चा हो रही है, परन्तु इसके पहले कि कोई इन 
विचारों को श्रपनाये या ठुकराये , इसे ग्रपने निर्णय के पूरे महत्त्व को समझना 
होगा। जॉन रीड की पुस्तक इस प्रश्‍न के स्पष्टीकरण में असन्दिग्ध रूप 
से सहायक होगी। यही. प्रश्‍न अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन की आधारभूत 
समस्या है। र 

न० लेनिन 


१६१६ 


हु] डं “2S 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . य म्य 


रूसी संस्करण की भूमिका 


“दस दिन जब दुनिया हिल उठी '- जॉन रीड ने भ्रपनी अद्भुत 
पुस्तक को यही नाम दिया । उसमें अक्तूबर क्रान्ति के शुरू के दिनों का 
एक आश्चर्यजनक रूप से सजीव तथा शक्तिशाली वर्णन है। वह घटनाओं 
का इतिवृत्त मात्र नहीं है, न ही वह दस्तावेजों का संग्रह है, वह जीवन के कुछ 
ऐसे दृश्यों का विवरण' है, जो इतने लाक्षणिक हैं कि क्रान्ति में भाग लेने 
वाला कोई भी आदमी उनसे मिलते-जुलते दृश्यों की, जिन्हें उसने अपनी 
आंखों देखा हो, याद किये बिना नहीं रह सकता। जिन्दगी की इन तसवीरों 
में जन-साधारण की भावनाओों का आश्चर्यजनक रूप से सच्चा प्रतिबिम्ब 
है, उन भावनाम्नों का प्रतिबिम्ब है, जिनके द्वारा क्रान्ति की प्रत्येक 


. गतिविधि निर्धारित हुई। 


शुरू शुरू में आपको इस बात पर भ्रचरज हो सकता है कि एक 
विदेशी , एक अमरीकी , जो इस देश की भाषा से या तौर-तरीकों से वाक़िफ़ 
न था, ऐसी किताब कैसे लिख सका। आपको शायद लगे कि उसने बहुत 


सी बड़ी बड़ी भूलें की होंगी और बहुत सी बुनियादी बातें उसकी नजर _ 


में नहीं आई होंगी। 


अधिकांश विदेशी रूस के बारे में दुसरे ही अन्दाज्च से लिखते हैं। 


वे या तो जिन घटनाओं के वे चश्मदीद गवाह हैं, उन्हें समझ ही नहीं 
पाते, या वे कुछ थोड़े से अलग अलग तथ्यों को, जो सदा उपलक्षक नहीं 


होते , पकड़ लेते हैं और उनका उपयोग कर सामान्य निष्कर्ष निकाल डालतेहे। | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


निस्संदेह इने-गिने विदेशियों ने ही क्रान्ति को अपनी आंखों देखा था । 

जॉन रीड अगर ऐसी किताव लिख सके, तो इसका कारण यह है 
कि वह तटस्थ अथवा उदासीन द्रष्टा न थे, वह स्वयं एक जोशीले 
क्रान्तिकारी थे, कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने घटनाओं के श्रर्थ को, महान्‌ 
संघर्ष के अर्थ को समझा। इस समझ ने ही उन्हें वह तीक्ष्ण दृष्टि दी, 
जिसके विना ऐसी पुस्तक कभी भी लिखी नहीं जा सकती थी। 

रूसी लोग क्रान्ति के बारे में और भी दूसरे ढंग से लिखते हैं 
या तो उसका समग्र मूल्यांकन करते हैं, या उन घटनाओं का वर्णन करते 
हैं, जिनमें उन्होंने भाग लिया था। रीड की पुस्तक एक सचमुच लोकप्रिय 
जनव्यापी क्रान्ति का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है और इसलिए वह 
युवाजनों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए, इन लोगों के लिए विशेष रूप 
से महत्त्वपूर्ण होगी, जिनके नजदीक श्रक्तूबर क्रान्ति विगत इतिहास की 
बात होगी। रीड की पुस्तक एक प्रकार की वीर-गाथा है। . 

जॉन रीड ने अपने जीवन को पूरी तरह रुसी क्रान्ति के साथ सम्वद्ध 
किया। सोवियत रूस उनके लिए प्रिय और नज़दीकी बन गया। वह रूस 
में टाइफ़स की बीमारी से मरे, और उन्हें लाल चौक में, क्रेमलिन की 
दीवार के साये में दफ़नाया गया। जो आदमी क्रान्ति के शहीदों की वीर- 
मृत्यु का वर्णन उतनी अच्छी तरह करे, जितनी अच्छी तरह जॉन रीड ने 
किया, वह इस महान्‌ सम्मान के सर्वथा योग्य है। 


नादेज्दा क्रूप्स्काया 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


। 


प्रस्तावना 


| यह पुस्तक , जैसा मैने देखा, इतिहास का- जव उसकी चाल बहुत 
| तेज़ हो गयी हो-एक छोटा सा क़तरा है। वह उस नवम्बर * क्रान्ति का 
| एक तफ़सीलवार बयान होने के अलावा और कुछ होने का दावा नहीं 
| करती , जब मज़दूरों और सैनिकों का नेतृत्व करते हुए, बोल्शेविको ने रूस 
। में राज्य-सत्ता पर क़ब्ज़ा कर लिया और उसे सोवियतों के हाथों में सौंप 
| दिया। 
| पुस्तक के अधिकांश भाग में स्वभावतः “लाल पेत्नोग्राद ” की चर्चा 
है, जो राजधानी तो था ही, विद्रोह का केन्द्र भी था। लेकिन पाठकों को 
| अवश्य ही यह समझना चाहिए कि पेत्नोग्राद में जो कुछ हुआ , क़रीब क़रीब 
हवह वही न्यूनाधिक तीब्रता के साथ झौर समय के भिन्न भिन्न व्यवधान 
| से पूरे रूस में हुआ। 
इस पुस्तक में, जो जिन पुस्तकों को मैं लिख रहा हूं उनमें पहली 

है, मैं अपने को. अ्रनिवार्यतः उन घटनाझों के इतिवृत्त तक सीमित रखूंगा , 
| जिनको मैंने खूद देखा श्रौर अनुभव किया है और जिनकी विश्वसनीय 
प्रमाणों द्वारा पुष्टि होती है। इस इतिवृत्त से पहले दो अध्याथों में नवम्बर 
क्रान्ति की पृष्ठभूमि तथा उसके कारणों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। 
मै जानता हूं कि ये दो अध्याय पढ़ने में कठिन होंगे, लेकिन बाद के - 5 
अध्यायो को समझने के लिए वे ज़रूरी हैं। लकी 


* अक्तूबर (पुराने पंचांग के श्रनुसार ) - सं० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


| 0... 


` पाठक के मन में बहुत से सवाल उठ सकते हैं। बोल्शेविज्म क्‍या 
बला है? वोल्शेविकों ने किस प्रकार की शासन-व्यवस्था स्थापित की? 
अगर नवम्बर क्रान्ति से पहले वोल्णेविकों ने संविधान सभा का समर्थन 
किया, तो बाद में उन्होंने उसे शस्त्र-वल से भंग क्‍यों किया ? और अगर 
बोल्शेविज़्म का खतरा प्रत्यक्ष होने तक पूंजीपति वर्ग ने संविधान सभा 
का विरोध किया, तो बाद में उसने उसका समर्थन क्‍यों किया? 
यहां पर इन सवालों के और ऐसे वहुत से सवालों के जवाब नहीं 
दिये जा सकते। ' कोर्नीलोव-काण्ड से ब्रेस्त-लितोव्स्क की सन्धि तक * नामक 
मेरी दूसरी पुस्तक में जर्मनी के साथ शान्ति-सन्धि तक क्रान्ति का प्रक्रम 
निर्देशित है। उस पुस्तक में क्रान्तिकारी संगठनों की उत्पत्ति तथा कार्य, 
जन-भावना के विकास, संविधान सभा के विघटन, सोवियत राज्य की 
बनावट और ब्रेस्त-लितोव्सक की सन्धि वार्ता के प्रक्रम तथा परिणाम की 
व्याख्या की जा रही है... 
बोल्शेविकों के उत्कर्ष पर विचार करते समय यह समझना ज़रूरी 
है कि रूसी आर्थिक जिन्दगी तथा रूसी सेना ७ नवम्बर, १६१७ को 
विसंगठित नहीं हुई, बल्कि महीनों पहले एक ऐसी प्रक्रिया के तर्कसंगत 
फलस्वरूप विसंगठित हुईं, जो १९१५ में ही शुरू हो चुकी थी। जार के 
दरबार में जिन भ्रष्ट प्रतिक्रिमावादियों का बोलबाला था, उन्होंने जानबूझ 
कर रूस को तहस-नहस करने का बीड़ा उठाया, ताकि जमनी के साथ 
अलग से शान्ति-सन्धि की जा सके। मोर्चे पर हथियारों की कमी, जिसके 
फलस्वरूप १६१५ की गर्मियों में बुरी तरह पीछे हटना पड़ा, सेना में और 
बड़े बड़े शहरों में खाद्य की कमी, १६१६ में श्रौद्योगिक उत्पादन तथा 
परिवहन का ठप हो जाना -हम जानते हैं कि ये सव कारंवाइयां एक प्रबल 
्रन्तर्ध्व॑स-श्रभियान का ग्रंग थीं, जिसे मार्च ** क्रान्ति ने ऐसे वक्त रोक 
दिया था, जब जरा सी भी देर घातक सिद्ध होती। 
नयी हुकूमत के पहले चन्द महीनों में, बावजूद उस ग्रव्यवस्था के, 


* Korniloy 10 Brest-Litovsk». -जॉ० री० 
यह पुस्तक पूरी नहीं हो पाई।-सं० 
** फरवरी ( पुराने पंचांग के अनुसार ) -सं० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जो एक महान्‌ क्रान्ति में उत्पन्न होती है, जिसमें संसार के सबसे ज़्यादा 
सताये हुए १६ करोड़ लोगों ने यकायक आज़ादी हासिल कर ली, ग्रान्तरिक 
परिस्थिति तथा सेना की जुझारू शक्ति, दोनों में ही वास्तविक सुधार हुआा । 
लेकिन यह “मौज ” थोड़े श्ररसे तक ही रही। सम्पत्ति-सम्पन्न वर्ग 
केवल राजनीतिक क्रान्ति चाहते थे, जो राज्य-सत्ता ज़ार से छीनकर उनके 
हाथों में सौंप दे। वे चाहते थे कि रूस में फ्रांस या संयुक्त राज्य अमरीका की 
तरह वैधानिक जनतन्त्र स्थापित हो , या इंगलैण्ड की तरह वैधानिक राजतन्त्र 
हो। दूसरी ओर ग्राम जनता सच्चा औद्योगिक तथा कृषक जनवाद चाहती थी। 
विलियम इंगलिश वालिंग* ने अपनी पुस्तक 'रूस का सन्देश 
(«Russia's Me54४९१) में, जो १९०५ की क्रान्ति का एक विवरण है, रूसी 
मजदूरों की मानसिक अवस्था का सुन्दर चित्रण किया है, जो बाद में प्राय: 
सर्वसम्मति से बोल्शेविज््म का समर्थन करने वाले थे। वह लिखते हैं: 


वे ( मेहनतकश लोग ) समझते थे कि यह सम्भव है कि स्वतन्व 
सरकार के तहत भी, अगर उस सरकार पर दूसरे सामाजिक वर्गों का 
क़व्जा हो गया, वे भूखों मरते रह सकते हैं. . . 

रूसी मज़दूर क्रान्तिकारी है, परन्तु वह हिंसावृत्ति नहीं रखता। वह 
कट्टर मताग्रही नहीं है श्रौर न ही वह बुद्धिहीन है। वह बैरिकेडों की 
लड़ाई के लिए तैयार है, परन्तु उसने इस लड़ाई का अध्ययन किया है, 
और संसार के मजदूरों में अकेले उसी ने इस लड़ाई कें बारे में श्रपनी 
जानकारी अ्रसली तजरबे से हासिल की है। वह अपने उत्पीड़क पूंजीपति 
वर्ग के साथ तव तक लड़ने के लिए इच्छुक श्रौर तत्पर है, जब तक कि इस 
लड़ाई का फैसला न हो ले। लेकिन वह दूसरे वर्गों के अस्तित्व की अवहेलना 
नहीं करता। वह उनसे केवल यह आग्रह करतां है कि इस उग्र संघर्ष में, 
जो नजदीक आता जा रहा है, वे इस ओर आयें या दूसरी रोर जायें. . . 


* विलियम इंगलिश वालिंग (१८७७-१६३६) - अमरीकी अर्थशास्त्री | 
आर समाजशास्त्री , मजदूर-आन्दोलन झर समाजवाद के बारे में कई कृतियों ड 
के लेखक। 'रूस का सन्देश” नामक पुस्तक, जिसके कुछ उद्धरण जान 
रीड ने यहां दिये हैं, १९०८ में अमरीका में प्रकाशित की गंयी थी।-सं ० 


१५. 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri Ma द 


ss. ci sss 9०३० nid 


वे (मज़दूर) सभी यह मानते. थे कि हमारी (अमरीकी ) 
राजनीतिक संस्थायें उनकी श्रपनी संस्थाग्रों से बेहतर हैं, लेकिन वे इसके 
लिए बहुत व्यग्र नहीं थे कि वे एक जालिम को हटाकर उसकी जगह 
दूसरा जालिम (भर्थात्‌ पूंजीपति वर्ग ) लायें... 

रूस के मजदूरों ने मास्को , रीगा और श्रोदेस्सा में सैकड़ों की तादाद 
में गोलियां खाईं और फांसी पर चढ़ाये गये, रूस के, हर जेल में हजारों 
की तादाद में कद हुए, रेगिस्तानों श्रौर उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में निर्वासित 
हुए - इसलिए नहीं कि वे यह क़ीमत चुका कर गोल्डफ़ील्ड्स श्रौर क्रीप्ल- 
क्रीक के मजदूरो के संदिग्ध विशेषाधिकारों को प्राप्त करें... 


ओर इस प्रकार रूसु में वाह्य युद्ध के बीच राजनीतिक क्रान्ति का 
सामाजिक क्रान्ति में विकास हुआ , जिसकी परिणति बोल्शेविज्म की विजय 
में हुई। 7 
अमरीका में सोवियत सरकार विरोधी रूसी सूचना ब्यूरो के निर्देशक 
श्री ए० जी० सेक अपनी पुस्तक 'रूसी जनवाद का जन्म” में कहते हैं: 


बोल्शेविकों ने अपना मंत्रिमण्डल गठित किया, जिसमें निकोलाई 
लेनिन प्रधान मन्त्री तथा लेव त्रोत्स्की परराष्ट्र मन्त्री थे। मार्च क्रान्ति के 
प्रायः तत्काल बाद ही यह्‌ स्पष्ट हो गया कि उनका सत्तारूढ़ होना 
अनिवार्य है। क्रान्ति के पश्चात्‌ बोल्शेविकों का इतिहास उनके सतत 
उत्कर्ष का इतिहास है... 


विदेशी लोग भ्रौर विशेषतः अमरीकी लोग रूसी मजदूरों की 
“ अनभिज्ञता ” को महत्त्व देते है । यह सच है कि उनके पास वह राजनीतिक 
अनुभव नहीं था, जो पश्चिम के लोगों के पास था, परन्तु वे स्वैच्छिक 
संगठनों के काम में ख़ूब माहिर थे। १६१७ में रूस में उपभोक्ता सहकारी 
समितियों के १२० लाख से अधिक सदस्य थे, और सोवियतें स्वयं रूसी 
मजदूरों की संगठन प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्‍त 


" ७० 


जितनी अच्छी तरह वे समाजवादी सिद्धान्त में और उसके व्यावहारिक ी 


१६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रयोग में दीक्षित हैं, उतनी अच्छी तरह सम्भवतः संसार में और कोई 
लोग नहीं हैं। 
उनकी विशेपताग्रों का वर्णन करते हुए, विलियम इंगलिश वालिंग 


रूस के मेहनतकश लोग ग्रधिकांशतः पढ़-लिख सकते हैं। अनेक वर्षो 
स देश में ऐसी श्रशान्ति रही है कि उन्हें यह सुबिधा प्राप्त हो सकी कि 
स्वयं उन्हीं के बीच से. निकलने वाले समझदार व्यक्तियों ने ही नहीं, वल्कि 
समान रूप से क्रान्तिकारी शिक्षित वर्ग के एक बड़े भाग ने भी उनका नेतृत्व 
किया, जो रूस के राजनीतिक तथा सामाजिक पुनरुद्धार के अपने विचारों 


को लेकर मेहनतकश जनता क्री ओर आया हैँ... 


बहुत से लेखक सोवियत सत्ता के प्रति आपने बैर भाव की सफाई 
देते हुए तर्क करते हुँ कि रूसी कान्ति का श्रन्तिम चरण और कुछ नहीं 
योल्शेविडम के वहशियाना हमलों के ख़िलाफ़ “भद्र” जनों का संघर्ष था। 
लकिन मिल्की वर्गों ने ही, जब उन्होने यह समझ लिया कि क्रान्तिकारी 
जन-संगठनों की शक्ति कितनी वढ़ गयी है, उन्हें नष्ट कर देने और क्रान्ति 
को ठप कर देने का बीड़ा उठाया। इस गरज से मिल्की वर्गो ने अन्ततः 
निराशा स उत्तेजित होकर दुःसाहसिक उपायों का सहारा लिया। केरेन्स्को 
मंत्रिमण्डल तथा सोवियतों को छिन्न-भिन्न करने के उद्देश्य से परिवहन 
को विसंगठित किया गया और आन्तरिक उपद्रव भड़काये गये । कारखाना 
समितियों को कुचलने की गरज से कारखाने बन्द कर दिये गये ग्रौर ईधन 
तथा कच्चा माल दूसरी जगहों में भेज दिये गये । मोर्चे पर सैनिक समितियों 
को तोड़ने के लिए मूत्यु-दण्ड का फिर से विधान किया गया और सैनिक 
पराजय को अनदेखा कर दिया गया। 

ये सारी बातें बोल्शेविजम की भाग के लिए बहुत अच्छा ईधन थीं। 
बोल्शेविको ते उनका जवाब वर्ग-युद्ध का प्रचार करके और सोवियतों 


की सर्वोपरिता का दावा करके दिया। 
इन दोनों छोरों के बीच, दूसरे गुटों के साथ साथ जो उनका पुरी 


लगन से या भ्रन्यमनस्क भाव से समर्थन करते थे, तथाकांथत “नरम” 
समाजवादी - मेन्शेविक ग्रौर समाजवादी-क्रान्तिकारी थे और कई झर 
2 2360 १७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


of ३ । चल 


छोटी छोटी पार्टियां थीं। मिल्की वर्गों ने इन दलों पर भी हमला किया, 
लेकिन उनके भ्रपने सिद्धान्तों ने उनकी प्रतिरोध-शक्ति को क्षीण कर दिया था। 

मोटे तौर पर मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रान्तिकारियों का विश्वास 
था कि रूस आर्थिक दृष्टि से सामाजिक क्रान्ति के लिए तैयार नथा, और 
वहां राजनीतिक क्रान्ति ही सम्भव हो सकती थी। उनकी व्याख्या के 
अनुसार रूसी जन-साधारण इतने शिक्षित न थे कि वे- सत्ता को अपने हाथ 
में ले सकते, ऐसा करने की कोशिश से अनिवायंत: जो प्रतिक्रिया होगी, 
उसका इस्तेमाल कर कोई बेरहम अवसरवादी पुरानी व्यवस्था को फिर 
से कायम कर सकता था। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब “नरम” 
समाजवादियों को बाध्य होकर सत्ता भ्रपने हाथों में लेनी पड़ी, वे उस 
सत्ता का इस्तेमाल करते घवराते थे। 

उनका विश्वास था कि रूस को राजनीतिक तथा श्रार्थिक विकास 
की उन मंज़िलों से गुज़रना पड़ेगा, जिनसे पश्चिमी यूरोप परिचित हो 
चुका था, ग्रौर तव वाक़ी दुनिया के साथ साथ आखिरकार वहां भी पूर्ण 
समाजवाद आविर्भूत होगा। फलतः वे मिल्की वर्गों के साथ स्वभावत: इस 
वात में सहमत. थे कि रूस को सबसे पहले संसदीय राज्य बनना चाहिये , 
यद्यपि पश्चिमी जनवादी देशों की तुलना में उसे भ्रधिक परिमार्जित होना 
चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि सरकार के ्रन्दर 
मिल्की वर्गो से सहयोग होना चाहिए। 

इससे आगे एक और कदम उठाना श्रौर उनकी हिमायत करना आसान 
था। “नरम” समाजवादियों को पूंजीपति वर्ग की ज़रूरत थी, लेकिन 
पूंजीपति वर्ग को “नरम” समाजवादियों की जरूरत न थी। इसका नतीजा 
यह्‌ हुआ कि समाजवादी मंत्री मजबूर होकर अपने समूचे कार्यक्रम से क़दम 
ब क़दम पीछे हटते गए, जवकि मिल्की वर्ग अधिकाधिक दुराग्रही होते गये । 

और अन्त में जब बोल्शेविकों ने सारे खोखले समझौतों को यौधा कर 
दिया , मेन्शेविकों ्रौर समाजवादी-क्रान्तिकारियों ने अपने को मिल्की वर्गों 
की! ओर लड़ते हुए पाया... ग्राज संसार के प्रायः हर देश में ऐसा ही 
व्यापार देखा जा सकता है। 


मुझे ऐसा लगता है कि विध्वंसकारी शक्ति होने के बजाय बोल्शेविकों 
की "पार्टी ही रूस में श्रकेली ऐसी पार्टी थी, जिसके पास एक रचनात्मक 
कार्यक्रम था और उसे देश में लागू करने की शक्ति थी। झगर 


१८ 


660. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वे उस समय सत्तारूढ़ न हुए होते, तो मुझे इस वात में सन्देह नहीं है कि 
दिसम्बर में शाही जमंनी की सेनायें पेत्नोग्राद और मास्को में होतीं और 
रूस की गर्दन पर फिर कोई जार सवार होता... 

भ्राज सोवियत सत्ता के पूरे एक वरस वाद भी यह कहना फ़ैशन 
में दाखिल है कि वोल्णेविक विद्रोह एक “जोखिम” का काम था। इसमें 
सन्देह नहीं कि वह एक जोखिम का काम ही था, और ग्रभी तक मानवता 
मे जितने ऐसे कामों का उपक्रम किया है, उनमें यह विद्रोह एक अत्यन्त 
अद्भुत कार्य था जिसने मेहनतकश जन-समुदायों की लहर पर उठकर 
इतिहास में प्रबल वेग से प्रवेश किग्रा और जिसने सव कुछ उन समुदायों 
की सीधी-सादी. मगर इन्तिहा बड़ी ख्वाहिशों के दांव पर लगा दिया। वह 
मशीनरी , जिसके द्वारा बड़ी बड़ी जमींदारियों की भूमि किसानों के बीच 
वांटी जा सकती थी, उसी वकत क़ायम की जा चुकी थी। उद्योग पर 
मजदूरों का नियन्त्रण स्थापित करने के लिए कारखाना समितियां और 
ट्रेड-यूनियनें थीं ही। हर गांव, , क्रसवे और शहर में, हर हलक़े और प्रान्त 
में स्थानीय प्रशासन के कार्यभार को संभालने के लिए तैयार मज़दूरों, 


सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतें मौजूद थीं। 
वोल्शेविज़्म के वारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन इस बात से 


इनकार नहीं किया जा सकता कि रूसी क्रान्ति मानव-इतिहास को एक 
महान्‌ घटना है और बोल्शेविकों का उदय एक विश्वव्यापी महत्त्व की 
घटना है। जिस प्रकार इतिहासकार पेरिस कम्यून की दास्तान की छोटी 
से छोटी तफ़सील के लिए दस्तावेजों की छानबीन करते हैं, उसी प्रकार 
वे यह भी जानना चाहेंगे कि नवम्बर १६१७ में पेत्नोग्राद में क्या घटनागें 
घटी थीं, कौन-सी भावना जनता को अतुप्राणित कर रही थी और उनके 
नेता क्या कहते भ्रौर करते थे, और वे देखने-सुनेने में कैसे थे। मॅने इसी 


दृष्टि से इस पुस्तक की रचता की है। कर 

संघर्ष में मेरी हमदर्दी किसी ओर न हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 
उन शानदार दिनों की कहानी कहते समय मैंने घटनाओं को एक ईमान- 
दार रिपोर्टर की नज़र से देखने की कोशिश की है, जिसकी दिलचस्पी 


इस वात में है कि सच वात क़लमबत्द की जाये। 
जॉ० रो० 


च्यू-याक॑, १ जनवरी, १६१६ 
2° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


टिप्पणियां तथा व्याख्यायें * 


साधारण पाठक को रूसी संगठनों - राजनीतिक दलों , समितियों झौर 
केन्द्रीय समितियों, सोवियतों , दूमाओ्रों तथा यूनियनों-की बहुलता से 
बेहद उलझन+ होगी। इसीलिए मैं यहां संक्षेप से कुछ परिभाषायें और 
व्याख्यायें दे रहा हूं। 


राजनीतिक पाटियां 


संविधान सभा के चुनावों में उम्मीदवार पेत्रोग्राद में १७ पार्टी-टिकटों 
पर और कुछ प्रान्तीय नगरों में ४० तक टिकटों पर खड़े हुए थे ; परन्तु 
राजनीतिक पार्टियों के गठन तथा उनके उद्देश्यों का जो सारांश नीचे 
दिया जा रहा है, वह उन्हीं दलों तथा गुटों तक सीमित है, जिनका जिक्र 
इस पुस्तक में किया गया है। यहां उनके कार्यक्रम के मूलतत्व तथा उनके 
- जन-आधार के सामान्य चरित्र पर ही ध्यान दिया जा सकता है... 


*जॉन रीड द्वारा लिखित “टिप्पणियां तथा व्याख्यायें' कुछ छोटी- 
मोटी ग्रलतियों के बावजूद पाठक के लिए दिलचस्प होंगी। इनसे यह प्रगट 
होता है कि लेखक ने रूस में अक्तूबर क्रान्ति से पहले के राजनीतिक 
सम्वन्धो का कितना श्रच्छा ग्रध्ययन किया था, और यह भी कि जॉन 
रीड किस पक्ष के हमदर्द श्रौर किस पक्ष के बिरोधी थे और उन्होंने संघर्षरत 
पार्टियों और गुटों का किस प्रकार मूल्यांकन किया । -सं० 


२ o 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१. राजतन्त्रवादी - रंग रंग के राजतन्त्रवादी, जैसे श्रक्तूबरवादी, 
ग्रादि। ये गुट किसी ज़माने में शक्तिशाली थे, लेकिन भ्रव उनका खुला 
ग्रस्तित्व समाप्त हो चुका था। वे या तो चोरी-छिपे काम करते थे, या 
उनके सदस्य कँडेटों में शामिल हो गये थे, क्योंकि कँडेटों ने धीरे धीरे 
करके उनके राजनीतिक कार्यक्रम को अपना लिया था। इस पुस्तक में उन 
गुटों के जिन प्रतिनिधियों का उल्लेख हुग्ना है, वे हैं रोदुज्यान्को मौर 
शुलगीन । So 
२. कैडेट। उनकी पार्टी “संवैधानिक जनवादियों” की पार्टी के 
प्रथमाक्षरों के ग्राधार पर उन्हें कॅडेट कहते. हैं। इस पार्टी का आधिकारिक 
नाम “ जन-स्वातन्त्य पार्टी” है। जार के तहत यह पार्टी , जो मिल्की 
वर्गों के उदारताबादियों को लेकर गठित हुई थी, राजनीतिक सुधारों की 
विशाल पार्टी थी, जो मोटे तौर पर अमरीका की प्रोग्रेसिव पार्टी के अनुरूप 
थी। जब मार्च १९१७ में क्रान्ति भड़की, कडेटों ने पहली अस्थायी सर- 
कार वनायी । अप्रैल में कैडेट-मंत्रिमण्डल उलट दिया गया, क्योंकि उसने 
यह घोषणा की कि वह ज़ार की सरकार के साम्राज्यवादी उद्देश्यों समेत 
मित्र-राष्ट्रों के साम्राज्यवादी उद्देश्यों का समर्थन करता है। क्रान्ति, जैसे 
जैसे अधिकाधिक सामाजिक आर्थिक क्रान्ति का रूप लेती गयी, कडेट 
बैसे वैसे अधिकाधिक अनुदार होते गये। केडेटों के जिन प्रतिनिधियों 
का इस पुस्तक में उल्लेख हुआ है, वे हैं: मिल्युकोव , विनावेर , 
शात्स्की । 

२क. “सार्वजनिक व्यक्तियों का दल” । जब कोर्नीलोवःप्रतिक्रान्ति 
के साथ अपने सम्बन्धों के कारण कॅडेट बदनाम हो गये, मास्को में 
«८ सार्वजनिक व्यक्तियों के दल” की स्थापना की गयी। अन्तिम केरेन्स्की 
मंत्रिमण्डल में इस 'दल के प्रतिनिधियों को पोर्टफ़ोलियो दिये गये। बावजूद 
इस बात के कि दल के बौद्धिक नेता रोद्ज्यान्को ग्रौर शुलगीन जैसे लोग 
थे, उसने झपने को गैरजानिबदार घोषित किया! इस दल के सदस्य 
अपेक्षाकृत अधिक “आधुनिक ” बँकर , व्यापारी और कारखानेदार थे; जो 
यह समझने की तमीज़ रखते थे कि सोवियतों का मुक़ाबला उनके अपने 
हथियार - भार्थिक संगठन-से ही किया जा सकता है। इस दल के 
प्रतिनिधि : लिभ्नानोजोव , कोनोवालोव । 


२१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


` ३. जन-समाजवादी श्रथवा त्रुदोबिक दल (श्रम दल )। संख्या की 
दृष्टि से यह एक छोटी पार्टी थी, जिसके सदस्य फूंक फूंक कर क़दम रखने 
वाले” बुद्धिजीवी , सहकारी समितियों के नेता और रूढिवादी किसान थे। 
ये लोग समाजवादी होने का दम भरते थे, परन्तु वास्तव में वे निम्न- 
पूंजीवादी वर्ग-क्लर्कों, दूकानदारों वगैरह-के हितों की हिमायत करते 
थे। वे प्रत्यक्ष “ वंशानुक्रम ” से चौथी राजकीय दूमा के त्रुदोविक दल की, 
जिसके अधिकांश . सदस्य किसानों के प्रतिनिधि थे, समझौतापरस्त परम्परा 
के उत्तराधिकारी थे। जव मार्च १६१७ की क्रान्ति भड़की , केरेन्सकी' राजकीय 
दूमा में त्रुदोविक दल के नेता थे। जन-समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीयतावादी 
पार्टी थी। इस पुस्तक में उल्लिखित उनके प्रतिनिधि हैं: पेशेखोनोव , 
चाइकोव्स्की । 

४. रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टो। शुरू में मार्क्सीय 
` समाजवादी | १९०३ में होने वाली पार्टी कांग्रेस में पार्टी में कार्यनीति. के 
प्रश्‍न को लेकर फूट पड़ गयी और वह दो गुटों में वंट गयी - बहुमत 
( वोल्शिन्स्त्वो ) और अल्पमत ( मेन्शिन्स्त्वो ), जिसके कारण उनका नाम 
` वोल्शेविक ” और “ मेन्शेविक ” -अर्थात्‌ “बहुमत के सदस्य” और 
“ श्रल्पमत के सदस्य ”-पड़ा। इन दोनों पक्षों ने दो ग्रलग अलग पार्टियों 
का रूप धारण किया - दोनो भ्रपने को “रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर 
पार्टी ” कहते रहे और दोनों माक्सीय होने का दावा करते रहे। वास्तव 
में १६०५ की क्रान्ति के समय से वोल्शेविक ्ल्पमत में थे, लेकिन सितम्बर 
१९१७ में उनका फिर से बहुमत स्थापित हुआ। 

(क) सेन्शेविक। इस पार्टी में सभी रंगों के समाजवादी शामिल थे, 
जिनका विश्वास था कि समाज स्वाभाविक क्रमिक विकास द्वारा ही 
समाजवाद की ओर वढ सकता है, और मजदूर वर्ग को सबसे पहले 
राजनीतिक सत्ता पर भ्रधिकार करना होगा। यह पार्टी राष्ट्रीयतावादी पार्टी 
भी थी। यह समाजवादी बुद्धिजीवियों की पार्टी थी, जिसका अर्थ है: शिक्षा 
के सभी साधन मिल्की वर्गों के हाथ में होने के कारण बुद्धिजीवियों की 
सहज प्रवृत्ति यही होती थी कि वे श्रपने प्रशिक्षण से प्रभावित हों और 


मिल्को वर्गों का ही पक्ष ग्रहण करें। इस पुस्तक में. उल्लिखित उनके 
प्रतिनिधि हूँ: दान, लीबेर , त्सेरेतेली । 


२२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SN 11134 PSF PRY PO 


h 
: 
s 
4 
} 
| 
1 


*(ख ) मेन्शेविक-अरन्तरष्ट्रोयतावादी । मेन्शेविक पार्टी का गरम पक्ष, 
श्रन्तर्राष्ट्रीयतावादी तथा मिल्की वर्गों के साथ किसी भी प्रकार के संश्रय 
के विरोधी। फिर भी वे अनुदार मेन्शेविको के साथ पना नाता तोड़ने 
के लिए राजी न थे। उन्होंने मजदूर वर्ग के ग्रधिनायकत्व का विरोध किया , 
जिसका वोल्शेविक समर्थन करते थे। त्रोत्स्की वहुत दिनों तक इस दल के 
सदस्य बने रहे। उसके नेताओं में उल्लेखनीय हैं मार्तोव, मर्तीनोव । 

(ग) बोल्शेविक। अब ये “नरम” अथवा “ संसदीय ” समाज- 
वाद की उस परम्परा से अपने पूर्ण विच्छेद को महत्त्व देने के उद्देश्य से 
अपने को कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, जो सभी देशों के मेन्शेविकों और 
तथाकथित “ वहुसंख्यक समाजवादियों ” पर छायी हुई है। बोल्शेविको का 
प्रस्ताव था कि सर्वहारा फ़ौरन विद्रोह करे और शासन-सूत्र ग्रपने हाथ में 
ले ले, ताकि उद्योग, "भूमि , प्राकृतिक साधन तथा वित्तीय संस्थाश्रों पर 
बलपूर्वक अधिकार करके समाजवाद को जल्दी लाया जा सके। यह पार्टी 
मुख्यतः श्रौद्योगिक मजदूरों की, लेकिन साथ ही ग्रीव किसानों के एक 
बड़े भाग की भी इच्छाम्रों को व्यक्त करती है। “ बोल्शेविक ” शब्द 
“ प्राकाष्ठावादी ” का पर्याय नहीं है। पराकाष्ठावादी श्रलग एक दल थे 
( देखिये अनुच्छेद ५ ख ) । 

( घ) संयुक्त सामाजिक-जनवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावादी , जिन्हें उनके 
अत्यन्त प्रभावशाली मुखपत्र “नोवाया जीज्न ' ( नया जीवन ) के नाम पर 
नोवाया जीज्ष्न दल भी कहते थे। यह बुद्धिजीवियों का एक छोटा सा दल 
था। उसके नेता मविसम गोर्की के निजी भनुयायिश्रों को छोड़ दें, तो 
मजदूर वर्ग के अन्दर उसके वस मुट्ठी भर समर्थक ही थे। ये लोग 
बुद्धिजीवी थे, जिनका कार्यक्रम लगभग वही था, जो मेन्शेविक- 
अन्तरराष्ट्रीयतावादियों का था। फक सिर्फ़ यह था कि नोवाया जीज्न दल 
ने दो बड़े गुटों में से किसी का भी पल्ला पकड़ने से इनकार किया । 
वोल्शेविक कार्यनीति का विरोध करते हुए भी दल के प्रतिनिधि सोवियत 
सरकार में बने रहे। इस पुस्तक में उल्लिखित अन्य प्रतिनिधि: ग्रावीलोव , 
क्रामारोव। 

(ङ) येदीन्स्त्वो (एकता) । एक बहुत छोटा सा , समाप्तप्राय दल , जिसके 
लगभग सारे सदस्य पिछली शताब्दी के नौवें दशक में रूसी सामाजिक- 


२३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जनवादी आन्दोलन के मार्गदर्शक और उसके सबसे वड़े सिद्धान्तकार 
प्लेखानोव के अपने अनुयायी थे। प्लेखानोव श्रव बूढ़े हो चुके थे और 
घोर राष्ट्रवादी थे, यहां तक कि वह मेन्शेविकों तक के लिए बहुत श्रधिक 
अनुदार थे। बोल्शेविकों द्वारा सरकार का तख्ता उलट दिये जाने के वाद 
येदीन्स्त्वो का लोप हो गया। 

५. समाजवादी-क्रान्तिकारियों की पार्टी, जिन्हें उनकी पार्टी 
प्रथमाक्षरों के ग्राधार पर एसेर कहते थे। शुरू शुरू में किसानों की 
क्रान्तिकारी पार्टी, “ जुझारू संगठनों” को - श्रातंकवादियों को - पार्टी। 
मार्च क्रान्ति के पश्चात्‌ उसमें ऐसे कितने ही लोग शामिल हो गये, जो 
कभी समाजवादी नहीं थे। उस समय यह पार्टी केवल भूमि के निजी 
स्वामित्व के उन्मूलन के पक्ष में थी और वह भी मालिकों को किसी न 
किसी शक्ल में मुआवजा देकर ही। श्रन्ततोगत्वा किसानों की उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई क्रान्तिकारी भावना से मजबूर होकर एसेरों ने अपने कार्यक्रम 
से “मुआवज़े ” को धारा को निकाल दिया, और उसी के फलस्वरूप 
१६१७ की शरद ऋतु में पार्टी के अधिक तरुण तथा ओजस्वी बुद्धिजीवियों 
ने मुख्य पार्टी से ञ्लग हो कर एक नयी पार्टी, वामपंथी समाजवादी- 
क्रान्तिकारी पार्टी की स्थापना की। एसेरों ने, जिन्हें वाद में हमेशा गरम 
दली लोग “ दक्षिणपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारी ” कहा करते थे, मेन्शेविकों 
के राजनीतिक दृष्टिकोण को ग्रहण किया और उनके साथ मिल कर काम 
किया । भ्रन्ततः वे भ्रपेक्षाकत धनी किसानों, बुद्धिजीवियों और दूर-दराज़ 
के देहाती इलाक़ों की राजनीतिक रूप से ग्रशिक्षित आबादियों का 
प्रतिनिधित्व करने लगे। फिर -भी उनके बीच मेन्शेविकों की श्रपेक्षा 
राजनीतिक तथा आर्थिक विचारों का भ्रधिंक अन्तर दिखाई देता था। इन 
पृष्ठों में उनके जिन नेताओों का जिक्र झाया है, वे हैं: श्रव्क्सेन्त्येव , गोत्स , 
केरेन्स्की , चेर्नोव , “.वाबुश्का ” * ब्रेशकोच्स्काया । 

(क) वासपंथो समाजवादी-क्रान्तिकारी। सिद्धान्ततः मजदूर वर्ग 
के भ्रधिनायकत्व के कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए भी वे शुरू शुरू में 
बोल्शेविकों की कड़ी कार्यनीति का अनुसरण करने के लिए भ्रनिच्छुक थे। 


* दादी | - सं ० 


२४ 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४७७-93 2 «: 


फिर भी वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारी सोविग्रत सरकार में बने रहे, 
बोल्शेविकों के साथ उन्होंने मन्त्ति-पदों, विशेष रूप से कृषि-मन्त्रित्व को 
संभाला । वे मन्त्रिमण्डल से कई बार निकले, लेकिन फिर हमेशा लौट 
आये । किसान श्रधिकाधिक संख्या में ( दक्षिणपंथी) एसेरों की पांतों से 
निकल कर वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी में शामिल होते, और 
इस प्रकार यह पार्टी एक विशाल किसान पार्टी वन गयी, जो सोवियत 
सत्ता का समर्थन करती थी और इस पक्ष में थी कि बड़ी बड़ी जमींदारियां 
विला मुश्रावज्ञा जब्त कर ली जायें और फिर किसान खद इस बात का 
फैसला करें कि इन ज़मोंदारियों का कया किया जाये। उनके नेताग्रों में 
उल्लेखनीय : स्पिरिदोनोवा , करेलिन, कम्कोव , कोलेगायेव। 

(ख ) पराकाष्ठावादी। १६०५ की क्रान्ति में समाजवादी-क्रान्ति- 
कारी पार्टी से ग्रलग हो जानेवाली एक शाखा, जिसने उस समय एक 
शक्तिशाली किसान श्रान्दोलन का प्रतिनिधित्व किया श्रौर मांग की कि 
अधिकतम समाजवादी कार्यक्रम अविलम्व लागू किया जाये। अब किसान 


अराजकतावादियों का एक नगण्य दल। 


संसदीय पद्धति 


रूस में सभायें और सम्मेलन उतने हमारे नहीं, जितने यूरोपीय नमूने 
पर संगठित किये जाते हैं। ग्राम तौर से पहला काम अधिकारियों और 
सभापतिमण्डल का निर्वाचन होता है। व 

सभापतिमण्डल सभापतित्व करनेवाली वह समिति है, जसमें सभा 
में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले सभी दलों भौर राजनीतिक गुटों के उनकी 
संख्यानुसार प्रतिनिधि होते हैं। सभापतिमण्डल कार्यवाही का क्रम निर्धारित 
करता है, ौर मण्डल के सदस्य प्रध्यक्ष के निर्देश पर, बारी बारी से 
सभापति का गासन ग्रहण कर सकते हैं। 

प्रत्येक प्रश्‍न ( बोप्रोस ) का पहले सामान्य निरूपण किया जाता है 
और फिर उस पर बहस होती है। बहस के अन्त में भिन्त-भिन्त दल अपने 
प्रस्ताव पेश करते हैं, और हर प्रस्ताव पर अलग से मतदान लिया जाता 
है। कार्यवाही का क्रम शुरू के ही आधे घंटे में छिन्त-भिन्न हो सकता है 


८८७: Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२५००१७०0 


आर अकसर होता भी है। “ ग्रापात-स्थिति की दलील देकर, जिसे भीड 
प्राय: सदा ही मंजूर कर लेती है, सभा में कोई भी व्यक्ति उठकर किसी 
भी विषय पर कुछ भी कह सकता है। भीड़ सभा पर पूरी तरह हावी होती 
है, और अध्यक्ष का वस्तुतः वस यही काम होता है कि वह एक छोटी 
सी घंटी वजा कर व्यवस्था रखे और वक्ताश्रों को बोलने को स्वीकृति दे। 
सभा का प्रायः सारा वास्तविक कार्य विभिन्न दलों और राजनीतिक गुटों 
की अन्तरंग बैठकों में होता है। ये दल और गुट, जिनका प्रतिनिधित्व उनके 
नेता करते हैं, प्रायः सदा ही एकमत हो कर मतदान करते हैं। इसका 
नतीजा यह होता है कि जब भी कोई नयी, महत्त्वपूर्ण बात सामने श्राती 
है या वोट लेना होता हे, सभा स्थगित कर दी जाती है, ताकि विभिन्न 
दल और राजनीतिक गुट अपनी अन्तरंग बैठकें कर सकें। 

सभा में उपस्थित भीड़ बेहद शोरगुल करती है, वक्ताग्नों की तारीफ़ 
में तालियां वजाती है या फिर सवालों की झडी लगा कर उनके लिए 


बोलना मुश्किल कर देती है। सभापतिमण्डल की सारी योजनायें एक ओर - 


धरी रह जाती हैं। बीच बीच में प्रथानुसार ये श्रावाज्ें लगाई जाती हैं: 
“ प्रोसिम ! कृपया , ग्रागे कहिये ! ” , “ प्राविल्नो ! या “एतो वेर्नो ! सच 
है! ठीक है!” , “ दोवोल्नो! बस करो !”, “ दोलोई!' मुर्दाबाद!" , 
“ पोजञोर! शर्म!” झौर “तीशे! चुप रहो! इतना शोर न करो!” 


जन-सगठन 


१. सोवियत । सोवियत शब्द का ग्रथ है परिषद्‌ । जार के तहत 
राजकीय परिषद्‌ को गोसुदास्त्वेन्नो सोवियत कहते थे । परन्तु क्रान्ति के 
समय से ` सोवियत” शब्द से एक विशेष प्रकार के संसद का बोध होने 
लगा , जो मजदूर वर्ग के उत्पादन-सम्वन्धी संगठनो के सदस्यों हारा चुना 
जाता है- भ्रर्थात्‌ मजदूरों या सैनिकों या किसानों के प्रतिनिधियों की सो- 
वियत । इसलिए मैने इस शब्द का उपयोग इन्हीं निकायों तक सीमित रखा 


है हरः उनके अतिरिक्त श्रार कहीं यह शब्द आया है, तो मैने उसके 
लिए “ परिषद्‌ र शब्द का इस्तेमाल किया है। 


२६ 


ङे ) 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


22070, 5२३0: RP, GH 


रूस के हर गांव, क़्स्वे ग्रौर शहर में चुनी जाने वाली स्थानाय 
सोवियतों के-और बड़े बड़े शहरों में वार्ड ( रइश्रोन्नी ) सोवियतों के भी - 
अतिरिक्त श्रोब्लास्त्नोई या गुबेनंस्की ( हलके या प्रान्त की ) सोवियतों का 
गौर राजधानी में श्रखिल रूसी सोवियतों की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 
का भी अस्तित्व है, जिसे उसके प्रथमाक्षरों के आधार पर त्से-ई-काह कहते 
हैं (देखिये, निम्नलिखित अनुच्छेद “केन्द्रीय समितियां ) । 

मार्च क्रान्ति के थोड़े दिनों ही बाद प्रायः सभी जगह मज़दूरों के और 
सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोबियतें एक में मिल गयीं। फिर भी विशेष 
मामलों में, जिनका उनके अपने विशेष हितों से सम्बन्ध होता था, मजदूरों 
आर सैनिकों की शाखाग्रों की अलग सभायें होती रहीं। किसानों के 
प्रतिनिधियों की सोबियतें शेष दोनों सोवितों के साथ तभी मिलीं, जब 
बोल्शेविकों ने सरकार का तख्ता उलट दिया। उनकी सोबियतों का भी गठन 
उसी प्रकार हुआ था, जिस प्रकार मजदूरों और सैनिकों की सोवियतों का 
और उसी प्रकार किसानों की अखिल रूसी सोवियतों की कार्यकारिणी 
समिति भी राजधानी में स्थापित की गयी थी। 

२. द्रेड-यूनियनें। यद्यपि रूसी ट्रेड-यूनियनों का रूप अधिकांशतः 
श्रौद्योगिक था, उन्हें फिर भी ट्रेड-यूनियन ही कहा जाता था । बोल्शेविक 
क्रान्ति के समय इन ट्रेड-यूनियनों की सदस्य संख्या तीस-चालीस लाख रही 
होगी । ये ट्रेड-यूनियनें एक अखिल रूसी निकाय के रूप में भी संगठित थीं - 
अमरीकी फेडरेशन झाफ़ लेबर का एक प्रकार का रूसी संस्करण, जिसकी 
अपनी , राजधानी में स्थापित, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति थी। a 

३. कारखाना समितियां। ये स्वतःस्फूर्त संस्थायें थीं, जिन्हें मजदुरों 
ने उद्योग पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने की कोशिश के दौरान 
कारखानों के अन्दर क्रान्ति के बाद की उस परिस्थिति का फ़ायदा उठा 
कर स्थापित किया , जिसमें प्रशासत-व्यवस्था ठप हो गयी थी। ह समितियों 
का काम यह था कि क्रान्तिकारी संघर्ष के ज़रिए कारखानों पर कब्जा 
कर लें और उन्हें चलायें। कारखाना समितियों का भी अपना डित 
रूसी संगठन था, जिसकी केन्द्रीय समिति ेत्नोग्राद में स्थापित थी। 


यह समिति ट्रेड-यूनियनों के साथ सहयोग करती थी। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
- -ॐ क 


> 


४. दूमायें । दमा शब्द का मोटे तौर पर ग्रथ है “ विचारक निकाय ' । 
पुरानी शाही दूमा, जो क्रान्तिं के वाद एक जनवादी खूप ग्रहण कर छः 
महीनों तक चलती रही, सितम्बर १९१७ में स्वभावतः काल का ग्रास 
वनी। इस पुस्तक में जिस नगर दूमा का उल्लेख है, वह पुनःसंगठित 
म्युनिसिपल परिषद्‌ थी, जिसे श्रकसर “ म्युनिसिपल स्वशासन निकाय ” 
कहते थे। वह प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित हुई थी, और 
अगर वह बोल्शेविक क्रान्ति के दौरान जन-समुदायों को क्रावू में नहीं रख 


सकी , तो उसका एकमात्र कारण यह था कि श्रार्थिक सूत से बंधे समूहों 


पर आधारित संगठनों की बढ़ती हुई शक्ति के सामने विशुद्ध राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व के प्रभाव में सामान्यतः गिरावट झा गयी थी। 

५. ज़ेम्सत्वो। इन्हें मोटे तौर पर “ ज़िला-परिषद्‌ ” कहा जा सकता 
है। जारशाही के तहत भूस्वामी वों के बुद्धिजीवी उदारतावादियों द्वारा 
विकसित और ग्रधिकांशतः उन्हीं के द्वारा नियन्त्रित श्रद्ध-राजनीतिक , ग्रद्धं- 
सामाजिक निकाय, जिनके हाथ में अत्यन्त न्यून शासन-सत्ता थी। किसानों 
के वीच शिक्षा और सामाजिक सेवा का काम ही उनका सबसे महत्त्वपूर्ण 
काम था। लड़ाई के दौरान ज्ञेम्सत्बोग्रों ने धीरे धीरे रूसी सेना के लिए 
खाने-कपड़े का पूरा इन्तज्ञाम अपने हाथ में ले लिया, और इसके अलावा 
वे विदेशों से माल की ख़रीद भी करने लगे और मोर्चे पर सिपाहियों के 
बीच वहुत कुछ उस क्रिस्म का काम करने लगे, जैसा अमरीकी ईसाई 
युवक संघ करता था। मार्च क्रान्ति के बाद ज्ञेम्सत्वोञ्रों को जनवादी रूप 
दिया गया, ताकि वे देहाती इलाकों में स्थानीय शासन के अंग बनाये 
जा सके। परन्तु नगर डूमाश्रों की ही तरह . वे सोवियतों के सामने 
नहीं ठहर सके। 

६. सहकारी समितियां। ये मजदूरों श्रौर किसानों की उपभोक्ता 
सहकारी समितियां थीं, जिनके रूस में क्रान्ति से पहले कई लाख सदस्य ये । 
क्रान्तिकारी समाजवादी दलों ने उदारपंथियों श्रौर “नरम” समाजवादियों 
द्वारा संस्थापित सहकारिता-आन्दोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वह 
उत्पादन तथा वितरण के साधनों को मजदूरों के हाथों में पूर्णतः अन्तरित 
करने का एक भ्रनुकल्प मात्र था । मार्च क्रान्ति के पश्चात्‌ सहकारी समितियों 
का बड़ी तेज़ी से प्रसार हुआ , उन पर जन-समाजवादी , मेन्शेविक और 


२८ 


__ ¥ CCO. ५» i Collection. Digitized by eGangotri 
>, अअ "१2८४६८ डी > 


dS कव 


समाजवादी-क्रान्तिकारी हावी हो गये, और बोल्शेविक क्रान्ति के सम्पन्न 
होने तक उन्होंने एक भ्रनुदार राजनीतिक शक्ति की भूमिका ग्रदा की। 
फिर भी जव .वाणिज्य तथा परिवहन का पुराना ढांचा चरमरा कर टूट गया, 
सहकारी समितियों ने ही रूस का पेट भरा। 

७. सँनिक समितियां। मोर्चो पर सैनिकों ने पुरानी ग्रमलदारी के 
अफ़सरों के प्रतिक्रियावादी प्रभाव का मुक़ावला करने के लिए सेनिक 
समितियों को स्थापित किया था। हर कम्पनी, रेजीम्रेन्ट , ब्रिगेड, डिवीज़न 
झौर कोर की ग्रपनी समिति, और उन तमाम समितियों के ऊपर सेना 
की सैनिक समिति निर्वाचित थी। ( पेत्रोग्राद स्थित) केन्द्रीय सेनिक 
समिति सेना के जनरल स्टाफ़ के साथ सहयोग करती थी। क्रान्ति के 
फलस्वरूप सेना की प्रशासन-व्यवस्था के टूट जाने से सेनिक समितियों के 
कन्धों पर क्वार्टरमास्टर विभाग का श्रधिकांश काम ग्रा पड़ा, और कहीं 
कहीं तो सैनिक कमान की जिम्मेदारी ,भी उन्हीं के ऊपर झा पड़ी। 

८. नौसंनिक समितियां। नौसेना में सेनिक समितियों के अनुरूप 
संगठन । 


केन्द्रीय समितियां 


१६१७ के वसन्त और गर्मियों में पेत्नोग्राद में तरह तरह के संगठनों 
के अखिल रूसी सम्मेलन आ्रायोजित किये गये। मजदूरों, सैनिकों और 
किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों , ट्रेड-यूनियनों , कारखाना समितियों, . 
सैनिक तथा नौसँनिक समितियों (सैनिक और नौसैनिक सेवाओं की प्रत्येक 
शाखा के अतिरिक्त ) , सहकारी समितियों , जातियों इत्यादि की राष्ट्रीय 
कांग्रेसें हुई। ऐसे हर सम्मेलन ने शासन-केन्द्र में अपने विशेष हितों की 
हिफ़ाज़त के लिए केन्द्रीय समिति या केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्वाचित 
की । अस्थायी सरकार जैसे जैसे कमशोर होती गयीं, इत केन्द्रीय समितियों 
को वाध्य होकर अधिकाधिक प्रशासकीय भ्रधिकार अपने हाथ में लेने पुडे |] 

इस पुस्तक में उल्लिखित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय समितियां ये हैं: 

यूनियनों की यूनियन। १९०५ की क्रान्ति के दौरान प्रोफ़ेसर मिल्युकोव 
तथा दूसरे उदारपंथियों ने डाक्टरों, वकीलों आदि उदार पेशों के लोगों 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


{ 
f 
| 
TS र 


. 


की यूनियनें स्थापित कीं, जिन्हें एक केन्द्रीय संगठन, यूनियनों की यूनियन 
के तहत एकजुट किया गया। १६०५ में इस संगठन ने ऋरान्तिकारी जनवाद 
का साथ दिया, लेकिन १६१७ में उसने बोल्शेविक विद्रोह का विरोध 
किया और सोवियत सत्ता के ख़िलाफ़ हड़ताल करने वाले सरकारी 
कर्मचारियों को एकजुट किया। ; 

त्से-ई-काह । मज़दूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियेतों की 
अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, जिसे इस नाम के प्रथमाक्षरों 
के आधार पर त्से-ई-काह कहा जाता था। 

त्सेन्त्रोफ्लोत।  नौसेना-केन्द्र ” - केन्द्रीय नोसैनिक समिति। 

बिक्जेल। रेल मजदूर. यूनियन की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी 
समिति, जिसे उसके नाम के प्रथमाक्षरों को लेकर विक्‍्जेल कहा गया। 


अन्य संगठन 


लाल गार्ड। रूसी कारखानों के हथियारवंद मज़दूर। सबसे पहले 
१६०५ की क्रान्ति में लाल गार्ड टुकड़ियों की स्थापना की गयी और मार्च 
१६१७ में , जब नगर में शान्ति और व्यवस्था क़ायम रखने के लिए सैनिक 
शक्ति को आवश्यकता पड़ी, वे दोबारा उठ खड़ी हुईं। उस समय ये ज्ञाल 
गाडं हथियारबंद थे और उन्हें निहत्था करने की अ्रस्थायी सरकार की तमाम 
कोशिशें बेकार गयीं। क्रान्ति के दौरान जब भी कोई बड़ा संकट उत्पन्न 
हुआ , ये लाल गाडं सड़कों पर निकले-वे प्रशिक्षित न थे, न ही उनमें 
अनुशासन था, परन्तु उनके अन्दर क्रान्तिकारी उत्साह भरा हय्ना था। 

सफ़ेद गाड। पूंजीवादी स्वयंसेवक, जो क्रान्ति की आखिरी मंज़िलों 
में निजी स्वामित्व को बोल्शेविकों द्वारा उन्मलित होने से बचाने के लिए 
सामने झाये। उनमें से बहुतेरे यूनिवर्सिटी के छात्र थे। 

तेकोन्त्सी । सेना की तथाकथित “वर्वर डिवीजन ” , जो मध्य एशिया 
के मुसलमान कवायलियों को लेकर वनायी गयी थी और व्यक्तिगत, रूप 
से जनरल कोर्नीलोव के प्रति निष्ठा श्रौर भवित रखती थी। तेकीन्त्सी 
अपनी भ्रन्ध श्राज्ञानुवर्तिता के लिए और यद्ध में अपनी पाशविक करता के 


लिए विख्यात थे। 


३० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


A PAR LE Sa ग 


ES SEEING 


“ शहीदी टुकड़ियां” या “ हिरावल टुकड़ियां ”। श्रौरतों की बटालियन 
सारी दुनिया में शहीदी टुकड़ी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 
मर्दों की भी कितनी ही शहीदी टुकड़ियां थीं। १६१७ की गर्मियों में केरेन्स्की 
ने “ वीरत्वपूर्ण ” उदाहरण द्वारा सेना का अनुशासन और जुझारू उत्साह 
प्रवल करने के लिए इन टुकड़ियों की स्थापना की थी। शहोदी दुकड़ियों 
के सिपाही मुख्यतः उग्र राष्ट्रवादी युवक, अ्रधिकांशतः सम्पत्तिसम्पन्न वर्गों 
की संतान होते थे। 

अफ़सरों को यूनियन। सेना के प्रतिक्रियावादी ्रफ़सरों का एक 
संगठन , जिसे सैनिक समितियों की बढ़ती हुई शक्ति का. राजनीतिक दृष्टि 
से मुक़ावला करने के लिए स्थापित किया गया था। 

सेंट जार्जी शूरवीर। सेंट जाजं का पदक* रणक्षेत्र में जौहर दिखलाने 
के लिए दिया जाता था। इस पदक का पाने वाला अपने आप सेंट जारजो 
शूरवीरों के इस संगठन का सदस्य हो जाता था, जिसमें सैन्यवाद के 
समर्थकों का ही बोलबाला था। 

किसान संघ। १६०५ में किसान संघ किसानों का एक क्रान्तिकारी 
संगठन था, परन्तु १६१७ में वह भ्रधिक समृद्ध किसानों की राजनीतिक 
अभिव्यक्ति वन गया, ताकि किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की 
बढ़ती हुई शक्ति और क्रान्तिकारी उद्देश्यों के ख़िलाफ़ संघर्ष किया जा 
सके । 


काल-क्रम तथा वर्णविन्यास 


मैने इस पुस्तक में सर्वत्र पुराने रूसी पंचांग की जगह, जो तेरह 
दिन पीछे है, अपने पंचांग का इस्तेमाल किया है। 

रूसी नामों तथा शब्दों का जो हिज्जे मैने दिया है, उसमें मैंने 
लिप्यन्तरण के किन्हीं वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण करने की कोशिश नहीं 


* सेंट जार्ज का पदक १७६६ में स्थापित किया गया था। वह 
जनरलों और अफ़सरों को जौहर दिखलाने और अच्छी लंबी सेवा के लिए 
दिया जाता था।-सं० 


३१. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


की है, मैने वही हिज्जे देने की कोशिश की है, जिससे अंगरेज़ी बोलने 
वाला पाठक उनके उच्चारण के सरलतम तथा निकटतम रूप को उपलब्ध 
कर सके। 


पुस्तक की सामग्री 


इस पुस्तक की वहुत सी सामग्री मेरे अपने नोटों से ली गयी है। 
लेकिन इसके साथ ही मैंने कई सौ छांटे हुए रूसी अख़वारों की एक पंचमेल 
फाइल का भी सहारा लिया है, जिससे वर्णित काल के प्राय: प्रत्येक दिन 
का हवाला मिलता है। इनमें (पेत्नोग्राद से प्रकाशित ) अंग्रेज़ी अख़बार 
«Russian Daily News (रूसी दैनिक समाचार ) तथा दो फ्रांसीसी 
अख़्बार- «९]0॥॥| ५९ !]रेप७ाळ (रूस की पत्रिका) तथा 
५21९18» ( एन्टेन्ट )-की फाइलें उल्लेखनीय हैं। लेकिन इन सबसे 
कहीं. ग्रधिक मूल्यवान थी «80101॥ 06 [त्र 11९550 ( प्रेस बुलेटिन ), 
जिसे पेत्नोग्राद में फ्रांसीसी सूचना व्यूरो रोज़ाना शाया करता रहा हैं और 
जिसमें रूसी अ्रख़बारों में प्रकाशित सभी महत्त्वपूर्ण घटनाग्रों , भाषणों तथा 
टिप्पणियों की रिपोर्ट दी जाती रही हैं। मेरे पास इस बुलेटिन की १६१७ 
के बसन्त से १९१८ की जनवरी के अन्त तक लगभग पूरी फाइल मौजूद 
ह्‌ा 

उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त मध्य सितम्बर १६१७ से लेकर 
जनवरी १६१८ के अन्त तक पेत्नोग्राद की दीवारों पर चिपकाई जाने 
वाली लगभग हर घोषणा, श्राज्ञप्ति तथा विज्ञप्ति मेरे पास मौजूद है। 
साथ ही सभी सरकारी ग्ादेशों भ्रौर श्राज्ञप्तियों के आधिकारिक प्रकाशन 
तथा बोल्शेविको द्वारा सत्तारूढ़ होने के समय परराष्ट्र मन्त्रालय में पायी 


जाने वाली गुप्त सन्धियों तथा दूसरे दस्तावेजों के ्राधिकारिक सरकारी 
प्रकाशन भी मेरे पास मौजूद हैं। 


८७७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ब्ला० इ० लेनिन , १९१७ 2 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पहला ग्रध्याय 
' पृष्ठभूमि 


सितम्बर १९१७ के प्रायः अन्त में रूस आये हुए समाजशास्त्र के एक 
विदेशी प्रोफ़ेसर पे्रोग्रादै में मुझसे मिलने आये। व्यवसायियों तथा 
बुद्धिजीवियों ने उन्हें बताया था कि क्रांति की रफ्तार धीमी पड़ रही है। 
प्रोफ़ेसर ने इसके वारे में एक लेख लिखा और फिर देश का दौरा किया। 
वह शरौद्योगिक नगरों में गये और किसान-समुदायों के बीच भी - उन्हें यह देखकर 
ताज्जुब हुआ कि वहां क्रांति की रफ्तार तेज़ होती मालूम हो रही थी। 
मेहनत-मजूरी और खेती-बनिहारी करने वालों के बीच अक्सर इस क्रिस्म 
की बातें सुनी जा सकती थीं: “ज़मीन जोतने वालों की, कारखाने मजदूरों 
के !” अगर प्रोफ़ेसर साहब मोर्चे पर तशरीफ़ ले गये होते, तो उन्होंने देखा 
होता कि पूरी सेना के लबों पर एक ही वात है- शान्ति... 
प्रोफ़ेसर को बड़ी उलझन हुई, लेकिन दर असल उलझन की ज़रूरत 
नहीं थी; दोनों ही बातें सही थीं। अगर मिल्की वर्ग अधिक अनुदार होते 
जा रहे थे, तो जन-समुदाय अधिक उग्र | 
सामान्यत: व्यवसायियों तथा बुद्धिजीवियों में यह भावना व्याप्त थी 
कि क्रान्ति बहुत काफ़ी दूर तक जा चुकी है, वहुत देर तक चल चुकी 
है और अव ठहराव आता चाहिए। केरेन्स्की की अस्थायी सरकार का 
३५ 


3° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by बाग 


समर्थन करने वाले मुख्य “नरम” समाजवादी दलों - श्रोबोरोन्त्सी !* 
मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों की. भावना भी यही थी। 


१४ अक्तूबर को “नरम” समाजवादियों के आधिकारिक मुखपत्र **' 
ने लिखा: 


क्रांति के नाटक के दो अंक हुँ-पुरानी व्यवस्था का विध्वंस तथा 
नयी व्यवस्था की रचना। पहला अंक काफ़ी देर तक चल चुका है और 
अब दकत श्रा गया है कि दूसरा अंक खेला जाये और जितनी तेज़ी से हो 
सके खेला जाये। जैसा एक महान्‌ क्रांतिकारी ने कहा है, “ मित्रो , आइये , 
हम शीघ्रता करें और क्रांति को समाप्त करें। जो भी उसे बहुत देर तक 
चलायेगा , वह उसके फलों को नहीं बटोर पायेगा...” 


परन्तु मजदूर , सैनिक तथा किसान जन-समुदायों के मन से यह 
भावना जाती नहीं थी कि अभी “पहला अंक” पूरी तरह खेला नहीं 
गया है। मोर्चे पर सैनिक समितियों की उन झफ़सरों के साथ हमेशा टक्कर 
होती रहती थी, जो भ्रपने सैनिकों के साथ इन्सानों की तरह बर्ताव करने 
के आदी नहीं हो सके थे। मोर्चे के पीछे किसानों द्वारा निर्वाचित भूमि 
समितियों के सदस्यों को भूमि के सम्बन्ध में सरकारी विनियमों को कार्यान्वित 
करने की कोशिश करने के लिए जेलों में बन्द किया जा रहा था और 
कारखानों में मजदूर? काले चिट्टों और तालाबन्दी के खिलाफ़ संघर्ष कर 
रहे थे। इतना ही नहीं, विदेश से लौटने वाले राजनीतिक प्रवासियों को 
अवांछनीय ' नागरिक कह कर देश से बाहर रखने की कोशिश की 
जा रही थी। कुछ मामलों में तो विदेशों से अपने गांवों में लौटने वाले 


क र यह में दिये हा सूचना-ग्रंक पाठकों को जॉन रीड की टिप्पणियों की 
दे इंगित करते हैं। टिप्पणियों में लेखक ने प्रत्येक 
Sere गति DE त्येक ग्रध्याय के लिए अलग 


, ** यहां जॉन रीड ने "केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के समाचार! 
लर  इजवेस्तिया ) नाम के अख़बार का ज़िक्र किया है, जो उस समय 
न भ्रौर समाजवादी-क्रांतिकारियों हारा चलाया जा रहा था ।-सं० 


३६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Re PETER EE 
खळ. 


| 


आदमियों को, १९०५ में की जाने वाली उनकी क्रांतिकारी कारंवाइयो के 
लिए गिरफ्तार किया जा रहा था और उन पर मुक़हमा चलाया जा रहा 
था। 

जनता में जो तरह तरह का असन्‍्तोषे व्याप्त था, उसके समाधान 
के लिए “नरम ” समाजवादियों के पास बस एक ही नुस्खा था: संविधान 
सभा के लिए, जो दिसम्बर में बुलाई जाने वाली थी, इन्तज़ार कीजिये। 
परन्तु जन-साधारण इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। संविधान सभा बहुत 
अच्छी चीज थी ; परन्तु कुछ ऐसे निश्चित लक्ष्य थे, जिनके लिए रूसी क्रांति 

गई थी और जिनके लिए क्रांतिकारी शहीद मासं मैदान * की विरा- 
दराना क़त्र में अपनी हड्डियां गला रहे थे; ये लक्ष्य थे: शान्ति, भूमि तथा 
उद्योग पर मजदूरों का नियन्त्रण। और संविधान सभा चाहे होया न 
हो, इन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही होगा। संविधान सभा को टाला गया 
है, बार वार टाला गया है ग्रौर उसे शायद फिर टाला जायेगा तब तक, 
जव तक कि लोग पर्याप्त शान्त न हो जायें, उतने कि वे शायद अपनी 
मांगों में कमी करने को तैयार हो जायें ! जो .भी हो, क्रांति के झाठ महीने 
गुज़र चुके थे, लेकिन इतने दिनों में किया क्या गया, यह नजर नहीं 
आता था... 

इस बीच सैनिकों ने बस सीधे सीधे सेना से पलायन कर शान्ति के 
प्रश्‍न को हल करना शुरू किया। किसान ज़मींदारों की छावनियों में आग 
लगा देते और बड़ी बड़ी ज़मींदारियों पर क़ब्ज़ा कर लेते। मज़दूर तोड़- 
फोड़ करते और हड़ताल करते। कहने की ज़रूरत नहीं कि कारखानेदारों , 
जमींदारों और फ़ौजी झफ़सरों ने स्वभावतः किसी भी जनवादी समझौते के 
खिलाफ़ अपना सारा असर डाला 

अस्थायी सरकार की डांवांडोल नीति कभी प्रभावशून्य सुधारों की 
ओर झकती, तो कभी कठोर दमनकारी कारंवाइयों की ओर। समाजवादी 
श्रम-मंत्री ने एक फ़रमान जारी करके मजदुर समितियों को हुक्म दिया कि 


* सास मैदान - पेत्रोग्रादं ( आज लेमिनग्राद ) का एक चौक। जारणाही 
के विरुद्ध पूंजीवादी-जनवादी मार्च (फ़रवरी) क्रान्ति के शहीद ५ अप्रैल 
( २३ मार्च ) को उसी चौक में दफ़नाये गये थे।¬सं० 


३७ ब 


CCO. Vasishtha TripathiCollection. Digitized by eGangotri 


अव से वे काम के घंटों के वाद ही अपनी सभायें करें । मोर्चे पर सैनिकों 
के बीच विरोध-पक्षी राजनीतिक पार्टियों के आन्दोलनकर्त्ताश्रों को गिरफ्तार 
किया जाता, गरम विचारों के भ्रखवारों को बन्द किया जाता और क्रांति- 
कारी प्रचारकों को मृत्यु-दंड तक दिया जाता। लाल गाडों को निरस्त्र करने 
की कोशिशें की गईं। प्रान्तों में अमन व क़ानून की हिफ़ाज़त के लिए 
कज़्जाकों को भेजा गया... 

४ नरम” समाजवादियों ने और मन्त्रिमण्डल में उनके नेताओं ने, 
जो मिलकी वर्गों के साथ सहयोग करना ज़रूरी समझते थे, इन कारंवाइयों 
का समर्थन किया। लोगों ने बड़ी तेज़ी से. उनका साथ छोड़ कर बोल्शेविकों 
की तरफ़ रुख किया, जो इस हक़ में थे कि शान्ति क़ायम की जाये, 
किसानों को ज़मीन दी जाये, उद्योग पर मजदूरों का नियन्त्रण हो तथा 
मजदूर वर्ग की सरकार की स्थापना की जाये। सितम्बर १९१७ में 
परिस्थिति नाजुक हो गई। देश की अत्यन्त प्रबल भावना के विपरीत, 
केरेन्स्की और “ नरम” समाजवादी मिलकी वर्गों के साथ मिल कर एक 
संयुक्त सरकार की स्थापना करने में सफल हुए। इसका परिणाम यह 
हुआ कि मेन्शेविक ग्रौर समाजवादी-क्रांतिकारी जनता का विशवास सदा 
के लिए खो बैठे। 

_ आधा ग्रक्‍तूवर गुजरा होगा कि ' राबोची पूत ' ( मजदूरों का मार्ग ) 
में समाजवादी मन्त्री ' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ , जिस में “ नरम” 
समाजवादियों के ख़िलाफ़ जन-साधारण की भावना को व्यक्त किया गया थाः: 


उनकी सेवाओं की. फ़ेहरिस्त यह है- 


> त्सेरेतेली : जनरल पोलोव्त्सेव की सहायता से मजदूरों को निरस्त्र 
या, क्रांतिकारी सैनिकों पर अंकुश लगाया और सेना में मृत्यु-दंड के 
विधान का अनुमोदन किया। र 


स्कोबेलेव : शुरू में पूंजीपतियों के मुनाफ़ों पर सौ फ़ीसदी टैक्स 
लगाने का वादा किया और आख़िर में -ग्राख्िर में मज़दूरों की कारखाना 
समितियों को भंग करने की कोशिश की। | 


न शरव्ससेन्त्येव : भूमि समितियों के सदस्यों, सैकड़ों किसानों को जैलों 
मे दसा और मजदूरों तथा सैनिकों के दर्जनों अख़बारों को बन्द किया। 


३८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चेर्नोव : उस “शाही ” घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसके द्वारा 
फ़िनिश संसद को भंग करने का आदेश दिया गया था। 

साविन्कोव : जनरल कोर्नीलोव के साथ खुले तौर पर सांठ-गांठ की। 
अगर देश के यह उद्धारक (कोर्नीलोव) पेत्नोग्राद पर क़्व्ज़ा न कर सके, 
तो ऐसे कारणों से, जिनपर साविन्कोव का वस नहीं था। 

ज्ञारूदूनी : श्रलेक्सिन्स्की और केरेन्स्की की मंजूरी से क्रांति के कितने 
ही बेहतरीन सपूतों को, सिपाहियों और मल्लाहों को पकड़ कर जेलों में 
डाल दिया। 

निकीतिन : रेल मज़दूरों से एक बेहूदा पुलिसमैन की तरह पेश 
आया । 

केरेन्स्की : इन हज़रत के वारे में खामोश रहना ही बेहतर है। इनकी 
सेवाओं की सूची बेहद लम्बी है 


हेल्सिंगफ़ोस में होने वाली बाल्टिक बेड़े के प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस 
में एक प्रस्ताव पास किया गया, जो निम्नलिखित पंक्तियों से शुरू हुआ: 
हम मांग करते हैं कि नामधारी “समाजवादी ” राजनीतिक प्रवंचक 
केरेन्स्की को, जो पूंजीपति वर्ग के हित में बड़ी -वेशर्मी से राजनीतिक 
धौंसबाज़ी करके महान्‌ क्रांति को और उसके साथ क्रांतिकारी जन-समुदायों 
को बदनाम और तबाह कर रहा है, भ्रस्थायी सरकार की पांतों से फ़ौरन 


ही निकाला जाये... 


बोल्शेविकों का उत्कर्ष इन सब घटनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम था... 
मार्च १९१७ से, जब मज़दूरों और सिपाहियों की गरजती हुई लहरें 
तब्रीचेस्की प्रासाद से टकराई गौर उन्होंने निरुत्साही राजकीय दूमा को रूस 
में सर्वोच्च सत्ता अपने हाथ में ले लेने के लिए , मजबूर किया, 
क्रान्ति की दिशा और प्रक्रम में प्रत्येक परिवर्तन जन-साधारण के, मजदूरों , 
सिपाहियों और किसानों के जोर अर दबाव से ही घटित होता रहा है। 
उन्होंने मिल्युकोव मन्त्रिमण्डल को गिरा दिया; यह उन्हीं की सोवियत 


थी , जिसने दुनिया के सामने शान्ति के लिए रूस की शर्तों को घोषित किया 5 र 
इह 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ विना संयोजनों के, विना हरजानों के, सभी जातियों को आत्मनिर्णय 
के अधिकार के साथ शान्ति”; जुलाई में फिर असंगठित सर्वहारा - का 
स्वतःस्फूतं विद्रोह हुआ , जिन्होंने एक वार फिर तत्रीचेस्की प्रासाद पर 
चढ़ाई की और मांग की कि सोवियतें रूस का शासन-सूत्र अपने हाथ मेंलें। 

बोल्शेविकों ने, जो उस समय एक छोटा-मोटा राजनीतिक गुट * 
ही थे, इस आन्दोलन की अगुझई की। विद्रोह की भ्रनर्थपूणं श्रसफलता 
के फलस्वरूप जनमत उनके ख़िलाफ़ हो गया और बिना नेताओं के मजदूरों 
की भीड़ चुपचाप खिसककर अपनी विबोगे बस्ती में वापिस चली गयी, 
जिसका पेत्रोग्राद में वही स्थान है, जो सेंट भ्रंतुआन ** का पेरिस में है 
इसके वाद बोल्शेविकों की वहशियाना धर-पकड़ शुरू हुई । त्रोत्स्की ***, 
कामेनेव और श्रीमती कोल्लोन्ताई **** समेत सैकड़ों बोल्शेविकों को गिरफ्तार 


* मार्च १९१७ की पूंजीवादी क्रांति के तुरंत बाद, अभी अभी क़ानूनी 
हुई बोल्शेविक पार्टी की सदस्य-संख्या अपेक्षाकृत कम थी।-सं० 

** सेंट भ्रंतु्न - पेरिस का एक उपनगर । यह उपनगर अपनी मजदूर 
आवादी के उस जुझारूपन. के लिए मशहूर था, जो उसने १८ वीं सदी 
के अंत तथा १९ वीं सदी के क्रांतिकारी विद्रोहों में प्रदर्शित किया था । 
विवोर्गं वस्ती पेत्रोग्राद में मजदूरों की एक वस्ती थी।-सं० 

*** त्रोत्सकी ( ब्रोन्स्तीन ) , ल० द०, १८९७ से रूसी सामाजिकः 
जनवादी मज़दूर पार्टी के एक सदस्य, मेन्शेविक। १६१७ की गर्मियों में 
बह बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गये । परंतु उन्होंने बोल्शेविक नीति को 
स्वीकार नहीं किया, और लेनिनवाद तथा पार्टी की नीति के ख़िलाफ़ 
आ प्रत्यक्ष तथा प्रच्छन्न , दोनों प्रकार से संघर्ष चलाया। उनकी इत 
गि के लिए उन्हें १९२७ में पार्टी से निकाल दिया गया । - सं० 
त यकी पश्चात्‌ जन-कल्य़ाण के लिए जन- 
परान पल कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महिला-विभाग की 
की १-२२ में कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय महिला- 

मंत्री) १६२३ से एकू मशहूर कूटनीतिज्ञ |-सं० 

४० 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1४33 स. 


किया गया । लेनिन गौर जिनोव्येव * क़ानून की गिरफ्त से निकल कर फ़रार 
हो गये और छिप कर रहने लगे । बोल्शेविक अ्रख़बारों को वन्द कर दिया 
गया । उकसावेवाज़ और प्रतिक्रियावादी चिल्लाने लगे कि बोल्शेविक जमंनों 
के दलाल हैं, यहां तक कि सारी दुनिया में लोग इस वात में विश्वास करने 
लगें । 

लेकिन अस्थायी सरकार ने देखा कि वह इन आरोपों को प्रमाणित 
करने में ग्रसमर्थं है। जमंनों से मिलकर साजिश रचने के बारे में जो 
दस्तावेज़ें बतौर सबूत के पेश की गई **, उनके वारे में मालूम हुआ कि 
वे जाली दस्तावेजें थीं, श्रौर बोल्शेविकों पर वगैर मुकदमा चलाये उन्हें 
'एक एक करके विला जमानत के या वरायनाम जमानत पर रिहा किया 
गया । अन्त में केवल छः बोल्शेविक जेल में रह गये। गिरगिट की तरह 
रोज़ रंग बदलने वाली ्रस्थायी सरकार की नपुंसकता और डांवांडोल 


*ज़िनोव्येव ( रादोमौस्त्स्की ) , ग० ये०-बोल्शेविजम से अनेक 
अवसरों पर विचलित हुए और ग्रंततोगत्वा मार्क्स॑वाद-लेनिनवाद से अपना 
नाता ही तोड़ लिया। नवंबर १६१७ में उन्होंने और कामेनेव ने मेन्शेविक 
समाचारपत्र “ नोवाया जीज्न ' ( नव-जीवन ) में एक लेख प्रकाशित किया, 
जिसमें उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के वारे में केंद्रीय समिति के निर्णय के प्रति 
विरोध प्रगट किया और इस प्रकार बोल्शेविक योजना का भेद खोल दिया। 
यह एक ग्रहारी का काम था। बोल्शेविक पार्टी के सदस्यों के नाम अपने 
पत्र में लेनिन ने कहा कि यह काम हड़ताल-भेदकों का काम था और मांग 
की कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाये। नवंबर क्रांति की विजय 
के बाद जिनोव्येव ने मेन्शेविकों, समाजवादी-क्रांतिकारियों तथा “ जन- 
समाजवादियों ” के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त सरकार बनाने के 
विचार का समर्थन किया। १९२७ में जिनोव्येव को लगातार पार्टी-विरोधी 
गुटपरस्त कारंवाइयां करने के लिए पार्टी से निकाल दिया गया।- सं० 

** ये दस्तावेजे बदनाम “ सीस्सन दस्तावेजों ” का ही भाग थीं। -जां० री० 

सीस्सन - प्रतिक्रियावादी ` ' अमरीकी पत्रकार। बोल्शेविक नेताओं 
को बदनाम करने के लिए उन्होंने जाली दस्तावेजों का एक संग्रह अमरीका 
में प्रकाशित किया ।-सं० ४ 


४१ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स्थिति एक ऐसा तर्क थी, जिसका खण्डन कोई नहीं कर सकता था। 
बोल्शेविकों ने फिर वही नारा उठाया, जो जन-साधारण को इतना अधिक 
प्रिय था -“ समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में!” । यह नारा उठा कर वे 
अपना उल्लू सीधा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय सोवियतों के अन्दर 
उनके कट्टर दुश्मन “नरम” समाजवादियों का बहुमत था। 

लेकिन इससे भी ज्यादा जोरदार काम यह था कि उन्होंने मजदूरों , 
सिपाहियों और किसानों की सीधी-सादी , अपरिष्कृत इच्छाओं को लिया 
और उन्हीं के आधार पर अपने तात्कालिक कार्यक्रम की रचना की। श्रौर 
इस प्रकार जहां श्रोबोरोन्त्सी ( प्रतिरक्षांवादी ) मेन्शेबिकों अर समाजवादी- 
क्रांतिकारियों ने अपने को पूंजीपति वर्ग के साथ समझौतों में फंसाया , वहीं 
बोल्शेविकों ने बड़ी तेज़ी के साथ रूसी जन-साधारण के मन को जीत लिया। 
जुलाई में उन्हें हिक़ारत की निगाह से देखा जाता था और उनका पीछा 
किया जा रहा था, लेकिन सितम्बर बीतते बीतते राजधानी के मजदूर , 
बाल्टिक बेडे के नाविक गौर सैनिक क़रीब क़रीब पूरी तरह उनकी ओर 
आ गये थे। सितम्बर* में बड़े बड़े शहरों में होनेवाले नगरपालिका-चुनाव' 
महत्त्वपूर्ण थे: चुने जाने वाले लोगों में केवल १८ प्रतिशत मेन्शेविक तथा 
समाजवादी-क्रांतिकारी थे, जबकि जून में वे ७० प्रतिशत थे... 

एक घटना ऐसी है, जिसने विदेशी पर्येवेक्षकों को उलझन में डाल 
दिया -वह यह कि सोवियतों की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय 
सैनिक तथा नौसैनिक समितियों ** तथा कई ट्रेड-यूनियनों , विशेष रूप से डाक- 
य मजदूरों तथा रेल मजदूरों की यूनियनों की केन्द्रीय समितियों ने 
ल का ग्रत्यन्त उग्र ञौर हिंस्र भाव से विरोध किया। ये सभी 
केन्द्रीय समितियां बीच गर्मियों में या भ्रौर भी पहले चुनी गई थीं, जब 
मेन्शेविकों प्रौर समाजवादी-क्रांतिकारियों के पीछे चलने वाले लोगों -की 
संख्या बहुत बड़ी थी और इन समितियों ने नये चुनावों को ठाल दिया 
था या न होने दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मजदूरों. रोर सैनिकों 


( पुराने चां च्छ व ] 
पचाग, दि || 
व ¥ २ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के प्रतिनिधियों की सोवियतों के संविधान के श्रनुसार अखिल रूसी कांग्रेस 
सितम्बर में बुलाई जानी चाहिए थी। लेकिन त्से-ई-काह ने इस बिना पर 
उसे बलाने से इनकार किया कि संविधान सभा का अधिवेशन दो महीने 
बाद ही होनेवाला है ग्रौर उन्होंने कुछ इस क्रिस्म का इशारा किया कि 
उस समय सोवियतें अपने ग्रधिकारो का समपंण कर देंगी। इस बीच पूरे 
देश में स्थानीय सोवियतों के अन्दर, द्रेड-यूनियनों की शाखाओ्रों में और 
सैनिकों तथा नाविकों की पांतों में बोल्शेविकों को एक के बाद एक विजय 
हो रही थी। किसानों की सोवियतें श्रभी भी ग्रनुदार बनी हुई थीं, क्योंकि 
उनीदे देहाती इलाक्रो में राजनीतिक” चेतना धीरे धीरे ही विकसित हो रही 
थी और वहां जिस पार्टी ने किसानों के बीच एक पीढ़ी से आन्दोलन चलाया 
था, वह थी समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी ... लेकिन किसानों के अन्दर भी 
एक क्रांतिकारी पक्ष आकार ग्रहण कर रहा था। और यह चीज़ अक्तूबर 
में बिलकुल साफ़ हो गयी, जब समाजवादी-क्रांतिकारियों का वामपक्ष 
उनसे टूट कर अलग हो गया और उसने एक नये राजनीतिक दल , वामपंथी 
समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना को। 

इसके साथ ही इस वात के लक्षण सर्वत्र प्रगट हो रहे थे कि 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों का आत्मविश्वास बढ़ता ' जा रहा था*। उदाहरण 
के लिए, जब पेत्रोग्राद के त्रोइत्स्की थियेटर में 'ज़ार के पापों का घड़ा' 
नामक एक प्रहसन खेला जा रहा था, राजतंत्रवादियों की एक टोली ने 
अभिनेताम्नों को “सम्राट का अपमान करने के लिए” जान से मार 
डालने की धमकी दी। कुछ अख़बार एक “रूसी नेपोलियन” के लिए 
हसरत कर रहे थे। पूंजीवादी बुद्धिजीवियों के लिए मजदूरों के प्रतिनिधियों 
( राबोचिख देपुतातोव ) की सोवियतों के लिए सोबाचिख़ देपुतातोव - कुत्तों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतें- कहना एक बिलकुल मामूली वात थी। 

१५ अक्तूबर को मेरी बातचीत स्तेपान गेग्नोर्गीयिविच लिझ्ानोज़ोव 
नामक एक बहुत बड़े रूसी पूंजीपति से हुई, जिनके बारे में कहा 
जाता था कि वह “रूस के -राकफ़ेलर” हैं। राजनीति में वह कॅडेट 
मतावलम्बी थे। 

“ क्रान्ति एक बीमारी है,” उन्होने कहा। “विदेशी शक्तियों को 
यहां कभी न कभी हस्तक्षेप करना ही होगा, उसी तरह जैसे डाक्टर 


४३ 


र \ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


बीमार बच्चे के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, ताकि उसे अच्छा किया जा 
सके और उसे चलना सिखाया जा सके। बेशक यह वात कमोबेश 
ग़ैरमुनासिब होगी, लेकिन राष्ट्रों को यह समझना होगा कि उनके अपने 
देशों में बोल्शेविज्म का, ' सर्वहारा ग्रधिनायकत्व ” और “विशव सामाजिक 
क्रान्ति' जैसे संक्रामक विचारों का खतरा कितना बड़ा है... एक संभावना 
यह है कि यह हस्तक्षेप शायद आवश्यक न हो। परिवहन में गड़बड़ी फैली 
हुई है, कारखाने बन्द हो रहे हैं और जर्मन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो 
सकता है कि भुखमरी और पराजय से रूसी जनता की अक़ल ठिकाने झा 
जाये... ; 

श्री० लिश्रानोज्जोव ने ज्रोर देकर अपनी यह राय ज़ाहिर की कि चाहे 
कुछ भी हो व्यापारियों और कारख़ानेदारों के लिए मजदूरों की कारखाना 
समितियों को क्रायम रहने देना या उद्योग के प्रबन्ध में मजदूरों को किसी 
भी तरह हाथ बंटाने देना भ्रसम्भव होगा। 

“जहां तक वोल्शेविकों का प्रश्‍न है, उनका निपटारा दो में से एक 
तरीक़े से होगा। सरकार पेल्नोग्राद खाली कर दे, मुहासिरे का एलान करे 
और फिर हलक़े का सैनिक कमांडर बिना किसी रस्मी क़ानूनी कार्रवाई 
के इन साहवान के साथ पेश झा सकता है... या श्रगर, उदाहरण के 
लिए, संविधान सभा कोई कल्पनावादी प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, तो उसे 
रस्त्र-बल से भंग किया जा सकता है...” 

जाड़ा ग्राने वाला था-रूस का भयानक जाड़ा। मैने व्यवसायियों. 
को. यह कहते मुना है: “ जाड़ा हमेशा से रूस का सबसे अच्छा दोस्त रहा 
है। अब वह शायद हमें क्रान्ति से छुटकारा दिला देगा।” वर्फ़ीले मोर्चे 
पर आफ़त के मारे निरुत्साह सैनिक पहले ही की तरह फ़ाक्ने कर रहे थे 
और मारे जा रहे थे। रेलों की व्यवस्था टूट रही थी, ख़.राक की कमी 
हो रही थी और कारखाने बन्द हो रहे थे। निराशा की चरम सीमा पर 
हनी कर जन-साधारण चीख पड़े -पूंजीपति वर्ग ही जनता के जीवन 
लत रहा है, नही मोर्चे पर हार के लिए जिम्मेदार है। 
ननो ने जब सावंजनिक रूप से कहा: “हमें रीगा देकर 
र के प्रति सचेत करने की क़ीमत ग्रदा करनी पड़ेगी,” 

ही यह नगर दुश्मन के हवाले कर दिया गया। 


1 


८८७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वर्ग-युद्ध इतना उग्र हो सकता है, अमरीकियों के लिए यह 
अविश्वसनीय है। लेकिन मैं खद उत्तरी मोर्चे पर ऐसे अफ़सरों से मिल 
चुका हूं, जो साफ़ साफ़ कहते थे कि वे सैनिक समितियों से सहयोग करने 
की अपेक्षा युद्ध में पराजय को अधिक श्रेयस्कर समझते है. । कॅडेट पार्टी की 
पेत्रोग्राद शाखा के मन्त्री ने मुझे बताया कि देश के आर्थिक जीवन को 
ठप करना क्रान्ति की साख मिटाने के आन्दोलन का ही एक भाग हैं। 


` एक मित्रराष्ट्र के कूटनीतिज्ञ ने, जिनका नाम प्रगट न करने के लिए मै 


वचनवद्ध हूं, इस बात की स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर पुष्टि की । 
मुझे मालूम है कि खारकोव के नजदीक की कई कोयले की खानों में उनके 
मालिकों ने आग लगवा दी और उनमें पानी भरवा दिया, मास्को की 
कुछ सूती मिलों के इंजीनियर जाते जाते मशीनों को चौपट कर गये, रेल 
अधिकारी रेल-इंजनों को तहस-नहस करते रंगे हाथों मजदूरों द्वारा पकड़े 
गये .. . 

'मिलकी वर्गों का एक बड़ा भाग कान्ति की अपेक्षा , ग्रस्थायी 
सरकार की भी अपेक्षा जर्मनों की. जीत को भ्रधिक श्रेयस्कर समझता था, 
आर ऐसा कहने में भी न झिझकता था। जिस रूसी परिवार के साथ में 
रहता था , उसमें खाने की मेज़ पर बातचीत का विषय प्राय: निरपवाद रूप 
से यह होता - जर्मन , आयेंगे और अपने साथ “ शान्ति और सुव्यवस्था ” 
लायेंगे . . . मैने एक शाम मास्को के एक व्यापारी के घर बिताई । चाय के 
वकत हमने मेज़ के गिर्दे बैठे ग्यारह आदमियों से पूछा, वे किसे बेहतर 


समझते हैं- विल्हेल्म को या बोल्शेविकों को”, ग्यारह में से दस ने 
विल्हेल्म को चुना... 


सट्टेबाजों न आम गड़बड़ी आर अव्यवस्था का फ़ायदा उठा कर 
दौलतें बटोरीं और उन्हें श्रपनी रंगरेलियों में या सरकारी. अफ़सरो की 
मुट्रियां गर्म करने में उड़ाया। अनाज और इंधन को चोर गोदामों में जमा 
किया गया, या चोरी-छिपे देश से बाहर स्वीडन रवाना किया गया। उदाहरण 
के लिए, क्रांति के पहले चार महीनों में पेत्नोग्राद नगरपालिका के बडे बड़े 
गोदामों से अनाज के रिज़र्व स्टाक दिन-दहाड़े लूटे गये, और यह लूट यहां 
तक बढ़ी कि दो साल के लिए पर्याप्त अनाज का स्टाक एक महीना के 
लिए भी नगरवासियों का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं रह गया... 


४५ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अस्थायी सरकार के अन्तिम खाद्य-मन्त्री की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
कहवा व्लादीवोस्तोक में फ़ी पौंड दो रूबल के थोक "भाव से खरीदा गया 
ग्रौर उसी के लिए पेत्नोग्राद में उपभोक्ता ने १३ रूवल दिये। बड़े शहरों 
की सभी दुकानों में टनों अनाज और कपड़ा भरा पड़ा था, लेकिन उन्हें 
दौलतमन्द लोग ही खरीद सकते थे। 

मुफ़स्सल के एक शहर में मेरी वाक़िफ़ियत एक व्यांपारी के परिवार 
से थी, जो श्रव सट्टेबाज या जैसा रूसी लोग कहते हैं, मारोद्योर ( लुटेरा, 
नरपिशाच ) हो गया था। उसके तीन लड़के रिश्वत देकर फ़ौजी नौकरियों 
से निकल आये थे। एक श्रनाज की सट्टेवाजी करता था। दूसरा लेना की 
खानों का उड़ाया हुआ सोना फ़िनलेंड के कुछ रहस्यमय खरीदारों के हाथ 
वेचता था। तीसरे का एक चाकलेट के कारखाने में इतना बड़ा हिस्सा 
था कि वह कारखाना उसी के नियन्त्रण में चलता था। वह अपना माल 
स्थानीय सहकारी समितियों को बेचता था - इस शर्त पर कि ये समितियां 
उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करें, और इस प्रकार जब कि जन-साधारण 
अपने राशन-कार्डों पर आधा पाव काली डबल-रोटी पाते थे, उसके पास 
सफ़ेद डबल-रोटी , चीनी, चाय, मिस्री , मक्खन श्रौर केक के ढेर के ढेर 
थे... फिर भी, जब मोर्चे पर सिपाही भूख , ठंड और थकावट से लाचार 
हो कर लड़ न सकते, इस परिवार के लोग कितने गुस्से से चीखते , 
“डरपोक ! मुर्दादिल !” और “रूसी होने के लिए” कितनी “ शर्मिन्दगी ” 
जाहिर करते... ग्रौर जब भ्राखिरकार बोल्शेविकों ने चोर गोदामों में बहुत 
सा रसद-पानी जमा किया हुआ पाया और उसे ज़ब्त कर लिया, तो इन 
व्यापारियों की निगाह में वे कितने बड़े “ लुटेरे” थे। 

समाज की सतह पर इस सारी सङ्डांधः के नीचे पुराने ज़माने की 
तारीक ताक़तें, जो निकोलाई द्वितीय के पतन के समय से बदली न थीं, 
पोशीदा तौर पर और बड़ी सरगर्मी के साथ काम कर रही थीं । बदनाम 
श्रोड़राना ( राजनीतिक पुलिस ) के एजेन्ट अभी भी काम कर रहे थे जार 
के लिए ग्रौर जार के ख़िलाफ़, केरेन्स्की के लिए और केरेन्स्की के ख़िलाफ़ - 
जो भी उन्हें पैसा दे, वे उसके हाथों बिकने के लिए तैयार थे... अंधेरे 
में यमदूत सभाइयों जैसे तरह तरह के रूपोश संगठन प्रतिक्रिया को किसी 
न किसी रूप में पुनःस्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे। 


४६ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized.by eGangotri 


भ्रष्टाचार तथा वीभत्स अर्धसत्यों के इस वातावरण में एक स्पष्ट 
स्वर दिन-प्रतिदिन गूजता रहता था, वह था बोल्शेविकों की बराबर गहरी 
होती हुई ग्रावाज: “समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में! लाखों-करोड़ों 
आम मजदूरों, सिपाहियों, किसानों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों के हाथ में! 
हमें ज़मीन चाहिए, रोटी चाहिए! इस बेमतलब लड़ाई का खात्मा होना 
चाहिए, गुप्त कूटनीति का, सट्टेबाजी का, ग़द्दारी का खात्मा होना 
चाहिए . .. क्रांति खतरे में है, और उसके साथ सारे संसार में जनता का 
ध्येय खतरे में है!” 

सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच, सोवियतों ग्रौर सरकार के बीच 
जो संघर्ष शुरू मार्च के दिनों में छिड गया था, अव उसकी परिणति होने 
को थी। एक ही छलांग में मध्य युग से निकल बीसवीं सदी में प्रवेश 
कर रूस ने चकितःविमूढ़ संसार के सामने क्रान्ति की दो प्रणालियों - 
एक राजनीतिक और दूसरी सामाजिक - को सांघातिक संघर्ष की अवस्था में 
प्रगट किया। $ 

इन तमाम महीनों की भुखमरी के वाद और भ्रम टूटने के बाद रूसी 
क्रांति की प्राणशक्ति की यह कैसी अभिव्यक्ति थी! पूंजीपति वर्ग को अपने 
रूस को ज़्यादा अच्छी तरह जानना चाहिए था। जल्दी ही रूस में क्रांति 
की “बीमारी” का सिलसिला पूरी तेज़ी पर गाने वाला था... 


हमने इतनी तेज़ी के साथ अपने को नये, अधिक गतिशील जीवन 
के अनुरूप ढाल लिया था कि पीछे मुड़कर देखने से लगता था कि नवम्बर 
विद्रोह के पहले रूस एक दूसरे ही युग में था, बेहद रूढ़िपंथी था। हम 
उसी तरीक़े से बदल गये थे, जैसे रूसी राजनीति समूची की समूची वामपंथी 
दिशा में ढुलक पड़ी थी, यहां तक कि कैडेटों को “ जनता के शत्रु कहकर 
गैरकानूनी क़रार दिया गया , केरेन्स्की ' प्रतिक्रांतिकारी ” बन गये , त्सेरेतेली , 
दान, लीबेर, गोत्स और अन्मसेन्त्येव जैसे “ मध्यमार्गी ` समाजवादी नेता 
उनके झनुयायियों के लिए भी घोर प्रतिक्रियावादी बन गये और वीक्तोर 
चेनोंव जैसे लोग, यहां तक कि मक्सिम गोर्की तक, दक्षिणपंथी हो गये . . . 

लगभग बीच दिसम्बर, १६१७ में कुछ समाजवादी-क्रांतिकारी नेताओं 
ने ब्रिटिश राजदूत सर जॉर्ज ब्यूकनन से एक निजी मुलाक़ात की और 


४७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उनसे बड़ी आजिज़ी सें कहा कि वह किसी से उनके श्राने का ज़िक्र न करें, 
क्योंकि .वे “घोर दक्षिणपंथी ” समझे जाते थे। 

“ज़रा सोचिये,” सर जार्ज ने कहा। “साल भर पहले मेरी सरकार 
ने मुझे हिदायत दी कि मैं यह देखते हुए कि मिल्युकोव कितना ख़तरनाक 
वामपंथी है उससे भुलाक़ात मंजूर न करूं!” 

रूस में, खासकर पेत्नोग्राद में, सितम्बर और अक्तूबर से बुरे महीने 
और नहीं हैँ। फीका , उदास, धुंधला आसमान, लम्बी होती जाती रातें, 
लगातार सराबोर कर देने वाली बारिश । राह चलते पैरों के नीचे लवालव, 
गहरी फिसलन भरी कीचड़, जो पैरों से चिपकती और जिसकी छाप भारी 
भारी बूट हर जगह डालते।. नगरपालिका प्रशासन के बिल्कुल ठप हो जाने 
की वजह से हालत और भी बुरी हो गई थी। फ़िनलैंड की खाड़ी से तेज़, 
चुभती हुई नम हुवायें वह रही थीं और ठंडा कोहरा सड़कों में उमड़ा ग्रा 
रहा था। रात में बचत के ख्याल से श्रौर ज़ेप्लिनों के डर से भी सड़कों 
की वत्तियां बहुत कम जलाई जाती थीं-एक बत्ती यहां, तो एक वहां। 
लोगों के अपने घरों में बिजली छ: बजे शाम से गाधी रात तक जलती 
रहती , जव कि मोमवत्तियां फ़ी मोमबत्ती ४० सेंट के हिसाब से विकतीं 
आर मिट्टी के तेल का तो दर्शन भी दुलंभ था। तीसरे पहर तीन बजे से 
लेकर दूंसरे दिन दस बजे तक अंधेरा छाया रहता । चोरियां बढ़ गई थीं 
और मकानों में कसरत से सेंधें लगायी जा रही थीं। अपने मकानों में लोग 
भरी राइफ़लें हाथ में लेकर पूरी रात पारी पारी से पहरा देते। यह थी 
अस्थायी सरकार के तहत पेत्नोग्राद की हालत । 

३ हफ्ता-व-हफ्ता खाद्य की कमी होती जाती। डबल-रोटी का दैनिक 
राशन डेढ़ पौंड से एक पौंड हुआ, फिर तीन चौथाई, आधा और एक 
चौथाई पॉड ही रह गया। अन्त में एक हफ्ता बिना रोटी के ही निकल गया। 
जहां तक चीनी का सवाल है, आप महीने में दो पौंड की दर से उसे 
पाने के हकदार थे बशतें कि आप उसे पा सकें, ऐसा सौभाग्य कम ही 
आप्त होता था। चाकलेट के एक बार ( डंडी ) या बेज़ायका कँडी के एक 
लिए सात क दस रूबल तक कुछ भी, और एक डालर से कम 

गी हालत में नहीं, देना पड़ता था। शहर के आधे बच्चों के लिए 
इध था और आधे के लिए नहीं। अधिकांश होटलों भर निजी घरों में 

४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


rd ie sis ५५४७ .« 


महीनों तक दूध का दर्शन न होता । फलों के मौसम में फलों का यह 
हाल था कि सड़क के नुककड़ों पर सेब और नाशपाती सोने के मोल विकते - 
एक सेव या एक नाशपाती एक रूबल में... , 

दूध और डबल-रोटी के लिए, चीनी और तम्बाकू के लिए आपको 
ठंड और वारिश में घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता। रात भर की एक 
मीटिंग से घर लौटते हुए मैंने सवेरा होने से पहले ही ख्बोस्त (पूंछ) को 
बनते हुए देखा है; श्रधिकांशतः स्त्रियां , जिनमें कुछ गोद में बच्चे लिए 
भीः होतीं, लाइन में खड़ी होतीं . . . कार्लाइल ने अपनी पुस्तक  फ्रांसीसी 
क्रांति में कहा है कि फ्रांसीसी जनता “दूसरे सभी जनों की तुलना में इस 
माने में विशिष्ट है कि वह लाइन में खड़ी होने की क्षमता रखती है। रूस 
इस दस्तूर का आदी हो चुका था, जो १९१५ में ही “ महामान्य ” 
निकोलाई के शासनकाल में शुरू हुआ, ग्रोर तव से लेकर १६१७ की 
गर्मियों तक बीच बीच में चलता रहा और इन गर्मियों में तो वह एक 
नियमित व्यवस्था के रूप में पूरी तरह स्थापित हो गया। जरा सोचिये , 
रूस की कड़ाके की सर्दी में लोग फटे-चीथड़े पहने हुए पेत्रोग्राद की सड़कों 
पर , जिनपर मालूम होता था कि सफ़ेद टीन की चादरें बिछी हुई हैँ, दिन 
दिन भर खड़े रह जाते थे! मैंने रोटी के ` लिए लगी हुई लाइनों में 
खड़े होकर सुना है कि किस तरह उनके बीच से रूसी भीड़ की अदुभुत 
सदभावनापूर्ण प्रकृति के ऊपर हावी होकर असंतोष का कट्‌, तीक्ष्ण स्वर 
रह रह कर फूट पड़ता था... 

कहने की जरूरत नहीं कि सभी थियेटरों में इतवार समेत हर रात 
शो होते। मारिईन्सकी थियेटर में करसाविना ने एक नये बैले में अभिनय 
किया, नृत्य-प्रेमी तमाम रूसी उसे देखने. के लिए उमड़ पड़े। शल्यापि 
का गायन. उन्हीं दिनों चल रहा था। झलेक्सान्द्रीन्स्की थियेटर में म्रलेक्सेई 
तोल्सतोई की कृति “इवान भयानक की मृत्यु का मैयेरख्रोल्द * द्वारा प्रस्तुत 
नाट्य-रूपांतर फिर से खेला जा रहा था। मुझे याद है, जब यहं नाटक 


*मैयेरखोल्द , व० ए० ( १८७४-१९४०) ¬ एक सोवियत नाटूय- | 
निर्देशक और ग्रभिनेता । - सं० 


4-2360 ड€ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चल रहा था, शाही पेज स्कूल* का एक छात्र ग्रपनी वर्दी पहने हुए नाटक 
के अंकों के वीच सूने शाही वाक्स, जिसके राज्य-चिह्वं मिटा दिये गये थे, 
की ओर मुंह करके वाक़ायंदा सलाम बजाने की मुद्रा में खड़ा हुश्रा... 
“ क्रिबोये जेरकालो ” ( तिरछा आईना) नामक कम्पनी ने श्नीत्सलेर ** 
की कृति 'रीगेन' का एक सुन्दर अभिनय प्रस्तुत किया। 

यद्यपि हरमिताज और दूसरी चित्रशालायें पेत्रोग्राद से हटा कर मास्को 
भेज दी गई थीं, चित्रों की प्रदर्शनियां हर सप्ताह होती रहती थीं। 
बुद्धिजीवी परिवारों की महिलायें झुंड की झुंड साहित्य, कला तथा सुगम 
दर्शन के वारे में भाषण सुनने जातीं। खास तौर पर थियोसोफिस्टों की. 
सरगर्मियां बड़े जोर पर थीं, और मोक्ष सेना ( सैल्वेशन श्रार्मी) ने, 
जिसे इतिहास में पहली वार रूस में प्रवेश करने दिया गया था, दीवालों 
पर अपने बेशुमार पर्चे चिपकाये थे, जिनमें दिव्य-सन्देश सभाओं की सूच- 
नायें होतीं। रूसी दर्शकों के लिए ये सभायें विनोद की और आश्चर्य की 
भी वस्तु थीं... 

जैसा ऐसे वक़्त हमेशा होता है, नगर का लीक से बंधा तुच्छ' जीवन. 
क्रांति की यथासम्भव भ्रवहेलना करता हुआ चलता जा रहा था। कवि अपनी 
तुकबंदियां करते, लेकिन उनमें क्रांति का ज़िक्र भूले भी न होता, 
यथार्थवादी चित्रकार मध्ययुगीन रूसी इतिहास के दृश्यों को आंकते, कुछ 
भी ग्रांकते, लेकिन वे क्रांति की तसबीर हरगिज न देते। प्रान्तों से युवा 
महिलायें फ्रांसीसी भाषा और गायन सीखने के लिए राजधानी में श्रातीं 
रौर नौजवान, हसीन ्रौर खुशमिजाज अफ़सर अपने सुनहली गोट वाले 
सुखं बश्लोक पहने रौर भ्रपनी नवक्राशी की हुई काकेशियाई तलवारें बांधे 
होटलों के प्रकोष्ठो में घूमते रहते। छोटे-मोटे अफ़सरों के घरों की महिलायें 
तीसरे पहर एक-दूसरे के साथ बैठ कर चाय पीतीं, हर महिला अपने 


-दस्तानाबंद हाथ में अपने साथ अपनी सोने या चांदी की या र्‌त्नजटित 


शकरा मंजूषा भ्रौर आधी डबल-रोटी लेकर चलती और वे यह मनातीं 


“शाही पेज स्कूल - जारशाही रूस में एक विशेष सैनिक स्कूल , जिसमें 
हा और उच्च पदाधिकारियों के बेटे भरती होते थे।-सं० 
श्नीत्सलेर श्रार्थर ( १५६२-१९३१) - एक प्रास्ट्रियाई लेखक । - सं० 


4o 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


|| 
| 
1 
| 
3 
| 


कि जार वापिस आ जाये या जर्मन ग्रा जायें, या कुछ ऐसा हो कि नौकरों 
की समस्या सुलझ जाये ... एक दिन तीसरे पहर मेरे एक दोस्त की लड़की 
घर लौटी, तो वह आपे से बाहर हो रही थी, क्योंकि उसे ट्राम-गाड़ी की 
महिला कंडक्टर ने “कामरेड” कह कर पुकारा था! 

उनके चारों ओर रूस की धरती प्रसव वेदना से छटपटा रही थी 
श्रौर एक नये संसार को जन्म दे रही थी। जिन नौकरों के साथ कुत्तों 
जैसा सलूक किया जाता था और जिनके सामने चन्द ठीकरे फेंक दिये जाते ` 
, वे श्रव ख दमुख्तार हों रहे थे। एक जोड़ी जूते की क़ीमत सौ रूबल 
ज़्यादा थी और चूंकि मासिक तनखाह गौसतन्‌ क़रीव ३५ रूबल थी, 
नौकरं लाइनों में खडे होकर -एड़ियां रगड़ने या जूते घिसने से इनकार कर 
देते। इतना ही नहीं, नये रूस में हर मदे और ौरत को वोट देने का हक़ 
हासिल था; मज़दूरों के अख़बार निकल रहे थे, जो नयी और चौंका देने 
वाली बातें कहते थे। भर फिर सोवियतें थीं और यूनियनें थीं। 
इज़्वोज़चिकों ( गाड़ीवानों ) की अपनी यूनियन थी; उनके प्रतिनिधि भी 
पेत्रोग्राद सोवियत में थे। होटल कर्मचारी और वेटर संगठित थे और 
वे बख्शिश लेने से इनकार कर देते! रेस्तोरां की दीवालों पर वे नोटिसें 
चिपका देते, जिनमें लिखा होता: “यहां बख्शिश नहीं ली जाती”, 
या “श्रगर कोई आदमी वेटरी करके अपनी रोजी कमाता हैं, तो 
इसका मतलब यह नहीं है किं आप उसे बझ्शिश देकर उसकी 
तौहीन करें” । 

मोर्चे पर सिपाही अफ़सरों के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और 
झ्पनी समितियों द्वारा स्वशासन की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कारख़ानों 
'के अन्दर वे बेजोड़ रूसी संस्थायें- कारखाना समितियां * - पुरानी व्यवस्था 
से संघर्ष के दौरान अनुभव , शक्ति और अपने ऐतिहासिक मिशन की समझ 
अर्जित कर रही थीं। समूचा रूस पढ़ता-लिखना सीख रहा था, वह 


——— 


4 4 


* देखिये, ' टिप्पणियां भ्रौर व्याख्यायें ' 1- जॉ० री० a 

३० मई (१२ जून) -३(१६) जून में होनेवाले कारखाना समि 
के पेत्नोग्राद सम्मेलन में भाग लेनेवालों के बहुमत ने ( तिन चौथाई ) 
बोल्शेविकों का साथ दिया । = सं० 


५१ 


ब 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


राजनीति, अर्थशास्त्र , इतिहास पढ़े जा रहा था, क्योंकि लोगों की ज्ञान- 
पिपासा जाग गयी थी... हर बड़े शहर में, भ्रधिकांश छोटे शहरों में भी, 
मोर्चे पर हर राजनीतिक गुट का अपना अख़बार निकलता था - कभी कभी 
'तो एक नहीं, कई अख़बार निकलते थे। लाखों पैम्फ़लेट हज़ारों संगठनों 
द्वारा वांटे जा रहे थे, ग्रौर सेनाओं में, गांवों में, कारखानों में, सड़कों- 
गलियों तक में उनकी जैसे झड़ी लगी हुई थी। शिक्षा की लालसा, जो 
इतने दिनों दवाई गई थी, क्रांति के साथ सहसा प्रज्वलित हो उठी श्रौर 
अत्यन्त प्रवल तथा उग्र रूप में प्रगट हुई। अकेले स्मोल्नी संस्थान से पहले 
छः महीनों में हर रोज़ टनों साहित्य गाड़ियों में भरकर, रेल-गाड़ियों में 
भरकर बाहर भेजा गया, और यह साहित्य देश के कोने कोने में फैल 
गया। जिस तरह गर्म तपता हुआ वालू पानी सोखता है और फिर भी 
अतृप्त रहता है, उसी तरह रूस यह सारी पठन-सामग्री चाट गया, और 
फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। और यह सामग्री क्रिस्सा-कहानी न 
थी, गढ़ा हुआ इतिहास नहीं थी, मिलावटी मजहब नहीं थी भ्रौर नही 
वह्‌ सस्ता, दो कौड़ी का बिगाड़ने वाला कथा साहित्य थी! यह पठन-सा- 
मग्री थी = सामाजिक और भ्रार्थिक सिद्धान्त , दर्शन, तोल्स्तोई, गोगोल और 
गोर्की की कृतियां... 
ग्रौर फिर वह सारी बातचीत और बहस , जिसके सामने कार्लाइल 
का  फ्रांसीसी वाक्‌-प्रवाह ” महज़ एक पतली सी धारा था। थियेटरों, 
सकंसों , स्कूलों , क्लवों , सोबियतों के सभा-कक्षों , यूनियनों के सदर दफ्तरों ; 
वारिकों में लेक्चर , वाद-विवाद » भाषण... मोर्चे की खाइयों में, गांवों 
के चौकों में, कारख़ानों में सभागें . .. वह कितना अद्भुत दृश्य होता, 
' जव पुतीलोब्स्की जावोद ( पुतीलोव कारखाना ) के ४०,००० मजदूर 
सामाजिक-जनवादियों , समाजवादी-क्रांसिकारियों, झराजकतावादियों - जिस 
किसी को, जो कुछ भी कहना हो, उसे सुनने के लिए, जब तक 
वह बोलता जाये, तब तक सुनने के लिए निकल पड़ते। पेत्नोग्राद 
में, समूचे रूस में महीनों तक सड़क और गली का हर नुवकड़ 
एक मंच बना हुआ था। रेल-गाड़ियों 
न» द्राम-गाड़ियों में, सभी जगहों में बहसें हमेशा अपने झाप 
छिड़ जातीं... 


५२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


आर फिर अखिल रूसी सम्मेलनः ग्रौर कांग्रेसं , जिनमें दो प्रायद्वीपों 
के लोग इकट्ठें होते-सोवियतों के, सहकारी समितियों के, ज़ेम्सत्वोश्रों *, 
जातियों , पादरियों , किसानों , राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलन ; जनवादी 
सम्मेलन , मास्को राजकीय सम्मेलन, रूसी जनतन्त्र की परिषद्‌ । पेत्नोग्राद 
में हमेशा तीन-चार सम्मेलन एक साथ ही चलते रहते। हर सभा में 
भाषणकर्त्ताश्रों का वक़्त बांध देने की कोशिशें वेकार जातीं, हर झादमी 
इसके लिए आज़ाद था कि उसके मन में जो भी विचार हो, उसे वह 
बेधडक ज़ाहिर करे। - 

हम रीगा के पीछे वारहवीं सेना के मोर्चे पर गये, जहां फटेहाल और 
नंगे पैर आदमी, जिनकी हड्डियां निकल आयी थीं, घोर निराशाजनक 
खाइयों की कीचड़ में घुल रहे थे। जव उन्होंने हमें देखा, वे उठ खड़े 
हुए - उनके चेहरे ठिठुरे हुए थे श्रौर उनके बदन की नीली जिल्द फटे हुए 
कपड़ों के बीच से झलक रही थी। उन्होंने बड़े चाव से पूछा, “ क्या झाप 
कुछ पढ़ने के लिए लाये हैं?” 

परिवर्तन के कितने ही बाह्य लक्षण देखे जा सकते थे तो क्या; 
अलेवसान्द्रीन्स्की थियेटर के सामने महान्‌ येकातेरीना की मूर्ति अपने हाथ 
में एक छोटा सा लाल झंडा लिये थी, तो क्या; दूसरे झंडे, जिनका रंग 
कुछ उड़ा हुआ था, सभी सार्वजनिक भवनों के ऊपर फहरा रहे थे, शाही 
निशान और उक्काव या तो फाड़ डाले गये थे, या उन पर कपडा डाल 
दिया गया था, और डरावने गोरोदोबोई ( नगर पुलिस) की जगह भब 
नमी से पेश आने वाली निहत्थी नागरिक मिलिशिया सड़कों पर शत 
लगा रही थी, तो भी क्या, इन सब के बावजूद गुज़रे ज़माने की बहुत 
सी अजीवोग्ररीव भ्रलामतें ग्रभी मौजूद थीं। 

उदाहरण के लिए , पीटर महान्‌ का “ताबेल ओ रान्गाख़ ' - दर्‌जावार 
तरतीव -जिस को उन्होंने सख्ती के साथ रूस पर लागू किया था, सभी 
भी चल रही थी। स्कूली लड़कों समेत प्रायः सभी लोग अपनी मुक़रर 
र्दियां पहनते थे, जिनके बटनों और कंधे की पट्टियों पर शाही निशान 
अंकित होते थे। तीसरे पहर क़रीब पांच वजे सड़कें ढलती उम्र के कुछ 


* देखिये, ' टिप्पणियां और व्याख्यायें ' (- जॉ० री० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सहमे हुए वर्दीपोश साहवानों से भरी होतीं, जो मंत्रालयों या सरकारी 
संस्थानों की बड़ी बड़ी वारिकनुमा इमारतों में काम करने के बाद पोर्ट- 
फ़ोलियो लिए रास्ते भर शायद यह हिसाव लगाते घर जाते होते कि उनके 
ऊपर के कितने अफ़सरों की मृत्यु होने से वे तरकक्की पा कर कालेजिएट 
असेसर या प्रिवी कोन्सिलर के श्राकांक्षित चीन (दजे) को प्राप्त कर 
सकेंगे, ताकि खासी अच्छी पेंशन पर या शायद सेंट ऐन का पदक पाकर 
रिटायर होने की सम्भावना हो सके... 

कहा जाता है कि जव क्रान्ति पुरे वाढ़ पर थी, तब एक दिन सेनेटेर 
सोकोलोव नागरिक लिबास पहने सेनेट की एक मीटिंग में भाग लेने के लिए 
आये , लेकिन उन्हे भीतर नहीं घुसने दिया गया, क्योंकि उन्होंने जारशाही 
सेवा की नियत वर्दी नहीं पहन रखी थी! 

एक पूरे राष्ट्र की हलचल और विघटन की इस पृष्ठभूमि में ही 
रूस की जागृत और उठ खड़ी हुई जनता का शानदार जुलूस निकला... 


है] 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरा अध्याय 


उठता हुआ तूफ़ान 


सितम्बर * में जनरल कोर्नीलोव ने अपने को रूस का सैनिक अधि- 
नायक घोषित करने के लिए पेत्नोग्राद पर चढ़ाई की। सहसा उनके पीछे 
पूंजीपति वर्ग का फौलादी पंजा प्रगट हुआ, जिसकी यह जुरंत हुई थी कि 
क्रान्ति को कुचलने की कोशिश करे। कुछ समाजवादी मन्त्री भी कोर्नीलोव- 
काण्ड में शामिल थे, केरेन्स्की तक पर शक किया जा रहा था । साविन्कोव 
से जब उनकी पार्टी , समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी , की केन्द्रीय समिति ने 
जवाब तलब किया, उन्होंने अपनी सफ़ाई देने से इनकार किया और उन्हें 
पार्टी से निकाल दिया गया। कोर्नीलोव सैनिक समितियों के हाथों बन्दी 
हुआ। उनके जनरलों को बर्खास्त किया गया, मन्तियों को मुअत्तल करके 
काम से अलग कर दिया गया और फलतः मंत्रिमण्डल का पतन हो गया। 

केरेन्स्की ने पूंजीपति वर्ग की पार्टी, केडेटों को शामिल करते हुए 
एक नया मंत्रिमण्डल बनाने की कोशिश की। लेकिन उनकी पार्टी, 
समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी ने उन्हें आदेश दिया कि वह कॅडेटों को शामिल 
न करें। केरेन्स्की ने पार्टी का हुक्म मानने से इन्कार किया और समाजवादी 
' करान्तिकारियों के अपने हठ पर झडे रहने की सूरत में मन्त्रिमण्डल से 
इस्तीफ़ा देने की धमकी दी। लेकिन जन-भावना इतनी प्रबल थी कि फ्रिलहाल 


* अगस्त ( पुराने पंचांग के अनुसार ) - सं० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उनकी यह हिम्मत न पड़ी कि उसका विरोध करें, और हुआ यह कि 
केरेन्सकी की श्रध्यक्षता में पांच पुराने मन्त्रियों के एक. अस्थायी निर्देशक- 
मण्डल* ने तव तक के लिए सत्ता अपने हाथ में ले ली, जब तक कि इस 
प्रशन का निपटारा न हो ले। ; 
कोर्नीलोव-काण्ड के फलस्वरूप सभी समाजवादी दल, “ नरम” तथा 


क्रान्तिकारी , दोनों ही ग्रात्म-रक्षा की एक प्रवल , तीब्र प्रवृत्ति के वशीभूत 


हो एक दूसरे के समीप खिंच आाये। ग्व दूसरा कोई कोर्नीलोव-काण्ड 
हरगिज होनें नहीं दिया जा सकता।' एक नयी सरकार बनाना जरूरी था 
जो क्रान्ति का समर्थन करने वाले तत्वों के प्रति उत्तरदायी हो। और 
इसलिए त्से-ई-काह ने जन-संगठनों को आमन्त्रित किया कि ववे पेत्नोग्राद 
में सितम्वर में वुलाये जाने वाले एक जनवादी सम्मेलन? के लिए श्रपने प्रति- 
निधि भेजें । ` 

तुरन्त ही त्से-ई-काह के अन्दर तीन गुट सामने श्राये। बोल्शे- 
विकों ने मांग की कि सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस बुलाई जाये और 
वह सत्ता अपने हाथ में ले। चेनोंव के नेतृत्व में “ मध्यमार्गी ” समाजवादी- 
क्रान्तिकारियों ने, कमकोव तथा स्पिरिदोनोवा के नेतृत्व में वामपंथी 
समाजवादी-क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर , मार्तोव के नेतृत्व में मेन्शेविक- 
भन्तराष्ट्रीयतावादियों ने और “ मध्यमार्गी ” भेन्शेविकों ** ने , जिनके प्रतिनिधि 
बोग्दानोव और स्कोबेलेव थे, मांग की कि एक विशुद्ध समाजवादी सरकार 
हक की जाये। दक्षिणपंथी मेन्शेविकों के नेता त्सेरेतेली , दान और 
लीवेर ने और झन्मसेन्त्येव तथा गोत्स के पीछे चलनेवाले दक्षिणपंथी 
समाजवादी-क्रान्तिकारियों ने आग्रह किया कि नयी सरकार में मिल्की वर्गो 


कै प्रतिनिधि ज़रूर होने चाहिये । 


हाँ इसके वाद बोल्शेविको को पेत्नोग्राद सोवियत में वहुमत प्राप्त करते 
व नहीं लगी और मास्को , कीयेव 7 ओदेस्सा और दूसरे नगरों की 
वयतों ने पेत्नोग्राद सोवियत का अनुगमन किया। 


* अस्थायी निर्देशक-मंडल में निम्नलिखित उरि पि थे : केरेन्स्को , 
तिकीतिन , तेरेशचेन्को । वेर्खोव्स्की तथा वेर्देरेव्स्की । - सं० 


** देखिये, “टिप्पणियां और व्याख्यायें'। -जॉ० री० 
५६. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized.by eGangotri 


मेन्शेविक और समाजवादी-क्रान्तिकारी, जिनके हाथ में त्से-ई-काह 
की वागडोर थी, घवरा उठे, और उन्होंने फैसला किया कि उनके लिए 
आखिरकार कोर्नीलोव से उतना खतरा न था, जितना लेनिन से था। 
उन्होने जनवादी सम्मेलन की प्रतिनिधित्व-योजना में संशोधन किया और 
सहकारी समितियों तथा दूसरे अ्रनुदार संगठनों के प्रतिनिधियों को ज़्यादा 
बड़ी तादाद में शामिल किया। इस सभा ने भी, जिसमें कुछ ख़ास लोग 
चुन-चुन कर भरे गये थे, शुरू में कंडेटों को छोड़कर संयुक्त सरकार गठित 
करने के पक्ष में वोट दिया। केवल इसलिए कि केरेन्स्की ने इस्तीफ़ा देने 
की खुली धमकी दी, श्रौर “नरम” समाजवादियों ने घवरा कर चीख- 
पुकार मचाई कि “ जनतन्त्र खतरे में है” , सम्मेलन ने अल्प बहुमत से पूंजी- 
पति वर्ग के साथ मिल कर संयुक्त सरकार गठित करने के पक्ष में निर्णय 
किया और वैधानिक अधिकारों से रहित एक प्रकार के सलाहकार संसद 
की स्थापना के लिए मंजूरी दी, जिसे “रूसी जनतन्त्र की अस्थायी परिषद्‌ ' 
का नाम दिया गया। नये मन्त्रिमण्डल की बागडोर वस्तुतः मिल्की वर्गों 
के हाथ में थी और रूसी जनतन्त्र की परिषद्‌ में उन्हें श्रपनी शक्ति को 
देखते हुए कहीं ज्यादा सीटें मिली थीं। 
हक़ीक़ृत यह थी कि अब त्से-ई-काह सोवियतों के आम सदस्यों की 
प्रतिनिधि-संस्था न रह गयी थी, और वह क़ानून का उल्लंघन कर सोवियतों 
की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस को , जो सितम्बर में होनेवाली थी, बुलाने | 
से इनकार कर रही थी। उसका इस कांग्रेस को बुलाने का या ससे बुलाये 
दिये जाने का. कोई इरादा न था। उसके आधिकारिक मुखपत्र “ इउवेस्तिया ' 
(समाचार ) ने कुछ इस प्रकार का संकेत करना शुरू कर दिया था कि 
सोवियतों का काम ख़त्म होने के क़रीब झा रहा है), म्रौर उन्हें जल्द ही 
भंग किया जा सकता है... नयी सरकार ने इसी समय  ग्ररज़िम्मेदार 
संगठनों ” अर्थात्‌ सोवियतों के उन्मूलन को अपनी नीति का एक झगा 
घोषित किया। शर 
उत्तर में बोल्शेविको ने आह्वान दिया कि सोवियतों की अखिल रूसी 
कांग्रेस पेत्रोग्राद में २ तवम्बर को बुलाई जाये और वह रूस का शासत्त- ळी 
सूत्र अपने हाथ में ले। साथ ही वे रूसी जनतन्व की परिषद्‌ से अलगहो 
न हि 


५७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


` गये -उन्होंने कहा कि वे “जनता के साथ ग़द्दारी करने वाली सरकार” 


में कोई हिस्सा नहीं लेंगे*। 

लेकिन बोल्शेविकों के बाहर निकल आने से ही अभागी परिषद्‌ में 
शान्ति स्थापित नहीं हुई। मिल्की वर्ग अपने को प्रभुत्व की स्थिति में पाकर 
उद्धत हो गये । कंडेटों ने एलान किया कि सरकार को क्रांनूनन्‌ इस वात 
का कोई अधिकार नहीं है कि वह रूस को जनतन्त्र घोषित करे। उन्होंने 
मांग की कि सैनिकों श्रौर नाविकों की समितियों को नष्ट-भ्रष्ट कर देने 
के लिए सेना और नौसेना के अन्दर सख्त कारवाई की जाये और सोवियतों 
की मलामत की । परिषद्‌ के दूसरे पक्ष में मेन्शेविक-श्रन्तर्राष्ट्रीयतावादियों और 
वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारियो ने ग्रविलम्व शान्ति, किसानों के हाथ 
में भूमि के भ्रन्तरण तथा उद्योग पर मजदूरों के नियन्त्रण का - वस्तुतः 
वोल्शेविकों के ही कार्यक्रम का - समर्थन किया। 

मैने कंडेटों के जवाब में मार्तोव का भाषण सुना था। वह बेहद बीमार 
थे, ग्रोर सभा-मंच की मेज़ के ऊपर एक बेहद बीमार श्रादमी ही की तरह 
दोहरे झुके हुए और एक ऐसी भारी बैठी हुई आवाज़ में बोलते हुए कि 
उन्हें मुश्किल से ही सुना जा सकता था, उन्होंने दक्षिणपंथियों की बेंचों 
की श्रोर उंगली से इशारा करते हुए कहा : 

“आप हमें पराजयवादी कहते हैं, लेकिन श्रसली पराजयवादी वे हैं, 
जो शान्ति सम्पन्न करने के लिए ज़्यादा माक्रूल मौक़े की ताक में हैं, जो 
शान्ति को वाद के लिए टाल देने के लिए आग्रह करते हैं, उस वक़्त के 
लिए, जव रूसी सेना का कुछ भी बाङ़ी नहीं रह जायेगा, जब रूस 
विभिन्न साम्राज्यवादी गुटों के बीच सौदेबाजी का विषय बन जायेगा... 
आप रुसी जनता के ऊपर एक ऐसी नीति लादने की कोशिश कर रहे 
हैं, जो पूंजीपति वर्ग के स्वाथों द्वारा निश्चित होती है। शान्ति का प्रश्‍न 
विल उठाया जाना चाहिये . . . शौर तब राप देखेंगे कि जिन लोगों को 
आप जर्मनों के दलाल कहते है, उनका काम , उन ज़िम्मरवाल्डियों * का काम 


pe “यूरोप के समाजवादियों का क्रान्तिकारी नतर्राष्ट्रीयतावादी पक्ष , जो 
| इसलिए कहलाया कि उन्होंने १९१५ में जिम्मरवाल्ड , स्विट्जर- 
चण्ड, में हुए अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था | - जॉ० री० 


श 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri , 


RRs *-.."-/' 


ग्रकारथ नहीं गया है, जिन्होंने सभी देशों में जनवादी 'जन-समुदायों की 
्रन्तश्चेतना को जागृत करने के लिए ज़मीन तैयार की है...” 

मेन्शेविक तथा समाजवादी-क्रान्तिकारी इन दोनों दलों के बीच थाली 
के बँगन की तरह लुढ़कते रहते थे; जन-साधारण के बढ़ते हुए असन्तोष 
का दवाव उन्हें निवार्यत: वामपंथी दिशा में प्रेरित कर रहा था। परिषद्‌ 
के सदस्य गहरे विरोध के कारण ऐसे दलों में बंटे हुए थे, जिनमें कभी 
सामंजस्य नहीं हो सकता था। 

उस समय जव पेरिस में मित्र-राष्ट्र सम्मेलन बुलाये जाने की 
विज्ञप्ति ने विदेश नीति के उत्कट प्रश्‍न को सम्मुख उपस्थित कर दिया 


था, यही स्थिति थी... 
सिद्धान्ततः रूस की सभी समाजवादी पार्टियां जनवादी शर्तों पर 


यथाशीघ्र शान्ति सम्पन्न करने के पक्ष में थीं। मई १६१७ में ही पेत्रोग्राद 
सोवियत ने, जो उस समय मेन्शेविकों तथा समाजवादी-क्रान्तिकारियों के 
हाथ में थी, शान्ति के लिए रूस की प्रसिद्ध शर्तों की घोषणा की थी। 
इन शर्तों के अन्तर्गत यह मांग की गयी थी कि मित्रराष्ट्र युद्ध-उददेश्यों 
के बारे में वातचीत करने के लिए सम्मेलन बुलायें। अगस्त में इस 
सम्मेलन को बुलाने का वादा किया गया था, फिर उसे सितम्बर तक टाल 
दिया गया, फिर अक्तूबर तक, और श्रव उसके लिए १० नवम्बर की 


तारीख निश्चित की गयी थी*। 
अस्थायी सरकार का सुझाव था कि रूस की ओर से इस सम्मेलन 


में दो प्रतिनिधि भाग लें - प्रतिक्रियावादी जनरल अलेक्सेयेव तथा 
परराष्ट्र-मन्त्री तेरेश्चेन्को । सोवियतों ने अपनी ओर से बोलने के लिए 
स्कोबेलेव को चुना और एक घोषणापत्र प्रस्तुत किया, जो नकाज्ञ*- 
निर्देशपत्र - के नाम से प्रसिद्ध है। अस्थायी सरकार ने स्कोबेलेव के चुने 
जाने पर तथा उनके नकाज पर आपत्ति प्रगट की। मितरराष्ट्रो के 
राजदूतों ने प्रतिवाद प्रगट किया, और अन्ततः बोनर लॉ** ने ब्रिटेन की 


* अस्थायी सरकार के पतन के कारण सम्मेलन बुलाया न जा सका | -सं० 

**एन्ड़यू बोनर लॉ (१८५८-१६२३)-ब्रिटिश लाड, कंज़रवेटिव 
पार्टी के नेता, १९१७ में लायड जॉर्ज की संयुक्त सरकार में वित्त- 
मन्त्री , हाउस भ्राफ़ कामन्स के नेता। - सं० 


५९ 


060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PR SF 


पार्लमेंट में एक प्रश्‍न के उत्तर में रुखाई से कहा , “ जहां तक मुझे मालूम है, 
पेरिस सम्मेलन युद्ध-उद्देशयों के बारे में विल्कुल विचार नहीं करेगा, वह 
केवल इस वात पर विचार करेगा कि युद्ध किन तरीक्रो से चलाया 
जाये...” 

बोनर लॉ के इस वक्तव्य से रूस के अनुदार अख़बार फूले न समाये । 
वोल्शेविकों ने डपट कर कहा, “देख लो, मेन्शेविकों और समाजवादी- 
क्रांतिकारियो की समझौतापरस्त कार्यनीति ने उन्हें कहां पहुंचा 
दिया हे!” 

युद्ध के १००० मील के मोच पर रूस की सेनाग्रो के लाखों-लाख 
आदमियों में ऐसी जबर्दस्त हलचल हुई, जैसे समुद्र में ज्वार आयी हो ग्रौर 
जैसे लहरें उठती हैं, वैसे ही उनके सैकड़ों प्रतिनिधिमण्डल राजधानी में 
उमड़ पड़े और उन सवके लबों पर एक ही आवाज़ थी, “ शान्ति! शान्ति!” 

मैं नेवा नदी पार कर सर्कस माडे पहुंचा, जहां एक महती जन-सभा 
हो रही थी। ऐसी सभायें रात-व-रात बढ़ती हुई तादाद में शहर भर में 
हो रही थीं। धुंधला , सरोसामान से खाली गोल सकंस-घर , जिसमें एक 
पतले से तार से लटकी हुई पांच छोटी छोटी वत्तियां. श्रपनी रोशनी विखेर 
रही थीं, विल्कुल ऊपर छत तक खचाखच भरा हुआ था। सिपाही, 
मल्लाह, मजदूर , स्त्रियां-सभी इस तन्मय भाव से भाषण को सुन 
रहे थे, जैसे वही उनकी ज़िन्दगी का दारोमदार हो। एक सिपाही 
बोल रहा था, ५४८ वीं डिवीजन का सिपाही - मालूम नहीं वह कौन-सी 
डिवीजन थी और कहां थी। 

_ साथियों,” सिपाही ने चिल्ला कर कहा, और उसके खिंचे हुए 
चेहरे में, उसकी निराशापूर्ण भावभंगी में एक सच्ची तड़प थी। “चोटी 
के लोग हमेशा हमसे कहते रहते है कि शौर भी कुर्बानी दो, और भी 
कुर्बानी दो, जबकि जिन लोगों के पास सव कुछ भरा पड़ा है, उन्हें 
शश छोड़ दिया जाता है, उन्हें ज़रा सा भी दिक्र नहीं किया जाता। 

हम जमनी से युद्ध की स्थिति में हैं। क्या हम जर्मन जनरलों 
को अपने सैनिक स्टाफ़ में काम करने को बुलायेंगे ? लेकिन हम पूंजीपतियों 


के साथ भी युद्ध की स्थिति में हैं श्रौर फिर भी हम उन्हें अपनी सरकार 
में श्राने के लिए दावत देते हे 


६० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“रूस का सिपाही कहता है, आप मुझे दिखाइये, वह कौन-सी 
चीज़ है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं; क्या वह कुस्तुनतुनिया है या यह 
ग्राज्ञाद रूस है? क्या वह जनवाद है या पूंजीवादी लूट-खसोट ? अगर 
आप यह सावित कर सकें कि मैं मोर्चे पर क्रांति की हिफ़ाज़त कर रहा हूं, 
तो मैं उठूंगा और लड़ं गा और इस बात की कृतई जरूरत नहीं है 
कि मुझे मजबूर करने के लिए मृत्यु-दंड का विधान किया जाये ।' 

“जव ज़मीन किसानों की होगी और कारखाने मज़दूरों के होंगे, 
आर सत्ता सोवियतों के हाथ में होगी, तब हम समझेंगे कि हां, हमारे 
पास कोई चीज़ है, जिसके लिए हमें लड़ना है और हम उसके लिए लड़ेंगे ! ” 
. वारिकों में, कारखानों में, सड़कों-गलियों के नुक्कड़ों पर सिपाहियों 
के भाषणों का सिलसिला कभी ख़त्म होने को न झआाता। वे सभी वस एक 
चीज़ के लिए आवाज़ उठाते - लडाई ख़त्म होनी चाहिए और एलानिया 
कहते कि अगर सरकार शान्ति स्थापित करने की पुरज्ञोर कोशिश नहीं 
करती , तो सिपाही खाइयों को छोड़कर घर लौट श्रायेंगे। 

आठवीं सेना का एक प्रवक्ता: 

“ हम कमज़ोर हैं, हरेक कम्पनी में बस थोड़े से ही सिपाही रह गये 
हैं। यह विल्कुल ज़रूरी है कि वे हमें रसद-पानी , जूते और कुमक पहुंचायें , 
नहीं तो बहुत जल्द सिर्फ़ खाली खाइयां ही रह जायेंगी । शान्ति चाहिए, 
नहीं तो रसद-पानी चाहिए... सरकार या तो लड़ाई को ख़त्म करे, या 
सेना की पूरी इमदाद करे..." 

४६ वीं साइबेरियाई तोपखाना डिवीज़न की ओर से: 

“सेना के अफ़सर हमारी समितियों के साथ काम करने से इनकार 
करते है, वे हमें दुश्मन के हवाले करते हैं, हमारे ग्रान्दोलनकर्त्ताओं को 
मौत की सज़ायें देते हैं, और प्रतिक्रांतिकारी सरकार उत्तका समर्थन करती 
है। हमने सोचा था किं क्रांति शान्ति लायेगी। लेकिन ब तो सरकार हमें 
ऐसी बातें करने को भी मना करती है, और साथ ही वह न तो हमें इतनी 
ख़ूराक देती है कि हम जिन्दा रह सकें और न इतना ग्रोला-बारूद कि 
हम लड़ सकें...” 

यूरोप से अफ़वाहें ग्रा रही थीं कि रूस को बलि चढ़ा कर 
शान्ति स्थापित की जायेगी" .. 


६१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ie NRE किक 
Mion vedere epee १०५५0 ५7 + 

Rn 

| 


फ्रांस में रूसी सैनिकों के साथ जो सलूक हो रहा था, उसकी ख़बर 
ने असंतोष को और भी भड़काया। वहां पहली ब्रिगेड ने अपने ग्रफ़सरों 
को हटा कर उनकी जगह सैनिक समितियां स्थापित करने का प्रयत्न किया, 
जैसा उनके साथियों ने देश में किया था; ब्रिगेड ने सलोनिकी भेजे जाने 
के हुक्म को मानने से इनकार किया और मांग की कि उसे वापिस रूस 
भेजा जाये। ब्रिगेड के सिपाहियों को घेर लिया गया, उनका रसद-पानी 
वन्द कर उन्हें भूखों मारा गया और फिर तोपों से उन पर गोले दगवाये 
गये। कितने ही सिपाही मारे गये”... 

२६ भ्रक्तूवर को मैं मारिईन्स्की महल के रुंगमरमर से वने सुर्खो- 
सफ़ेद दीवानखाने में गया, जहां जनतन्त्र की परिपद्‌ की बैठकं होती 
थी। में सरकार की विदेश नीति के बारे में तेरेश्‍चेन्को के उस वयान 
को सुनना चाहता था, जिसका शान्ति के लिए लालायित और 
लड़ाई से थका-मांदा पूरा देश बेइन्तिहा बेसब्री से इन्तज़ार कर 
रहा था। 

एक लम्वा-तड़ंगा नौजवान आदमी , जिसके कपड़ों में शिकन तक न 
थी, जिसका चेहरा नरम और चिकना था और गाल की हट्टियां उभरी 
हुई थीं, मृदु, कोमल स्वर में सावधानी से तैयार किया हुआ अपना भाषण 
पढ़ रहा था, जिसमें कोई ठोस पक्की बात नहीं कही गई थी, जिसमें कुछ 
नहीं, बस वे ही पुरानी लचर , खोखली बातें थीं - मित्न-राष्ट्रों की सहायता 
से जर्मन सैन्यवाद को कुचल देने के वारे में, रूस के “ राजकीय हितों ” 
के वारे में और उस “उलझन आर परेशानी” के वारे में, जो स्कोवेलेव 
के नकाज़ से पैदा हुई थी। तेरेश्चेन्को के भाषण की टेक, जिससे 
उन्होंने अपनी वात ख़त्म की, यह थी:- 

इस एक महान्‌ शक्ति है। और चाहे कुछ भी हो, रूस एक 
महान्‌ शक्ति वना रहेगा। हम सबको उसकी रक्षा करनी होगी, हमें 
दिखाना होगा कि हम एक महान्‌ आदशं के रक्षक हैं भ्रोर एक महान्‌ देश 


"की सन्तान हैं।” 


च्_ 


न. शेश भाषण से किसी को संतोष नहीं हुआ। प्रतिक्रियावादी चाहते 
र एक जोरदार ' साम्राज्यवादी नीति अपनाई जाये; जनवादी 
गव्या चाहती थीं कि सरकार' यह आश्‍वासन दे कि वह शान्ति के लिए 


६२ 


न 


(८८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पूरी ताक़त से कोशिश करेगी... मैं यहां बोल्शेविक पेत्नोग्राद सोवियत 
के मुखपत्र 'राबोची इ सोल्दात ' (मजदूर ग्रौर सिपाही) के एक 
सम्पादकीय को उद्धृत कर रहा हूं: 


खाइयों में पड़े हुए सिपाहियों को 
सरकार का जवाब 


हमारे सबसे मितभाषी मन्त्री श्री तेरेश्चेन्‍्को ने खाइयों में पड़े हुए 
सिपाहियों को वास्तव में निम्नलिखित उत्तर दिया हैः 

१. हम मित्र-राष्ट्रो के साथ ( उन देशों की जनता के साथ नहीं, 
वरन्‌ उनकी सरकारों के साथ ) घनिष्ठ रूप से एकतावद्ध हुँ। 

२. शीत-अभियान सम्भव है या नहीं, इस प्रश्‍न पर जनवादी बहस- 
मुबाहिसे से कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रश्‍न का निपटारा हमारे मित्रराष्ट्र 
की सरकारें करेंगी। 

३. पहली जुलाई के हमले से फ़ायदा हुआ आर वह एक खूशगवार 
मामला था। (लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ, इसके बारे में उन्होंने 
एक शब्द भी नहीं कहा।) 

४. यह बात सच नहीं है कि हमारे मित्रःराष्ट्र हमारी परवाह नहीं 
करते । मन्त्री महोदय के हाथ में बड़ी महत्त्वपूर्ण घोषणायें हैं। ( कथनी ? 
लेकिन करनी? ब्रिटिश बेड़े के रवैये के बारे में आपका कया कहना हे? 
और. निर्वासित प्रतिक्रांतिकारी जनरल गुर्को के साथ ब्रिटिश सञ्जा की 
बातचीत के बारे में? मन्त्री महोदय ने इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं 


किया। ) 
५, स्कोबेलेव को दिया गया नकाल बुरा है, मित्रःराष्ट्र उसे 
पसन्द नहीं करते, न ही रूसी कूटनीतिज्ञ उसे पसन्द करते हा ठच ज़रूरी 
है कि मित्र-राष्ट्र-सम्मेलन में हम सभी एक स्वर में ” बात करें। 
कया बस इतनी ही बात कही गई? हां, इतनी ही। समस्या का 
हल क्या है? हल यह है कि मित्-राष्ट्रों पर झौर तेरेश्चेन्को पर भरोसा 
रखो। शान्ति कब झायेगी ? जब मित्न-राष्ट्र उसकी इजाज़त ६। 


६३ 


०60. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8991५0 


BS व 


यह है शान्ति के बारे में खाइयों में पड़े हुए सिपाहियों को सरकार 
का जवाब ! - 


रूसी राजनीति की पृष्ठभूमि में श्रव एक भयानक शक्ति की धुंधली 
धुंधली ग्राक्ृति प्रगट होने लगी। यह थी कज्जाकों की शवित। गोर्की के 
ग्रखबार ' नोवाया जीउन' (नव-जीवन) ने उनकी सरगर्मियों की ओर 
ध्यान दिलाया: 


क्रांति के झारम्भ में कज्ज़ाकों ने जनता पर गोली चलाने से इनकार 
किया। जब कोर्नीलोव 'ने पेत्रोग्राद पर चढ़ाई की , उन्होंने उसके पीछे चलने 
से इनकार किया क्रांति के प्रति निष्क्रिय वफ़ादारी को तिलांजलि देकर 
कज्ज़ाक अब उस पर सक्रिय राजनीतिक आधात कर रहे हैं। क्रांति की 
पृष्ठभूमि से निकल कर वे सहसा राजनीतिक मंच के पुरोभाग में झा गये हैं . . 


दोन प्रदेश के कज्जाकों के भ्रतामान ( सरदार ) कलेदिन को 
अस्थायी सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि कोर्नीलोव-कांड में उनका 


भी हाथ था। उन्होने इस्तीफ़ा देने से साफ़ इनकार किया और अपने गिर्दे 


तीन बड़ी वही कज्जाक सेनाश्रों को लिये नोवोचेर्कास्क नामक शहर में कुचक्र 
रचते हुए और आतंक की सृष्टि करते हुए पड़े रहे। उनकी ताक़त इतनी 
जबरदस्त थी कि सरकार को मजबूर होकर उनकी हुकम-उदूली को 
गअरअ॑दाज़ कर देना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे मजबूर होकर कज्जाक 
यज के संघ की परिषद्‌ को भी औपचारिक मान्यता देनी पड़ी और 
हाल में ही स्थापित सोवियतों की कज्जाक शाखा को गैरक़ानूनी क़रार 
देना पड़ा। 
अक्तूबर के शुरू में एक कज़्ज्ञाक प्रतिनिधिमण्डल ने केरेन्स्की से 
मुलाक़ात की और बड़े उद्धत भाव से आग्रह किया कि कलेदिन पर लगाये 
अभियोग वापिस लिए जायें और मन्त्रिमण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए 
द फटकारा कि वह सोवियतों के सामने झुक गये थे। केरेन्स्की ने मान 
या कि वह कलेदिन को छेड़ेंगे नहीं और फिर कहा जाता है, उन्होंने 
कहा , सोवियत नेताओं की दृष्टि में मैं अत्याचारी और स्वेच्छाचारी हूँ . . 


दड 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4.) 


tt 


.#ह] f >)! - - Cs ona AH, POT 
। 7: म्‌. 122 1-८ प 
जि ए - ६5 5४-२० स्नान 
बी 


| कारखाना समितियों का पेत्नोग्राद सम्मेलन, १२-१६ जून, १६१७। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


fF +” 


१९१७॥ 


प she/ 
| i ट्ठ 
हि छ 
र ` 
हि टं 
न» > 
5 >> 2 
ह ह 
फ हि £ 
हि 
ho न 
ks. त्रि 6 
.© 
{EF § 
: Ee ठ 
FE El 
(i - 
प्रि कि £ 
डर 2 
FE ढु 
FE 5 
(८ ठ 
hb” छि [®] 
जि © 
® 
F 


ग्रेनाडियर 


` अस्थायी सरकार लाचार यह सब देख रही थी। साइबेरिया 


जहां तक अस्थायी सरकार का प्रश्‍न है, वह सोवियतों के ऊपर निर्भर 


> ~ 


नहीं हे, इतना ही नहीं उसे इन सोवियतों के अस्तित्व तक के 


लिए खेद है।” 
उसी समय एक दूसरा कज्ज्ञाक मिशन ब्रिटिश राजदूत से मिला 


ग्रौर उसने यहां तक जुरंत की कि वह उनसे “आज़ाद कज़्जाक जनता ' . 


के प्रतिनिधियों की हैसियत से पेश आाया। 

दोन प्रदेश में बहुत कुछ कज्जाक जनतन्त्र जेसी चीज़ स्थापित की 
जा चूको थी। 

कुबान ने अपने को एक स्वतन्त्र कज़्ज़ाक राज्य घोषित कर दिया। 
रोस्तोव-श्रान-दोन और येकातेरीनोस्लाव की सोवियतें हथियारवन्द कज्जाकों 
द्वारा छिन्न-भिन्न कर दी गईं, खारकोव में कोयला मजदूर यूनियन के 
सदर दफ्तर पर छापा मारा गया। कज्ज्ञाकआन्दोलन भ्रपने सभी प्रत्यक्ष 
रूपों में समाजवाद-विरोधी तथा सैन्यवादी था। कलेदिन , कोर्नीलोव , जनरल 
दूतोव , जनरल कराऊलोव तथा जनरल बारदिजी की तरह ही उसके नेता 
रईस और बड़े बड़े ज़मींदार थे। मास्को के शक्तिसम्पन्न व्यापारी और 
बैंकर इस आन्दोलन का समर्थन करते थे... 

पुराना रूस बड़ी तेज़ी से टूट और विखर रहा था। उक्रइना , फ़िनलैंड , 
पोलैंड और बेलोरूस में राष्ट्रवादी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था अर उसकी 
हिम्मत बढ़ती ही जाती थी। स्थानीय सरकारें, जिनकी वागडोर मिल्की 
वर्गों के हाथ में थी, स्वायत्त-शासन की मांग करती थीं और पेत्नोग्राद के 
हुक्म को मानने से इनकार करती थीं। हेलसिंगफ़ोसं में फ़िनलैंड की सेनेट 
ने अस्थायी सरकार को कर्ज देने से इनकार किया, फ़िनलेंड को स्वायत्त 
राज्य घोषित किया और मांग की कि रूसी फ़ौजें हटाई जायें। कीयेव भे 


स्थापित पूंजीवादी रादा ने उक्रइना की सीमाम्रों को यहां तक बढ़ाया कि 22 


पूर्व में उराल तक दक्षिणी रूस की सबसे उपजाऊ धरती सारी की सारी 
उक्रइना में शामिल हो गयी। साथ ही उसने एक राष्ट्रीय सेना का गठन 
करना भी शुरू किया। मुख्यमन्त्री विन्निचेन्को ने कुछ इस पकार का 
संकेत दिया कि वह जर्मनी के साथ पृथक्‌ शात्ति-सन्धि सम्पन्न करेंगे - और 


ने मांग की कि उनकी अलग संविधान सभायें बुलाई जाय । इन सभी 


5-230 


~ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रिया और काकेशिया 


So nits च 


SAINTS CC 


1४. 


कटी 

IN) 
शा 
127 


प्रदेशों में अधिकारियों श्रौर मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की स्थानीय 
सोवियतों के बीच कठोर संघर्ष का सूत्रपात हो रहा था... 

गड़बड़ी दिन-व-दिन बढ़ती जा, रही थी। लाखों सिपाही मोचं को 
छोड़कर भाग रहे थे, उनकी लहर पर लहर उठ रही थी - विशाल और 
दिशाहीन -श्रौर देश को श्राप्लावित कर रही थी। तम्बोव और त्वेर 
गुवेनिया के किसान ज़मीन के लिए इन्तजार करते करते ग्राजिज आकर 
आर सरकार की दमनकारी कारंवाइयों से खीझकर जमींदारो की छावनियों 
को जला रहे थे और खद उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। जबरदस्त 
हड़तालों और तालाबंदियों ने मास्कों और ओदेस्सा को » दोन प्रदेश की 
कोयले की खानों को जैसे झकझोर डाला था। परिवहन ठप हो गया था, 
सेना भूखों मर रही थी और बड़े बड़े शहरों में रोटी नदारद थी। 

जनवादी तथा प्रतिक्रियावादी गुटों के बीच असमंजस में पड़ी हुई 
सरकार किंकत्तंव्यविमूढ़ थी। अगर मजबूर होकर वह क्रुछ करती भी थी, 
तो हमेशा मिल्की वर्गों के हितों का ही समर्थन ही करती थी। किसानों के 
बीच शान्ति और सुव्यवस्था पुनःस्थापित करने के लिए, मजदूरों की हड़- 
तालों को तोड़ने के लिए कज्जाको को भेजा गया। ताशक़ंद में सरकारी 
अधिकारियों ने स्थानीय सोवियत का दमन किया। पेत्नोग्राद में आर्थिक 
परिषद्‌ , जिसे देश के छिन्न-भिन्न प्रार्थिक- जीवन का पुनर्निर्माण करने के 
लिए स्थापित किया गया था, पूंजी तथा श्रम की परस्पर-विरोधी शक्तियों 
के बीच फंसकर रह गई, उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया भर उसे केरेन्स्की 


ने भंग कर दिया। पुरानी व्यवस्था के फ़ौजी लोग , जिन्हें कैडेटों का. 


समर्थन प्राप्त था, मांग कर रहे थे कि सेना तथा नौसेना में फिर से 
अनुशासन स्थापित करने के लिए कड़ी कारबाई की जाये। श्रद्धास्पद नौ- 
मन्त्री एडमिरल वेदेरेव्स्की तथा युद्धमन्त्री जनरल वेर्खोव्स्की ने 
आग्रह किया कि सैनिक तथा नौसैनिक समितियों से सहयोग पर ग्राधारित 
एक नया स्वैच्छिक जनवादी अनुशासन ही सेना तथा नौसेना को बचा 
सकता है, लेकिन उनकी आवाज़ नवक्रारखाने में तूती की आवाज़ थी। 


उनकी सलाहों य्रौर सुझावों को उठाकर ताक़ पर रख दिया गया। 
प्रतिक्रियावादी लोग जनता का ग़्स्सा 


देते ये। कोर्नीलोव की स्सा भड़काने पर तुले हुए दिखाई 
देते थे। कोर्नीलोव की पेशी होने वाली थी। पूंजीवादी अखबार अधिकाधिक 


६६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


} 
| 
4 
| 
| 
| 
1 
१ 
+ 
| 
1 
} 
1 
॥ 
4 


खुले तौर पर उसकी हिमायंत करते और उसके लिए कहते कि वह “एक 
_ महान्‌ रूसी देशभवत हैं ”। वूत्सॅव के ग्रखवार ' ग्रोबश्‍चेये देलो ' * (सामान्य 
ध्येय ) ने नारा दिया कि कोर्नीलोव , .कलेदिन और केरेन्स्की की तानाशाही 
क़ायम हो! - 

एक दिन जनतन्त्र की परिषद्‌ की प्रेस गैलरी में वूत्संव के साथ मेरी 
वातचीत हुई। एक नाटे क़द का आदमी , जिसकी कमर झुकी हुई थी, 
चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं, तंगनज़र आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा 
हुआ था, वाल विखरे हुए' थे और दाढ़ी खिचडी हो रही थी-यह थे 
बूर्त्सेव । 

“मेरी बात को गिरह में बांध लो, मेरे नौजवान दोस्त!” उन्होंने 
कहा। “रूस को शक्ति-पुरुष की श्रावश्यकता है। हमें अव अपना ध्यान 
क्रांति की ओर से हटाकर जमंनों में लगाना चाहिए। ये घपलेबाज्ज, ये 
काम बिग़ाडने वाले, जिनकी वजह से कोर्नीलोव की हार हुई। और इन 
घपलेबाजों के पीछे जर्मन दलालों का हाथ है। कोर्नीलोव को जीतना चाहिए 
या 
घोर दक्षिणपक्ष में प्रायः प्रत्यक्ष राजतन्त्रवादियों के मुखपत्र - पुरिश्केविच 
का पत्र 'नरोद्नी त्रिबून' (जनता की भ्रावाज ) , ' नोवाया रूस” ( नया 
रूस ) और 'जिवोये स्लोवो' ( प्राणवान्‌ शब्द ) - क्रांतिकारी जनवाद 
का सफ़ाया करने का खुल्लमखुल्ला समर्थन करते थे... 

२३ अक्तूबर को रीगा की खाड़ी में जमन बेडे के एक स्क्वाडून के 
साथ मुठभेड़ हुई। श्रस्थायी सरकार ने, इस बहाने से कि पेत्रोग्राद खतरे 
में है, राजधानी को खाली करने की एक योजना वनाई, जिसके अनुसार 
सबसे पहले गोला-वारूद के बड़े बड़े कारखाने हटाये जा कर सारे रूस में 
फैला दिये जाने वाले थे और इसके बाद सरकार खद पेत्रोग्राद से हटकर 


* बूत्सेब , व० ल० - उदारतावादी पूंजीवादी प्रकाशक। उनका अखबार 
' ग्रोबश्चेये देलो ' (१६१७) बोल्शेविकःविरोधी प्रचार करता था। क्रान्ति 
के शीघ्र ही बाद बूत्सेंव रूस छोड़कर पेरिस चले गये भ्रौर उन्होंने वहां 
फिर से उपरोक्त अख़बार का प्रकाशन शुरू किया - इस बार उन्होंने राज- 
तत्त्ववादी दृष्टिकोण ग्रहण किया । - सं० 


5* ६७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ° 


PDIP 


मास्को चली जानेवाली थी । योजना निकलते ही वोल्शेविकों ने जोर-शोर से 
कहना शुरू किया कि सरकार क्रांति को कमज़ोर करने की गरज़ से लाल 
राजधानी को छोड़ रही है। रीगा को जर्मनों के हाथ बेच दिया गया है और 
भ्रव पेव्रोग्राद को दुश्मन के हवाले किया जा रहा है! 

पूंजीवादी श्रख़वारों की ख़ूशी का ठिकाना न था। कैडेटों के भ्रखवार 


: रेच' (वाणी) ने लिखा, “मास्को में, जहां श्रराजकतावादियों की 


छेड़छाड़ का डर न होगा, सरकार शान्त वातावरण में ्रपना काम कर 


सकेगी । ” कंड़ेट पार्टी के दक्षिणपक्ष के नेता रोद्ज्यान्को ने ' उत्रो रोस्सीई' 
( रूस में प्रभात ) नामक श्रख़वार में लिखते हुए एलानिया कहा कि जमंनों 


* द्वारा पेत्रोग्राद पर क्रव्ज्ञा एक बहुत बड़ी नेमत होगा , क्योंकि उससे सोवियतों 


का नाश होगा और क्रांतिकारी वाल्टिक वेडे से भी नजात मिल जायेगी। 
उन्होंने लिखा: 

“पेद्रोग्राद खतरे में है... मै अपने श्राप से कहता हूं, ` ईश्वर पेत्रो- 
ग्राद की हिफ़ाज़त करे'। उन्हें डर है कि अगर पेत्नोग्राद हाथ से चला 
जाता है, तो केन्द्रीय क्रांतिकारी संगठन छिन्न-भित्न हो जायेंगे। इसके 
जवाव में मैं कहता हूं कि अगर ये सारे संगठन छिन्न-भिन्न हो जायें, तो 
मुझे बड़ी ख्‌शी होगी, क्योंकि वे रूस को मुसीबत में ही डाल सकते है... 
a “ जर्मन पेत्रोग्राद ले लेंगे, तो बाल्टिक बेड़ा भी नष्ट हो जायेगा... 
लेकिन इसमें अफ़सोस करने की कोई वात न होगी, क्योंकि अधिकांश जंगी 
जहाज पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके हुँ...” 

भवल जन-विरोध की ऐसी आंधी उठी कि पेत्रोग्राद खाली करते 
की योजना को रह करना पड़ा। । 

इस वीच सोवियतों की कांग्रेस रूस के राजनीतिक आकाश में इस 
तरह मंडरा रही थी, जैसे रौद्र मेघ, जिसमें असंख्य बिजलियां कौंध रही 
हों । सरकार ही नहीं, तमाम “नरम” समाजवादी भी इस कांग्रेस को. 
बुलाने का विरोध कर रहे थे। केन्द्रीय सैनिक तथा नौसैनिक समितियां , 
अनेक ट्रेंड-यूनियनों की केन्द्रीय समितियां, किसानों की सोवियतें और सबसे 
ज्यादा तसे-ई-काह ख.द अपनी भरसक इस वात की कोशिश कर रही थीं 
प क ख न होने पाये । पेन्नोग्राद सोवियत द्वारा स्थापित परन्तु 

| है के नियन्त्रण में निकलने वाले श्रख़वार ' इज्वेस्तिया ! (समाचार) 


६८ 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


तथा ' गोलोस सोल्दाता ' ( सिपाही की आवाज़ ) कांग्रेस पर प्रचण्ड भ्राक्र- 
मण कर रहे थे और उसी तरह 'देलो नरोदा ' ( लोक-ध्येय ) तथा ' वोल्या 
नरोदा ' ( लोक-संकल्प ) समेत समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी प्रेस का पूरा 
तोपखाना उस पर अपने गोले दाग़ रहा था। 

देश भर में नुमाइन्दे दौड़ाये गये, स्थानीय सोवियतों की वागडोर 
संभालने वाली समितिग्नों को, सैनिक समितियों को तार द्वारा सन्देश भेजे 
गये कि वे कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों को रोक दें या टाल दें। कांग्रेस 
के खिलाफ़ सार्वजनिक सभाओं में गम्भीर प्रस्तांव पास किये गये, इस ग्राशय 
की घोषणायें की गयीं कि जनवादी तबक़े इसके ख़िलाफ़ हैं कि कांग्रेस का 
अधिवेशन ऐसे समय हो, जब संविधान सभा की तिथि इतनी निकट झा 
गयी हो। युद्ध-मोर्चा , ज़ेम्सत्वों, किसान: संघ , कज्जञाक सेनाश्रों का संघ, 
अफ़सरों की यूनियन, सेंट जार्ज पदकधारी शूरवीर , शहीदी टुकड़ियां *- 
इन सब के प्रतिनिधि प्रतिवाद प्रगट कर रहे थे... रूसी जनतन्व को 
परिषद्‌ ने एक स्वर से अस्वीकृति प्रगट की । मार्च क्रान्ति ने जो मशीनरी 
स्थापित की थी, वह पूरी की पूरी सोवियतों कौ कांग्रेस का रास्ता रोके 
खड़ी थी... 

दुसरी ओर, सर्वहारा का-मज़दूरों, आम सिपाहियों और ग्ररीब 
किसानों का-आकारहीन संकल्प था। बहुत सी स्थानीय सोवियतें अभी 
से बोल्शेविक हो गयी थीं; फिर औद्योगिक मज़दूरों के संगठन, 
फ़ाब्रीचनो-ज्ञाबोद्स्कीये कोमितेति - कारखाना समितियां-भी थीं और 
उनके ग्रलावा सेना तथा जहाजी बेड़े के विद्रोही संगठन भी । कई स्थानों 
में नियमित रूप से सोवियत प्रतिनिधियों का चुनाव करने में वाधित होकर 
जनता ने अपनी “ रम्प ” मीटिंगें कीं ग्रौर अपने बीच से एक गादमी को 
पेत्नोग्राद भेजे जाने के लिए चुना। दूसरे स्थानों में उन्होंने पुरानी बाधक 
समितियों को छिन्न-भिन्न कर डाला और नयी समितियों की स्थापना की। 
विद्रोह की ज्वार उठ रही थी और उसने, उन तमाम महीनों में भीतर 
ही भीतर सुलगती क्रान्ति की गाग के ऊपर जो पपड़ी धीरे धीरे ज रही 
थी और सख्त हो रही थी, उसको चटका दिया। एक स्वतःस्फूर्त जन- 


> 


* देखिये , “टिप्पणियां और व्याख्यायें । = जॉ० रो० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


आन्दोलन ही सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस को सम्भव वना संकता' 
था... र 
बोल्शेविक ग्रान्दोलनकर्ता दिन-ब-दिन वारिकों श्रौर कारखानों का 
चक्कर लगाते और “ गृहयुद्ध की इस सरकार” को बुरी तरह फटकारते। 
एक दिन इतवार के रोज़ हम लोग एक भारी-भरकम भाप से चलने वाली 
ट्राम-गाड़ी में सवार होकर, जो लवालव कीचड़ के वीच से टनटन करती, 
शोर मचाती, कारख़ानों की सादी इमारतों और बड़े वडे गिरजाघरों के 
बीच से गुज़र रही थी, श्लिसेलबुर्ग मार्ग पर स्थित सरकारी गोला-वारूद 
फैक्टरी , श्रोबूखोव्स्की ज्ञावोद , पहुंचे । 


एक बहुत बड़ी ग्राधी तैयार इमारत की नंगी ईंट की दीवारों के 


साये में सभा हुई। लाल कपड़े से सजाये मंच के गिर्दे काले कपड़े पहने 
दस हज़ार ्मौरत-मदं जमा थे। लोग इमारती लकड़ियों और इंटों 
की ढेरियों पर लदे हुए थे या स्याह गाटरों के ऊपर टंगे हुए थे, सब के 
सब उत्सुक और एकाग्र , आवाज़ में बिजली की कड़क । कभी कभी धूमिल , 
बोझिल आकाश में बादलों के बीच से सूरज अचानक निकल पड़ता और 
उसका रक्तिम प्रकाश-पुंज खिड़कियों के चौखटों से होकर उन हजारों सीधे- 
सादे चेहरों पर पड़ता, जो हमारी ओर उठे हुए थे। 

नाजुक बदन के लुनाचार्स्की, जो देखने में कालेज के छात्र मालूम 
होते थे और जिनके कलाकार जैसे चेहरे से भावुकता टपकती थी, वता 
रहे थे कि क्‍यों यह ज़रूरी है कि सोवियतें सत्ता अपने हाथ में ले लें। 
क्रांति के उन दुश्मनों से क्रांति के बचाव की और किसी भी तरह जमानत नहीं 
की जा सकती है , जो जानबूझ कर देश को तबाह कर रहे हैं, सेना को तबाह 
कर रहे हैं और एक नये कोर्नीलोव-कांड के लिए भ्रवसर उत्पन्न कर रहे हैं। 

रूमानिया के मोर्चे से लौटा हुआ एक दुवला-पतला सिपाही , जो एक 
साथ ही क. प्रचंड दोनों था, बोल रहा था, “साथियो ! मोचे पर 
हम भूखा मर रहे हें, ठंड से श्रकड़ रहे है । हम बेवजह मारे जा रहे हैं। मैं 
अपने अमरीकी साथियों से कहता हूं , वे हमारी आवाज़ को भ्रमरीका कप 
और वतायें कि रूसी मरते. दम तक क्रांति को हगिंज तिलांजलि नहीं देंगे। 
हम अपनी पूरी ताक़त से श्रपने मोर्चे पर डटे रहेंगे, तव तक जब तक कि 
दुनिया के लोग उठ न जायें और हमारी मदद के लिए न झा जायें। 


७० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


FS RNS SS HAR य 


न ०4 26:::22322-५-0-------<:-०६....:--००००-०-+- ०४०५०. ०+०६-.०२०२०५- cs cg cones eondnnnnes ane ७-3 


` अमरीकी मजदूरों से कहिए कि वे उठें और सामाजिक क्रांति के लिए 
संघर्ष करें!” अ 
इसके बाद पेत्रोव्स्की बोलने के लिए खडे हुए - दुवले-पतले , आहिस्ता 
लहजे में बोलने 'वाले और कभी न झुकने वाले । 
“ ग्रह वातें बघारने का वकत नहीं है, काम का वक़्त है! श्रार्थिक 


> 


परिस्थिति बहुत बुरी है, मगर हमें उसका गादी होना पड़ेगा। वे हमें भूख 


ओऔर ठंड से मारने की कोशिश कर रहे हूँ। वे हमें भड़काने की कोशिश 
कर रहे हूँ। लेकिन वे जान लें कि वे हृद से वाहर भी जा सकते हूँ-वे 
जान लें कि ग्रगर वे सर्वहारा संगठनों पर चोट करनें की जुरंत करते हैं, 
तो हम उन्हें कूड़ा-ककंट की तरह इस तरह साफ़ कर. देंगे कि इस धरती 
पर उनका निशान तक न रह जायेगा। 

वोल्शेविक ग्रखवारो की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। 'राबोची 
पूत' ( मजदूरों का मार्ग ) और “सोल्दात' ( सिपाही ) नामक पार्टी के 
दो श्रखवारों के अलावा 'देरेवेन्स्काया बेद्नोता' (गांव के ग्ररीव ) नाम 
से किसानों के लिए एक नया अख़बार निकला, जिसकी रोज़ाना पांच 
लाख प्रतियां छपती थीं और फिर १७ अक्तूबर को “ राबोची इ सोल्दात ' 
( मजदूर और सिपाही ) निकला। उसके एक सम्पादकीय लेख में बोल्शेविक 


दृष्टिकोण को सारांश रूप में उपस्थित किया गया: 


चौथे साल की मुहिम का मतलब होगा सेना का झौर देश का 
सर्वनाश . . . पेत्रोग्राद की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है... 
प्रतिक्रांतिकारी जनता की मुसीवतो को देख कर फूले नहीं समाते... 
निराशा से उत्तेजित होकर किसान खुली वग्नावत कर रहे हैं। ज़मींदार और 
सरकारी श्रधिकारी उनके ख़िलाफ़ ताजीरी मुहिम भेज कर उनका क़त्ले- 
आम कर रहे हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदुरो के लिए 
भूखों मरने का खतरा पैदा हो गया है... पूंजीपति वर्ग और उसके जनरल 
सेना में फिर से अन्ध-प्रनुशासन स्थापित करना चाहते हैं। पूंजीपति वर्ग 
के समर्थन से कोर्नीलोवपंथी संविधान सभा के अधिवेशन को छित्तःभिन्त 
करने के लिए खुल्लमखुल्ला तैयारियां कर रहे ह 

करेन्स्की की सरकार जनःविरोधी सरकार है। वह देश को तबाह | 


८८७. Vasishtha Tripathi Coon. Digitized by eGangotr 


; 


कर डालेगी . . . ग्रह श्रखवार जनता की तरफ़ है, जनता के साथ हे - ग्ररीव 
वर्गों, मजदूरों , सिपाहियों और किसानों के साथ है। जनता का निस्तार 
तभी हो सकता है, जब क्रांति को पूरा किया जाये... और इसके लिए 
जरूरी है कि पूर्ण राज्यसत्ता सोवियतों के हाथ में हो... 

यह अख़बार मांग करता है: 

समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में - राजधानी में और प्रान्तों में भी। 

सभी मोर्चों पर अविलम्ब युद्ध-विराम । राष्ट्रों के बीच सच्ची शान्ति। 

ज़मींदारियां वगैर मुग्रावजे के किसानों को दी जायें। 

्रौद्योगिक उत्पादन पर मजदूरो का नियन्त्रण। 

पूरी वफ़ादारी श्रौर ईमानदारी से चुनी हुई संविधान सभा। 


इसी अख़वार से, उन्हीं वोल्शेविकों के मुखपत्र से, जिन्हें दुनिया 
जर्मनों के दलाल के रूप में इतनी अच्छी तरह जानती है, यहां एक उद्धरण 
देना दिलचस्प होगा : 


जमन सम्राट, जिसके हाथ लाखों हताहतों के खन से रंगे हुए हैं, 
अपनी सेना को पेव्रोग्राद पर चढ़ाई करने के लिए भेजना चाहता है। हम 
जर्मन मजदूरों , सिपाहियों और किसानों से, जो उसी तरह शान्ति चाहते 
हैं जस हम, अपील करेंगे कि वे इस घृणित युद्ध के खिलाफ़ अपनी आवाज़ 
बुलन्द करें! 

एसा ग्राह्वान एक क्रांतिकारी सरकार ही दे सकती है, जो सचमुच 
रूस के मजदूरो , सिपाहियों और किसानों की ओर से बोलने की हक्कदार 
होगी, और जो कूटनीतिज्ञों की उपेक्षा कर सीधे सीधे जर्मन सेनाओं से 
अपील करेगी, जर्मन खाइयों को जर्मन भाषा में मुद्रित घोषणाग्नो से पाट 
देगी... इन घोपणा्रों को हमारे हवावाज पूरे जमनी में फैला देंगे 


जनतन्व की परिषद्‌ में दोनों पक्षों के बीच की खाई दिन पर दिन 
चौड़ी होती जा रही थी। 


वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारियों की ग्रोर से भाषण करते हुए 
करेलिन ने कहा , “ मिल्की वर्ग राज्य की क्रान्तिकारी मशीनरी का इस्तेमाल 


७२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ES 3 


| 
| 
j 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कर रूस को मित्र-राष्ट्रो के युद्धरथ के साथ जोत देना चाहते हैं! 
क्रान्तिकारी पार्टियां इस नीति के विल्कुल ख़िलाफ़ हैं...” 

जन-समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बूढ़े निकोलाई चाइकोव्स्की ने 
अपने भाषण में किसानों को ज़मीन देने का विरोध किया और कैडेटों का 
पक्ष लिया। उन्होंने कहा: 

“यह आवश्यक है कि सेना के अन्दर ग्रविलम्व कठोर श्रनुशासन 
स्थापित हो... लड़ाई शुरू होने के दिनों से ही मैं इस वात पर वरावर 
जोर देता रहा हूं कि युद्ध-काल में सामाजिक तथा ग्रार्थिक सुधारों में पड़ना 
एक जुर्म है। हम यही जुर्म कर रहे हैं-हालांकि मैं इन सुधारों का विरोधी 
नहीं हूं, क्‍योंकि मै समाजवादी हूं।'' 

वामपंथियों की पांतों से आ्रावाज़ें, “ हमें आप पर यक़ीन नहीं है! 
दक्षिणपंथियों की जोरदार तालियां -. . 

कैडेटों की ओर से अजेमोव ने कहा कि सेना को यह बताना ज़रूरी 
नहीं है कि वह किस चीज़ के लिए लड़ रही है, क्योंकि हर सैनिक को 
समझना चाहिये कि उसका पहला काम रूस की सरज़मीन से दुश्मन को 
खदेड़ बाहर करना है। 

केरेन्स्की खूद दो बार तशरीफ़ ले झाये भ्रौर उन्होंने राष्ट्रीय एकता 
के लिए पुरजोश अपील की। एक बार तो वह बोलते बोलते रो भी पड़े। 
लेकिन सभा ने उन्हें निरुत्साह भाव से सुना झर उनके भाषण के बीच 
बीच में फ़बतियां भी कसी जाती रहीं। 

त्से-ई-काह आर पेत्रोग्राद सोवियत का हेडक्वार्टर, स्मोल्नी संस्थान 
मीलों दूर शहर के एक छोर पर विस्तीर्ण नेवा नदी के किनारे था। मैं 
वहां एक ठसाठस भरी ट्राम-गाड़ी में गया, जो कीचड़ से लथपथ सड़कों 
से, जिनमें पत्थर का खडंजा लगाया हुआ था, कांखती-कूंखती चींटी की 
चाल से चल रही थी। जहां ट्राम की लाइन ख़त्म होती थी, स्मोल्नी 
कानवेन्ट के सुन्दर धुएं के रंग के नीलाभ, मगर किनारों पर मद्धिम सुनहले 
गुम्वद आसमान को चम रहे ये। एक हसीन इमारत थी यह। और उसके 
साथ ही दो सौ गज़ लम्बी और तीन मंजिल ऊंची स्मोल्नी संस्थान की 


इमारत का विशाल बारिकनुमा मुखभाग था, जिसके फाटक के ऊपर पत्थर 


ष्र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


में बड़ा बड़ा खुदा हुआ शाही राज्यचिल्ल श्रभी भी जैसे धृष्ठता से मुंह 
चिढा रहा था... 

पुराने शासन काल में यहां रूसी अ्रभिजात वर्गीय लड़कियों का एक 
प्रसिद्ध कानवेन्ट-स्कूल था , जिसको संरक्षिका स्वयं जारीना हुआ करती थीं। 
मज़दूरों और सिपाहियों के क्रान्तिकारी संगठनों ने उस पर कव्जा कर 
"लिया था। उसके ग्रन्दर सौ से भी ज्यादा कमरे थे, काफूरी , सामान से 
खाली कमरे, और उनके दरवाजों पर अभी भी एनेमल-तख्तियां लगी हुई 
थीं, जो श्राने-जाने वाले को बताती थीं कि श्रमुक कमरा “लड़कियों की 
कक्षा चार है” और श्रमुक “ ग्रध्यापिका-व्यूरो ” है, इत्यादि । लेकिन श्रव 
उनके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे साइनवोडं लटके थे, जिनसे नयी 
व्यवस्था की प्राणशक्ति का पता चलता था: “ पेत्रोग्राद सोवियत की 
कार्यकारिणी समिति ” और “ त्से-ई-काह ” और “ विदेशी मामलों का ब्यूरो”, 
“ समाजवादी सैनिकों का संघ”, “ खिली रूसी ट्रेड-यूनियनों की केन्द्रीय 
समिति”, “ कारखाना समितियां” , “ केन्द्रीय सैनिक समिति” ; और 
राजनीतिक पार्टियों के केन्द्रीय दफ्तर तथा भ्रन्तरंग सभा कक्ष... 

लंबे मेहराबदार बरामदों में, जिनमें बिजली की इक्की-दुक्की वत्तियां 
जलती होतीं, झुण्ड के झुण्ड दौड़ते-भागते सिपाहियों और मजदूरों की 
शकले दिखाई देतीं , जिनमें से. कुछ अख़वारों, एलानों और सभी तरह कें 
मुद्रित भ्रचार-साहित्य के बड़े बड़े बंडलों के बोझ से दोहरे हो रहे होते। 
लकड़ी के फ़र्श पर उनके भारी जूतों की गहरी आवाज़ बरावर गुंजा करती . . - 
सभी जगह पोस्टर लगाये गये थे: “ साथियो ! अपनी तन्दुरुस्ती की खातिर 
की का ध्यान रखिये!” हर मंजिल पर सीढ़ियां पार करते ही या 
यो की चौकी पर ही लम्बी लम्बी भेजें पड़ी होतीं, जिन पर विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों के पैम्फ्लेट और प्रचार-साहित्य विक्री के लिए लदा होता . . - 

नीचे की मंजिल पर नीची छत वाला लम्वा-चौड़ा खाने का कमरा 
अभी भी खाने का कमरा वना हुआ था। मैने दो रूबल का एक कूपन 
खरीदा , जिससे मुझे खाना मिल सकता था और सैकड़ों और लोगों के 
साथ लाइन में खड़ा हो गया और उन लम्बी लम्बी मेजों के पास पहुंचने का 
इन्तञ्चार करने लगा, जहां वीस-वाईस औरत-मर्द खाना परस रहे थे और 
काली इबल-रोटी के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ बड़े बड़े देगों से बंदगोभी का 


1.1 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
| 
| 


शोरवा , गोश्त के टुकड़े, ढेर का ढेर काशा (दलिया) उंडेल रहे थे। 
पांच कोपेक दीजिये और तामचीनी के एक प्याले में चाय भरवा लीजिये। 
उधर, टोकरी से एक मैली, चिकनी लकड़ी की चम्मच उठा लीजिये... 
लकड़ी की खाने की मेज़ों के साथ बेंचों पर भूखे मजदूर ठसाठस भरे थे, 
जो खाना हडप रहे थे, तरह तरह के मंसूबे बांध रहे थे और जोर ज़ोर से 
- इधर बैठे लोग उधर के लोगों से-भद्दे मज्ाक़ कर रहे थे। 

ऊपर की मंजिल पर एक दूसरा खाने का कमरा था, जो त्से-ई-काह 
के लिए -रिज़वं था, गोकि हर कोई वहां. जाता था। यहां खव मक्खन 
लगी रोटी और चाय के जितने भी गिलास चाहिये मिल सकते थे। 

दूसरी मंजिल के दक्षिणी भाग में बड़ा हॉल था, जो संस्थान का 
नाच-घर हुआ करता था-एक ऊंची छत का काफ़ूरी कमरा, जिसके बीच 
से बड़े बड़े खम्भों की दो कतारें गुजरती थीं और जो उजले, चमकदार 
झाइ-फ़ानूसों से , जिनमें सैकड़ों सजावटी बिजली के वल्ब लगे थे, जगमग 
था। उसके एक सिरे पर एक मंच था। दोनों बाजू में शाखा-प्रशाखा 
युक्त दीपस्तम्भ थे और पीछे दीवार में एक सुनहरां चौखटा था, जिसमें 
से शाही शबीह काट कर निकाल दिया गया था। यहां उत्सव-समारोह्‌ 
के अवसरों पर फ़ौजी ग्फ़सरों भौर पादरियों की तड़क-भड़क वाली वर्दियां 
चमका करती थीं-यह थी रानियों-महारानियों की रंगभूमि . . - 

बाहर हॉल के ठीक दूसरी ओर , सोवियतों की कांग्रेस की क्रिडेन्शियल 
समिति का दफ्तर था। मै वहां खड़ा नये प्रतिनिधियों को आते हुए देखता 
रहा : हट्टे-कट्टें दढ़ियल सिपाही, काली जैकेट पहने मजदूर आर चन्द बड़े 
बड़े वालों वाले किसान। दफ्तर में काम करने वाली लड़की , जो प्लेखानोव 
के “ येदीनसत्वो ”* दल की सदस्य थी, उन्हें देख कर हिंकारत से मुंह विचका 
रही थी। “ये लोग पहली स्येज्द (कांग्रेस) के प्रतिनिधियों से बिल्कुल 
भिन्न हैं,” उसने कहा। “देख लीजिए , कैसे उजडु, जाहिल लोग हैं ये! 
गंवार जनता...” उसकी बात सही थी; रूस भीतर तल तक भालोड्त 
हुआ था भौर जो नीचे था, वही अब ऊपर आ गया था। पुरानी त्से-ई-काह 


हारा नियुक्त क्रिडेन्शियल समिति एक प्रतिनिधि के बाद दूसरे प्रतिनिधि 


* देखिये, ' टिप्पणियां और व्याख्यायें 1 - जॉ० रो० 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ret SAN pt 


पर इस बिना पर एतराज़ कर रही थी कि उनका चुनाव गैरक़ानूनी ढंग 

से हुआ है। वोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य काराखान इस 

बात पर सिफ़ मुस्करा कर रह गये। “फ़िक्र न करो, ” उन्होंने कहा, 

“ हम देखेंगे कि वकत शने पर आपको अपनी सीटें कैसे नहीं मिलतीं . . . ” 
' राबोची इ सोल्दात' ने लिखा: 


नई श्रखिल रूसी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर दिलाया 
जाता है कि -संगठन समिति के कुछ सदस्य यह कह कर कि कांग्रेस नहीं 
होगी और बेहतर है कि उसके प्रतिनिधि पेत्नोग्राद छोड़कर चले जायें कांग्रेस 
को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं... इन सव झूठी बातों की 
र ध्यान मत दीजिये . .. महान्‌ दिवस आने वाले है... 

यह साफ़ था कि २ नवम्बर तक इतने प्रतिनिधि इकट्टे नहीं हो 
सकेंगे कि कोरम पूरा हो, इसलिए कांग्रेस का उद्घाटन ७ तारीख़ तक के 
लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन श्रव पुरा देश उत्तेजित हो उठा था, 
और मेन्शेविकों तथा समाजवादी-क्रांतिकारियों ने, यह समझते हुए कि 
उन्होंने हार खाई है, यकायक अपनी कार्यनीति बदल दी और घवरा कर 
अपने प्रान्तीय संगठनों को इस श्राशय के तार भेजने लगे कि वे यथासम्भव 
अधिक से अधिक संख्या में “नरम” समाजवादी प्रतिनिधियों को 
चुनें। इसके साथ ही किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति ने 
आपातिक ग्राह्वान दिया कि किसानों की कांग्रेस १३ दिसम्बर को बुलायी 
जाये, ताकि मजदूर तथा सिपाही जो भी क़दम उठायें , उसकी काट 
को जा सके... 

वोल्शेविक क्या कदम उठाने बाले हैं? शहर में अफ़वाह गर्म थी 
i एक सशस्त्र ` प्रदर्शन” होने वाला है, ,कि मज़दूर और सिपाही 
निल (डू ड *- करने वाले हैं। पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी 

नवास ने भविष्यवाणी की कि विद्रोह होने है और उन्होंने गर 

से आग्रह किया कि वह पेत्ोग्राद ह i, 
कम कोम्रेस का अधिवेशन न, होने दे। ' नोवाया रूस ' जैसे कुख्यात अखबारों 
ने तो वोल्शेविकों के क़त्ले-ग्राम तक के लिए झावाज़ उठाई। 
७६ 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


गोर्की के अख़बार “नोवाया जीज्न ' ने वोल्शेविकों के साथ सहमति 
प्रगट करते हुए लिखा कि प्रतिक्रियावादी क्रांति को विनष्ट करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं और आवश्यक होने पर उनका शस्त्र-वल से प्रतिरोध करना 
होगा , लेकिन उसने यह भी लिखा कि सभी क्रांतिकारी जनवादी पार्टियों 


के लिए आवश्यक है कि वे अपना संयुक्त मोर्चा कायम करें: . 


जब तक कि जनवाद ने अपनी मुख्य शक्तियों को संगठित नहीं कर 
लिया है, जब तक कि उसके प्रभाव को शक्तिशाली विरोध का सामना 
करना पड़ रहा है, तव तक हमला शुरू करने में कोई फ़ायदा नहीं है। 
परन्तु यदि विरोधी तत्व बलःप्रयोग का ग्राश्रय लेते है, तो क्रांतिकारी जनवाद 
को सत्ता हाथ में लेने के लिए लड़ाई में उतरना चाहिये, और ऐसी सूरत 
में जनता की व्यापकतम श्रेणियां उसका समर्थन करेंगी . . - 


गोकी ने इस बात की ओर इशारा किया कि प्रतिक्रियावादी ग्रौर 
सरकारी दोनों ही तरह के श्रख़बार बोल्शेविकों को हिंसा के लिए भड़का 
रहे हैं। फिर भी ऐसे समय में विद्रोह करने का अर्थ होगा एक नये 
कोर्नीलोव-कांड के लिए मार्ग प्रशस्त करना। गोर्की ने बोल्शेविकों से आग्रह 
किया कि वे इन अफ़वाहों का खण्डन करें। पोत्रेसोव ने मेन्शेविक अखबार 
“देन! (दिन) में एक नक्शे के साथ एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी, 
जिसमें बोल्शेबिक अ्रभियान की गुप्त योजना का भण्डाफोइ करने का दावा 
किया गया था। 

जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, शहर की दीवारें पोस्टरों ” 
से भर गई, जिनमें “नरम” झौर अनुदार गुटों की केन्द्रीय समितियों 
तथा त्से-ई-काह की चेतावनी, अपीलें भ्रोर घोषणायें थीं, हर तरह के 
“ प्रदर्शन” की निंदा की गई थी भौर मजदूरों तथा सैनिकों से अनुरोध 
किया गया था कि वे आरान्दोलनकर्ताओों की वात पर कान न दे। उदाहर 
के लिए , समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी की सैनिक शाखा का यह बयान पेश है : 


शहर में फिर इस किस्म की अफ़वाहें फेल रही हैँ कि र विस्तुप्लेनिये 
का इरादा किया जा रहा है। ये अफ़वाहें कहां से पैदा हुई हैं? वे कौनसे 


७७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2 4९ 


संगठन हैं, जिन्होंने श्रान्दोलनकर्ताञ्रों को विद्रोह का प्रचार करने का श्रधिकार 
दिया है? त्से-ई-काह के अन्दर बोल्णेविको ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा 
कि उनका ऐसे प्रचार से कोई सम्बन्ध नहीं है... लेकिन इन भ्रफ़वाहों 
से ही एक बहुत वड़ा खतरा पैदा होता है। यह सहज ही संभव है कि कुछ 
गर्म जोशीले व्यक्ति मज़दूरों, सिपाहियों और किसानों के बहुमत की 
मनोदशा का ध्यान किये बिना मज़दूरों और सिपाहियों के एक भाग 
को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिये बुलायें श्रौर उन्हें विद्रोह के लिए 
भड़कायें . . . 

इस नाजुक और संगीन दौर में, जिससे क्रांतिकारी रूस इस समय 
गुज़र रशा हे, कोई भी विद्रोह बहुत आसानी से गृहयुद्ध में बदल सकता 
ग्रोर उसके फलस्वरूप सर्वहारा के सभी संगठन , जिनका इतने परिश्रम 
निर्माण किया गया है, नष्ट-भ्रप्ट हो सकते है... प्रतिक्रांतिकारी 
पड्यन्व्रकारी यह योजना वना रहे हैं कि विद्रोह का फ़ायदा उठा कर 
क्रांति का नाश करें, मोर्चे को विल्हेल्म के लिए खुला श्ररक्षित छोड़ दें 
और संविधान सभा को छिन्नभिन्न कर दें... आप सव अपनी अपनी 
जगहों पर मज़बूती से जमे रहें! आप हरगिज़ बाहर, न निकलें ! 


डे 
द्‌ 
he 
से 


_ २८ अक्तूबर को स्मोल्नी भवन के वरामदे में मेरी बातचीत कामेनेव 
से हुई- एक नाटे क़द के दुबले-पतले आदमी , तीखी सुर्खीमायल दाढ़ी और 
प्रवल अंग-भंगी। उन्हे इस वात का बिल्कुल यक्कीन नहीं था कि कांग्रेस 
कै प्रतिनिधि काफ़ी तादाद में आयेंगे। उन्होंने कहा, “ भ्रगर कांग्रेस होती 
ह i तो वह्‌ जनता की प्रवलतम भावना का प्रतिनिधित्व करेगी। श्रगर 
काग्रेस में बोल्णेविकों का बहुमत होता है, जैसा'कि मैं समझता हूं कि 
होगा, तो हम मांग करेंगे कि सत्ता सोवियतों के हवाले की जाये और 
स्थायी सरकार इस्तीफ़ा दे...” 

र वोलोदास्कीं ने -लम्बे क़द का "एक नौजवान, श्रांखं पर चश्मा, 
चेहरा जद जैसे जिल्द का रोग्रन उतर रहा हो - कुछ ज्यादा. पक्की बात 


कही: “ लीवेरदान* और उनके जैसे दूसरे समझौतापरस्त कांग्रेस को 


—— आ 


` *लीवेर श्रौर दान। -सं० 
७८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


, भीतर से तोड़-फोड़ रहे हैं। अगर वे उसके अधिवेशन को रोकने में सफल 
हुए, तो, हम उस पर निर्भर नहीं रहेंग-हम इतने यथार्थवादी 
जरूर हे!” 

मेरी नोटबुक में २९ अक्तूबर की तारीख में उस दिन के अख़बारों 


से ली गई निम्नलिखित ख़बरें दर्ज हैं: 


मोगिल्योंव (सेना के जनरल स्टाफ़ का सदर दफ़्तर)। यहां वफ़ादार 
गार्ड रेजीमेंटों, “बर्बर डिवीज़न ”, कउज़ाक टुकड़ियों और “ शहीदी 
टुकड़ियों ” का भारी जमावड़ा है। 

पाब्लोव्स्क , त्सारस्कोये सेलो, पीटरहोफ़ के सैनिक अफ़सरों के 
स्कूलों के युंकरों* को सरकार ने हुक्म दिया है कि वे पेव्रोग्राद श्राने के 
लिए तैयार रहें। ओरानियेनवाउम के युंकर शहर में ग्रा रहे हैं। 

पेत्रोग्राद गैरिसन 'की बख्तरवन्द ' गाड़ियों की डिवीज़न का एक 
हिस्सा शिशिर प्रासाद की रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है! 

त्रोत्स्की के दस्तखत से एक हुक्म जारी किया गया है, जिसके 
मुताविक सेस्त्रोरेत्सक के सरकारी आयुध कारखाने ने कई हजार वन्दूकें 
पेत्रोग्राद मजदूरों के प्रतिनिधियों के हवाले की हैं। 

निचली लितेइनी वस्ती की नगर मिलिशिया की एक सभा ने एक 
. प्रस्ताव द्वारा मांग की है कि समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में सौंप दी 


जाए। 


उन उत्तेजनापूर्ण दिनों में, जब हर शख्स जानता था कि कुछ 
होने वाला है, लेकिन ठीक कया होने वाला है, यह कोई नहीं कह सकता 
था, जो उलटी-पुलटी घटनायें हो रही थीं, यह उनकी एक बानगी भर है। 

३० अक्तूबर की रात को स्मोल्नी में पेत्रोग्राद सोवियत की एक 
सभा में त्रोत्स्की ने पूंजीवादी अखबारों के इस दावे की कि सोवियत 
सशस्त्र विद्रोह का विचार कर रही है कठोर निन्दा करते हुए कहा कि _ 


ढु न सैनिक स्कूलों के विद्यार्थी । इन स्कूलों में भभिजात-वर्गीय 
लड़कों को जारशाही सेना में ग्रफ़सरी के लिए तालीम दी जाती थी ।-सं० 


पथ ७९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 
है 32222 RI 


डं 


का, 


बृह “ सोवियतों की कांग्रेस की साख गिराने और उसे छिन्न-भिन्‍न करने 
के लिए प्रतिक्रियावादियों की एक कोशिश है..." उन्होने जोर देकर 
कहा, “पेव्रोग्राद सोवियत ने किसी विस्तुप्लेनिये के लिए आदेश नहीं 
दिया है। जरूरी होने पर हम ऐसा आदेश देंगे और पेत्रोग्राद की गैरिसन 
हमारा समर्थन करेगी... वे (सरकार ) प्रतिक्रांति के लिए. तैयारी कर 
रहे हैं और हम उसके जवाब “में ऐसी चोट करेंगे, जो वेरहम और 
फ़ैसलाकुन होगी । र 

यह सच है कि पेत्नोग्राद सोवियत ने प्रदर्शन के लिए आदेश नहीं 
दिया था, परन्तु बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय समिति विद्रोह के प्रश्‍न पर 
विचार कर रही थी। २३ तारीख को पूरी रात समिति की बैठक होती 


रही। बैठक में पार्टी के सभी बुद्धिजीवी, सभी नेता तथा पे्रोग्राद के ' 


मजदूरों ्रौर वहां की गैरिसन के प्रतिनिधि मौजूद थे । बुद्धिजीवियों में 
केवल लेनिन और त्रोत्स्की ने विद्रोह का समर्थन किया। यहां तक कि 
फ़ोजी आदमियों ने भी उसका विरोध किया। वोट लिए जाने पर विद्रोह 
का पक्ष हार गया! 

अर फिर एक सीधा-सादा मजदूर बोलने के लिए उठा। उसका 
चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। “मैं पेत्रोग्राद सर्वहारा की ग्रोर से 


ti 77 _ ~ =. a 
वाल रहा हूं, उसने सख्त लहजे में कहा। “ हम विद्रोह के पक्ष में हैं। « 


आपकी जो मर्जी हो झ्राप करें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर 
पाने लितं का नाश होने दिया, तो हम हमेशा के लिए आपसे बाज 
आयग, कुछ सिपाहियों ने भी इस मजदूर का साथ दिया... इसके 


बाद फिर वोट लिये गये और विद्रोह का पलड़ा भारी निकला... . * 


“अक्तूवर , १९१७ में बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति के ऐतिः 
हासिक अधिवेशन में संशस्त्र विद्रोह के वारे में जो वहस हुई, यहां उसकी 
सही रिपोर्ट नहीं दी गई है। सशस्त्र विद्रोह संगठित करने का निर्णय २३ 
तनह, १९१७ को हुई केंद्रीय समिति की एक गुप्त बैठक में किया गया। 


हस बठक में भाग लेनेवाले सदस्य थे : लेनिन, ववनोव , द्जे्जीन्स्की, | 
कोल्लोन्ताई, लोमोब, स्वेदलोब , सोकोलनिकोव , : 
उरीत्स्की । ज़िनोब्येव तथा कामेनेव ने लेतित | 


जिनोव्येव , कामेनेव, कोल्लोन 
स्तालिन, त्रोत्स्की और उरी 


co 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


छद्मवेश में लेनिन का एक चित्र | यह चित्र जुलाई, १९१७ की घटनाओं के 
वाद रूपोशी की उनकी आखिरी मुदत के दौरान लिया गया था, जब लेनिन 
क० प० इवानोव नामक एक मजदूर के नाम जारी किये गये पहचान-पत्र का 
इस्तेमाल किया करते थे। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Bi कक >/& वट 
09८०८ 7०८८८८ SS | 
SEES 
4८८८८“ KAA ipl 7८७४ . yo ou 
grrr ८६७६-०२ fon ८०५८०८८८५५५ | 
Lecter PECs pat * 2८८7 “2९ 
` I 4 Si 6 
Pp ff Mees) 
अत rk 1 &<-.८..2-९ *>८-% 
BY SP Melee Sf a) 
| 2८-८८ i ८८८ 
है 0224 we FF. वाण 
: श्र . Ce Cin phe 
11 बा 0 6 ८८८5: 


लय क्र & ८4४७ ८ . 


| ८? AoE pe 7 हे 
LS DN बी 


` सशस्त्र विद्रोह के बारे में व्ला० इ० लेनिन द्वारा स्रवद तथा २३ 


झक्तूबर , १९१७ को पार्टी की केन्द्रीय समिति की ऐतिहासिक बैठक द्वारा | 


स्वीकृत प्रस्ताव का पहला पष्ठ | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 899190 


इसके बावजूद रियाज़ानोव , कामेनेव श्रौर ज़िनोव्येव के नेतृत्व में 
दक्षिणपंथी वोक््णेविक सशस्त्र विद्रोह के विरोध में आन्दोलन करते रहे। 
३१ अक्तूबर ° की सुबह “राबोची पूत' में लेनिन के 'साथियों के नाम 
पत्न '!! की पहली किस्त प्रकाशित हुई। भ्रभी तक संसार में जितना भी 
राजनीतिक प्रचार देखा गया है, उसमें इससे ज़्यादा ढीठ रचना मुश्किल 
से ही मिलेगी। इस लेख में लेनिन ने कामेनेव और रियाज़ानोव की 
आपत्तियों को अपनी आलोचना का आधार बनाकर विद्रोह के समर्थन" 
में अपने तर्क उपस्थित किये। उन्होंने लिखा: 

“ यातो हम अपना नारा ' समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में 
हो! छोड़ दें, नहीं तो विद्रोह करें। इन दोनों के बीच और कोई रास्ता 
नहीं है...” 

उसी दिन तीसरे पहर केडेट नेता पावेल मिल्युकोव ने जनतन्त्र की 
परिषद्‌ में एक तल्ख़, तेज़-तर्रार तक़रीर की”, जिसमें उन्होंने स्कोवेलेव | 


द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का विरोध किया। छ: दिन वाद, २६ 
अकतूबर को, केंद्रीय समिति का एक विस्तारित अधिवेशन हुआ , जिसमें 
पेत्रोग्राद पार्टी समिति, सैनिक संगठन, पेल्लोग्राद सोवियत, ट्रेड-यूनियनों , 
कारखाना समितियों, रेल मजदूरों ग्रौर पेत्रोग्राद. हलक़े की पार्टी समिति 
के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में लेनिन ने केंद्रीय समिति 
के पिछले अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव को पढ़ा। अपने भाषण में लेनिन 
ने कहा कि रूस तथा यूरोप, दोनों ही की वस्तुनिष्ठ राजनीतिक 
परिस्थिति निर्णायक से निर्णायक, जोरदार से जोरदार नीति की मांग 
करती है, जो सशस्त्र विद्रोह की ही नीति हो सकती है। लेनिन ने एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें सशस्त्र विद्रोह के वारे में केंद्रीय समिति 
के फैसले का स्वागत और समर्थन किया गया था। प्रस्ताव दो के ख़िलाफ़ 
१९ वोटों से स्वीकृत हुआ; चार व्यक्तियों ने मतदान में भाग नहीं 
लिया। ज़िनोव्येव और कामेनेव ने दोबारा केंद्रीय समिति के प्रस्ताव के 
ख़िलाफ़ बोट दिये।- सं० 

*यह तारीख ग़लत है। ' राबोची पूत' का यह अंक पहली नवंबर 
को निकला था।-सं० * 
८१ 


6-2360 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के . नकाज़ को जर्मन-पक्षीय कह कर बदनाम किया और कहा कि 
“ क्रांतिकारी जनवाद ” रूस को तबाह कर रहा है; उन्होंने तेरेश्चन्को 
की खिल्ली उड़ाई और खुल्लमखुल्ला कहा कि वह्‌ रूसी कूटनीति से जर्मन 
कटनीति को ज्यादा पसन्द करते हैं... जितनी देर उनका भाषण चलता 
. रहा, उतनी देर बरावर वामपंथी वेंचों से वेहद शोर उठता रहा 

उधर सरकार वोल्शेविक प्रचार की सफलता के महत्व की उपेक्षा 
नहीं कर सकती थी। २९ अक्तूबर को सरकार तथा जनतन्त्र की परिषद्‌ 
के एक संयुक्त आयोग ने बड़ी उतावली में दो क़ानून वनाये, एक ज़मीन 
अस्थायी रूप से किसानों को देने के लिए और दूसरा शान्ति की एक 
ज़ोरदार विदेश नीति को अग्रसर करने के लिए। दूसरे दिन केरेन्स्की ने 
सेना में मृत्युदंड स्थगित कर दिया। उसी दिन तीसरे पहर एक नये 
आयोग; “ जनतन्त्रीय शासन को सुदृढ़ वनाने तथा श्रराजकता और 
प्रतिक्रांति का मुक़ावला करने के लिए श्रायोग” का पहला अधिवेशन वडे. 
धूमधाम से शुरू हुआ, लेकिन इतिहास में इस श्रायोग का और कोई 
चिल्ल नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह दो संवाददाताश्रों के साथ मैंने 
केरेन्स्की से मुलाक़ात की -पत्रकारों की उनके साथ यह आखिरी 
मुलाक़ात थी। 

हमारे साथ बातचीत करते हुए उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, 
“रूसी जनता आर्थिक क्लान्ति से तथा मित्र-राष्ट्रो में अपना विश्वास 
टूट जाने से पीड़ित है! दुनिया सोचती है कि रूसी क्रांति चन्द रोज़ की 
मेहमान है। गलती न कीजिये। रूसी क्रांति ग्रभी वस शुरू ही हो रही 
है...” उनके इन शब्दों में भविष्य का कितना अधिक पूर्वाभास था इसे 
शायद वह खूद नहीं जानते थे। 

३० अक्तूबर को रात भर पेत्रोग्राद सोवियत की एक पुरशोर तूफ़ाती 
बैठक हुई , जिसमें मैं मौजूद था। “ नरम ” समाजवादी बुद्धिजीवी , अफ़सर, 
सैनिक समितियों के सदस्य , त्से-ई-काह के सदस्य इस बैठक में दल-बल से 
मौजूद थे । उनके ख्रिलाफ़ खड़े होकर बोलने वालों में थे- मजदूर, 
किसान भर मामूली सिपाही , सीधे-सादे और जोशीले। 

एक किसान ने त्वेर में होनेवाले उपद्रवो का ज़िक्र करते हुए कहा 
कि उनका कारण भूमि समितियों के सदस्यों की गिरफ्तारी है। “यह 


८२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
१ 
| 
| 
| 


केरेन्स्की और कुछ नहीं पोमेश्चिकों (ज़मींदारों) की ढाल है,” 
उसने चिल्ला कर कहा। “वे जानते हैं कि हम संविधान सभा में 
वहरसूरत ज़मीन अपने हाथ में ले लेंगे और इसलिए वे संविधान सभा 
को मिस्मार करने की कोशिश कर रहे हूँ!” 

बैठक में बोलते हुए पुतीलोव 'कारखाते के एक मशीन-कर्मचारी ने 
वताया कि विभाग सुपरिन्टेंडन्ट एक एक करके विभागों को इस वहाने 
से बन्द कर रहे हैं कि कारखाने के पास न ईंधन है भ्रौर न कच्चा माल। 
उसने कहा कि कारखाना समिति ने ईंधन और कच्चे माल की ढेर सारी 
छिपाई गई सप्लाई का पता लगाया है। 

“यह एक उकसावा है,” उसने कहा। " वे हमें भूखों मारना चाहते 
हैं या फिर हमें हिंसा के लिए उत्तेजित करना चाहते हे!” 

एक सैनिक ने उठकर कहना शुरू किया, “साथियो! मँ आपके 
लिए एक ऐसी जगह से अभिवादन-संदेश लाया है, जहां लोग अपनी क्रब्र 
खोदते हैं और उसे कहते हैं मोर्चे की खाई! ' 

आर फिर एक लम्बे क़द. का नौजवान सिपाही, जिसकी हड्डियां 
निकल ग्रायी थीं और आंखें चमक रही थीं, बोलने के लिए उठा 
आर उसका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। यह था 
चुदनोव्स्की , जिसके बारे में ख़बर आई थी कि वह जुलाई की लड़ाई में 
मारा गया। अ्रब वह गोया कब्र से उठकर झा गया था। | 

“आम सिपाही भव अपने झफ़सरों पर कोई भरोसा नहीं रखते। 
यहां तक कि सैनिक समितियों ने भी, जिन्होंने हमारी सोवियत का 
अधिवेशन बुलाने से इनकार किया, हमें धोखा दिया है... ग्राम सिपाही 
चाहते हैं कि संविधान, सभा का अधिवेशन ठीक उसी समय हो, जब 
उसे बुलाया गया है ग्रौर जो लोग उसे टालने की जुरंत करेंगे, उन्हें हम 
लानत भेजेंगे। और यह कोई अफ़लातूनी लानत न होगी, क्योंकि , याद 
रखिये , सेना कें पास बन्दूकें भी हैं... | 

पांचवीं सेना में संविधान सभा के लिए जो चुनाव-ग्रान्दोलन बड़े 
ज्ञोर-शोर से चल रहा था, उसका ज़िक्र करते हुए उसने कहा, “ फ़ौजी 
अफ़सर , खासकर मेन्शेविक ग्रौर समाजवादी-क्रांतिकारी , जानबूझकर 
बोल्शेविकों को पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अखबारों के 


6° ८३ 


(७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8७91५० 


खाइयों में बांटे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती । हमारे भाषणकर्ताश्रों 
को गिरफ्तार किया जाता है... 

“तुम रोटी की कमी की वात क्यों नहीं करते? एक दूसरे 
सिपाही ने चीख कर कहा। 

“ इन्सान सिफ़ रोटी के सहारे नहीं जी सकता,” चुद्नोव्स्की ने 
सख्त लहजे में जवाब दिया 

उसके बाद एक अफ़सर ने भाषण दिया, जो वीतेब्स्क सोवियत का 
एक प्रतिनिधि तथा मेन्शे्रिक-ओबोरोनेत्स ( प्रतिरक्षावादी) था। 
“सवाल यह नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है,” उसने कहा। 
“ मुश्किल सरकार ने पैदा नहीं की है, लड़ाई ने की है... और इसके 
पहले कि कोई तबदीली हो यह जरूरी है कि लड़ाई जीती: जाये...” 
इस वात पर सीटियां दी गईं और चिढ़ाने के लिए तालियां बजाई गई। 
“ये बोल्शेविक ग्रान्दोलनकर्ता कोरी लपफ़ाज़ी करते हैं!” हंसी के ठहाकों 
से दीवारें तक हिल उठीं। “हमें चाहिये कि हम क्षण भर के लिए वर्ग- 
संघर्ष भूल जायें...” लेकिन उसका भाषण इसके आगे नहीं चल सका। 
किसी ने चीख कर कहा, “आप यही चाहते हैं!” 

उन दिनों पेत्नोग्राद का नज्जारा कुछ अजीबोगरीब था। फ़ैक्टरियों 
में कारखाना समितियों के कक्षों में ढेर की ढेर बन्दूकें जमा थीं, संदेश- 
वाहक श्राते-जाते रहते थे और लाल गाडं* क़वायद करते रहते थे... 
सभी वारिकों में रोजाना रात को मीटिंगें और पुरे दिन में गर्म, लम्बी, 
कभी न ख़त्म होने वाली बहसें चलती रहतीं। सड़कों पर शाम का 
झुटपुटा होते ही भीड़ बढ़ने लगती भर जैसे एक जन-समुद्र की लहरें 
नेव्स्की मार्ग पर दोनों दिशाओं में धीरे धीरे शोर करती बढ़तीं, लोगों 
में अखवारो के लिए छीना-झपटी होती... ठगी और बटमारी इस हंद 
तक बढ़ गई थी कि गलियों से गुजरना खतरनाक था... एक दिन तीसरे 
पहर सदोवाया मार्ग पर मैने देखा कि कई सौ झादमियों की एक भीड़ 
ते एक सिपाही को मारते मारते बेदम कर डाला, जिसे चोरी करते हुए 
रंगे हाथों पकड़ा गया था। रोटी ग्रौर दूध के लिए ठंड में घंटों लाइनों 


* देखिये, टिप्पणियां और व्याख्यायें' - जा० री० 
८४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


। 
| 
1 
| 


में इन्तजार करती हुई ठिठुरती औरतों के इदे-गिदे कुछ वहुत रहस्यमय 
प्रकार के व्यक्ति मंडराते और उनके कानों में फुसफुसा कर कहते कि 
यहूदियों ने श्रनाज का स्टाक दवा रखा है और ऐसे वक्त जब कि लोग 
भूखों मर रहे हैं, सोवियत के सदस्य वडे ठाठ-वाट से दिन गुज़ार रहे 
हेहि 

स्मोल्नी में दरवाजे पर और बाहरी फाटकों पर कड़ा पहरा था। 
विना “ पास” दिखाये कोई भी श्रन्दर नहीं जा सकता था। समितियों के 
कक्षों में न दिन में खामोशी थी, न रात मे-हर वकत एक हल्की सी 
गंज उठती रहती । सैकड़ों सिपाही और मजदूर फ़र्ण पर ही सो जाते- 
जहां भी उन्हें जगह मिलती लेट रहते। ऊपर वड हाल म पत्रांग्राद 
सोवियत की पुरशोर बैठकों में एक हजार ग्रादमी जमा थ 

जुए के श्रड्टे पूरी रात जोर-्शोर से चलते, उनम शर्मन पाना का 
तरह बहता और वीस वीस हज़ार रूबल की वाज़ियां लगाई जाती। शहर 
के विचले भाग में रात के वक्त क़ीमती फर और ज़ेवरों से लदी हुई 
वेश्यायें घूमती रहता थीं, कैफ़े और रेस्तोरां में उनकी खासी भीड़ होती 

` राजतन्त्रवादी कुचक्र, जर्मन जासूस, पड्यन्त्र रचन वाल, तस्कर 

व्यापारी 

बारिश में", कडी सर्दी में, मेघाच्छादित आकाश के नीचे यह विशाल 
स्पन्दनशील नगर तेज़ से तेजतर रफ़्तार से भागा जा रहा था- लेकिन 


किधर ? 


००७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr ne 


RTE 


तीसरा ग्रध्याय 
तुफान फटने से पहले 


जब एक कमज़ोर सरकार का साविक्रा विद्रोही जनता से पड़ता है, 
एक घड़ी ऐसी ग्राती है, जब अगर अधिकारी कोई कदम उठाते हैं, तो 
उससे जन-साधारण का गुस्सा भड़कता है और अगर नहीं उठाते, तो वे 
उनकी घृणा के पात्र बन जाते है 

ेत्रोग्राद छोड़ने का प्रस्ताव करते ही एक तूफ़ान खड़ा हो गया; 
लेकिन जब उसका खण्डन करते हुए केरेन्स्की ने यह साबंजनिक वक्‍तव्य 
दिया कि सरकार ऐसा कोई इरादा नहीं रखती , लोगों ने थुड़ी-थुड़ी ही की । 

क्रांति के दवाव के कारण जकड़ी हुई “ अस्थायी ” पूंजीपतियों की 
सरकार ( ' राबोची पूत' ने कड़क कर कहा ) ये झूठे आश्वासन देकर 
छुटकारा पाना चाहती है कि उसका पेल्रोग्राद छोड़कर भाग जाने का कभी 
ख्याल न था, न ही उसकी यह ख्वाहिश थी कि राजधानी दुश्मनों के 
हवाले कर दी जाग्ने 


खार्कोव * में कोयला खानों के तीस हजार संगठित मजदूरों ते विश्व 


* मालूम होता है यहां जॉन रीड का ग्रभिप्राय दोनेत्स कोयला खदान 
प्रदेश से है।-सं० Rl 


SES ; श्र 


७ 0 0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के औद्योगिक मज़दूरों* (3. ४/. \॥ .) के संविधान.का यह श्रामुख अपनाया : 
“ मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग के वीच कोई समानता नहीं हो सकती । ” 
कज्जाकों ने इन मजदूरों को तितर-वितर कर दिया, कुछ मजदूर खानों 
के मालिकों द्वारा तालावन्दी का एलान होने से ग्रन्दर जाने नहीं दिये गये, 
बाक़ी मजदूरों ने ग्राम हड़ताल की घोषणा की। वाणिज्य तथा उद्योग- 
मन्त्री कोनोवालोव ने अपने नायब श्रोर्लोव को पूर्ण अधिकार देकर इस 
झगडे का निपटारा करने के लिये नियुक्त किया। खान मजदूर ओर्लोव 
को घणा की दृष्टि से देखते थे, परन्तु त्से-ई-काह ने न केवल उसकी 
नियकित का समर्थन किया, उसने यह मांग करने से-भी इनकार किया 
कि कज्ज्ञाकों को दोन प्रदेश से वापिस बुला लिया जाये 

इसके वाद कालगा सोवियत को छिन्नःभिन्त कर दिया गया । 
बोल्शेतिकों ने सोवियत में अपना बहुमत स्थापित करके कुछ राजनीतिक 
बंदियों को रिहा कर दिया था। केन्द्रीय सरकार के कमिसार की मंजूरी 
से नगर दमा ने मीन्सक से फ़ौज बुलाई और कालूगा सोवियत के सदर 
दपतर पर गोलाबारी की गयी। वोल्शेविकों को झुकना पड़ा, लेकिन जब 
वे भवन से वाहर निकल रहे थे, कज्जाकों ने यह कहते हुए उनके ऊपर 
हमला किया, . “मासको श्रौर पेत्नोग्राद समेत तमाम बोल्शेविक सोवियतों 
के साथ हम इसी तरह पेश आयेंगे ! ' इस घटना से समस्त रूस में दहशत 
के साथ गुस्से की एक लहर दौड़ गई 

पेत्रोग्राद में उत्तर प्रदेश की सोवियतों की प्रादेशिक कांग्रेस समाप्त 
हो रही थी। इस कांग्रेस में बोल्शेविक क्रिलेन्को ने सभापति का आसन 
ग्रहण किया था। कांग्रेस ने विशाल बहुमत से फसला किया कि सोवियतों 
की अखिल रूसी कांग्रेस को समस्त सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिये । 


* चिइव के औद्योगिक मजदूर -रूस की क्रांतिकारी घटनाओं के प्रभाव 
से संयुक्त राज्य अमरीका में १६०५ में स्थापित एक क्रांतिकारी ट्रेड-यूनियन 
जन-संगठन। १९३१-४० के दशक में, जब वह पतित होकर एक 
संकीर्णतावादी संगठन बन गया था भौर जन-साधारण से अपने पुराने 
संबंधों को खो बैठा था, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया । जब यह संगठन 
पूरे जोर पर था, जॉन रीड उसके सक्रिय सदस्य थे।-सं० 


८5७ . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


w 9 


अस्त में उसने जेलों में बन्द बोल्शेविकों को एक श्रभिवादन-संदेश भेजा, 
जिसमें उनसे कहा गया था कि वे खश हो जायें, क्योंकि उनकी आज़ादी 
की घड़ी ग्रा पहुंची है। इसी वक्त कारखाना समितियों के प्रथम अखिल 
रूसी सम्मेलन ने सोवियतों के प्रबल समर्थन की घोषणा की और फिर 
यह अर्थपूर्ण जिचार प्रगट किया: 

ज्ञारशाही से अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद 
मज़दूर वर्ग चाहता है कि जनवादी व्यवस्था उसके उत्पादन सम्बन्धी 
क्रियाकलाप के क्षेत्र में भी विजयी हो। उत्पादन में जनवादी व्यवस्था 
का सर्वश्रेष्ठ रूप ्रौद्योगिक उत्पादन पर मज़दूरों का नियन्त्रण है, जिसका 
विचार प्रभुता-सम्पन्न वर्गों की अपराधपूर्ण नीति द्वारा उत्पन्त आर्थिक 
विघटन के वातावरण में स्वभावतः प्रगट हुआ . . . 


रेल मजदूर यूनियन ने रेल परिवहन-मन्त्री लिवेरोव्स्की के इस्तीफे 
की मांग की। 

त्से-ई-काह के नाम पर स्कोबेलेव ने आग्रह किया कि उनको दिया 
जाने वाला नकाज्ञ मित्र-राष्ट्र-सम्मेलन में पेश किया जाये और उन्होंने 
तेरेशचेन्को के पेरिस भेजे जाने के विरोध में भ्रौपचारिक रूप से अपना प्रति- 
वाद प्रगट किया। तेरेश्चेन्को ने इस्तीफ़ा देने की रजामन्दी ज़ाहिर की... 

सेना का पुन:संगठन करने में असमर्थ जनरल वेर्खोब्स्की मंत्रिमंडल 
की बैठकों में यदा-कदा ही श्राते... 5 

३ नवम्बर को बूत्सेव के पत्र 'ग्रोबशचेये देलो' ने बड़ी बड़ी 
सुखिंयां देते हुए लिखा: 


नागरिको ! पितृभूमि को बचाइये ! 
` मुझे ग्रभी गभी मालूम हुआ है कि कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षा आयोग 
की एक बैठक में युद्ध-मन्त्री जनरल वेर्खोव्स्की ने, जो कोर्नीलोव के पतन 
के लिये उत्तरदायी प्रमुख व्यक्तियों में हैं, प्रस्ताव किया कि मित्र-राष्ट्रो 
से स्वतन्त्र रूप में एक पृथक शान्ति-सन्धि सम्पन्न की जाये। 
` यह रूस के प्रति विश्‍वासघात है! 


८८ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


HSIN TS 23 


“PEE A ४० 


तेरेश्चेन्को ने इजहार किया कि अस्थायी सरकार ने वेर्खोब्स्की के 
प्ररताव पर गौर तक नहीं किया है। 

“आ्राप वहां होते, तो शायद सोचते कि हम किसी पागलखाने में 
हैं!” तेरेश्चेन्को ने कहा। 

आयोग के सदस्य जनरल वेखोंव्सकी की वात को सुन कर हकका- 
बवका रह गये। 

जनरल शअलेक्सेय्रेव रो पड़े। 

नहीं। यह निरा पागलपन नहीं है! यह और भी बुरी वात है। 
यह प्रत्यक्षतः रूस के प्रति विश्वासघात है ! 

वेखोव्स्की ने जो कहा है, उसके लिए केरेन्स्की, तेरेशचेन्को ग्रौर 
नेक्रासोव फ़ौरन जवावदेही करें। 

नागरिको , उठिये ! 

रूस को वेचा जा रहा है! 

उसे वचाइये ! 


वेखोव्स्की ने वास्तव में यही कहा था कि मित्र-राष्ट्रों पर इसके लिए _ 


दबाव डाला जाये कि वे शान्ति का प्रस्ताव करें, क्योंकि रूसी सेना अव 
ग्रौर लड़ने में असमर्थ है ... र 

रूस में और विदेशों में भी इस समाचार से बड़ी खलबली मची। 
वेखोव्स्की को “ अस्वस्थ होने के कारण अनिश्चित काल के लिए छुट्टी ” 
दी गयी, और उन्हें मन्त्रिमण्डल से निकलना पड़ा। ' ग्रोबश्चेये देलो ' 
को बन्द कर दिया गया... * 

४ नवम्बर, इतवार का दिन पेव्रोग्राद सोवियत दिवस घोषित किया 
गया था, और उस दिन जाहिरा तौर पर संगठन तथा प्रेस के लिए पैसा 
उगाहने के लिए शहर भर में बड़ी बड़ी सभायें आयोजित को गयी थीं। 
परन्तु वास्तविक उद्देश्य अपनी शक्ति का. प्रदर्शन करना था। यकायक 


एलान किया गया कि उसी दिन कज्ज़ाक लोग क्रेस्तनी खोद -सलीब. 


का जुलूस - निकालेंगे। कहा गया कि यह जुलूस १८१२ की कलीसाई 
प्रतिमा के सम्मात में निकाला जायेगा, जिसके चमत्कार से नेपोलियन 
को भास्को छोड़ कर भागना पड़ा था। हवा में सनसनी थी। वारूद का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SOS VN 


७०77 32203 0?” 


ढेर जमा था और एक चिनगारी गृहयुद्ध की आग भड़का सकती थी। 
पेत्रोग्राद सोवियत ने ' कज्जाक भाइयों के नाम' एक घोषणापत्र निकाला, 
जिसमें कहा गया था: 


श्राप कज्जाकों को हम मजदूरों श्रौर सिपाहियों के खिलाफ़ भड़काया 
जा रहा है। जो लोग भाईको भाई से लड़ाने की यह योजना कार्यान्वित 
कर रहे हैं, वे हैं हमारे सामान्य शत्रु, हमारे उत्पीड़क , विशेषाधिकार- 
सम्पन्न वर्गो के लोग; फ़ौजी जनरल, बैकर, जमींदार , भूतपूर्व अफ़सर , 
जार के भूतपूर्व नौकर... भ्रष्टाचारी श्रौर धनिक, रईस व उमरा, 
जागीरदार व “जनरल और खद आपके कज्जञाक जनरल हमसे नफ़रत करते 
हैं। वे किसी भी घड़ी पेत्रोग्राद सोवियत का नाश करने और क्रान्ति को 
कुचल देने के लिए तुले वैठे हे 

४ नवम्बर को 'किसी ने एक कज्ज्ाक धार्मिक जुलूस निकालने का 
आयोजन किया है। इस जुलूस में भाग लिया जाये या न लिया जाये, 
यह हर व्यक्ति के स्वतन्त्र विवेक का प्रश्‍न है। हम इस मामले में 
दस्तन्दाज्जी नहीं करते, न ही हम किसी को रोकते हूँ... लेकिन कज्जञाको! 
हम आपको झागाह करते हैं, आप खवरदार रहिये और ख्याल 
रखिये कि कहीं ऐसा न होने पाये कि क्रेस्तनी खोद के बहाने आपके 


कलेदिन जैसे नेता आपको मजदूरों के ख़िलाफ़, सिपाहियों के ख़िलाफ़ 
भड़कायें . . . 


जुलूस का ख्याल यकायक छोड़ दिया गया 

बारिकों में और शहर की मजदूर बस्तियों में बोल्शेविक नारा 
उठाते थे, “समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में!” झौर, उधर 
काली यमदूती शक्तियां लोगों को भड़का रही थीं कि वे उठें श्रौर 
यहूदियों को, दूकानदारों को, समाजवादी नेताओं को मौत के घाट 
उतारे 

एक श्रार राजतन्त्रवादी श्रख़वार खूनी झातंक भर दमन के लिए 
भड़का रहे थे, दूसरी शोर लेनिन की पुरजोर झावाज़ कड़क रही थी, 

वग्नावत ! .. ग्रव हम एक लमहा भी ठहर नहीं सकते !” 


Ko 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Eat Ss Treg | 


पूंजीवादी अख़बार भी बेचैन थे*। “ विर्जेवीये वेदोमोस्ती ' (एक्सचेंज 
गजेट ) ने लिखा कि वोल्शेविकों का प्रचार “ समाज के सबसे प्राथमिक 
सिद्धान्तों - व्यक्तिगत सुरक्षा तथा निजी स्वामित्व की मान्यता "पर्‌ 
, प्रहार है। 

लेकिन बोल्शेविकों के विरोध में “नरम” समाजवादी पत्रिकायें सबसे 
कट्टर निकलीं ?। 'देलो नरोदा' ने लिखा, “ बोल्शेविक क्रान्ति के सबसे 
खतरनाक दुश्मन हैं।” मेन्शेविक “देन ' ने लिखा, “सरकार को चाहिए 
कि अपने को बचाये श्रौर हमें भी।” प्लेखानोव के अख़वार ' येदीन्स्त्वो ' 
( एकता )' ने सरकार का ध्यान इस वात की आर दिलाया कि पेत्रोग्राद 
के मजदूरो के हाथ में हथियार दिये जा रहे हैं और मांग की कि 
बोल्शेविकों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाये। 

सरकार दिन-व-दिन ज्यादा लाचार होती जा रही थी। नगरपालिका 
का प्रशासन तक चरमरा कर बैठ गया। सुबह ग्रखवारों के कालम घोर 
दु:साहसपूर्ण डकैती और क्रत्ल की ख़बरों से भरे होते। अपराधियों को 
छुट्टा घूमने के लिए छोड़ दिया गया था। 

उधर हथियारवन्द मजदूर रात में सड़कों पर गश्त लगाते, चोरों- 
लुटेरों से निपटते श्रौर जहां भी हथियार मिलते उन्हें जब्त कर लेते । 

१ नवम्बर को पेक्रोग्राद के सैनिक कमांडर कर्नल पोल्कोवनिकोव ने 
एक एलान जारी किया: 


बावजूद इसके कि देश एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा ह, पेत्नोग्राद 
में चारों ओर अभी भी सशस्त्र प्रदर्शन और मारकाट के लिये ग्रेरजिम्मेदार 
अपीलें जारी की जा रही हैं, और लूट-पाट तथा अव्यवस्था रोज़ाना 
बढ़ती जा रही हैं। यमन 

यह॒ स्थिति नागरिकों के जीवन को छिन्न-भिन्न कर रही है तथा 
सरकार और नगरपालिका के संस्थानों के व्यवस्थित कार्य में वाधा 
पहुचा रही है। 

अपनी ज़िम्मेदारी का और देश के प्रति अपने कतेंव्य का पूरा ध्यान 


रखते हुए, मँ ग्रादेश देता हूं: र 
१. गैरिसन के अधिकार-क्षेत्र में, विशेष निर्देशों के ग्रनुसार , प्रत्येक ' 


० ९१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सैनिक टुकड़ी सरकारी संस्थानों की सुरक्षा के लिए नगरपालिका को, 
कमिसारों को तथा मिलिशिया को पूरी मदद दे। 

२. हलक़े के कमांडर तथा नगर मिलिशिया के प्रतिनिश्चियों के सहयोग 
से गश्ती दलों का संगठन किया जाये और अपराधियों तथा सेना से भागे 
सिपाहियों को गिरफ्तार करने के लिए कारंवाई की जाये। 

३. जो भी लोग वारिकों में घुस कर सिपाहियों को सशस्त्र प्रदर्शन 
और मारकाट के लिये भड़काते हैं, .उन्हें गिरफ्तार करके नगर के द्वितीय 
कमाण्डर के सदर दफ्तर के हवाले किया जाये। 

४. कोई भी सशस्त्र प्रदर्शन या बलवा होते ही उसे समस्त उपलब्ध 
सैनिक शक्ति से तुरत कुचल दिया जाये। 

५. मकानों में नाजायज तलाशियां और नाजायज गिरफ्तारियां 
रोकने में कमिसारों की मदद की जाये। 

६. हर व्यक्ति अपने भ्रधिकारःक्षेत्र में होने वाली प्रत्येक घटना की 
रिपोर्ट अविलम्ब पेत्नोग्राद सैनिक क्षेत्र के स्टाफ़ को दे। 

में सभी सैनिक समितियों तथा संगठनों को आादेश देता हूं कि वे 
कमाण्डरों को, जिन कतंव्यों की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है, 

उन्हें पूरा करने में मदद पहुंचायें। 


जनतन्त्र की परिषद्‌ की एक बैठक में केरेन्स्की ने घोषणा की 
कि सरकार बोल्शेविक तैयारियों के वारे में अच्छी तरह जानती है और 
उसके पास किसी भी प्रदर्शन से निवट पाने के लिये पर्याप्त शक्ति है*। 
उन्होंने ` नोवाया रूस ' ` और ' राबोची पूत' पर यह आरोप लगाया कि 
वे दोनों एक ही प्रकार की विध्वंसक कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। 
“ परन्तु , / उन्होंने ्रागे कहा, “निर्वाध प्रेस-स्वातन्त्य के कारण सरकार. 
इस स्थिति में नहीं है कि ग्रखवारो में छपने वाले झूठ का प्रतिकार कर, 
सके... ” * उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दोनों अखबारों में एक ही 


* केरेन्सकी ने साफ़ वात नहीं कही। भ्रस्थायी सरकार इससे पहले, 
जुलाई में ही, वोल्शेविक अ्रख़वारों को बंद कर चुकी थी और ग्रब 
फिर ऐसा करने का इरादा रखती थी।-जॉ० री० 


६२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
! 


प्रकार के प्रचार के दो पहलू नजर ग्राते हैं, जिसका इच्छित लक्ष्य है 
प्रतिक्रांति को भ्रग्रसर करनां। यमदूती शक्तियां यही चाहती हैं और 
'बेतरह चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा: 

“मेरा सर्वनाश निश्चित है और इस बात का बहुत श्रधिक महत्व 
नहीं है कि मेरे ऊपर क्‍या बीतती है। मैं यह कहने को जुर्रत करूंगा कि 
शहर की घ॑टनाग्रों में जो कुछ रहस्यमय हैं, उसका कारण बोल्शेविकों 
के अ्विश्वसनीय उकसावे में निहित है!” 

२ नवम्बर तक सोवियतों की कांग्रेस के केवल 'पन्द्रह प्रतिनिधि 
पेत्नोग्राद पहुंचे थे। दूसरे दिन एक सौ मौजूद थे गौर उसके भ्रगले दिन 
सुबह १७५, जिनमें १०३ बोल्शेविक थे... चार सौ प्रतिनिधियों से कोरम 
बनता था और कांग्रेस के शुरू होने में केवल तीन दिन वाक़ी रह गये 
थे 

मै बहुत काफ़ी वक्त स्मोल्नी में बिताता। श्रब अन्दर दाखिल होना 
उतना आसान न था। बाहरी फाटकों पर संतरियों की दोहरी कतार 
होती , अंदर के सदर दरवाजे के सामने इन्तज़ार करने वाले लोगों की 
एक लम्बी लाइन दिखाई पड़ती, जिनमें चार चार एक साथ अन्दर जाने 
दिये जाते, जहां उनसे उनके नाम-धाम के साथ यह पूछा जाता कि वे 
किस काम से वहां झाये हैं। उन्हें स्मोल्ती के लिये पास दिये जाते 
और पास-व्यवस्था हर दो-चार घंटे के बाद बदल दी जाती , क्योंकि जासूस 
चुपके से भीतर घुसने की बराबर कोशिश कर रहे थे... 

एक दिन जैसे ही मैं बाहर के फाटक पर पहुंचा, मैने अपने ठीक 
` झागे तोत्स्की और उनकी पत्नी को. देखा । उन्हें एक सिपाही ने रोक 
दिया। त्रोत्स्की ने ग्रपमी जेबों को उलट डाला, लेकिन उन्हें अपना पास 
न मिला। 

“कोई बात नहीं,” भ्रन्त में उन्होंने कहा। . “आप मुझे जानते 
हैं, मेरा नाम त्रोत्स्की है।” . 

“आपके पास अपना पास नहीं है,” सिपाही ने अडते हुए कहा। 
“ आप अन्दर नहीं जा सकते । :्ापका नाम कुछ भी हो, मेरे लिये इससे 
कोई फ़क़ नहीं पडता । ” 

९३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ लेकिन मै पेत्रोग्राद सोवियत का अध्यक्ष हूं। 

“अच्छा , सिपाही ने जवाब दिया। “अगर ग्राप इतने बड़े आदमी 
हैं, तो आपके पास कम से कम एक पुर्जा तो होना चाहिये। 

त्रोत्स्क़ी ने सब्र से काम लिया। 


Boenno-Pesonruion, 
rp TIponyekt. 
IETP. रॅ ४0. Jano. cie ... Bory feeds 
KoMeHAanTenA orAtn®.  ...... . ........... A AE A C5 Cf Hee, 


Ce 


(Greed, 81917 r. CcpoxoMb ॥०..... १42224 पत्र | र 


Ha ॥७880 cB0GORHArO 97018 Bh 01101 


Hblh VHcTHTYTb. 


HomenQanm® g 4.५५ orc म FF 


Andonpou3sodumend 


स्मोल्नी भवन में प्रवेश के लिए जॉन रीड को दिया गया पास 


(11-11 Ci ~ 
में कमांडंट से मिलना चाहता हूं,” उन्होंने कहा। सिपाही 


हिचकिचाग्रा ग्रौर उसने बुडबुडा कर कहा कि वह हर सिरफिरे के लिए, 
जो वहां पहुंच जाये, कमांडेंट को तंग नहीं करना चाहता। आ्राखिरकार 
उसने एक दूसरे सिपाही को इशारा किया, जिसके हाथ में गारद टुकड़ी 
रा कमान थी। त्रोत्सकी ने उसे सारी वात समझाई और फिर कहा, 
मेरा नाम त्रोत्स्की है।” 
Lf त्ोत्स्की ? 711 ~ 
३% सो इस दूसरे सिपाही ने माथा खुजलाते हुए कहा । फिर 
सोचते सोचते वोला, “मैंने यह नाम कहीं सुन रखा है। मेरा ख्याल है 
ठीक है। आप अन्दर जा सकते हैं, कामरेड..." ; 


९४ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्दर वरामदे में मेरी मुलाक़ात वोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय समिति 
करे सदस्य काराखान * से हुई , जिन्होंने मुझे समझाया कि नई सरकार केसी 
होर्ग [: : 

“ एक लचकीला संगठन, जो सोवियतों के माध्यम से प्रगट होने 
बाली जनता की इच्छा के प्रति संवेदनशील होगा रौर जो स्थानीय 
शक्तियों को काम करने का पुरा मौक़ा देगा। इस समय जार की सरकार 
की ही तरह अस्थायी सरकार भी स्थानीय जनवाद को रोकती है। नयें 


समाज में पेशक़दमी नीचे से होगी... सरकार का ढांचा रूसी सामाजिक . 


जनवादी मजदूर पार्टी के संविधान के अनुरूप होगा। नयी त्से-ई-काह , 
जो सोवियतों की ग्रखिल रूसी कांग्रेस के जल्दी जल्दी होने वाले 
ग्रधिवेशनों के प्रति उत्तरदायी होगी, हमारा संसद होगी। विभिन्‍न 
मंत्रालयों की अध्यक्षता मन्त्री नहीं करेंगे, कोल्लेगिया अथवा समितियां 
करेंगी , जो सीधे सीधे सोवियतों के प्रति उत्तरदायी होंगी...” 

३० अक्तूबर को पहले से निश्चित समय पर मैं त्रोत्सकी से वात 
करने के लिये स्मोल्नी भवन के सवसे ऊपर के एक सादे असज्जित कमरे 
में दाखिल हुआ। त्रोत्स्की कमरे के बीचोबीच एक मामूली कुसी पर बैठे 
थे; सामने खाली मेज़ थी। मुझे उनसे बहुत से सवाल करने की ज़रूरत 
नहीं हुई। वह घण्टा भर से ज्यादा लगातार तेज़ रफ्तार से बोलते रहे। 
मैं यहां. उनकी बात का सारांश उन्हीं के शब्दों में दे रहा हूं: 

“ अस्थायी सरकार की बिल्कुल ही कमर टूट गयी है। उसकी 
नकेल पूंजीपति वर्ग के हाथ में हैँ, लेकिन खुल्लमखुल्ला नहीं ; उस पर 
ग्रोबोरोन्त्सी ( प्रतिरक्षावादी ) पार्टियों के साथ मिथ्या संश्रय का 
पर्दा डाल दिया गया है। अब, क्रांति के दौरान आप देखते हैं कि किसान, 
जो वादा की गई ज़मीन का इन्तज़ार करते करते थक चुके हैं, बग्रावत 
कर रहे हैं; और पूरे देश में, सभी मेहनतकश वर्गों के अन्दर , वैसी ही 
नफ़रत दिखायी देती है। पूंजीपति वर्ग गृहयुद्ध के ढारा ही पना यह 
प्रभुत्व क़ायम रख सकता है। पूंजीपति वर्ग एकमात्र कोर्नीलोव के तरीके 
से हो अपना नियन्त्रण क्रायम रख सकता है। परन्तु पूंजीपति वर्ग के पास 


* काराखान केन्द्रीय समिति के सदस्य नहीं थे।-सं० 
९५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शाक्य यात, 1... 0 0. 43 s+ 8 


शक्ति का अभाव है... सेना हमारे साथ है। समझोतापरस्त तथा 
शान्तिवादी , समाजवादी-क्रांतिकारी तथा मेन्शेविक लोग अपनी सारी साख 
खो वैठे हैं, क्योंकि किसानों और जमींदारों का संघर्ष , मजदूरो श्रौर मालिकों 
का संघर्ष, सिपाहियों श्रौर अफसरों का संघर्ष आज जितना उग्र और 
कठोर हो गया है, उतना वह पहले कभी नहीं हुआ था। इस संघर्ष में 
सुलह-मसालहत की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जन-साधारण का 
मिलजुल कर उठाया हुआ क्रदम ही, सर्वहारा श्रधिनायकत्व की विजय ही 
क्रांति सम्पन्न कर सकती है और जनता को उवार सकती है... 

` “ सोवियतें जनता का सर्वश्रेष्ठ -अपने क्रांतिकारी अनुभव, अपने 
विचारों तथा उद्देश्यों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ - प्रतिनिधित्व करती हूँ। 
खाइयों में सैनिकों, कारखानों में मज़दूरों और खेतों में किसानों के ऊपर 
सीधे सीधे आधारित ये सोवियतें क्रान्ति की रीढ़ हैं। 

“ सोवियतों के बगैर एक प्रकार -की सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न 
किया गया है, और उससे सत्ता का श्रभाव ही उत्पन्न हुआ है। रुसी 
जनतन्त्र की परिषद्‌ के गलियारों में तरह तरह के प्रतिक्रांतिकारी 
षड्यन्त्र रचे जा रहे हूँ। कँडेट पार्टी उग्र प्रतिक्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व 
करती है। दूसरी ओर सोवियतें जनता के ध्येय का प्रतिनिधित्व वरती. 
हैं। इन दोनों ख़ेमों के बीच ऐसे कोई दल नहीं हैं, जिनकी कोई ख़ास 
अहमियत हो... यह «।1९ 11९ -निर्णयकारी संघर्ष है। 
पूँजीवादी प्रतिक्रांति अपनी समस्त शक्ति को बटोरती गौर संहत करती 
है ग्रौर उस समय की प्रतीक्षा करती है, जब वह हमारे ऊपर ग्राक्रमण 
कर सकेगी। हम मुंहतोड़ फ़ैसलाकुन जवाब देंगे) जो काम मार्च में 
मुश्किल से शुरू हुआ और जो कोर्नीलोव-काण्ड के समय आगे बढ़ा, उसे 
हम पूरा करेंगे...” 

इसके वाद उन्होने नयी सरकार की विदेश नीति की चर्चा की: 

_ हमारा पहला काम होगा सभी मोर्चो पर अविलम्ब युद्ध-विराम 
के लिए तथा एक जनवादी शान्ति-संधि की शर्तों पर विचार करने के 
हेतु बिभिन्न जनों का एक सम्मेलन करने के लिये आह्वान देना। शान्ति 
के समझौते में जनवाद का कितना गहरा पुट होगा, यह इस बात पर 
निर्भर होगा कि यूरोप में हमारे इस आह्वान का कितना क्रांतिकारी प्रत्युत्तर 
९६ 


‘CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SSI 4 +-+-+-+>«+-+-पाइनमकूक३+कक+++>3-3-1०क.++ 


5 9 १ ८ अजया NO RNS लीक कक कक 


दिया जायेगा। श्रगर हम यहां पर सोवियतों की सरकार स्थापित कर 
लेते हैं, तो वह यूरोप में शान्ति की तत्काल स्थापना का एक शक्तिशाली 
साधन .होगी, क्योंकि यह सरकार सभी जनों से, उनकी सरकारों की 
उपेक्षा कर , सीधे उनसे श्रविलम्व ग्रपील करेगी, ग्रौर उनके सामने युद्ध- 
विराम का प्रस्ताव रखेगी। शान्ति-सन्धि सम्पन्न करने की घड़ी में रूसी 
क्रान्ति का पूरा ज़ोर इस ओर पड़ेगा: “संयोजन न हों, हरजाने न लिये 
जायें, जातियों को आत्म-निर्णय का अधिकार मिले' और यूरोप का एक 
संघात्मक जनतन्त्र स्थापित हो... 

“मेरी दृष्टि में इस युद्ध के पश्चात्‌ यूरोप का पुनर्जन्म होगा - 
कूटनीतिज्ञों के हाथों नहीं, सर्वहाराओं के हाथों। यूरोप का संघात्मक 
जनतन्त्र - यूरोप के संयुक्त राज्य - यही होना चाहिये । राष्ट्रीय स्वायत्तता 
पर्याप्त नहीं रह गयी है। आर्थिक विकास का तक्ाज़ा है कि राष्ट्रीय 
सरहदें मिटा दी जायें। अगर यूरोप राष्ट्रीय समूहों में बंटा रहता है, 
तो साम्राज्यवाद फिर अपना धंधा शुरू कर देगा। एकमात्र यूरोप का 
संघात्मक जनतन्त्र ही संसार को शान्ति प्रदान कर सकता है। | कहते 
कहते त्रोत्स्की के चेहरे पर हंसी खेल गयी-वही उनकी स्निग्ध, ईषत्‌ 
व्यंग्यात्मक हंसी । “लेकिन जब तक यूरोपीय जन-साधारण जहोजेहद न 


करें, ये लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते - इस समय... 


जव हर आदमी इस इन्तज़ार में था कि बोल्शेविक यकायक एक 
दिन सुबह सड़कों पर निकल पड़ेंगे और सफ़ेदपोश लोगों पर दनादन 
गोलियां चलाना शुरू कर देंगे, वास्तविक विद्रोह अत्यन्त . सहज भाव से 
शुरू हुआ और खुल्लमखुल्ला हुआ। के 

अस्थायी सरकार की योजना थी कि पेत्नोग्राद की गैरिसन को मोर्चे 
पर भेज दिया जाये। हे 

इस गैरिसन में लगभग साठ हजार सिपाही थे, जिन्होंने क्रान्ति में 
प्रमुख भाग लिया था। मार्च के शानदार दिनों में उन्होंने ही हवा का 
रुख बदल दिया था, सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की स्थापना 
की थी और कोर्नीलोव को पेत्नोग्राद के द्वार से पीछे खदेड़ दिया। 


€्छ 


7-2360 
(७७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उस समय इस गैरिसन का एक वड़ा भाग वोल्णेविक-पंथी था। 

जव भ्रस्थायी सरकार ने राजधानी खाली कर देने की बात की, पेत्नोग्राद 
की गैरिसन ने ही उसे जवाबं दिया: “यदि आपकमें राजधानी की रक्षा 
करने की सामर्थ्यं नहीं है, तो शान्ति सम्पन्न कीजिये और अगर झाप 
शान्ति सम्पन्न नहीं कर सकते, तो हट जाइये ग्रौर एक जन-सरकार के 
लिये रास्ता छोड़ दीजिये, जो दोनों काम कर सकती है... 
. यह विल्कुल साफ़ था कि विद्रोह करने की कोई भी कोशिश हो, 
उसका अंजाम पेत्नोग्राद गैरिसन के रुख़ पर मुनहसर होगा। सरकार की 
चाल यह थी कि गैरिसन की रेजीमेंटों को हटा कर उनकी जगह “ भरोसे 
लायक़” टुकड्ियां - कज्जाक टुकड़ियां और " शहीदी टुकड़ियां ” - लायी 
जायें। कुछ सैनिक समितियों, “ नरम” समाजवादियों और त्से-ई-काह ने 
सरकार की इस योजना का समर्थन किया। मोर्चे पर और पेत्नोग्राद में 
इस वात पर जोर देते हुए व्यापक प्रचार किया गया कि श्राठ महीनों से, 
जव खाइयों में थके-मांदे सिपाही फ़ाक़े कर रहे थे और जान से हाथ 
धो रहे थे, पेत्नोग्राद गैरिसन के उनके साथी राजधानी की बारिकों में 
आरामतलब ज़िन्दगी बसर कर रहे थे। 

स्वभावतः इस आरोप में कुछ सच्चाई थी कि गैरिसन की रेजीमेंटे 
अपनी अपेक्षाकृत ग्राराम की जिन्दगी को छोड़ कर शीत-अ्भियान की 
मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थीं। लेकिन पेल्नोग्राद छोड़ कर जाने से 
इनकार करने की वजह कुछ गौर थी। पेत्नोग्राद सोवियत को आशंका 
थी कि सरकार का इरादा बहुत नेक नहीं है, भ्रौर मोर्चे से मामूली 
सिपाहियों द्वारा चुने गये सैकड़ों प्रतिनिधि श्रा ग्राकर कह रहे थे, “यह 
ठीक है कि हमें कुमक की जरूरत है, लेकिन हमारे लिये यह जानना 
ज्यादा जरूरी है कि पेव्रोग्राद सुरक्षित है, क्रान्ति सुरक्षित है... श्राप 
पिछाया संभालिये, साथियो, , और हम मोर्चा संभालेंगे ! ” 

२५ श्रक्तूवर को बन्द दरवाज़ों के भीतर पेत्नोग्राद सोवियत की 
कार्यकारिणी समिति की एक बैठक हुई, जिसमें पूरे सवाल का फ़ैसला 
करने के लिए एक विशेष सैनिक समिति स्थापित करने के बारे में विचार 
किया गया। अ्रगले दिन पेत्नोग्राद सोवियत, की सैनिक शाखा ने एक समिति 


का चुनाव किया, जिसने तुरंत पूंजीवादी श्रख़वारों के बहिष्कार की घोषणा | 


९८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collections Digitized by eGangotri 


] 
| 
| 
| 
| 


की और सोवियतों की कांग्रेस का विरोध करने' के लिए त्से-ई-काह को. 
फटकारा । २९ तारोख को पेत्रोग्राद सोवियत के खुले अधिवेशन में 
त्रोत्तकी ने प्रस्ताव किया कि सोवियत सैनिक क्रान्तिकारी समिति की 
स्थापना को ग्रौगत्रारिक रूप से मंजूरी दे। उन्होंने कहा, “हमें अपना 
विशेष संगठन बनाना चाहिए, ताकि हम लड़ाई के मैदान में उतर सकें 
ग्रौर ग्रावश्यकता हो, तो मृत्यु को भी वरण कर सकें...” यह निश्चय 
किया गया कि सैनिक समितियों और जनरल स्टाफ़ से सलाह-मशविरा 
करने के लिए दो प्रतिनिधिमण्डल मोर्चे पर भेजे जायें-एक सोवियत की 
श्रोर से, दुसरा गैरिसन की ओर से। : 6 

प्स्कोव में उत्तरी मोर्चे के कमांडर जनरल चेरेमीसोव ने सोवियत 
प्रतिनिधियों से साफ़ दो टूक शब्दों में कहा कि उन्होंने पेत्रोग्राद गैरिसन 
को मोर्चे की खाइयों में जाने का हुक्म दिया है और वस। गैरिसन के 
प्रतिनिधिमण्डल को पेत्नोग्राद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी 
गयी... २ 

पेत्रोग्राद सोवियत की सैनिक शाखा के प्रतिनिधिमण्डल ने मांग की 
कि उसके एक प्रतिनिधि को पेल्रोग्राद क्षेत्र के सैनिक स्टाफ़ में शामिल 
किया जाये। जवाब-नहीं। पेत्रोग्राद सोवियत ने मांग की कि सैनिक 
शाखा के अनुमोदन के विना कोई भी आदेश जारी न किया जाये। फिर 
इनकार्‌। प्रतिनिधियों को टका सा जवाब दिया गया, “ हम केवल त्से- 
ई-काह को मानते हैं। हम आपको नहीं मानते। श्रगर आप क़ानून का 
उल्लंघन करेंगे, तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ' 

३० तारीख" को पेत्नोग्राद की सभी रेजीमेंटीं के प्रतिनिधियों कौ एक 
सभा में यह प्रस्ताव पास किया गया: “भ्रब पेत्रोग्राद गैरिसन अस्थायी 
सरकार को अपनी सरकार नहीं मानती । हमारी सरकार पेत्रोग्राद सोवियत 
है। पेत्रोग्राद सोवियत सैनिक क्रान्तिकारी समिति की मारफ़त हमें जो 
हुक्म देगी, हम उसे हो मानेंगे।” स्थानीय सैनिक टुकड़ियों को झ्रादेश 
दिया गया कि वे पेत्नोग्राद सोवियत की सैनिक शाखा के निर्देशों की 


प्रतीक्षा करें। 


* यह संभा ३१ अक्तूबर को हुई थी।-सं० 


7° * कु 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरे दिन त्से-ई-काह ने अपनी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें भाग 
लेने वाले अधिकांशतः अफ़सर थे, और उसमें सैनिक स्टाफ़ से सहयोग 
करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया तथा शहर की 
सभी बस्तियों के लिए कमिसारों की नियुक्ति की गयी। | 

३ नवम्बर कोः स्मोल्नी में सैनिकों की एक महती सभा हुई। सभा 
ने फ़ैसला किया: 


सैनिक क्रान्तिकारी समिति की स्थापना का अभिनन्दन करते हुए 
ेत्रोग्राद की गैरिसन क्रान्ति के हित में मोर्चे और पिछाये को और भी 
घनिष्ठ रूप से एकताबद्ध करने .के लिए समिति जो भी क़दम उठाती है, 
उसका पुर्ण समर्थन करने का उसे आश्वासन देती है। 

इसके अतिरिक्त, गैरिसन यह भी घोषणा करती है कि क्रान्तिकारी 
सर्वहारा के साथ मिलः कर वह पेत्नोग्राद में क्रान्तिकारी सुव्यवस्था को 
सुनिश्चित बनायेगी ग्रौर उस पर आंच न आने देगी। कोर्नीलोवपंथियों 


या पूंजीवादियों की भड़कावे की हर कोशिश का सख्ती से मुक़ाबला किया 
जायेगा । 


अंब अपनी शक्ति का श्रनुभव करती हुई सैनिक क्रांतिकारी समिति 
ने पेत्नोग्राद सैनिक स्टाफ़ को अन्तिम रूप से आदेश दिया कि वह समिति 
की अधीनता को स्वीकार करे। सभी प्रेसों को हुक्म दिया गया कि वे 
समिति की मंजूरी के बगैर किसी तरह की अपील या घोषणा न छापें। 
हथियारबन्द कमिसार क्रोनवेकं के शस्त्रागार में पहुंचे और उन्होंने ढेर के ढेर 
हथियारों और गोला-वारूद को अपने क्रब्ज्े में ले लिया और उसी समय 
शस्त्रागार से कलेदिन के सदर मुक़ाम, नोवोचेर्कास्क के लिये दस हजार 
संगीनों का चालान रोक दिया ... 
.. सरकार को अब यकायक खतरे का एहसास हुआ , और उसने इस 
शत पर समिति के सदस्यों की निरापदता का आ्राश्‍वासन देने का प्रस्ताव 
किया कि वह अपने को भंग करे। लेकिन यह प्रस्ताव बहुत देर से झाया। 


५ नवम्बर की आाधी रात को स्वयं केरेन्स्की ने मालेव्स्की की मारफ़त | र 
पेत्रोग्राद सोवियत को सन्देश भेजा कि वह सोवियत के प्रतिनिधियों को F 


१०० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पेत्नोग्राद सैनिक स्टाफ़ में शामिल करने के लिए तैयार हैं। सैनिक 
क्रान्तिकारी समिति ने इसे स्वीकार कर लिया। एक घंटा बाद कार्यवाहक 
युद्ध-मन्वी जनरल मनिकोव्स्की ने केरेन्स्की के प्रस्ताव को रह कर 
दिया... 

मंगलवार, ६ नवम्बर की सुबह एक पोस्टर का निकलना था कि 
शहर में सनसनी फल गयी। पोस्टर “मज़दूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों 
की पेत्नोग्राद सोवियत के श्रधीन सैनिक क्रान्तिकारी समिति” की ओर से 
निकाला गया था। 

पेन्नोग्राद को जनता के नाम 

नागरिको ! क 

प्रतिक्रान्ति ने अपना जहरीला फन उठाया है। कोर्नीलोवपंथी 
सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस को कुचलने के लिए तथा संविधान सभा 
को छिन्न-भिन्न करने के लिए अपनी शक्तियों को जुटा रहे हैं। इसके 
साथ ही, फ़सादी और दंगाई लोग पेत्नोग्राद की जनता को उपद्रव और 
रक्तपात के लिए भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। मजदूरों तथा 
सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्नोग्राद सोवियत प्रतिक्रान्ति की तथा दंगा- 
फसाद की कोशिशों से शहर को बचाने और वहां क्रांतिकारी सुव्यवस्था 
सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। 

ेत्नोग्राद गैरिसन किसी प्रकार की हिंसा और उपद्रव को नहीं होने 
देगी। जनता का .आावाहन किया जाता है कि वह उपद्रवियों और 
यमदूत सभाई आन्दोलनकर्ताओं को गिरफ्तार कर ले और उन्हें सबसे 
नज़दीक की बारिकों में सोवियत कमिसारों के पास ले जाये। यमदूती 
शक्तियों ने पेत्नोग्राद की सड़कों पर जहां फ़साद मचाने की कोई कोशिश 
की, चाहे वह ठगी-बटमारी हो या लड़ाई, मुजरिमों का एकदम 
सफ़ाया कर दिया जायेगा और इस धरती पर उनका निशान भी न 
छोड़ा जायेगा! ड 

नागरिको ! हम आपका आह्वान करते हैं कि आप अपने को काबू 
में रखें और पूर्ण शान्ति बनाये रखें । क्रान्ति तथा सुव्यवस्था का ध्येय. 


मज़बूत हाथों में है। 
< १०१ 


८८७. Vasishtha Tripathi आ Digitized by eGangotri 


Ye Ar 


जिन रेजीमेंटो में सैनिक क्रान्तिकारी समिति के कमिसार मौजूद 
हैं, उनकी सूची यह है... 


तीन तारीख को बोल्शेविकों के नेताग्रों की एक और ऐतिहासिक 
महत्त्व की बन्द मीटिंग हुई। ज्ालकिंद* से सूचना पा कर में दरवाजे से 
बाहर गलियारे में इन्तज़ार करता रहा। वोलोदार्स्की ने निकलते ही 
मुझे बताया कि मीटिंग में क्या हो रहा था। 

लेनिन ने कहा: “छः: नवम्वर वकत से पहले होगा। विद्रोह के 
लिए एक अखिल रूसी आधार होना ही चाहिए; और छ: तारीख तक 
कांग्रेस के ' सारे प्रतिनिधि पहुंचे नहीं होंगे . . . दूसरी ओर ८ नवम्बर तक 
वक्‍त वीत चुकेगा। उस वक्त तक कांग्रेस संगठित हो चुकेगी और लोगों 
के किसी भी बड़े संगठित निकाय के लिए तेजी से निर्णायक क़दम उठाना 
कठिन है। हमें ७ नवम्वर को, जिस दिन कांग्रेस जुटती है, उसी दिन, 
कारवाई शुरू करनी होगी, ताकि हम उससे कह सकें, “लीजिये, यह है 
सत्ता! बताइये, आप उसका क्या करेंगे? !” 

ऊपर के एक कमरे में दुवले चेहरे और लम्बे बालों वाला एक 
व्यक्ति काम कर रहा था। श्रोम्सेयेन्को नामक यह सज्जन, जिन्हें 
अन्तोनोव कह कर पुकारते थे, किसी ज़माने में ज़ारशाही सेना के अफ़सर 
थे और वाद में क्रान्तिकारी आन्दोलन में आये रौर निर्वासित हुए। 
वह गणितज्ञ श्रौर शतरंज के खिलाडी भी थे। इस समय वह 
बड़ी सावधानी से राजधानी पर क़ठ्ज़ा करने की योजना बनाने में 
लगे हुए थे। 

अपनी ओर सरकार भी तैयारी कर रही थी। कुछ वफ़्ादार 
रेजीमेंटों को, जो पूरे मोचे पर बिखरी हुई डिवीज्जनों से चुनी गयी थीं, 
चुपचाप पेत्रोग्राद गाने का हुक्म दिया गया। शिशिर प्रासाद में युंकरं 
तोपखाना बैठा दिया गया। जुलाई के दिनों के बाद पहली बार कज्जञाक 
सिपाहियों ने सड़कों ,पर गश्त लगाना. शुरू किया। पोल्कोवनिकोव ने 


* ज्ञालकिंद , इ० झ०.- पेत्रोग्राद के बोल्शेविक संगठन के सदस्य, 
जिन्होंने नवंबर विद्रोह में सक्रिय भाग लिया।-सं० 


१०२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“पूरी ताक़त ” के साथ नाफ़रमानी और सरकशी को कुचल देने की धमकी 
देते हुए आदेश पर ग्रादेश जारी किये । सार्वजनिक शिक्षा-मन्त्री किशकिन , 
जो मन्त्रियों में सबसे ज़्यादा नफ़रत की निगाह से देखे जाते थे, पेत्रोग्राद 
में शान्ति और सुव्यवस्था क़ायम रखने के लिए विशेष कमिसार नियुक्‍त 
किये गये। उन्होंने दो ग्रादमियों को अपने सहायक नियुक्त किये, जो उतने 
ही वदनाम थे, जितने वह खद। ये थे स्तेनवेग- ग्रोर पालचीन्स्की । 
पेत्नोग्राद , क्रोश्ताइत तथा फ़िनलैंड को मृहासरावन्द घोषित किया गया। 
इस पर पूंजीवादी ग्रखवार ' नोवोये ब्रेम्या' ( नव-युग ) ने विद्रूप करते 
हुए लिखा: 


मुहासरावन्दी क्यों? सरकार के हाथ में न सत्ता है, न वलप्रयोग 
के लिए आवश्यक उपकरण, न ही उसकी कोई नैतिक प्रतिष्ठा रह गयी 
है... परिस्थिति बहुत अनुकूल हो, तो वह वस समझौते की वातचीत 
कर सकती है, वशे कि, उसके साथ कोई बात करने के लिये तैयार 


हो। इससे ग्रधिक अधिकार उसके पास नहीं है... 


सोमवार, ५ नवम्बर की सुबह। मैंने सोचा कि मारिईन्स्की 
प्रासाद में जरा जाकर देखूं कि रूसी जनतन्व की परिपद्‌ में कया हो 
रहा है। गया तो देखा क्रि तेरेश्चेन्को की विदेश नीति को लेकर तेज़ 
वहस छिड़ी हुई है। वूत्सेव-वेखोव्सकी काण्ड की गूंज भी सुनायी 
पड़ी। सारे कूटनीतिज्ञ मौजूद थे, एक इतालबी ' राजदूत को छोड़ 
कर। लोगों का कहना था कि कार्सो-दुर्घटना ने उनका दिल तोड़ 
दिया था। 

जिस वक्त मैं अन्दर दाखिल हुआ, वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारी 
करेलिन लंदन 'टाइम्स' का एक सम्पादकीय लेख पढ़ कर सुना रहे 
थे, जिसमें लिखा हुआ था, “बोल्शेविऱ्म का एक ही “इलाज 
है - गोली!” 

कैडेटों की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, “आपका भी यही ख्याल 
है!” 


दक्षिणपंथी बेंचों से आवाजें, “हां, है! ' 


१०३ 


~ 


- CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


करेलिन ने गरम होकर कहा, “हां, मैं जानता हूं आपका यही 
ख्याल है। लेकिन आपमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं हे!” 

इसके बाद स्कोवेलेव बोलने के लिये खड़े हुए- मुलायम उजली 
दाढ़ी, सुनहरे घुंघराले वाल-देखने में बह किसी नाटक के मैटिनी शो 
के प्रिय अभिनेता लगते थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए उखड़े-उखड़े ढंग से 
सोवियत नकाज़् का समर्थन किया। उनके वाद तेरेश्चेन्को उठे - उठते 
ही वामपंथियों की बौछार: “इस्तीफ़ा दो! गद्दी छोड़ दो! ” उन्होंने 


जोर देकर कहा कि पेरिस सम्मेलन में सरकार के प्रतिनिधि तथा त्से. 


ई-काह के प्रतिनिधि, दोनों को एक ही दृष्टिकोण, यानी उनका- 
तेरेश्चेकी का-दृष्टिकोण ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद सेना में 
अनुशासन की पुनःस्थापना के वारे में, विजयपर्यन्त युद्ध के वारे में कुछ 
शब्द... शोर, हंगामा ... और अड़ियल वामपंथियों के कडे विरोध की 
परवाह न करती हुई जनतन्त्रकी परिषद्‌ अपनी साधारण दिनचर्या में 
लग गयी। 

सदन में एक ओर बोल्शेविक वेंचों की क़तारें थी -वे उसी दिन 
से खाली पड़ी थीं, जिस दिन बोल्शेविक जनतन्त्र की परिषद्‌ को छोड़कर 
निकल गये थे। उनके साथ सदन की रौनक़ जाती रही थी। सीढ़ियों से 
उतरते समय मुझे ऐसा लगा कि यहां चाहे जितनी तू तू मैं मै हो, बाहर 
के क्षुव्ध प्रशान्त संसार की सच्ची आवाज़ इस विशाल पर निर्जीव भवत 
में प्रवेश नहीं कर सकती, और यह कि अस्थायी सरकार युद्ध और शान्ति 
की उसी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गयी थी, जिसने मिल्युकोव 
मंत्रिमण्डल को खण्ड-खण्ड कर दिया था... दरबान ने मुझे ओवरकोट 
पहनाते हुए कहा, “ मैं नहीं जानता कि हमारे ग़रीब मुल्क का कया होने 
वाला है... ये सारे मेन्शेविक और बोल्शेविक रौर ल्रुदोविक . . . यह 
उक्तइना और यह फ़िनलैण्ड , जर्मन साम्राज्यवादी भर अंग्रेज साम्राज्यवादी! 
मेरी उम्र पैतालिस साल की हो चली है, लेकिन अपनी पूरी जिन्दगी 
में मैंने इतने सारे शब्द नहीं सुने थे, जितने यहां सुनने को मिल 
रहे है” मै 

बरामदे में मेरी मुलाक़ात प्रोफ़ेसर शात्स्की से हुई-चुहिया का सां 
छोटा सा मुंह, बदन पर भड़कीला कोट , यह सज्जन कॅडेट पार्टी 


र १ o¥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


सभाओं में बड़ा प्रभाव रखते थे। मैंने उनसे पूछा कि वहुचर्चित वोल्णेविक 
विस्तुप्लेनिये - प्रदर्शन -के वारे में उनका क्या ख्याल है। उन्होंने 
कंधे सिकोड़ कर विद्र्प के स्वर में कहा: 

“वे जानवर हैं, जानवर। वे प्रदर्शन करने की जुरंत नहीं करेंगे, 
लेकिन अगर उन्होंने जुरंत को, तो उन्हें फूंक मार कर उड़ा दिया जायेगा। 
हमारे दृष्टिकोण से विस्तुप्लेनिये बुरी चीज़ न होगी, क्‍योंकि तव वे 
स्वयं ही ग्रपना सर्वनाश वुलायेंगे श्रौर संविधान सभा में उनकी कोई शक्ति 
नहीं रह जायेगी... 

“ लेकिन, मेहरवान, मुझे इस वात की इजाज़त दीजिये कि में 
आपको नई शासन-पद्धति के वारे में श्रपनी उस योजना की रूपरेखा 
दूं, जो संविधान सभा में पेश की जानेवाली है। श्राप जानते हैं, मैं 
उस आयोग का सभापति हूं, जिसे अस्थायी सरकार के साथ मिलकर 
जनतन्त्र की परिषद्‌ ने संविधान का एक प्रारूप बनाने के लिये नियुक्त 
किया है... हम एक ऐसी विधान संभा स्थापित करेंगे, जिस, दो सदन 
होंगे, जैसे आपके यहां, संयुक्त राज्य अमरीका में है। भवर सदन में 
प्रादेशिक प्रतिनिधि होंगे और प्रवर में उदार पेशों के, जेम्सत्वोग्नो , सहकारी 
समितियों तथा ट्रेड-यूनियनों के प्रतिनिधि होंगे...” 

बाहर नम और ठंडी पछुभ्रां हवा चल रही थी और पैरों के नीचे 
ठंडी कीचड़ से जूते भीतर तक गीले हो रहे थे। युंकरों की दो कम्पनियां 
झूमती-झामती मोर्स्काया मागं से निकल गयीं। यंकर अपने लम्बे 
कोटों में जैसे श्रकड़े हुए मार्च कर रहे थे और पुराने ज़माने का एक 
जोरदार कोरस उच्च स्वर में गा रहे थे, जैसा जारशाही ज़माने में 
सिपाही गाया करते थे... पहले ही चौराहे परं मैंने देखा कि नगर 
मिलिशिया के सिपाही घोड़ों पर सवार थे झौर उन्हें पिस्तौलों से लैस 
किया गया था, जिनके नये पिस्तौलदान चमक रहे थे। एक ओर कुछ 
लोग गोल बनाये खड़े उनकी झोर एकटक देख रहे थे। नेव्स्की मार्गे की 
मोड़ पर मैने लेनिन का लिखा हुआ एक पैम्फलेट खरीदा, क्‍या 
वोल्शेविक राज्य-सत्ता रख सकते हैं?” जिसके लिये मैने एक टिकट 
दिया; ऐसे टिकट क्सर पैसों की जगह दिये जा सकते थे। ट्राम-गाड़ियां 
जा..रही थीं, नागरिक और सिपाही बाहर 


रोज़ की तरह रेंगती चली 
डड १०५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


tn 


ne) 


es 8 ५७ ७११७ Sata s,s, ही < 
EMR SR Id 38583. ७5८1 ८८८ otis 


5 


की ओर इस तरह टेंगे हुए थे कि उन्हें देखकर थियोडोर पी 
शोन्द्स* को भी भारी ईर्ष्या होती... सड़क के किनारे पटरी पर एक 
कतार में खड़े सैनिक भगोड़े ग्रपनी वदियां पहने सिगरेट और सूरजमुखी 
के वीज वेच रहे थे... 

नेव्स्की मार्ग पर गीले कुहासे में लोगों की भीड़ ताजा अख़बारों के 
लिये छीना-झपटी कर रही थी। जहां भी खड़ी सपाट जगह मिली थी, 
ढेर के ढेर पोस्टर चिपकाये गये थे और उनके सामने लोग झुण्ड के झुण्ड 
खड़े अ्रपीलों और घोषणाग्रों'को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। त्से-ई-काह, 
किसानों की सोवियतों, “नरम ” समाजवादी पार्टियों, सैनिक समितियों 
की अपील और घोषणायें, जिनमें मजदूरों और सिपाहियों को धमकियां 
दी गयी थीं, गालियां दी गयी थीं और उनसे. विनती भी की गयी 


थी कि वे चुपचाप अपने घरों में बैठे रहें और सरकार का, 


समर्थन करें... 

एक वबसख्तरवन्दै मोटर-गाड़ी नेव्स्की मागं पर ऊपर और नीचे गश्त 
लगा रही थी, उसका सायरन बुरी तरह चीख रहा था। गली-सड़क के 
हर नुक्कड़ पर, हर खुली जगह में लोगों की भीड़ जमा थी - बहस करते 
` हुए सिपाहियों श्र विद्यार्थियों की भीड़। अंधेरा धिर रहा था, सड़कों पर 
दूर दूर लगी हुई बत्तियां टिमटिमा रही थीं श्र भीड़ के झोंके पर झोके 
ग्रा रहे थे ... तूफान फटने से पहले पेत्रोग्राद में हमेशा ऐसा ही होता 
है... 
शहर में दहशत थी। लोग खटका होते ही चौंक पड़ते। मगर 
बोल्शेविकों का श्रभी तक पता न था। सिपाही अपनी बारिकों में और 
मज़दूर कारखानों में ठहरे हुए थे ... हम कज़ान गिरजाघर के नजदीक 
एक फ़िल्म देखने के लिये गये-हिंसा श्रौर षड्यन्त्रों से भरी एक 
उत्तेजनापूर्ण इतालवी फ़िल्म । नीचे सामने की ओर बैठे हुए कुछ सिपाही 
रौर मल्लाह पदे की श्रोर शिशुवत आश्चर्य के भाव से देख रहे थे 


उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि इतनी ग्रंधाधुंध दौड़-भाग, 
इतनी मारकाट की क्या ज़रूरत थी। 


* उस समय के एक प्रसिद्ध नट।=सं० 


१०६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वहां से निकल कर मैं जल्दी जल्दी स्मोल्नी पहुंचा । सबसे ऊपर 
की मंजिल पर दस नम्बर के कमरे में सैनिक क्रांतिकारी समिति की 
लगातार बैठक चल रही थी। लाज़िमीर नाम का एक ग्रठारह साल का 
नौजवान , जिसके बालों का रंग पटसन जैसा था, सदारत कर रहा था। 
मेरे पास से गुज़रता हुआ , उसने मुझे देखा और रुक कर सलज्ज भाव 
से हाथ मिलाया। 

“ पीटर-पाल क़िला श्रभी-प्रभी हमारी ओर झा गया है,” उसने 
ख़ूशी से मुस्करा कर कहा। “क्षण भर पहले हमारे पास एक रेजीमेंट 
का संदेश पहुंचा, जिसे सरकार. ने पेक्नोग्राद पहुंचने का हुक्म दिया था। 
सिपाहियों को कुछ शुबहा हुआ , इसलिये उन्होंने गातचिना के स्टेशन पर 
रेल-गाड़ी रोक दी और हमारे पास एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा। 'माजरा 
बया है?” उन्होंने पूछा। “आप क्या कहते हैं? हमने अभी अभी एक 
प्रस्ताव पास किया है- समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में -.. सैनिक 
क्रांतिकारी समिति. ने उत्तर में संदेश भेजा, 'भाइयो! हम क्रांति के 
नाम पर आपका श्रभिनन्दन करते हैं। जब तक आपको र हिदायतें 
नहीं दी जातीं, ग्राप जहां हैं वहीं टिके रहें! “” 

उसने बताया कि सारे टेलीफ़ोन काटे जा चुके थे, लेकिन फिर भी 
सैनिक टेलीग्राफ़ उपकरणों की बदौलत कारख़ानों और वारिकों से 
सम्पर्क बना हुआ था... 

संदेशवाहक और कमिसार लगातार आ-जा रहे थे। दरवाज़े से बाहर 
एक दर्जन वालंटियर ख़बर मिलते ही उसे बात की बात में शहर के दूर 
से दूर इलाक़े में पहुंचाने के लिये तैयार खड़े थे। उनमें से जिप्सी की 
शक्ल के एक आदमी ने, जिसने लेफ्टीनेंट की वर्दी पहन रखी थी, 
फ्रांसीसी जवान में कहा, “हम बिल्कुल तैयार हैं, बटन दवाते ही सारी 
जारंवाई शुरू हो जायेगी...” 

उसी वक्त पोद्रोइस्की वहां से गुजरे - दुबले-पतले, दढ़ियल 
सिविलियन , जिनके मस्तिष्क ने विद्रोह की रणनीति को झाकल्पित किया 
था; झन्तोनोव, दाढ़ी बढ़ी हुई, कालर मैला, रात रात भर जगने 
से आंखें लाल, जैसे वह नशे में हों; नाटे मौर ठिंगने क्रिलत्को , जिनके 
चौड़े-चकले चेहरे पर हंसी हमेशा'खेला करती और जो बड़े जोर से हाथ 


१०७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2202५ a ' (< | 
ES COLT SVN ISIE Sl, es 


हिला हिला कर बोलते; ' और लम्बे-तडंगे, दढ़ियल मल्लाह दिवेन्को, 
जिनका चेहरा शान्त भ्रौर आवेशहीन था। ये ही थे इस घड़ी के और 
आने वाली घड़ियों के इतिहास-पुरुष । 

नीचे कारखाना समितियों के दफ्तर में सेरातोव बैठे हुकमनामों पर 
दस्तखत कर रहे थे-सरकारी शस्त्रागार को हुक्म दिया जाता है कि 


हर कारखाने को डेढ़ सौ बन्दूक़ें दी जायें... कारखानों के प्रतिनिधि-वे . 


चालीस थे-लाइन में खड़े इंतज़ार कर रहे थे। 

हॉल के अन्दर मेरी मुठभेड़ कुछ छोटे-मोटे बोल्शेविक नेताग्रों से हो 
गयी। एक ने-उसका चेहरा जर्द था- मुझे तमंचा दिखा कर कहा, 
“ लड़ाई छिड़ गई है, हम चाहे कोई क़दम उठायें या'न उठागें, दूसरा 
पक्ष जानता है कि या तो वह हमारा सफ़ाया करे, नहीं तो हम उसका 
सफ़ाया कर देंगे...” 

पेत्रोग्राद सोवियत की बैठक रात और दिन बराबर चल रही थी। 
जब मैं बड़े हॉल में दाखिल .हु्रा , तोत्स्की अपना भाषण समाप्त कर 
रहे थे: 

“हमसे पूछा जाता है कि क्या हम विस्तुप्लेनिये का इरादा 
रखते हे । मैं इस सवाल का साफ़ जवाब दे सकता हूं। पेत्रोग्राद सोवियत 
यह महसूस करती है कि आखिरकार वह घड़ी झा पहुंची है, जब सत्ता 
ज़रूर सोवियतों के हाथ में गानी चाहिये। सत्ता का यह न्तरण अखिल 
रूसी कांग्रेस द्वारा सम्पन्न किया जायेगा । सशस्त्र प्रदर्शन की ज़रूरत होगी 
या नहीं, यह... यह उन लोगों पर निर्भर है, जो अखिल रूसी कांग्रेस 
के काम में रुकावट डालना चाहते हुँ... 

“हम महसूस करते हैं कि हमारी सरकार , जो अस्थायी मंत्रिमण्डल 
के सदस्यों के हाथ में है, एक दयनीय झौर नि:सहाय सरकार है, जो 
सिर्फ़ इस वात का इन्तजार कर रही है कि इतिहास उसे कूड़े-कचरे की 
तरह उठाकर एक ओर फेंक दे और उसकी जगह एक सच्ची लोकप्रिय 
सरकार की स्थापना करे। लेकिन हम आज भी , इस घड़ी भी टकराव 
से बचने की कोशिश कर रहे है । हम आशा करते हैं कि अखिल रूसी कांग्रेस 
अपने हाथों में वह सत्ता और अधिकार ग्रहण करेगी , जिसका आधार है 
जनता की संगठित स्वतन्त्रता। सरकार चन्द घड़ियों की मेहमान है, लेकिन 


१०८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अगर वह इन घडियों - चौबीस घंटों, अड़तालीस घंटों या बहत्तर घंटों- 
का इस्तेमाल कर हमारे ऊपर हमला करना चाहती है, तो हम जवाबी 
हमले करेंगे, हम एक घूंसे की जगह दो लगायेंगे, इंट का जवाब पत्थर 
से देंगे!” 

उन्होंने घोषणा की-श्रौर उनकी घोषणा का तालियों से स्वागत 
किया गया-कि वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने सैनिक क्रांतिकारी 
समिति में अपने प्रतिनिधियों को भेजना मंजूर कर लिया है ... 

जब सुबह तीन वर्जे मैं स्मोल्ती से रवाना हो रहा था, मैंने देखा 
कि दरवाज़े के दोनों गोर दो मशीनगनें बैठायी गयी हुँ ग्रौर सिपाहियों 
के मज़बूत गश्ती दस्ते फाटकों पर और पास की मोड़ों और नुक्कड़ों पर 
पह्रा दे रहे है । बिल शातोव* सीढ़ियों पर दौड़ते हुए श्राये। सुना? ” 
उन्होंने चिल्ला कर कहा। “हम निकल पड़े हूँ! केरेन्स्की ने युंकरों को 
हमारे ग्रखबार 'सोल्दात' और 'राबोची पूत' को बन्द करने के लिये 
भेजा , ' लेकिन हमारे सिपाहियों ने जाकर सरकारी ताले और सील-मुहर 
तोड़ डाले और अब हम भ्रपने दस्तों को पूंजीवादी अख़बारों के दफ्तरों पर 
छापा मारने और उनपर क़ब्ज़ा कर लेने के लिये भेज रहे हैं।” उन्होंने 
बड़े जोश में झाकर मेरी पीठ पर एक धौल जमायी और अन्दर 
दौड़ गये ... 

छः तारीख की सुबह मुझे सेंसर से कुछ काम था, जिसका दपतर 
परराष्ट्र मंत्रालय में था। मैने वहां देखा कि सभी दीवारों पर, सभी 
जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जिनमें जनता से घबराई हुई अपीलें 
की गयी थीं कि वह “शान्त” रहे। पोल्कोवनिकोव एक प्रिकाज्ञ 
( आदेश ) के बाद दूसरा प्रिकात् जारी कर रहे थे। एक बानगी 


यह हैः 


* शातोब, व्लादीमिर सेर्गेयेविच, जो अमरीका में. “विश्व के 
औद्योगिक मजदूरों” के एक संगठनकर्त्ता थे झर हा से जून, १९१७ में 
स्वदेश लौटे। १९१७ में वह पेत्रोग्राद की सैनिक री समिति के 
सदस्य तथा कारखाना समितियों की केंद्रीय परिषद्‌ के अध्यक्ष-मंडल के 
सदस्य थे। बाद में वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये ।- सं० 

१०९ 


1] 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri - 


ब 


मैं सभी सैनिक यूनिटों और दस्तों को हुक्म देता हूं कि वे जव तक सैनिक 
क्षेत्र के स्टाफ़ की दूसरी हिंदायतें न मिलें, अपनी बारिकों के अन्दर रहे... 
जो अफ़सर अपने ऊपर के अफ़सरों के हुक्म के वगैर कोई कारंबाई करेंगे, 
उनका बग्रावत के लिये कोर्टमार्शल किया जायेगा। मैं सिपाहियों को 
किन्हीं भी दूसरे संगठनों की हिदायतों को तामील करने से एकदम मना 
करता हूं... 


सुबह अख़बारों ने ख़बर दी कि सरकार ने “नोवाया रूस ', ' जिवोये 
स्लोवो ' , ' राबोची पूत ' और 'सोल्दात' नामक अख़बारों को बन्द कर 
दिया है और पेत्रोग्राद सोवियत के नेताग्रों की तथा सैनिक क्रांतिकारी 
समिति के सदस्यों की गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया हे... 

जब में द्वोत्सोवाया चौक को पार कर रहा था, मैंने देखा युंकर 
तोपखाने की कई बेटरियां दुलकी चाल से टनटन करती हुई लाल 
मेहराबी दरवाजे से निकल कर राजमहल के सामने पंक्तिवद्ध हो रही थीं। 
जनरल स्टाफ़ के विशाल लाल भवन में गैरमामूली चहलपहल थी। कई 
वख्तरवन्द मोटर-गाड़ियां दरवाज़े के सामने खड़ी थीं और अफ़सरों से लदी 
मोटरें आ-जा रही थीं... सेंसर महोदय इस तरह उत्तेजित -थे, जैसे 
सरकस के ग्रन्दर एक छोटा सा लड़का होता है। उन्होंने मुझे बताग्रा कि 
केरेन्स्की अभी अभी जनतन्त्र की परिषद्‌ में यह घोषणा करने के लिए गये 
हैं कि वह इस्तीफ़ा देने के लिये तैयार हैं। मैं भागा भागा मारिईन्स्की 
प्रासाद गया। जब में वहां पहुंचा, केरेन्स्की भ्रपनी जोशीली श्रौर बहुत 
कुछ बेतुकी और बेतरतीब तक़रीर ख़त्म कर रहे थे, जिसमें उन्होंने श्रपना 
बचाव और अपने दुश्मनों की सख्त लानत-मलामत करते हुए बहुत सी 
बातें कहो थीं। उनके भाषण का एक टुकड़ा यह है: 

“मैं यहां एक उद्धरण पढूंगा, जो ' राबोची पूत' में प्रकाशित 
होनेवाली एक पूरी लेखमाला: के लिये लाक्षणिक है, जिसका लेखक 
उल्यानोव-लेनिन नामक एक फ़रार राज्य-अपराधी है, जिसे हम पकड़ते 
की कोशिश कर रहे हैं... इस राज्यःभ्रपराधी ने सर्वहारा को और 
पेत्रोग्राद की गैरिसन को न्योता दिया है कि वे १६-१८ जुलाई के 


अनुभव को दोहरायें। वह ज़ोर देकर कहता है कि भ्रविलम्ब सशस्त्र विद्रोह | 


११० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


करना' जरूरी है... यही नहीं, दूसरे बोल्शेविक नेताग्नो ने भी, जो एक 
के बाद एक कितनी ही मीटिंगों में बोले हैँ, फ़ौरन वग़ावत करने 
की अ्रपील की है। इस सम्वन्ध में पेत्रोग्राद सोवियत के मौजूदा 
अध्यक्ष ब्रोन्स्तीन-त्रोत्स्की के क्रिया-कलाप पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये . . 

“मुझे इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहिये... कि ' राबोची 
पृत” तथा 'सोल्दात' में प्रकाशित होनेवाली एक पूरी लेखमाला की 
ध्वनि और शैली हू-बहू वही हे, जो 'नोवाया रूस” की है... हमारा 
साविक्का भ्रमुक या अमुक राजनीतिक पार्टी के ग्रान्दोलन से उतना नहीं 
पड़ा है, जितना इस वात से कि आबादी के एक हिस्से की राजनीतिक 
अनभिज्ञता तथा श्रपराधपूर्ण प्रवृत्तियों का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा 
रहा है, हमारा साविक़ा एक ऐसे संगठन से पड़ा है, जिसका उद्देश्य है 
कि 'रूस में, चाहे जिस क्रीमत पर भी हो, तबाही और लूटमार का 
विमूढ़कारी श्रान्दोलन भड़काया जाये, क्योंकि जन-साधारण की जैसी 
मानसिक दंशा है उसको देखते हुए यह निश्चित है कि पेत्रोग्राद में 
कोई आन्दोलन छिड़ा नहीं कि यहां पर हौलताक कत्ले-आम शुरू हो 
जायेगा, जिससे स्वतन्त्र रूस, के नाम पर सदा के लिये वट्टा लग 
जायेगा । 

“  , , उल्यानोव-लेनिन ने खद यंह स्वीकार किया है कि रूस में 
सामाजिक-जनवादियों के घोर वामपंथियों के लिये ` परिस्थिति बहुत ही 
अनुकूल है।” ( यहां केरेन्स्की ने लेनिन के लेख का निम्नलिखित उद्धरण 


पढ़ा ) : 


जरा सोचिये! .. जर्मन साथियों के एक ही नेता है - लीब्कनेख्त , 
उनके पास अखवार नहीं हैं, मीटिंग करने की आज़ादी नहीं है, सोवियते 
नहीं हैं... उन्हें समाज के सभी वर्गों की कट्टर दुश्मनी झेलनी पड़ रही ` 
है-और फिर भी जर्मन साथी विद्रोह करने की कोशिश करते हैँ, और 
हम, जिनके पास दर्जनों अख़बार हैं जिनके हाथ में अधिकांश सोवियतें 
हैं, जिन्हें मीटिंग करने की आज़ादी हासिल है, हम, जो समस्त संसार 
के सबसे सुसंगत सर्वहारा अत्तर्साष्ट्रीयतावादी हैं, क्या हम जमन 


१२१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क्रांतिकारियों और विद्रोही संगठनों का समर्थन करने से इनकार कर सकते 
हात 


केरेन्स्की ने आगे कहा: 

“ इस प्रकार विद्रोह के संगठनकर्ता यह मानते हैं कि इस समय रूस 
में किसी भी राजनीतिक पार्टी के स्वतन्त्र क्रिया-कलाप के लिये वेहतरीन 
. हालात मौजूद हैं, जबकि रूस का प्रशासन एक ऐसी अस्थायी सरकार 
कर रही है, जिसका अध्यक्ष इस पार्टी की दृष्टि में 'बलाद्ग्राही' है, 
एक ऐसा आदमी है, जिसने अपने आपको पूंजीपति वर्ग के हाथ बेच दिया 
है, वह हे मन्त्रि-लभापति केरेन्स्की . . . ॅ 

“. .. विद्रोह के संगठनकर्ता जर्मन सर्वहारा की -नहीं, जर्मन शासक 
वर्गों की मदद करते हैं और वे विल्हेल्म तथा उनके मित्रों के फ़ौलादी 
घूंसे से चकनाचूर हो जाने के लिये रूसी मोर्चे को श्ररक्षित छोड़ देते 
उद्देश्य क्या हैं, इस वात से मतलव नहीं हू कि वे ऐसा जानबूझकर करते 
हैं या झनजाने करते हैं; वहरसूरत मैं इस मंच से, श्रपनी ज़िम्मेदारी 
को पूरी तरह समझता हुआ एक रूसी राजनीतिक पार्टी की ऐसी 
कारंवाइयों को रूस के प्रति विश्‍वासघात का नाम देता हूं ! 

“...गै न्याय के दृष्टिकोण को ग्रहण करता हूं और मैं प्रस्ताव 
करता हूं कि फ़ौरन तहक़ीक़ात शुरू की जाये और ज़रूरी गिरफ़्तारियां 
की जायें।” ( वामपंथी बेंचों से शोर।) “मेरी वात सुनिये!” उन्होंने 
कड़क कर कहा। “एक ऐसी घड़ी में, जब जानबूझकर या अनजाने की 
गई गद्दारी की वजह से राज्य खतरे में है, अस्थायी सरकार और दूसरों 
के साथ मैं खूद रूस की जिन्दगी, इज्जत और आजादी से ग़द्दारी करने 
के वजाय मारा जाना ज़्यादा पसन्द करूंगा...” 

इसी समय केरेन्स्की के हाथ में एक पुर्जा दिया गया। 

, . मुझे ग्रभी वह घोषणा मिली है, जिसे वे रेजीमेंटों में बांट रहे 
हैं। यह है उसका मजमून, सुनिये।” वह पढ़ते हैं: 

च “ “ मजदूरों तथा सेनिको के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत . ख़तरे 
| है। हम रेजोमेंटों को आदेश देते हे कि वे फ़ौरन युद्ध की स्थिति के अनुसार 


११२ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हूँ... अस्थायी सरकार को इस वात से मतलब नहीं है कि इन लोगों के . 


तैयारियां करें और नये आदेशों को प्रतीक्षा करें । इसमें अगर कोई देर 
होती है, या अगर इस झादेश का पालन नहों किया जाता , तो इसे 
क्रांति के प्रति विश्‍वासघात समझा जायेगा । क्रान्तिकारी सैनिक समिति। 
अध्यक्ष के लिये, पोढोइस्की । मन्त्री, अ्रन्तोनोव। ' | 

“ वास्तव में यह वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध भीड़ को भड़काने, . 
संविधान सभा को छिन्न-भिन्न करने और विल्हेल्म के फ़ौलादी घूंसे- उसकी _ 
सेना की रेजीमेंटों के सामने मोर्चे को खुला छोड़ देने की कोशिश है... 

“ मैने ' भीड़ ' शब्द इरादतन्‌ कहा है, क्योंकि चेतन जनवादी तत्व 
तथा उनकी त्से-ई-काह , सभी सैनिक संगठन , स्वतन्त्र रूस को दृष्टि में 
जो कुछ भी गौरवपूर्ण है वह सब-महान्‌ रूसी जनवाद की सुबुद्धि, 
आत्मसम्मान तथा अन्तर्विवेक - एक ओर हैं और ये सब बातें दूसरी ओर . . « 

“ सै यहां कोई बिनती करने नहीं झाया हूं, बल्कि अपना यह दृढ़ 
विश्वास प्रगट करने आया हूं कि अस्थायी सरकार को, जो इस घड़ी 
हमारी सद्यः प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा कर रही है, नये रूसी राज्य 
को, जिसका भविष्य उज्जवल है, सभी का समर्थन प्राप्त होगा, सिवाय 
उन लोगों के, जिन्होंने कभी भी सच्चाई से आंखें चार करने का साहस 
नहीं किया है... 

“ अस्थायी सरकार ने राज्य के प्रत्येक नागरिक की अपने राजनीतिक 
अधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता का कभी उल्लंघन नहीं किया 

. परन्तु अब अस्थायी सरकार... घोषणा करती है: इस घड़ी रूसी 
राष्ट्र के जिन ग्रंशकों ने, जिन दलों ग्रौर पार्टियों ने रूसी जनता की 
` स्वतन्त्र इच्छा पर हाथ उठाने की जुरंत की है, ग्रौर साथ ही जो जमनी 
के लिये मोर्चे को खुला छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें दृढता 
से समाप्त करना होगा! .. 

“ ेत्रोग्राद की जनता यह समझ ले कि उसके सामने एक ऐसी सत्ता 
. है, जो विचलित होने वाली नहीं है और शायद आखिरी वकत उन लोगों 
के हृदय में सुबुद्धि, अन्तर्विवेक और भ्रात्मसम्मान को विजय होगी, 
उन्ह विल्कुल ही खो नहीं बैठे हैं 

जितनी देर यह भाषण चलता रहा, हॉल में इस क़दर शोर होता 
रहा कि लगता था कान के परदे फट जायेंगें। जब मन्त्रि-सभापति भाषण 


60 ११३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


समाप्त कर मंच से उतरे - उनका चेहरा ज़र्द और वदन पसीने से तर हो 
रहा था- ग्रौर अपने अफ़सरों के साथ बाहर निकल गये, वामपंथियों और 
मध्यमार्गियों के बीच से एक के बाद एक वकता ने उठकर दक्षिणपंथियों 
को ग्राड़े हाथों लिया। उनके भाषण क्या थे एक प्रचण्ड गर्जन था। 
यहां तक कि समाजवादी-क्रांतिकारियों ने भो गोत्स की श्रावाज़ 
में कहा: 

; “ बोल्शेविकों की जनता के असंतोष का नाजायज़ इस्तेमाल करने 
की नीति कोरी बकवास है, एक जुर्म है। परन्तु जनता की कितनी ही 
मांगें हैं, जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है... शान्ति, भूमि और 
सेना के जनवादीकरण के प्रश्‍नों का निरूपण इस प्रकार किया जाना 
चाहिये कि किसी भी सिपाही, किसान या मज़दूर को इस बात में तनिक 
भी सन्देह न रहे कि हमारी सरकार दृढ़ तथा अविचल भाव रो इन 
प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रही है... 


“हम और मेन्शेविक लोग मन्त्रिमण्डल में संकट पैदा करना नहीं. 


चाहते, और हम अपनी पूरी ताक़त से अपने खून का भ्राखिरी क़ंतरा 
देकर भी अ्रस्थायी सरकार: को बचाने के लिये तैयार हैं-वशर्ते कि इन 
सभी उत्कट प्रश्तों के वारे में भ्रस्थायी सरकार स्पष्ट और दो टूक शब्दों 
में वह बात कहे, जिसका लोग इतनी बेसब्री से इन्तज्ञार कर रहे है...” 

आर तब मार्तोव गुस्से में: अ 

“ मन्तवि-सभापति के ये शब्द, जिन्होंने एक ऐसे वक्त 'भीड़' की 
बात की है, जब सवाल सर्वहारा तथा सेना के महत्त्वपूर्ण भागों के 
आन्दोलन का है - चाहे उन्हें ग़लत दिशा में ले जाया जा रहा है- ऐसे 
वक़्त मन्त्रि-सभापति के ये शब्द भ्रौर कुछ नहीं गृहयुद्ध के लिये एक 
उकसावा हे ।" 

वामपंथियों ने जो प्रस्ताव पेश किया, सभा ने उसे स्वीकृत किया । 


वस्तुतः इसका अर्थ था मन्त्रिमण्डल में अभ्रविश्वास का वोट । प्रस्ताव 
निम्नलिखित है: 


र. ` पिछले कुछ दिनों से जिस सशस्त्र प्रदर्शन की तैयारियां की जा 
रही हैं, उसका उद्देश्य है सरकार का तख्ता उलट देना, उससे गृहयुद्ध 


११४ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


5 TLS TNL ES ENS ७४४७०२५५७८... 22 


छिड़ जाने का खतरा पैदा हों गया है और दंगा-फ़साद तथा प्रतिक्रांति 
के लिये और यमदूत सभाइयों जेसी प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों के एकजुट 
होने के लिये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिसका अनिवाये 
परिणाम यह होगा कि संविधान सभा को बुलाना असम्भव हो जायेगा, 
सैनिक पराजय होगी, क्रांति का नाश होगा, देश फा आर्थिक जीवन ठप 
` हो जायेगा और रूस मटियामेट हो जायेगा; 

२. ज़रूरी कारंवाइयों में देर होने के कारण और उन वस्तुगत 
परिस्थितियों के कारण भी इस आन्दोलन के लिये अनुकूल भूमि तैयार 
हुई है, जो युद्ध तथा सामान्य श्रव्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। 
इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि भूमि को तत्काल किसानों 
की भूमि समितियों के हाथ में सौंपने के लिए एक आज्ञप्ति जारी की 
जाये और मित्न-राष्ट्रों से शान्ति की अपनी शर्तों की घोषणा करने और 
शान्ति-वार्ता आरम्भ करने का प्रस्ताव करके अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक 
जोरदार कारंवाई करने की नीति अपनाई जाये ; 

३. अराजकतावादी प्रदर्शनो और फ़सादी आन्दोलनों से पार पाने 
के लिए यह लाज़िमी है कि इन आन्दोलंनों को कुचलने के लिए फ़ौरन 
कार्रवाई की जाये और इस उद्देश्य से पेत्रोग्राद में नगरपालिका तथा 
कान्तिकारी जनवादी निकायों के प्रतिनिधियों को लेकर एक सार्वजनिक 
सुरक्षा समिति स्थापित की जाये, जो अस्थायी सरकार से सम्पर्क: रखती 


हुई कायं करेगी... 


यह एक दिलचस्प बात है कि सभी मेल्शेविक अर समाजवादी- | 


क्रान्तिकारी इस प्रस्ताव के समर्थन में एकजुट थे... परन्तु जब केरेन्स्की 
ने उसे पढ़ा, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण करने के लिए भ्रव्ससेन्त्येव, को 
शिशिर प्रासाद में बुला भेजां। उन्होंने ्रनसेतत्येव से अनुरोध किया कि 
अगर इस प्रस्ताव द्वारा भ्रस्थायी सरकार में अविश्वास प्रगट किया गया 
है, तो वह एक नया मन्त्रिमण्डल बनायें। “ समझौतापरस्तों “ के तेता 
दान, गोत्स और अ्व्वसेन्त्येव ने श्रपना खिरी समझौता सम्पन्त किया. - - 
उन्होंने केरेन्स्की से सफ़ाई देते हुए कहा कि प्रस्ताव का अर्थ सरकार की 
आलोचना करना नहीं है! 


४" ः ११५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मोर्स्काया मार्ग तथा नेव्स्की मार्ग के नुककड़ पर संगीनधारी सिपाहियों 
के जत्थे सभी प्राइवेट मोटर-गाड़ियों को रोक रहे थे, उनमें सवार लोगों 
को उतार कर गाड़ियों को शिशिर प्रासाद की ओर भेज रहे थे। उन्हें 
देखने के लिये खासा मजमा इकट्ठा हो गया था। यह :किसी को नहीं 
मालूम था कि ये सिपाही सरकार के हैँ या सैनिक क्रान्तिकारी समिति 
के। कज़ान गिरजाघर के सामने भी यही बात हो रही थी ग्रौर गाड़ियों 
को नेव्स्की मार्गं पर पीछे लौटाया जा रहा था। बन्टूक्कें लिये और 
उत्तेजित भाव से ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पांच-छः मल्लाह वहां पहुंच गये 
ग्रौर दो सिपाहियों से बातचीत करने लगे। उनकी टोपियों की पट्टियों 
पर बाल्टिक बेड़े के प्रमुख बोल्शेविक कजर, “अव्रोरा” और “ ज़ार्या 
स्वोबोदी ” के नाम अंकित थे । एक मल्लाह ने कहा: “ क्रोश्तादत के 
लोग ग्रा रहे हे! ..” यह कहना ऐसा ही था, जैसे १७९२ में पेरिस 
की सड़कों पर किसी का यह कहना: “मार्सेल्स के लोग झा रहे है!” 
क्योंकि क्रोंश्तादृत में २५ हजार मल्लाह थे, सबके सव पक्के बोल्शेविक 
झौर मौत से बेख़ौफ़ -.. 

' राबोची इ सोल्दात' अभी अभी निकला था। उसका मुखपृष्ठ 
पुरा का पुरा एक घोषणा से भरा था, जिसे बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ 
प्रकाशित किया गया था: 


सेनिको ! मज्ञदूरो ! नागरिको ! 


पिछली रात जनता के दुइमनों ने हमला शुरू कर दिया। सैनिक 
स्टाफ़ के कोर्नीलोवपंथी शहर के बाहरी हिस्सों से युंकरों और वालंटियर- 
टुकड़ियों को ले झाने की कोशिश कर रहे हूँ। गोरानियेनबाउम के युंकरों 
ने तथा त्सारस्कोये सेलो के वालंटियरों ने बाहर आने से इनकार कर 
दिया है। पेत्रोग्राद सोवियत पर प्रबल विश्वासघाती आक्रमण करने का 
विचार किया जा रहा है... प्रतिक्रान्तिकारियों का अभियान सोवियतों की 
भ्रखिल रूसी कांग्रेस के विरुद्ध एक ऐसे समय निर्देशित है, जब उसका 
अधिवेशन होने जा रहा है। वह संविधान सभा के विरुद्ध , जनता के विरुद्ध 
निर्देशित है। पेत्रोग्राद सोवियत क्रान्ति की हिफ़ाज़त कर रही है। सैनिक 
क्रान्तिकारी समिति के निर्देश में षड्यन्त्रकारियों के झाक्रमण को छिन्न-भिन्त 


११६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


, {mt Most ft ioe 3s CRON 


करने की तैयारी हो रही है। पेत्नोग्राद की समूची गैरिसन और सर्वहारा 
वर्ग जनता के दुश्मनों पर क़रारी चोट करने के लिये तैयार हैं। 

सैनिक क्रान्तिकारी समिति आदेश देती है: 

१. सोवियत कमिसारों के साथ सभी रेजीमेंटों, डिवीज़नों और 
जंगी जहाज़ों की समितियों तथा सभी क्रान्तिकारी संगठनों की बैठकें लगातार 
चलती रहें, और वे पड्यन्त्रकारियों की योजनाञ्रों के वारे में समस्त 
सूचनाओं को एकत्र करें। 

२. समिति की अनुमति के विना एक भी सिपाही भ्रपनी डिवीजन 
को न छोड़े। 

३. हर सैनिक यूनिट से दो तथा हर वाडं-सोवियत से पांच 
प्रतिनिधि अविलम्ब स्मोल्नी भेजे जायें। 

४. पेत्नोग्राद सोवियत के सभी सदस्यों तथा अखिल रूसी कांग्रेस के 
सभी प्रतिनिधियों को एक भ्रसाधारण सभा के लिये फ़ौरन स्मोल्नी आने 
का बुलावा भेजा जाता है। 

प्रतिक्रान्ति ने अपना ज़हरीला फन उठाया है। 

सिपाहियों भ्रौर मजदूरों की सभी जीतों और झाशाओं के लिये भारी 
खतरा पैदा हो गया है। 

परन्तु क्रान्ति की शक्तियां शत्रु की शक्तियों से कहीं ज्यादा हँ । 

जनता का ध्येय शक्तिशाली हाथों में है । षड्यन्त्रकारियों को कुचल 
दिया जायेगा। 

दुविधा या संशय को फटकने मत दीजिये! अविचल दृढ़ता, 
अनुशासन तथा संकल्प से काम लीजिये! 


इंकलाब जिन्दाबाद ! प हे 
सेतिक क्रान्तिकारी समिति 


स्मोल्नी में, जो तूफानी घटनाओं का केन्द्र बना हुआ था, पेतोग्राद 
सोवियत की लगातार बैठक हो रही थी। सोवियत के सदस्य नींद से 
बेवस हो वहीं फ़र्श पर लुढ़क जाते, और फिर उठ कर बहस में हिस्सा 
लेने लगते। त्रोत्स्की , कामेनेव, वोलोदास्की एक दिन के भ्रन्दर छः घंटे, 
भ्राठ घंटे , बारह घंटे बोले होंगे 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri. 


मै पहली मंजिल पर १८ नम्बर के कमरे में गया, जहां बोल्शेविक 
प्रतिनिधियों की एक अन्तरंग सभा हो रही थी। एक कड़कती हुई आवाज 


च 


लगातार गूंज रही थी, लेकिन बोलने वाला भीड़ की वजह से दिखाई 


नहीं दे रहा था। “ समझौतापरस्तों का कहना है कि हम जनता से कट 
गये हैं। उनकी वात पर ध्यान न दीजिये। वे अनिवार्यतः हमारे साथ 
खिंच श्रायेंगे, नहीं तो अपने अनुयाथियों से हाथ धोयेंगे...” 

कहते कहते उसने हाथ ऊंचा कर एक पुर्जा दिखाया। “हम उन्हें 
खींच रहे हैं! यह देखिये, मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रान्तिकारियों . का 
एक सन्देश अभी भी पहुंचा है! वे कहते हैं कि वे हमारी कारवाई की 
निन्दा करते हैं, परन्तु यदि सरकार हमारे ऊपर हमला करती है, तो वे 
सर्वहारा के ध्येय का विरोध नहीं .करेंगे!” लोग मारे खणी के 
चिल्लाने श्रौर नारे लगाने लगे... 


रात होते ही स्मोल्नी भवन का बड़ा हॉल सिपाहियों श्रौर मजदूरों 
से भर उठा-एक विशाल धूसर जनपुंज , जिसकी आवाज़ धुएं के नीले 
कुहासे में गहरी गूंज रही थी। पुरानी त्से-ई-काह ने अन्ततोगत्वा उस 
नयी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का स्वागत करने का निश्चय किया था, जिसके 
होने का मतलब था उसका श्रपना सर्वनाश अर संभवतः जिस क्रान्तिकारी 
व्यवस्था का उन्होंने निर्माण किया था उसका भी सर्वनाश। लेकिन अभी 
i शुरू हो रही थी, उसमें स्से-ई-काह के सदस्य ही वोट दे 
स॒ स 


जब गोत्स ने सभापति का ्ासन ग्रहण किया और दान बोलने 


के लिये उठे, भ्राधी रात गुजर चुकी थी। हॉल में खामोशी थी, मगर ' 


ऐसी तनाववाली खामोशी , जिससे डर ही लगता है। 


“ये घड़ियां, जिनमें हम रह रहे हैं, बेहद भ्रलमनाक है, दान 
ने कहा, “दुश्मन पेत्नोग्राद के दरवाज़े पर खड़ा है, जनवादी शक्तियां 
उसका मुक्ताबला करने के लिये संगठित होने की कोशिश “कर रही हैं, 
झौर फिर भी हम राजधानी की सड़कों पर ख़न-ख़रावा होने का इन्तजार 


११८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


23 STC 20 १०१७०७ NESS “2 जे. तचे 2८. दीर 


TS प TT पर र ल ट 


कर रहे हैं, अकाल हमारी ग्रकरंगी सरकार को ही नहीं, स्वयं क्रान्ति 
को अपना ग्रास बनाना चाहती है... 

“ जन-साधारण बेहद उव्रे-ख्रीझे ग्रौर थके-मांदे हैं। क्रान्ति में उनकी 
कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वोल्शेविकों ने कोई हंगामा शुरू किया, तो 
वे क्रान्ति की मौत बुलायेंगे. ..” (आवाज़ें- यह सरासर झूठ है!” ) 
“ बोल्णेविकों के साथ प्रतिक्रान्तिकारी लोग भी दंगा-फ़साद श्रौर मारकाट 
शुरू करने के इन्तज्ञार में हूँ... श्रगर कोई भी विस्तुप्लेनिये होती है, 
तो फिर संविधान सभा होने वाली नहीं है . . . ” ( भ्रावाज़ - “ झूठ! शमं ! ”) 

“युद्ध-क्षेत्र में होती हुई भी पेव्रोग्राद की गैरिसन सैनिक स्टाफ़ के 
हुम की तामील न करे-यह वात हरगिज़ मानी नहीं जा सकती... 
आप के लिये ज़रूरी है कि आप स्टाफ़ के श्रौर आपके द्वारा निर्वाचित 
त्से-ई-काह के श्रादेशों का पालन करें। समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में - 
इस नारे का, अर्थ है सर्वाश! चोर ग्रौर लुटेरे उस घड़ी का इन्तजार 
कर रहे हैं, जव वे लूटमार और ग्रागज़नी शुरू कर सकते हैं... जव 
श्राप को इस क्रिस्म के नारे दिये जाते हैं, जैसे “मकानों के अन्दर घुस 
जाओ , पूंजीपतियों से उनके जूते व कपड़े छीन लो . . . ' ( शोर, झावाज़ें - 
“झूठ है! ऐसा कोई नारा नहीं दिया गया है!”) “हो सकता है 
शुरूआत ग्रौर तरीक़े से हो, लेकिन खात्मा इसी ढंग से होगा! 

“त्से-ई-काह को, जो भी कार्रवाई वह करना चाहे, करने का पुरा 
अधिकार है और उसकी आज्ञा का पालन होना ही चाहिये ... हम संगीनों 
से नहीं डरते . . . त्से-ई-काह अपने शरीर की गाड़ देकर क्रांति की रक्षा 
करेगी...” ( ावाज्ञे- “शरीर कहां है, वह तो बहुत पहले मर 
चुका! ”) 

शोर-शरापा उसी तरह जारी था, भौर उसमें दान की चीखती 
हुई आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे सकती थी। वह मेज़ पर जोर जोर से 


हाथ पटक कर कह रहे थे, “जो लोगों को इसके लिये उकसा रहे हैं, वे एक 


बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हँ!” 
एक श्रावाज़ - आपने बहुत पहले जुर्म किया, जब आपने सत्ता | 


पर ग्रधिकार किया और फिर उसे पूंजीपति वर्ग के हवाले कर चिया ! 
_ ११९ 


ष्य 


& म्र ल 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सभापति गोत्स ने घंटी वजाते हुए कहा: “चुप रहिये, वरना 
मैं आपको वाहर निकलवा दूंगा!” 

एक आवाज़ -“ जरा कोशिश करके देखिये तो सही!” तालियां 
आर सीटियां। 

“ अब शान्ति सम्बन्धी ग्रपनी नीति के वारे में दो शब्द।” ( हंसी) 
५ दुर्भाग्य की वात है कि रूस भ्व और लड़ाई को जारी रखने का समर्थन 
नहीं कर सकता। शान्ति स्थापित होने जा रही है, परन्तु वह स्थायी 
शान्ति न होगी, जनवादी शान्ति न हागी... श्राज जनतन्त्र की परिपद्‌ 
में हमने ख.न-खराबे से बचने की गरज् से एक प्रस्ताव पास किया, जिसके 
द्वारा हमने मांग की कि भूमि भूमि समितियों के हवाले की जाये और 
शान्ति-वार्ता तुरत शुरू की जाये...” (हंसी, श्रावाजें-“ श्रव ऐसे 
प्रस्तावों का वक़्त बीत चुका है!) 

और तव दोल्शेविकों की ग्रोर से त्रोत्स्की बोलने के लिये खड़े हुए- 
उनका प्रचण्ड जयघोष से स्वागत किया गया। लोग खड़े हो गये श्रौर 
तालियां पीटने लगे। उनके दुवले , तीखे चेहरे पर द्वेषपूर्ण व्यंग्य का ऐसा 
भाव था कि इस घड़ी उनकी मुखाकृति सचमुच दानवीय प्रतीत हो रही 
थी। हे 

“दान की कार्यनीति से सिद्ध हो गया है कि विशाल जन-समुदाय - 
मूढ़ और जड़ जन-समुदाय - बिल्कुल उन्हीं के साथ हैं!” ( हंसो के ठहाके ) 
उन्होंने सभापति की ओर बड़े नाटकीय ढंग से मुड़कर कहा, “जब हमने 
किसानों को भूमि देने की वात की, आपने उसकी मुखालफ़त की। हमने 
किसानों से कहा, “अगर वे ग्रापको भूमि नहीं देते, तो आप खद उसपर 
कब्जा कर लीजिये! ' और किसानों ने हमारी सलाह को मान. लिया। 
हमने छः महीने पहले जो कहा श्राप आज उसका समर्थन करने चले हैं. . - 

“मै नहीं समझता कि केरेन्स्की ने अपने आझ्ादर्शों से प्रेरित होकर 
सेना में ,मृत्यु-दण्ड स्थगित करने का झादेश दिया है। मेरा ख्याल है कि 
पेत्नोग्राद की गैरिसन ने, जिसने उनका हुक्म मानने से इनकार किया, 
केरेन्सकी को क्रायल किया है। 

“ज दान के ऊपर यह भारोप लगाया गया है कि उन्होंने जनंतन्व 
की परिपद्‌ में एक ऐसा भाषण किया, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि 
१२० 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
ु a 


वह प्रच्छन्न बोल्शेविक हूँ... वह वकत भी ग्रा सकता है, जब दान 
कहेंगे कि सोलह भ्रौर अठारह जुलाई के विद्रोह में क्रांति के बेहतरीन 
सपूतों ने भाग लिया . . . जनतन्त्र की परिषद्‌ में दान के आज के प्रस्ताव 
में सेना में अनुशासन लागू करने का कोई जिक्र नहीं था, हालांकि उनकी 
पार्टी के प्रचार में इस बात का आग्रह किया जा रहा है... 

/ नहीं । पिछले सात महीनों के इतिहास ने यह दिखा दिया है कि 
ग्राम जनता ने मेन्शेविकों का साथ छोड़ दिया है। मेन्शेविकों और 
समाजवादी-क्रांतिकारियों ने कैडेंटों को परास्त किया, लेकिन जब उनके 
हाथ में सत्ता आई, उन्होंने उसे उन्हीं कैडेटों के हवाले कर दिया... 

“ दान आपसे कहते हैं कि आपको विद्रोह करने का अधिकार नहीं 
है। विद्रोह सभी क्रांतिकारियों का ग्रधिकार है! जब पददलित जनः 
साधारण विद्रोह करते हैं, यह उनका अधिकार होता है... ' 

और तव लम्बे मुंहवाले मुंहफट लीवेर बोलने के लिये खड़े हुए। 
लोगों ने उनका हंसी और ' हाय हाय” से स्वागत किया। लीबेर ने कहा: 

“ एंगेल्स और माक्स ने कहा है कि सर्वहारा वर्ग को सत्ता हाथ में 
लेने का तव तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि वह उसके लिये 
तैयार न हो गया हो। इस जैसी पूंजीवादी क्रांति में... जन-साधारण का 
सत्ता पर क़ब्ज़ा करने का अर्थ है क्रांति का दुःखद अन्त... एक सामाजिकः 
जनवादी सिद्धान्तकार के नाते त्रोत्स्की स्वयं उस वात में विश्वास नहीं 
करते , जिसका आज वह यहां पर समर्थन कर रहे हैं...” ( आवाज - 
“बस करो! लीबेर मुर्दाबाद!” ) 

फिर मार्तोव का भाषण, जिसमें वराबर खलल डाला गया: 

“ अन्तर्राष्ट्रीयतावादी लोग जनवादी तत्वों के हाथ में सत्ता के अन्तरण के 
विरोधी नहीं हैं, परन्तु वे बोल्शेविको के तरीकों का अनुमोदन नहीं करते । 
अभी वह घड़ी नहीं आई है कि सत्ता पर कब्जा किया जाये रः णा 

दान फिर बोलने के लिये खड़े हुए भौर उन्होंने सैनिक क्रांतिकारी 


समिति द्वारा 'इज़्वेस्तिया' अखबार के दफ्तर पर हट ग स 
उसका सेंसर के भेजे जा र 
आ 7 सेंसर करने के लिये एक कमिसार कड 


प्रगट किया। दान की इस बात पर बेतरह 


मार्तोव ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुरी नहीं जा 


१२१ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digiiged by eGangotr 
TE sR 


सकी । पूरे हॉल में सेना तथा वाल्टिक बेड़े के प्रतिनिधि उठ खड़े हुए 
और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया कि सोवियत ही उनकी 
सरकार है। 

अन्धाधुन्ध गड़बड़ी के बीच एरलिख* ने एक प्रस्ताव पेश किया ५ 
जिसमें मजदूरों और सिपाहियों से श्रपील की गयी थी कि वे शान्त रहें 
और प्रदर्शन के भड़कावे में न आयें, अविलम्व एक सार्वजनिक सुरक्षा 
समिति की स्थापना आवश्यक मानी गयी थी और अस्थायी सरकार से 
मांग की गयी थी कि वह भूमि को किसानों के हाथ में श्रन्तरित. करने 
के लिये तुरन्त आज्ञप्तियां जारी करे और शान्ति-वार्ता शुरू करे... 

इस पर वोलोदास्की उछल पड़े और उन्होने कड़क कर कहा कि 
एक ऐसे वक़्त , जव कांग्रेस होने ही वाली है, त्से-ई-काह को कोई अधिकार 
नहीं है कि वह कांग्रेस के कर्तव्यों को अपने ऊपर ओढ़े। उन्होंने कहा 
कि त्से-ई-काह वस्तुतः मर चुकी है और यह प्रस्ताव उसको क्षीण होती 
हुई शक्ति को थूनी लगा कर किसी तरह बचा लेने की एक चाल भर 
देवत 

“जहां तक हम बोल्शेविकों का प्रश्‍न है, हम इस प्रस्ताव पर वोट 
नहीं देंगे!” इस पर सारे बोल्शेविक हॉल से बाहर चले गये और प्रस्ताव 
पास कर दिया गया... 

सुबह चार बजे के क़रीब बाहरी हॉल में मेरी मुलाक़ात ज़ोरिन से 
हुई, जिनके कंधे से एक राइफ़ल लटक रही थी। 

“हम कारंवाई शुरू कर रहे हैं! ”7 उन्होंने शान्त भाव से, परन्तु 
साथ ही बड़े संतोष से कहा, “हमने उप-न्यायमंत्री तथा धर्म-मन्त्री को 
हिरासत में ले लिया है और भ्रव वे नीचे क़ैद की कोठरी में है। एक 
रेजीमेंट टेलीफ़ोन एक्सचेंज पर क्रव्ज्ञा करने के लिये बढ़ रही है, दूसरी 
तारधर पर आर तीसरी राजकीय बैंक पर। लाल गाई के दल सड़कों 
पर निकल झाये है...” र 

स्मोल्नी की सीढ़ियों पर, अंधेरे और सर्दी में हमने पहली बार 
लाल गार्ड को देखा-मज़दूरों के कपड़े पहने और संगीनदार बन्‍्दूक़ें लिये 


*एरलिख - एक मेन्शेविक नेता। -सं० 


१२२ 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
किड टर, 
रू. s 


नौजवान, जो एक झुंड में खड़े थे और घवराये से एक दुसरे से बात कर 
रहे थे। 

टूर पश्चिम में वेहिस छतों के ऊपर से छिटफूट गोली छूटने की 
ग्रावाजे' ग्रा रही थीं। वहां नेवा के तट पर युंकर लोग पुल उठाने को 
कोशिश कर रहे थे, ताकि विवोर्ग वस्ती के मिल-मजदूर भ्रौर सिपाही 
बीच शहर में भ्राकर सोवियत शक्तियों के साथ मिलने न पायें, लेकिन 
क्रोश्तादत के मल्लाह उन्हें फिर गिरा रहे थे... 

हमारे पीछे विशाल स्मोल्नी भवन रोशनी से जगमग मधुमक्खियों 
के एक विराट छत्ते की तरह गुंजार कर रहा था... 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चौथा अध्याय 


अस्थायी सरकार का पतन 


. वार, ७ नवम्बर, मैं सोकर बहुत देर से उठा। जव मैं नेव्स्की 
मार्ग पहुंचा, पीटर-पाल क्रिले में दोपहर की तोप दागी गयी । उस दिन 
ह ना थी ही, साथ में सीलन भी थी। राजकीय बँक के सामने बन्द 
द जो के वाहर कुछ सिपाही हाथ में संगीनदार बन्दूक्रें लिये खड़े थे। 

श्राप लोग किस है?" मै 
न स तरफ़ हृ?" मैंने पूछा, “सरकार की 
[1 
र र जार नहीं है,” एक सिपाही ने हंस कर 
वा बोगु! खदा की शान है! ” मैं उससे और कोई बात 


कः नहीं निकाल सका... 


क नेव्स्की मार्ग से ट्राम-गाड़ियां श्रा-जा रही थीं और उनके बाहर पैर 
सा कोई ऐसी जगह न थी, जहां मर्द, औरत और छोटे बच्चे 
Mp र रहे थे। दूकानें खुली थीं और ऐसा लगता था 
ह I गं में बेचैनी कल से भी कम थी। रात में दीवालों 
oe नयी भ्रपीलों की एक पूरी “फ़सल” तैयार हो 
हे आ ६ के नाम, मोर्चे पर सिपाहियों के नाम, और पेत्नोग्राद 

9 भ्रपीलें। एक वानगी यह है: 

१२४ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


NNN 
Ee ht 


पेन्नोग्राद की नगर दूमा को ओर से 


नगर दूमा नागरिकों को सूचना देती है कि छः नवम्वर को एक 
असाधारण बैठक में दूमा ने केन्द्रीय तथा ह्क्रों की दूमाओं के सदस्यों को 
तथा निम्नलिखित क्रांतिकारी जनवादी संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर 
एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति गठित की: त्से-ई-काह, किसानों के 
प्रतिनिधियों की अखिल रूसी कार्यकारिणी समिति, सैनिक संगठन, 
स्सेन्त्रोफ्लोत , मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्नोग्राद सोवियत (! ), 
ट्रेड-यूनियन परिषद्‌ तथा अन्यं संगठन । 

सार्वजनिक सुरक्षा समिति के सदस्य नगर दूमा के भवन में ड्यूटी 
पर तैनात रहेंगे। उनके टेलीफ़ोन नम्बर ये हैं-१५-४०, २२३-७७, 
१३८-३६॥ र प 
७ नवम्बर, १९१७ 


यद्यपि उस समय मैंने यह वात नहीं समझी, यह सूचना वस्तुतः 
बोल्शेविकों के ख़िलाफ़ दुमा की युद्ध-घोषणा थी। 

मैने ' राबोची पूत” की एक प्रति खरीदी, जिसके अलावा कोई 
दुसरा अख़बार बिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर थोड़ी ही देर 
बाद मैंने एक सिपाही को ५० कोपेक देकर 'देन' की एक पढ़ी हुई प्रति 
खरीदी । ' रूस्स्काया वोल्या' के दफ्तर पर क़ब्ज़ा करके वहां बड़े आकार 
के क़ाग़ज़ पर छापे गये इस बोल्शेविक भ्रख़बार में बड़ी बड़ी सुर्खियां दी 
गयी थीं: “समस्त सत्ता मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों को सोदियतों  .. 
के हाथ में! शान्ति! रोटी! ज़मीन! ” सम्पादकीय लेख जिनोव्येव* | 
के नाम से निकला था, जो फ़रारी की हालत में लेनिन के साथ थे। यह 
लेख इस प्रकार शुरू हुआ थाः 

* यह एक ग़लती है। जिस लेख से अभिप्राय है वह ७ नवंबर, 
१९१७ को ' राबोची पूत' में निकला था, लेकिन उसके साथ 1 लेखक का 
नाम न था।' उसका लेखक अज्ञात है।- सं० नरक 


१२५ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हर सिपाही , हर मजदूर, हर सच्चा समाजवादी , हर ईमानदार 


जनवादी इस वात को समझता है कि मौजूदा परिस्थिति में केवल दो . 


विकल्प हैं। 


श्रौर इसका मतलब होगा मज़दूरों, किसानों और सिपाहियों पर हर 
तरह का दमन, लड़ाई का जारी रहना और अनिवायंतः भूख 
तथा मौत... 

या फिर सत्ता क्रांतिकारी मजदूरों, सिपाहियों और किसानों के 
हाथ में अन्तरित की जाये, जिसका म्रर्थ होगा सामन्ती अत्याचार का 
पूर्ण उन्मूलन, पूंजीपतियों की फ़ौरन रोक-थाम और एक न्यायपूर्ण शान्ति- 
संधि की अविलम्ब प्रस्तावना। ऐसी स्थिति में किसानों के लिये भूमि 
सुनिश्चित है, मजदूरों के लिये उद्योग पर नियन्त्रण सुनिश्चित है, 


भूखों के लिये रोटी सुनिश्चित है और इस निरर्थक युद्ध का अन्त 
सुनिश्चित है। 


“देन ' में रात की हलचल की कुछ छिटफूट ख़बर छपी थी- 
फ़ोन एक्सचेंज, बाल्टिक स्टेशन और तारघर पर बोल्शेविकों का 
कब्जा ; उ पीटरहोफ़ के युंकरों का पेत्रोग्राद पहुंचने में असमर्थ होना; 
कज्जाकों की डांवांडोल स्थिति; कुछ मन्त्रियों की गिरफ्तारियां ; नगर 
मिलिशिया के ग्रध्यक्ष मेयेर को गोली मार दिया जाना ; गिरफ्तारियां 
भौर बदले में दूसरी ओर गिरफ़्तारियां, विरोधी गश्ती सिपाहियों यंकरों 
भ्रौर लाल गाडों के बीच मुठभेड़ें ! । डर 


मोर्स्काया मार्ग के नुक्कड़ पर मैं मेन्शेविक-झबोरोनेत्स 


( प्रतिरक्षावादी ) तथा मेन्शेविक पार्टी की सैनिक शाखा के मन्त्री कप्तान | 


गोम्बेंग से टकरा गया। जब मैने उनसे पुछा कि क्या सचमुच ही बग़ावत 
हुई है, उन्होंने क्लान्त भाव से अपने कंधों को सिकोड कर कहा , “ चोतं 
ज्नायेत | ( शैतान जानता है! ) हां, बोल्शेविक शायद राज्य-सत्ता पर 
` त्या कर सकते हैँ, परन्तु वे उसे तीन दिन से ज्यादा अपने हाथ में 

नहीं रख सकेंगे। उनके पास सरकार चलाने के लिये ग्ादमी नहीं हँ । 
१२६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


या तो राज्य-सत्ता पूंजीपति-ज्मींदार गिरोह के हाथ में बनी रहे 


NEN ERI 


Wes 


शायद उन्हें चलाने की कोशिश करने देना अच्छा होगा । इससे उनकी 
मिट्टी ही पलीद होगी...” 

सेन्ट इसाक के चौक के कोने में जो सैनिक होटल था, उसकी 
हथियारवन्द मल्लाहों ने नाकेबंदी कर रखी थी। होटल के हॉल में बहुत 
से सजीले, नौजवान अफसर चहलक़दमी कर रहे थे या आपस में 
भुनभुना कर कुछ कह रहे थे; मल्लाह उन्हें वहां से बाहर जाने नहीं 
दे रहे थे। 

एकाएक बाहर गोली छूटने की तेज़ आवाज़ आयी झौर उसके बाद 
छिटफूट गोलीबारी की आवाज़ें। मैं बाहर दौड़ा। मारिईन्स्की प्रासाद की 
तरफ़, जहां रूसी जनतन्त्र की परिषद्‌ की बैठक हुई थी, कोई 
असाधारण बात हो रही थी। वहां सिपाही एक गाड़ी रेखा में वसीह 
चौक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पंक्तिबद्ध खंडे थे, हाथ में राइफले 
लिये, गोली छोड़ने के लिये तैयार, होटल की छत की ओर निगाह 
उठाये । 

“ प्रोचोकात्सिया ! ( उकसावेबाज्री ) हमारे ऊपर गोली चलायी 
गई है!” एक सिपाही ने गुस्से से कहा और दूसरा दरवाजे की तरफ़ 
दौड़ा। 

प्रासाद के पश्चिमी कोने में एक बड़ी वख्तरबंद गाड़ी खडी थी। 
गाड़ी पर एक लाल झंडा फहर रहा था और उसपर ताज़ा पेन्ट किये 
हुए लाल श्रक्षरो में लिखा था: “सो ० रा० सो ० दे०” ( सोवेत राबोचिख 
इ सोल्दातस्किख देपुतातोव ) ; वख्तरबंद गाड़ी की सभी तोपें सेन्ट इसाक 
की ओर सीधी की हुई थीं। नोवाया ऊलित्सा (नयी सड़क ) के मुहाने 
पर एक बैरिकेड बनाया गया था-वक्सों, पीपों, एक पुरानी स्प्रिंगदार 
चारपाई , एक सग्गड़ - इन सबका इस्तेमाल किया गया था। मोइका घाट 
के किनारे को लक्कड़-पत्थर जमा करके रोक दिया गया था। पास को 
एक लकड़ी की टाल से लकड़ियां लेकर इमारत के सामने एक रेलिंग सी 
. वनाई जा रही थी... हे 

“क्या लड़ाई होने जा रही है?” मैने पूछा। 

. “जल्द, बहुत जल्द,” एक सिपाही ने उत्तेजित स्वर में कहा,- 
“आप यहां से चले जायें, साथी, नहीं तो आपको चोट लग जायेगी। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri कक 2 


वे उधर से आयेंगे,” और उसने एडमिरेल्टी भवन की ओर इशारा 
किया । 

“कौन आयेंगे? ” 

“ इसके वारे में मैं कुछ नहीं कह सकता , भाई, 
थूकते हुए कहा। 

प्रासाद के द्वार पर सिपाहियों और मल्लाहों की एक भीड़” जमा 
थी। एक मल्लाह वता रहा था कि रूसी जनतन्त्र की परिषद्‌ का अन्त 
केसे हुआ: “हम वहां घुस गये और हमने सभी दरवाज़ों को घेरकर 
साथियों को खड़ा कर दिया। सभापति की गद्दी पर जो प्रतिक्रांतिकारी 
कोर्नीलोवपंथी बैठा था, मैने उसके पास जाकर कहा, ' परिषद्‌ बन्द करो 
और सीधे घर भाग जाग्रो! ' ” 

इस पर हंसी छूट पडी । मैं अपने कई तरह के मिले-जुले कागजात 
दिखलाता हुआ किसी तरह प्रेस गैलरी. के दरवाज़े तक पहुंच गया। वहां 
एक लंबे-तडंगे हंसमुख मल्लाह ने मुझे रोका। जव मैने उसे ग्रपना पास 
दिखाया, उसने बस इतना ही कहा, “साथी, अगर आप खद सेन्त 
मिखाईल होते, तो भी यहां. से गुजर नहीं सकते थे!” दरवाजे के 
शीशे से मैं देख सकता था, एक फ्रांसीसी संवाददाता , जिसका चेहरा 
विकृत हो रहा. था, जोर जोर से हाथ हिला कर अपनी वात समझाने 
की कोशिश कर रहा था। उसे भ्रन्दर वन्द कर दिया गया था... 

सामने एक नाटे क़द का भूरी मूछों वाला आदमी जनरल की वर्दी 
पहने खड़ा था, जिसके चारों ओर सिपाहियों का झुण्ड जमा था। उसका 
चेहरा तमतमाया हुआ था। 

“मै हूं जनरल अलेक्सेयेव ,” उसने चिल्लाकर कहा। “आपके ऊपर 
का अफसर होने के नाते और. जनतन्त्र की परिषद्‌ का सदस्य होने के 
नाते, मैं मांग करता हूं कि मुझे अन्दर जाने दिया जाये!” सन्तरी ने 
अपना माथा खुजलाया और वह परेशानी की मुद्रा में झंख चुराये एक 
ओर देखता रहा। उसने एक श्रफसर की शरोर इशारा किया, जो उधर 
ही आ रहा था। श्रफ़सर ने जव देखा कि उसके सामने कौन खड़ा है, 


वह घबरा उठा और इसके पहले कि उसे यह ख्याल हो कि वह कर क्‍या 
रहा है, उसने उसे सलाम टठोंका। : 


(14 


उसने ज़मीन पर 


१२८ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स्मोल्नी संस्थान का प्रवेश-द्वार, जहां सिपाहियों और लाल गार्डों का 
2 पहरा था। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


19 
रह 
‘ह 
| 


स्मोल्नी के लिए दिये गये पासों 


गाडं 


लाल 


Fe 
£ 
a] 
£ 
तु 
(९) 
ळ 
> 
-2 
प्छ 
io] 
N 
55] 
>> 
Q 
5 
fs] 
LD 
i] 
(७) 
5 
छ 
टे 
> 
[न 
= 
5 
fr] 
(5 
> 
छ 
(९) 
९ 


“ चाशे विसोकोप्रेवोस्खोदीतेल्स्त्वो ” ( महामान्य ) , उसने हकलाते 
हुए पुरानी हुकूमत के तज पर कहा, “प्रासाद के अन्दर जाने की सख्त 
मनाही है। मुझे कोई हक़ नहीं है...' 

तभी एक मोटर-गाड़ी उधर ग्रायी, ग्रौर मैने देखा अन्दर गोत्स 
बैठे जाहिरा बड़े विनोद के भाव से मुस्कुरा रहे थे। चन्द मिनट बाद 
एक और गाड़ी श्रायी-श्रस्थायी सरकार के गिरफ्तार सदस्यों से लदी 
हुई। अगली सीट पर हथियारवन्द सिपाही थे। उसी वक़्त सैनिक 
क्रान्तिकारी समिति के लाटवियाई सदस्य पेटेसं जल्दी जल्दी चौक को पारं 
कर वहां पहुंचे । 

“मेरा ख्याल था आपने पिछली रात को ही इन साहवान को 
पकड़ लियां था,” मैंने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा । 

“आह , इसके पहले कि हम पक्का इरादा वना सके, उन बेवकूफों 
ने उन्हें छोड़ दिया,” उन्होंने एक नन्हें बच्चे के से भाव से कहा, जो 
हाथ की मिठाई गिर जाने से उदास हो गया हो। 

वोस्क्रेसेन्स्की मार्ग पर मल्लाह एक बड़ी संख्या में क़तार वांधे जा रहे 


थे, और उनके पीछे, जितनी दूर भी निगाह जा सकती थी, सिपाही 


माचे करते हुए चले झा रहे थे। 
हम एडमिरेल्टेइस्की मार्ग से होकर शिशिर प्रासाद की ग्रोर बढ़े। 
संतरियों ने प्रासाद के चौक में जानेवाले सारे रास्तों की नाकेबंदी कर 
रखी थी, गौर चौक के पश्चिमी सिरे पर हृथियारवन्द सिपाहियों का 
घेरा पड़ा हुआ था, जिनके गिर्द नागरिकों की एक अशान्त भीड़ जुट आई 
थी। दूर पर जो सिपाही प्रासाद के प्रांगण से लकड़ियां ला लाकर 
सदर फाटक के सामने जमा कर रहें थे, उन्हें छोड़ चारों तरफ़ 
खामोशी थी। द , | 
| हम यह भ्रन्दाजा नहीं लगा पाये कि ये संतरी सरकार की तरफ़ 
हैं, कि सोवियत की तरफ़। स्मोल्ती से जो काग़ज़ात हमें मिले थे, वे 
वहां बेकार सावित हुए, लिहाजा हम दूसरी सफ़ों की भीर बड़े रोब से 
बेधडक बढ़े और हमने अपने अमरीकी पासपोर्ट दिखाते हुए कहा, * हम 
सरकारी काम से आये हैं!” और लोगों को ठेलते-ठालते भीतर घुस गये! 
प्रासाद के अन्दर उन्हीं पुराने श्वेइत्सारों ( दरबानों ) ने, जो पीतल 


i | १२९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri : 


के. बटन वाली श्रौर लाल-सुनहरे कालर वाली नीली बर्दियां पहने हुए थे, 
हमारे ग्रोवरकोट भ्रौर हैट ले लिये, और हम ऊपर सीढ़ियों से चढ़ गये। 
धुंधले अंधियारे गलियारे में, जिसके पर्दे नदारद थे, कुछ पुराने. कर्मचारी 
निठल्ले घूम रहे थे और केरेन्स्की के कमरे के सामने एक नौजवान अ्रफ़सर 
अपनी मूंछें चबाता हुआ चहलक़दमी कर रहा था। हमने उससे पूछा कि 
कया हम मंत्रिसभापति से मुलाक़ात कर सकते हैं? उसने श्रदव से झुककर 
सलाम बजाते हुए फ्रांसीसी में उत्तर दिया: : 

“नहीं , मुझे श्रफ़सोस है। श्रलेक्सान्द्र फ्योदोरोविच इस समय बहुत 
ही व्यस्त हैं...” उसने हमारी ओर एक नज़र देखा और फिर कहा, 
“दर असल वह यहां हूँ ही नहीं...” 

“फिर कहां हूँ?” 

“बह्‌ मोर्चे पर गये*। झापको मालूम है, उनकी मोटर के लिये 
काफ़ी पेट्रोल भी न था। हमें ग्रंगरेज़ी श्रस्पताल से आदमी भेज कर 
पेट्रोल मंगाना पडा ।” 

“क्या मन्त्रिण यहां मौजूद है? ” 

“वे किसी कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता 
किस कमरे में।” 

“क्या बोल्शेविक लोग गाने वाले हैं? ” 

“बेशक, वे श्राने ही वाले हैं। मुझे हर लमहा इस वात का इन्तज्ञार 
है कि टेलीफ़ोन पर ख़बर आयेगी कि वे ग्रा रहे है। लेकिन हम भी 
तैयार हुँ। प्रासाद के सामने युंकर तैनात कर दिये गये हैं। उधर उस 
दरवाजे की दूसरी ओर।” 

“क्या हम उस तरफ़ अन्दर जा सकते हुँ?” 

“ नहीं , बिल्कुल नहीं। वहां जाना मना है।” यकायक उसने हम 
सभी से हाथ मिलाया, श्रौर एक शोर को चल दिया। हम उस दरवाजे 
की ग्रोर वढे, जिसके भीतर जाना मना था। दरवाज़ा हॉल को दो 
र में बांटने वाली एक अस्थायी दीवार में लगा था और हमारी श्रोर 
से बच था। उसकी दूसरी ओर से लोगों के बोलने की और एक झादमी 
के हंसने की आवाजें भ्रा रही थीं। ये ही आवाज़ें थीं, नहीं तो इस 
पुराने राजमहल के विशाल कोष्ठों-प्रकोष्ठों में क्रद्रिस्तान की सी खामोशी 
१३० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


छाई हुई थी। एक बूढ़ा श्वेइत्सार दौड़ता हुआ वहां श्राया ग्रौर बोला, 
“ नहीं , मालिक, श्राप हररिज़ भ्रन्दर नहीं जा सकते। 

“ दरवाज़ा वन्द क्यों है? ” 

“ताकि सिपाही बाहर न निकलने पायें,” उसने जवाब दिया। 
क्षण भर बाद उसने एक गिलास चाय पीने के वारे में कुछ कहा और 
हॉल में वापिस चला गया। हम दरवाज़ा खोल कर अन्दर दाखिल हुए। 

दहलीज़ के ठीक अन्दर ही दो सिपाही पहरा दे रहे 'थे, लेकिन 
उन्होंने कुछ कहा नहीं। जहां गलियारा ख़त्म होता था, एक वड़ा, ख़्ब 
सजा हुआ सुनहरी कानिंसों श्रौर बड़े बड़े बिल्लौरी झाइ-फ़ानूस वाला 
“कमरा था और उससे आगे कई छोटे कमरे थे, जिनकी दीवारों पर सियाह 
लकड़ी से तख्तावन्दी की गयी थी। लकड़ी के फ़र्श की दोनों तरफ़ क्रेतार 
की क्रतार मैले-कुचैले गद्दे और कम्बल पड़े थे - कुछ पर इक दुकके सिपाही 
टागें पसारे लेटे हुए थे। हर जगह जली हुई सिंगरेटें, डंबल-रोटी के टुकड़े 
और चीथड़े और क़ीमती फ्रांसीसी शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। 
युंकर स्कूलों के लाल बिल्ले कंधों पर लगाये अधिकाधिक सिपाही सिगरेट 
के धुएं ग्रौर मैले-कुचैले बेनहाये-घोगे मानव-शरीरों के उस गंदे दुर्गंधपूर्ण 
वातावरण में घूम-फिर रहे थे। एक सिपाही के पास सफ़ेद बुगुंडी की 
एक बोतल थी, जिसे स्पष्टतः उसने राजमहल के शाव के तहख़ाने 
से उड़ाया था। जब हम एक कमरे के बाद दूसरे कमरे से गुजरते हुए 
धूम रहे थे, वे हमारी गोर अ्रचरज से देख रहे थे। अन्ततः हम एक 
ऐसी जगह पहुंचे, जहां एक सिलसिले से विशाल राजकीय स्वागत-कक्ष 
वने हुए थे, जिनकी लम्बी, गर्द-गुबार से भरी बिड़कियां चौक में खुलती 
थीं। दीवारों पर बड़े बड़े सुनहरे फ़ेमों में जड़ी हुई तसवीरें लटकी हुई 


थीं - ऐतिहासिक युद्ध-दृश्य . . . “१२ अक्तूबर, १८१२', “६ नवम्बर, . 


१८१२ ' और “१६-२८ अगस्त, १८१३ 7, ,. एक तसवीर में ऊपर 


दाई ओर कोने में एक बड़ा सा चीरा था! 
राजमहल एक बहुत बड़ी बारिक बना हुमा था भर फर्श भौर 

दीवारों को देखने से मालूम होता था कि हफ्तों से बना हुआ री ४ 

खिड़कियों की सिलों पर मशीनगनें बैठायी गयी थीं; गद्दों के बीज्ञ में 

वन्दूके जमा थीं। 

9° १३१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


emt arth > at 


SIT Te Minas 


जिस वक़्त हम इन तसवीरों को देख रहे थे, मेरी वायीं कनपटी 
की ओर से शराव की भभक आयी और एक आदमी ने, अच्छी-ख़ासी 
फ़ांसीसी बोलते हुए, स्पष्ट स्वर में कहा, “ श्राप लोग जिस तरह तारीफ़ 
की नज़र से इन तसवीरों को देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आप 
विदेशी हैँ।” वह एक मोटा, ठिंगना सा आदमी था और जब उसने 
अपनी टोपी हाथ, में ली, मैने देखा उसका सिर गंजा हो रहा था। 


“आप लोग अमरीकी है? वाह, कितनी ख़ूशी की बात है। में. 


हुं श्रापका हुक्म बजा लाने के लिये तैयार स्तेव्स-कप्तान व्लादीमिर 
अत्सिंवाशेव।” मालूम होता था उसके लिये यह कोई असाधारण या 
विलक्षण वात न थी कि चार अजनबी, जिनमें एक औरत थी, एक सेना 
की रक्षा-पंक्तियों के बीच मज़े से घूम रहे थे, ऐसे वक़्त जब वह हमले 
का इन्तज्ञार कर रही थी। उसने रूस की हालत के वारे में शिकायत 
के लहजे में कहना शुरू किया। 

“ये. बोल्शेविक ही अकेली आफ़त नहीं हैँ,” उसने कहा। “ रूसी 
सेना की बेहतरीन परम्परायें टूट चुकी हैं। अपने चारों ओर निगाह 
दौड़ाइये। देखिये, ये सभी भ्रफ़सरी की तालीम देने वाले ट्रेनिंग «स्कूलों 
के छात्र हैं। परन्तु ये क्या भद्रलोग हैं? केरेन्स्की ने इन स्कूलों के दरवाजे 
साधारण सैनिकों के लिये, जो भी सैनिक एक इम्तहान पास कर सके, 
उसके लिये खोल दिये थे। स्वभावतः उनमें ऐसे कितने ही लोग हैं, 
जिन्हें क्रांति का संक्रामक रोग लग चुका है...” 

अपनी वात पूरी किये बिना ही उसने विषय बदल दिया। “मैं 
रूस से बाहर जाने के लिये बहुत बेताव हूं। मैने झमरीकी फ़ौज . में 
भर्ती होने का इरादा वना लिया है। क्या आप मेहरवानी करके अपने 
राजदूत से मिलेंगे रौर मेरे लिये कुछ इन्तज़ाम करेंगे? मै आपको अपना 
पता देता हूं।” हमारे वारबार मना करने पर भी उसने एक चिट पर 
अपना पता लिखा और ऐसा लगा कि फ़ौरन उसके दिल के ऊपर से एक 
बोझ उतर गया और वह अपने को हल्का महसूस करने लगः। यह पता 
अभी भी. मेरे पास है-“ ोरानियेनबाउसस्काया इकोला प्रापोरश्चिकोव 
२, स्तारी पीटरहोफ़।” 

हमें कमरों के बीच से ले जाते हुए भौर सब कुछ दिखाते और 


१३२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


CI, divested, nS 


समझाते हुए, उसने कहा, “ ग्राज सुबह बड़े तड़के ही फ़ौजी मुग्रायना 
हुआ। औरतों की बटालियन ने सरकार के प्रति वफ़ादार रहने का निश्चय 
किया । ”' 

“क्यो महिला सैनिक प्रासाद में मौजूद हे? ” 

“जी हां, वे पीछे के कमरों में हैं, जहां अगर कुछ गड़वड़ी हुई, 
तो उन पर आंच न झायेगी। ” फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, “ हमारे 
लिए यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 

हम थोड़ी देर तक खिड़की के सामने खड़े नीचे चौक की ओर देखते 
रहें, जहां लम्बे कोटधारी युंकरों की तीन कम्पनियां हथियारों से लैस 
पंक्तिबद्ध खड़ी थीं और एक लम्वा-तड़ंगा, चुस्त श्रौर फुर्तीला अफ़सर 
उन्हें हिदायतें दे रहा था। मैने पहचाना वह अस्थायी सरकार का प्रमुख 
सैनिक कमिसार स्तान्केविच था। जरा देर वाद दो कम्पनियों ने बड़े जोर 
की खनखनाहट के साथ हथियार उठाये और लेफ़्ट-राइट की आवाज़ के 
साथ मार्च करती हुई चौक से पार हो गई भर लाल मेह्राबी दरवाजे 
से निकल कर खामोण शहर के भीतर ग्रदृश्य हो गईं। 

.“ वे टेलीफोन एक्सचेंज पर क़ब्जा करने जा रहे हैं,” किसी ने 
कहा । हमारे पास युंकर स्कूल के तीन छात्र खड़े थे ग्रौर हम उनसे ` 
वातचीत करने लगे। उन्होंने कहा कि वे सेना की पांतों से निकल कर 
स्कूलों में दाखिल हुए हैं। उन्होंने अपने नाम बताये - रावर्ट झोलेव , 
ग्रलेक्सेई वसिलेंको रौर एनी साक्स। यह साक्स एस्तोनियाई था। लेकिन 
उन्होंने कहा अव वे अफ़सर होना नहीं चाहते , क्योंकि अफ़सरों को साख 
बिल्कुल मिट गयी थी। थौर वास्तव में यहः स्पष्ट था कि वे अपनी 
स्थिति से बहुत प्रसन्त नहीं थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था 
कि वे करें क्या। लेकिन जरा ही देर बाद वे लगें डींगें हांकने : 

“अगर बोल्शेविक आते हैं, तो हम उन्हें मज़ा चखायेंगे और 
दिखायेंगे कि लड़ा कँसे जाता है। वे कायर हूँ, वे लड़ने की कया हिम्मत 
करेंगे! मगर अगर हम बेकाबू कर ही दिये जायें, तो हर आदमी के 
पास एक गोली अपने लिये है... ५ 


* जनरल स्टाफ़ भवन का मेहराबी दरवाज़ा।- सं० 


१३३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ठीक इसी ववत कहीं नज़दीक ही गोलियां छूटने की आवाज़ झाई। 
बाहर चौक में भगदड़ मच गई और लोग तितर-बितर भागने लगे श्रौर 
मुंह के बल गिरने लगे। नुककड़ों पर खड़े इज्वोजञचिकों ( कोचवानों ) ने 
अपने घोड़े चारों ओर दौड़ा दिये। प्रासाद के ग्रन्दर खलबली मच गयी 
आर कोलाहल होने लगा। सिपाही इधर से उधर दोड़-भाग रह थे, 
झपट कर वन्दूकें और कमरवन्द उठा रहे थे और चीख रहे थे, 
गये वे! ग्रा गये वे! ..” लेकिन जरा ही देर में फिर सन्नाटां छा 
गया। कोचवान लौट आये और जो लोग मुंह के वल लेट गये थे, वे 
उठ खड़े हुए। लाल मेहरावी दरवाजे से युंकर श्राते हुए दिखाई पड़े। 
लेकिन वे पूरी तरह क़दम मिलाकर माचे नहीं कर रहे थे और उनमें 
एक अपने दो साथियों के सहारे चल रहा था। 

; जव हम प्रासाद से रवाना हुए, काफ़ी देर हो गयी थी। चौक से 
संतरी सारे के सारे ग्रायव थे। एक श्रद्धवृत्ताकार रेखा में खड़ी बड़ी वड़ी 
सरकारी इमारतों में वीरानगी नजर ग्रा रही थी। हम खाना खाने के 
सिये फ्रांस होटल में गये। ग्रभी हम अपना सूप ही पी रहे थे कि बीच 
में ही. एक वेटर, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वहां आया श्रौर 
उसने साग्रह कहा कि हम होटल के पिछले हिस्से में खाने के बड़े 
कमरे में चले जायें, क्योंकि सामने के रेस्तोरां वाले हिस्से में बत्तियां 
बुझाई जा रही थीं। “मालूम होता है, खव गोलियां चलेंगी 
उसने कहा। 

जव हम फिर मोर्स्काया मागे पर गाये, ग्रंधेरा पुरी तरह धिर 
आया था, बस नेव्स्की मार्ग की मोड़ पर सड़क की एक बत्ती टिमटिमा 
रही थी, जिसके नीचे एक बड़ी वख्तरबन्द गाड़ी खड़ी थी। उसका इंजन 

7 चालू था और उससे बुरी तरह पेट्रोल का धुआं निकल रहा था। एक 
छोटा सा लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था और वह मशीनगन को नाल 
से आंख लगा कर देख रहा था। सिपाही और मल्लाह गाड़ी के चारों 
ओर खड़े थे, स्पष्ट ही, वे किसी चीज़ का इन्तज़ार कर रहे थे। हमे 
पीछे मुड़ कर लाल मेहराबी दरवाजे तक आये, जहां सिपाहियों का एक 


झुण्ड इकट्ठा हो गया था। वे रोशनी से जगमग शिशिर प्रासाद की श्रोर, 


एकटक देख रहे थे श्रौर ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। 


१३४ 
७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


धं 
al 
~ 


“नहीं , साथियो,” एफ कह रहा था, “हेम उनके ऊपर गोलं 
कैसे चला सकते हे? श्ौरतों की बटालियन अन्दर है-लोग कहेंगे, हमने 
रूसी औरतों पर गोली चलाई। 

जिस वक़्त हम नेव्स्की मार्ग पर फिर पहुंचे, एक और वझ्तरवन्द 
गाड़ी मोड़ से घूमकर वहां आयी 'ग्रौर एक आदमी उसकी वुर्जी में से 
सिर निकाल कर जोर से चिल्लाया: 

“आ जाश्रो! हम चलें और हमला बोल दें!" 

दूसरी' गाड़ी का ड्राइवर वहां चला श्राया ग्रोर चिल्ला कर बोला, 
ताकि इंजन के शोर में उसकी श्रावाज़् सुनी जा सके, “ समिति का कहना 
है कि हम अभी इन्तज्ञार करें! उन्होंने वहां लकड़ी के ग्रटाले के पीछे 


तोपखाना बैठा रखा हैं... : 
इस जगह ट्राभों का चलना वन्द हो गया था, इवके-दुकके श्रादमी 

ही श्राते-जाते नज़र श्राते थे; आर सड़क पर रोशनी नहीं थी, लेकिन 
वहां से थोड़ी ही दूर पर वीच में इमारतों. की एक लाइन पार करने 
की देर थी -हम चलती हुई ट्रामों , दूकानों की जगमग खिड़कियों , सिनेमा 
ती हारों और भीड़-भड़क्के को देख सकते थ्रे- 


- के बिजली के जगमगाते इश्तह 
ज़िन्दगी बदस्तूर चलती जा रद्दी थी। हमारे पास मारिईन्स्की थियेटर के 
हलचल 


बैले के टिकट ग्रे - थियेटर सभी खुले हुए थे - परन्तु बाहर इतनी 


~ 


थी कि वहां ताये कौन... 

अंधेरे में एक जगह ठोकर खाकर हम गिरते गिरते वचे - पुलिस 
पुल की नाकेब्रन्दी के लिये बहुत सा काठ-कबाड़ जमा किया गया था। 
अंधेरे में नज़र ठहरा कर हमने देखा स्त्रोगानोब प्रासाद के सामने कुछ 
सिपाही तीन इंच की एक तोप को बैठा रहें थे। तरह तरह की वर्दियां 
पहने लोग निर्द्देश्य भाव से आ जा रहे थे भ्रोर बड़ी वाते कर रहे थे... 

नेव्स्की मार्ग को देखने से ऐसा लगता था कि पूरा शहर घूमने के 
है। हर नाके और मोड़ पर गरमागरम बहस 


लिए बाहर निकल पड़ा हैं 
छिड़ी हई थी, और चारों ओर सुननेवालों की एक खासी बड़ी भीड जमा 
सपाहियो की टुकड़ियां 


थी। हर चौराहे पर संगीनें लिए एक दर्जन र FE 
तैनात थीं, क़ीमती फ़र-कोट पहने सुर्खरु बूढ़े आदमी उन्हें घूंसा दिखाते, 
भड़कीली पोशाकें पहले औरतें. चीख चीख कर. उन्ह जली-कटी सुनातीं । 


१३५ 


GCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


7-4. 


सिपाही सहमे से जवाब देते और परेशान, फीकी हंसी हंसते . . . वख्तरवन्द 
गाड़ियां सड़कों से श्रा जा रही थीं, जिन्हें पहले के राजाओं के नाम पर 
'ओलेग ', 'रूरिक' या 'स्व्यातोस्लाव' कहते थे, और जिन पर बड़े 
बड़े लाल श्रक्षर पुते थे: 'रू० सा ० ज० म० पा०' ( रोस्सीइस्काया 
सोत्सिश्राल-देमोक्रातीचेस्काया राबोचाया पार्तिया ) *। मिख्ाइलोव्स्की मार्ग पर 
एक आदमी ग्रखवारो का बंडल लिये श्राया और वेसब्र, वेताव ग्रादमियों 
की एक भीड़ फ़ौरन उस पर 'टूट' पड़ी-वे एक अख़बार के लिए एक 
रूबल, पांच रूबल, दस रूबल तक देने के लिए तैयार थे, श्रौर श्रख़वारों 
के लिए इस तरह छीना-झपटी कर रहे थे, जैसे वे इंसान नहीं, चील- 
कौवे हों। यह अ्रख़वार 'राबोची इ सोल्दात' था, जिसमें स्वेहारा 
क्रान्ति की विजय की और जेल से बोल्शेविक कैदियों की रिहाई की 
घोषणा की गयी थी, ग्रौर मोर्चे और पिछाये दोनों जगह की सेनाओं 
से अपील की गयी थी कि वे क्रान्ति का समर्थन करें... ग्रखबार कया 
था चार पन्नों का एक गरम, पुरजोश पर्चा था, जिसमें ख़बरें नदारद 

सदोवाया मार्ग की मोड़ पर लगभग दो हज़ार नागरिकों की एक 
भीड़ इकट्री हो गयी थी, जो एक ऊंची इमारत की छत की रोर एकटक 
देख रहे थे, जहां एक छोटी सी लाल वत्ती बार वार जल रही थी और 
बुझ रही थी। 

“देखा !” एक लम्बे-तड़ंगे किसान ने उसकी ओर इशारा करते 
हुए कहा। “वह कोई उकसावेवाज़ है। देखना, वह अभी लोगों पर 
गोली चलायेगा . ..” इतने लोग जमा थे, लेकिन मालूम होता है किसी 
ने यह नहीं सोचा कि वहां जा कर पता लगाये कि माजरा कया गया है। 


रे मे नः 
जब हम विशाल स्मोल्नी भवन के सामने पहुंचे , हमने देखा वह 


रोशनी से जगमगा रहा था और अंधेरे में हर रास्ते से झुण्ड की झुण्ड 
दौड़ती-भागती परछाइयां उसी ओर भ्रा रही थीं। मोटरें और 


* रुसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी।-सं ० 


१३६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मोटरसाइकिलें ग्रा जा रही थीं। एक बहुत बड़ी मटमैले गजवर्ण की 
वख्तरवन्द मोटर-गाड़ी , जिसकी बुर्जी से दो लाल झण्डे लगें हुए थे, 
घड़घड़ाती हुई निकलो। उसका साइरन चीख रहा था। सर्दी बहुत थी 
झौर वाहरी फाटक पर लाल गार्डो ने अलाव सुलगा रखा था। अन्दर 
के फाटक पर भी आग जल रही थी, जिसकी रोशनी में सन्तरियों ने 
हमारे पासों को टो टोकर पढ़ा और हमें सिर से पैर तक देखा। फाटक के 
दोनों ओर जो चार मशीनगनें बैठायी गयी थीं, उनकी कैनवस की खोल 
हटा ली गयी थी ग्रौर उनकी ब्रीचों से कारतूसों की पेटियां सांप के 
मानिन्द लटक रही थीं। सहन में दरख्तों के साये में मटमँले रंग की 
वख्तरवुन्द गाड़ियों का एक झुंड जमा था- उनके इंजन चालू थे। स्मोल्ती 
भवन के बड़े बड़े वेग्रारास्ता हॉलों में, जिनमें मद्धिम रोशनी फैली हुई 
थी, चीखते, पुकारते लोगों की आवाजें और उनकी पदचाप गूंज रही 
थी। वातावरण में यह भावना व्याप्त थी कि जान पर खेल जाओ , 
देखा जायेगा। कुछ आदमियों का एक झुंड सीढ़ियों से नीचे उतरा- 
काले जैकेट और फर की काली गोल टोपियां पहने मजदूर , जिनमें कितनों 
के कन्धों से वन्दूकें लटक रही थीं, मटमैले खुरदरे कोट और भूरी पिचकी . 
हुई फर की शापकी (टोपी ) पहने सिपाही, भौर इक्के-दुक्के नेता भी - 
लुनाचास्की , कामेनेव* - अपने गिदे एक साथ बोलते हुए लोगों की भीड 
लिये हुए, चेहरे पर परेशानी झौर फ़िक्र का भाव आर हाथ में काग़ज़- 


*कामेनेव ( रोज़ेनफ़ेल्द ) , ले० बो०, १९०१ से बोल्शेविक पार्टो 
के सदस्य । नवंबर क्रांति के पश्चात्‌ मास्को सोवियत के अध्यक्ष । जन- 


'कमिसार परिषद्‌ के उपाध्यक्ष । 
बहुधा लेनिन की नीति का विरोध किया; मार्च की पूंजीवादी- 


जनवादी क्रांति के बाद समाजवादी क्रांति अग्रसर करते की पार्टी की नीति 
की मुख़ालफ़त की; नवंबर १६१७ में मेन्शेविकों तथा समाजवादी- 


ऋंतिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त सरकार स्थापित करने के 


विचार का समर्थत किया। 
बाद में मार्क्सबाद-लेनिनवाद से अपना नाता तोड़ लिया और पार्टी 


से निकाल दिये गये।= सं० 
१३७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पत्र से ठसाठस भरे पोर्टफोलियो। पेत्नोग्राद सोवियत की श्रसाधारण 
बैठक समाप्त हो चुकी थी। मैंने कामेनेव को रोका -नाटे क़द के एक 
फ़रतीले आदमी , जिनका चौड़ा, श्रोजपूर्ण चेहरा उनके कंधों पर इस तरह 
वैठा था कि गर्दन का पता ही न चलता था। उन्होंने विना कोई भूमिका 
वांधे फ्रांसीसी में जल्दी जल्दी बह प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया, जिसे अभी 
अभी सोवियत ने स्वीकृत किया था: 


मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत पेत्नोग्राद 
सर्वहारा तथा गैरिसन की विजयी क्रान्ति का अभिनन्दन करती है ओर 
इस विद्रोह में जन-साधारण ने जो एकता, संगठन, अनुशासन तथा पूर्ण 
सहयोग प्रदर्शित किया है, उस पर विशेष बल देती है। पहले किसी 
विद्रोह में शायद ही इतना कम खून कभी भी वहाया गया हो, पहले 
शायद ही कभी कोई विद्रोह इतनी अ्रच्छी तरह सम्पन्न हुआ हो। 

पेत्नोग्राद सोवियत अपना दृढ़ विश्वास प्रगट करती है कि मज़दूरों 
और किसानों की सरकार, जो सोवियतों की सरकार के रूप में क्रान्ति 
द्वारा स्थापित की जायेगी, और जो श्रौद्योगिक सर्वहारा के लिए ग़रीब 
किसानों के समूचे जन-समुदाय का समर्थन सुनिश्चित वना देंगी, मज़बूत 
कदमों से समाजवाद की ओर बढ़ेगी, जिसके द्वारा ही देश को युद्ध की 
ग्रश्रुतपूवे विभीषिकाश्रों तथा कष्टों से बचाया जा सकता है। 

नयी मजदूरों और किसानों की सरकार सभी युद्धरत देशों से 
अविलम्व एक न्याय्य तथा जनवादी शान्ति-सन्धि सम्पन्न करने का प्रस्ताव 
करेगी । 
बहु ज़मींदारियों को फ़ौरन जब्त करेगी और भूमि किसानों के हाथों 
म॑ अन्तरित करेगी। वह उत्पादन पर तथा तैयार माल के वितरण पर 
मजदूरों का नियन्त्रण लागू करेगी श्रौर बैंकों पर, जिन्हें राजकीय इजारेदारी 
में बदल दिया जायेगा , सामान्य नियन्त्रण स्थापित करेगी । 

मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत रूस के 
मजदूर श्र किसानों का श्राह्मान करती है कि वे अपनी पूरी शक्ति और 
पूरी निष्ठा से सर्वहारा क्रान्ति न; ममः": करें । पेत्रोग्राद सोवियत अपता 
यह विश्वास प्रगट करती है कि नगर के मजदूर ओर उनके संघाती ग्ररीब 
१३८ 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


किसान पूर्ण क्रान्तिकारी सुव्यवस्था को, जो समाजवाद की विजय के लिए 
ग्रपरिहार्य है, सुनिश्चित वनायेंगे। सोवियत को यक्रीन है कि पश्चिमी 
यूरोपीय देशों का सर्वहारा हमें समाजवाद के ध्येय को वास्तविक तथा 
स्थायी विजय की परिणति तक पहुंचाने में मदद देगा। 


“आपका विचार है, कान्ति की विजय हुई है? ” 

उन्होंने श्रपने कंधे उचका कर कहा, “ श्रभी बहुत कुछ करने को 
पड़ा है-वहुत कुछ। यह तो वस शुरूआत हे... 

सीढ़ियों की मोड़ पर मेरी मुलाक़ात ट्रेड-यूनियनों के उपाध्यक्ष 
रियाज़ानोव से हुई- वह अपनी भूरी दाढ़ी चवा रहे थे श्रौर उनके चेहरे 
पर काली छाया थी। “यह सरासर पागलपन है - पागलपन है!” उन्होंने 
चिल्लाकर कहा । “यूरोपीय मजदूर वर्ग हिलने वाला नहीं है! समूचा 
रूस...” उन्होंने विक्षिप्त भाव से हाथ झटकारा और तेजी से नीचे उतर 
गये । रियाज्ानोव और कामेनेव दोनों ने विद्रोह का विरोध किया था श्रौर 
लेनिन के तीखे शब्द-वाणों से क्षत-विक्षत हुए थे... 

ेत्नोग्राद सोवियत की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। सैनिक 
त्रान्तिकारी समिति की ओर से त्रोत्स्की ने घोषणा की कि अस्थायी सरकार 
का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। 

“जनता को धोखा देना पूंजीवादी सरकारों .की चारितिक विशेषता 
है , ” त्रोत्सकी ने कहा । “ हम , मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की 
सोवियतें , एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं, जो इतिहास में अद्भुत 
आर अद्वितीय है। हम एक ऐसी सत्ता स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका 
एक ही उद्देश्य होगा - सैनिकों , मज़दूरों और किसानों की ज़रूरतों को 
पुरा करना । ” न 

विश्वव्यापी समाजवादी क्रान्ति की भविष्यवाणी करते हुए लेनिन 
प्रगट हुए थे और उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। 
जिनोव्येव कड़क रहे थे, ' आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सबेहारा के प्रति अपने 
ऋण का शोध किया है, हमने युद्ध पर प्रचण्ड आघात किया है, और 
सभी साम्राज्यवादियों पर, विशेष रूप से जल्लाद विल्हेल्म पर, कुठाराघात 


किया है...” 
र २ ३ & 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri. 


जॅ 


और तव त्रोत्स्की ने बताया कि विद्रोह की विजय की घोषणा करते 
हुए मोर्चे पर तार भेजे गये हैं, परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं श्राया 
है। कहा जाता है कि सेनायें पेत्नोग्राद पर चढ़ाई करने श्रा रही हैं- उनके 
पास एक प्रतिनिधिमण्डल भेजना होगा, ताकि उन्हें सच वात वतायी 
जा सके। 

ग्रावाजञे - “ ग्राप सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की इच्छा का 
पूर्वानुमान कर रहे हूँ!” 

त्रोत्तकी ने रुखाई से जवाब दिया, “पेत्रोग्राद के मजदूरों ग्रौर 
सिपाहियों के विद्रोह ने सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की इच्छा का 
पूर्वानुमान किया है!” हे 

हम दरवाजे पर जमा शोरगुल करती भीड़ को ठेलते-ठालते विशाल 
सभा भवन के भीतर पहुंचे। उजले झाड़-फ़ानूस के नीचे क्रतार की क़तार 
सीटों में, दोनों ओर की खाली जगहों और दर्म्यानी रास्तों में ठसाठस 
भरे और हर खिड़की से और मंच के किनारे तक से पैर लटकाये बैठे 
हुए समूचे रूस के मजदूरों भ्रोर सिपाहियों के प्रतिनिधि चुपचाप व्यग्र 
भाव से या बेजव्त उल्लास से सभापति की घंटी वजने का इन्तज्ञार कर 
रहे थे। हॉल में सिवा वेनहाये -धोये मानव-शरीरों की गरमाई के, जिससे 
दम ही घुंटता था, और कोई गरमाई न थी। जनसमूह के बीच से उठ 
कर सिगरेट के दूषित नीले धुएं का वादल बोझिल हवा में छाया हुआ 
था। कभी-कभी कोई नेता मंच पर आकर कहता कि साथी सिगरेट न « 
पिएं , और; तब पीने वाले और नहीं पीने वाले, सभौ एक साथ आवाजें 
देते, “ साथियों , ग्राप लोग सिगरेट न पिएं,” और उसी तरह कश 
लगाते रहते। आ्रोबूखोव कारखाने के श्रराजकतावादी प्रतिनिधि पेत्नोव्स्की 
ने मेरे लिए अपनी बग़ल में जगह की। मैलाः्कुचैला , दाढ़ी बढ़ी हुईं, 
यह सैनिक क्रान्तिकारी समिति में तीन रातों तक जाग कंर काम करते 


के 


से चूर था। 


मंच पर पुरानी त्से-ई-काह के नेता बैठे थे-वे ्ाख़िरी बार उन 
का सोवियतों पर शासन फर रहे थे, जिन पर उन्होंने शुरूम्राती दिनों 
क शासन किग्रा था » परन्तु जो अरव उनके खिलाफ़ बगावत पर श्रामादा 
यह उस रूसी कन्ति के प्रथम चरण की अ्रन्तिम घड़ी थी, जिसे 
१४० ः 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इन लोगों ने फूंक फूंक कर क़दम रखते हुए वंधे हुए रास्ते से ले चलने 
की कोशिश की थी... उनके तीन सवसे बड़े चौधरी वहां न थे: 
केरेन्स्की , जो छोटे छोटे क़स्बों से होते हुए मोर्चे की ओर भागे जा रहे 
थर, मगर ये क्स्वे भी उभड़ रहे थे और भरोसे. लायक़ न रहे थे; 
वूढ़ा घाघ छेईद्जे, जो अवज्ञापूर्वक राजनीति से सन्यास ले स्वदेश जाजिया 
के पहाड़ों में चले गये थे-तपेदिक से घुलने के लिए; श्रौर महामना 
त्सेरेतेली , छेईदुज़े की तरह ही सांघातिक रोग से पीड़ित, परन्तु फिर 
भी जो लौट कर हारे हुए ध्येय के लिए धाराप्रवाह बोलने और सुन्दर 
शब्दों की जड़ी लगाने वाले थे। ये तीनों वहां नहीं थे, मगर गोत्स थे, 
दान; लीवर, वोग्दानोव , ब्रोइदो , फ़िलिप्पोव्स्की थे- चेहरे फक, आंखें 
गढ़ों में धंसी हुई, गुस्से से भरे। उनके नीचे हॉल में श्रखिल रूसी 
सोवियतों की दूसरी स्येज्द ( कांग्रेस ) उमड़-घुमड़ 'रही थी, उफन रही 
थी। और उनके ऊपर सैनिक क्रान्तिकारी समिति शोला वनी बिजली की 
तेजी से काम कंर रही थी- विद्रोह के सारे सूत्र उसके हाथ में थे और 
वह जो वार कर रही था, उसका असर दूर तक पहुंचता था... रात के 
दस बजकर चालीस मिनट हो चुके थे। 

फौजी डावटर की एक ढीली-ढाली , वेढंगी वर्दी पहने, फीके चेहरेवाले . 
दान, जिनका सिर गंजा हो चला था, घंटी बजा रहे थे। हॉल में 
सन्नाटा छा गया, गहरा सन्नाटा, परन्तु दरवाज़े पर जमा लोगों की 
तकरार और हाथापाई से निस्तब्धता भंग हो रही थी... 

/ हमारे हाथ में सत्ता ग्रा गयी है,” उन्होंने मातमी ढंग से भ्रपना 
भाषण शुरू किया और फिर क्षण भर रुक कर धीमी आवाज़ में कहा, 
“ साथियो ! सोवियतों की कांग्रेस को यह सभा ऐसी असाधारण 
परिस्थिति में और ऐसी असाधारण घड़ी में हो रही हैं कि श्राप इस बात 
को समझेंगे कि क्यों त्सेई-काह भापके सामने राजनीतिक भाषण करना | 


अनावश्यक समझती ` है.। सेरी यह बात आपके लिए और भी साफ़ हो 
जायेगी , अगर श्राप यह याद करें कि मै त्से-ई-काह का सदस्य हुं और 
ठीक इसी घड़ी शिशिर प्रासाद में हमारी पार्टी के साथियों पर गोलावारी 


की जा रही है भ्रौर वे त्से-ई-काह ठारा उनके ऊपर डाली गयी सिम्मेदारियों 
१४१ 


+ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


का पूरा करने के लिए अपने जीवन की ग्राहुति दे रहे हैं।” ( शोरगुल और 
हंगामा । ) 

“मैं मज़दरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की दूसरी 
कांग्रेस के पहले अधिवेशन के उदघाटन की घोषणा करता हूं!” 

हॉल में काफ़ी हलचल श्रौर दौड़-भाग के बीच सभापतिमण्डल का 
चुनाव हुआ। अवानेसोव ने एलान किया कि वोल्शेविको , वामपंथी 
समाजवादी-क्रान्तिकारियो तथा मेन्शेविक-अस्तर्राष्ट्रीयताबादियों की राय 
से यह फैसला किया गया हैं कि सभापतिमण्डल का चुनाव अनुपाती 
प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। फ़ौरन कई मेन्शेविक प्रतिनिधि उछल 
पडे ग्रौर प्रतिवांद करने लगे। एक दढ़ियल सिपाही न चिल्ला कर उनसे 
वहा, “याद रखिये, जब हम बोल्शेविक श्रल्पमत में थे, आपने हमारे 
साथ क्या किया था!” चुनाव का परिणाम: वोल्शेविक १४, समाजवादी 
क्रान्तिकारी ७, मेन्शेविक ३ और श्रंतर्राप्ट्रीयतावादी (गोर्की का दल) 
१॥ दक्षिणपंथी तथा मध्यमार्गी समाजवादी-क्रान्तिकारियों की ग्रोर से 
बोलते हुए गेन्देलमान ने कहा कि वे सभापतिमण्डल में भाग लेने से 
इनकार करते है, मेन्शेविकों की श्रोर से खिनचक ने भी यही बात कही। 
मेन्शेविक-अन्तर्राप्ट्रीयतावादियों की योर से कहा गया कि जब तक कुछ 
विशेष परिस्थितियों की जांच न कर ली जाये, वे भी सभापतिमण्डल में 
प्रवेश नहीं कर सकते। छिटफूट तालियां, और सीटियां। एक श्रावाज 

गहारा , तुम भ्रपने को समाजवादी कहते हो!” उक्रइनी प्रतिनिधिमण्डल 

कॅ एक सदस्य न सभापतिमण्डल में जगह मांगी भ्रौर उसे जगह दी गयी। 
फिर पुरानी त्से-ई-काह के सदस्य मंच से नीचे उतर गये , और उनके स्थान 
पर त्ोल्ककी, कामेनेव , लुनाचार्स्की , श्रीमती कोल्लोन्ताई , नोगीन विराजमान 
हुए . .. प्रतिनिधिगण तालियां वजाते श्रौर गगनभेदी नारे लगाते उठ खडे 
हए । ये वोल्शेविक कितना ऊपर उठ गये थे! कहां, चार महीमे भी 
नहीं हुए, वे एक गुट* थे, जिन्हें हिकारत की निगाह से देखा जाता था, 
जिनका पीछा किया जाता था, और कहां आज उन्होंने क्रान्ति की लहर 


“देखिये संपादकीय टिप्पणी, पृष्ठ ४० |-सं० 


१४२ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पर उठ कर यह सर्वोच्च स्थान, विशाल रूस के कर्णधारों का स्थान ग्रहण 
किया था! 

कामेनेव ने कहा कि दिवस के कार्यक्रम की पहली मद थी, सत्ता 
का संगठन; दूसरी, युद्ध तथा शान्ति; और तीसरी , संविधान सभा। 


लोजोव्स्की ने उठ कर घोषणा की कि सभी दलों के ब्यूरो की राय से | 


> 


यह विचार किया गया है कि पहले पेत्रोग्राद सोवियत की रिपोर्ट पेश हो 
और उस पर वहस हो, फिर त्से-ई-काह के सदस्यों तथा विभिन्न पार्टियों 
के प्रतिनिधियों को बोलने के लिए श्रामन्त्रित किया जाये और अन्त में 
दिवस का कार्यक्रम लिया जाये। 

लेकिन अचानक एक नयी आवाज़ सुनायी पड़ी-जन-कोलाहल से 
गहरी आवाज़ , लगातार आने वाली गौर बेचैन कर देने वाली ग्रावाज़ - 
यह तोपों का धमाका था। लोग परेशानी से श्रंधेरी खिड़कियों की ओर 
देखने लगे श्रौर उन्हें जैसे बुखार चढ़ ग्राया। मार्तोव ने वोलने की 
इजाज़त मांगी और भारी, बैठी हुई झावाज में कहना शुरू किया, 
“ गृहयुद्ध शुरू हो रहा है, साथियो ! हमारे सामने पहला सवाल होना 
चाहिए इस संकट का शान्तिपूणं निपटारा । सिद्धान्त तथा राजनीति की 
दृष्टि से इस वात पर विचार करना आवश्यक है कि गृहयुद्ध से कँसे 
वचा जाये।. हमारे भाइयों को सड़कों पर गोलियों से भूना जा रहा है! 
इसी घड़ी, जव सोवियतों की कांग्रेस के उद्घाटन से पहले सत्ता का प्रश्‍न 
एक कान्तिकारी पार्टी हारा संगठित सैनिक षड्यन्त्र के जरिए हल किया 
जा रहा है...” क्षण भर के लिए शोरगुल के बीच उनकी आवाज़ सुनाई 
नहीं दे सकी। “हर क्रान्तिकारी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वह सचाई 
से आंखें चार करे! कांग्रेस के सामने पहला वोप्रोस ( प्रश्‍न ) सत्ता का 
प्रश्‍न है, और इस प्रश्‍न का अभी से सड़कों पर शस्त्र-बल द्वारा निपटारा 
किया जा रहा है! .. हमें अवश्य ही एक ऐसी सत्ता स्थापित करनी 
चाहिए, जो सभी जनवादी तत्वों के लिए मान्य हो। श्रगर यह कांग्रेस 
क्रान्तिकारी जनवाद की भ्रावाज होना चाहती हैं, तो वह हाथ पर हाथ 
रखे गृहयुद्ध की लपटों को फैलते हुए नहीं देख सकती, जिसके फलस्वरूप 
प्रतिक्रान्ति खतरनाक ढंग से भड़क सकती है... घटनाश्रों की शान्तिपूर्ण 
परिणति की संभावना एक संयुक्त जनवादी सत्ता की स्थापना में निहित 


१४३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


है... हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दसरी समाजवादी पार्टियों तथा 
संगठनों से बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल का चुनाव कर.. ग 

खिडकियो से तोप के धमाके को दवी हुई आवाज बराबर ग्रा रही 
थी और कांग्रेस के प्रतिनिधि एक दूसरे पर चीख रहे थे...इस प्रकार 
प्रस्धकार में तोप के धमाके के साथ, घृणा और भय और निर्भय साहस 
के साथ नये रूस का जन्म हो रहा था। 

वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ग्रौर संयुक्त सामाजिक-जनवादियों 
ने मार्तोव के प्रस्ताव का समर्थन किया और उसे मान लिया गया। एक 
सिपाही ने वताया कि किसानों की ग्रखिल रूसी सोबियतों ने कांग्रेस म॑ 
अपने प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिय्रा था और उसने प्रस्ताव किया 
कि उन्हें औपचारिक रूप से श्रामन्त्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल 
भेजा जाये। “ किसानों की सोवियतों के कुछ प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, 
उसने कहा। “मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें वोट देने का श्रधिकार दिया 
जाये। ” प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 

कप्तान की वर्दी पहने ख़र्राश ने बड़े गुस्से से बोलने की इजाज़त 
मांगी। उसने चिल्लाकर कहा, “जो सियासी मक्कार इस कांग्रेस पर 
हावी हैं, उन्होने हमें बताया था कि हमें सत्ता के प्रश्‍न का निपटारा 
करना है-्रौर उस प्रश्‍न का हमारी पीठ पीछे, कांग्रेस के शुरू होने से 
पहले ही निपटारा किया जा चुका है! शिशिर प्रासाद पर गोले वरसाये 
जा रहे हैं, और जिस राजनीतिक पार्टी ने ऐसा दुःसाहसिक कार्य करने 
की जोखिम उठायी है, वह इन गोलों को दाग़ कर श्रपनी मौत बुला रही 
है! ” शोरगुल। खर्राण के वाद गार्राः नामक एक प्रतिनिधि बोलने के 
लिए खड़े हुए: “यहां जव हम शान्ति के प्रस्तावों पर विचार कर रहें 
हैं, वहां सड़कों पर जंग छिड्टी हुई है... समाजवादी-क्रांतिकारी और 
मेन्शेविक इन घटनाओं में भाग लेने से इनकार करते हैं, और सभी 
सार्वजनिक शक्तियों से अ्रपील करते हैं कि वे सत्ता पर अधिकार जमातें 
की चेष्टा का प्रतिरोध करें...” बारहवीं सेना का प्रतिनिधि ग्रौर 
' वुदोविक ' दल का सदस्य कूचिन : “मुझे केवल सूचना देने के लिए यहाँ 


*'प्राब्दा' की रिपोर्ट के अनुसार ये शब्द खर्राश .के हूँ। = सं? 


९४८७ न 
०१% (0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ria 


लेफ्टीनेंट श्मीदूत के नाम से पुकारी जानेवाली बक्तरबन्द गाड़ी में 


पुतीलोव कारखाने के लाल गाइ , अ्रक्तूवर, १९१७। 


5352 का 


060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8891900 2 32 


ेत्नोग्राद की विवोगे बस्ती के “ नोवी लेसनर' कारखाने के लाल गाई। 


भेजा गया हे ग्रौर म॑ फ़ौरन मोर्चे पर वापिसः जा रहा हूं, जहां सभी 
सैनिक समितियों का मत है कि संविधान सभा के बुलाये जाने से केवल 
तीन सप्ताह पहले सोवियतो द्वारा सत्ता पर कव्जा करनां सेना की पीठ 
में कुरा घोंपना है, वह जनता के ख़िलाफ़ एक अपराध है!” पुरजोर 
आवाजें, “झूठ! आप झूठ बोलते हैं! ..” शोरगुल के बीच उसकी 
आवाज़ फिर सुनी गयी, “ पेत्रोग्राद में जो दुःसाहसिकता हुई है, हमें 
चाहिये कि हम उसे समाप्त करें! सभी प्रतिनिधियों का ग्राह्वान 
करता हूं कि वे देश को और क्रांति को बचाने के लिए सभा का 
परित्याग करें!” जव कान के पर्दे फाड़ देनेवाले शोरगुल के वीच 
वह नीचे उतरे, लोग उनकी शोर इस तरह बढ़े , गोया वे उनके ऊपर टूट 
पड़ेंगे .. . इसके वाद ख्रिनचूक* नाम के एक भूरी बुच्ची दाढ़ी वाले ग्रफसर 
ने बेड़े मुलायम लहुजे में समझाते हुए कहा: “मैं मोर्चे के प्रतिनिधियों 
की ओर से बोल रहा हृं। इस कांग्रेस में सेना को पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस समय जव संविधान सभा के 
उद्घाटन में सिर्फ़ तीन हफ्ते ही रह गये है, सेना सोवियतों को इस 
कांग्रेस को ग्रावश्यक नहीं मानती...” उसके भाषण के बीच आवाजें और 
चीखें तेज होती गयीं और लोग और भी जोर जोर से पैर पटकने लगे। 
“सेना यह नहीं मानती कि सोवियतों की इस कांग्रेस को आवश्यक 
अधिकार प्राप्त है...” पूरे हॉल में सिपाही उठ कर खड़े होने लगे। 
उन्होंने चिल्ला कर पूछा, “आप किसकी ओर से बोल रहे हैँ? आप 
किसके प्रतिनिधि हे?” 

“ पांचवीं सेना, दूसरी एफ़० रेजीमेंट, पहली एन ० रेजीमेंट , तीसरी 
एस ० राइफ़ल्स की सोवियत की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की ओर 
से...” 

“ आपको चुना कव गया था? आप अफ़सरों के कर हैं, 
सिपाहियों के नहीं! सिपाही इसके बारे में क्या कहते हैं? ” फ़ब्तियां 


आर सीटियां। 


में 
मेँ 


* सभी रिपोर्टो के श्रनुसार यह कूचिन के भाषण का पूरक है। 
:- सं० 
१४५ 


10-2360 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


च. 


“उम मोर्चा-दल के लोग जो कुछ हुआ है श्रौर हो रहा हे, उससे 
दस्तवरदार होते हैं और हम यह जरूरी समझते हैं कि क्रांति के उद्धार 
के लिए सभी चेतन क्रान्तिकारी शक्तियों को एकजुट किया जाये ! मोर्चा- 
दल कांग्रेस का परित्याग करेगा... लड़ने की जगह बाहर सड़कों पर 


टी 
Ci 


शोर, चीखें, “ श्राप जनरल स्टाफ़ की ओर से बोलते हूँ, सेना की 
ओर से नहीं!” | 

“मैं सभी चेतन सिपाहियों से अपील करता हूं कि वे इस कांग्रेस 
से निकल जायें! 

" कोर्नीलोवपंथी ! प्रतिक्रांतिकारी ! ' उकसावेवाज! ” लोगों ने 
गालियां वरसानी शुरू कीं। 

आर तव मेन्शेविकों की ओर से खिनचूक ने एलान किया किं 
प्रशन के शान्तिपू्ण समाधान की एक ही संभावना है- श्रस्थायी सरकार 
के साथ एक ऐसे नये मंत्रिमण्डल के गठन के लिए बातचीत शुरू करना, 
जिसे समाज की सभी श्रेणियों का समर्थन प्राप्त हो। बह कई मिनट तक 
बोल नहीं सके। गौर फिर अपनी आवाज़ बुलन्द करते हुए उन्होंने 
मेन्शेविकों की एक घोषणा को पढ़ा: 


“चूंकि वोल्शेविकों ने दूसरी पार्टियों और दलों से सलाह किये , 


बगैरःपेत्रोग्राद सोवियत की सहायता से एक सैनिक षड्यन्त्र रचा है, हमारे 
लिए कांग्रेस में भाग लेना असम्भव हो गया है। हम इसलिए सभा त्याग 
करते हैं और दूसरे दलों को भी बुलावा देते हे कि वे हमारा अनुसरण 
करें और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए एक साथ बैठे!" 

“ गद्दार , भगोड़े ! ” 

वीच बीच में प्रायः भ्रविराम कोलाहल के ऊपर समाजवादी- 
क्रांतिकारियों की ओर से बोलते हुए गेंदेलमान की आवाज़ सुनाई दे जाती - 
बह शिशिर प्रासाद पर बमबारी के विरुद्ध प्रतिवाद कर रहे थे... “हम 
इस प्रकार की अराजकता का विरोध करते हैं...” 

वह मंच से मुश्किल से ही उतरे होंगे कि एक नौजवान दुबला-पतला 

सिपाही , जिसकी श्रांखें चमक रही थीं, छलांग मारकर मंच के ऊपर चढ़ 
गया और उसने बड़े नाटकीय ढंग से अपना हाथ उठा कर कहा: 


१४६ ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“साथियों ! ” हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। “मेरी फ़मीलिया 
( नाम ) पेटेर्सन है और में दूसरी लाटवियाई राइफ़त्स की ओर से बोल 
रहा हूं। श्रापने सैनिक समितियों के दो प्रतिनिधियों के वक्तव्य सुने; 
अगर ये वक्ता सेना के प्रतिनिधि होते, तो इन वक्तव्यों का कुछ मूल्य 
हो सकता था...” ज़ोर की तालियां। “परन्तु वे सिपाहियों का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते ! ” और फिर अपना घूंसा दिखाते हुए उसने कहा, 
“ बारहवीं सेना बहुत दिनों से श्राग्रह कर रही है कि सोवियत तथा 
सैनिक समिति का फिर से चुनाव किया जाये, परन्तु आपको अपनी 
त्से-ई-काह की ही तरह हमारी समिति ने भी सितम्बर के अन्त तक ग्राम 
सिपाहियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाने से इनकार किया, ताकि ये 
प्रतिक्रियावादी इस कांग्रेस के लिए अपने नकली प्रतिनिधि चुन सकें। 
मैं ग्रापसे कहता हूं, लाटवियाई सिपाहियों ने वारम्वार कहा है, “हमें 
और प्रस्ताव नहीं चाहिये! हमें और बातचीत नहीं चाहिये! हम कथनी 
नहीं, करनी चाहते है! हमारे हाथ में सत्ता झानी ही चाहिये! इन 
प्रबंचक प्रतिनिधियों को कांग्रेस छोड़ कर जाने दीजिये! सेना उनके साथ 
नहीं ह!" 

सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से हिल उठा। अधिवेशन की 
पहली घड़ी में घटना-चक्र की तेजी से हृतबुद्धि हो कर, तोपों के धमाकों 
से चौंक कर प्रतिनिधियों ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई। घंटे भर तक 
कांग्रेस के मंच से उनके ऊपर हथौड़े की एक चोट के वाद दूसरी चोट 
पड़ी थी, जिसने उन्हें संहत तो किया पर चुटीला भी क़िया। तव क्या 
वे अकेले हैं? वया रूस उनके खिलाफ़ उठ रहा है? क्या यह सच है कि 
सेना पेत्नोग्राद पर चढ़ाई कर रही है? परंतु फिर इस निर्मल दृष्टि वाले 
नौजवान सिपाही ने भाषण दिया ग्रौर, जैसे अंधेरे में बिजली काँध गई 
हो , उन्होंने देखा कि वह सच कह रहा है... : यह थी सिपाहियों की सच्ची 
गावाज्ञ - लाखों वर्दीपोश मजदूर और किसान, जिनके बीच हलचल थी 
और उथल-पुथल थी, उन्हीं जैसे लोग थे और उनके विचार प्रौर 
भावनायें भी उन्हीं जैसी थीं। 

बोलने बालों में और भी सिपाही... मोर्चे से आने बाले प्रतिनि- 
धियों की ओर से ग्जेलश्चाक ने कहा कि इन प्रतिनिधियों ने चन्द वोटों 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के बहुमत से ही सभा त्याग करने का फैसला किया था ओर बोल्शेबिक 
सदस्यों ने तो उस मतदान में भाग भी नहीं लिया था, क्योंकि उनका 
मत था कि प्रतिनिधि गुटों के अनुसार नहीं, राजनीतिक पार्टियों के 
हिसाव से बंटें। उन्होंने कहा, “ मोर्चे के सैकड़ों प्रतिनिधि मतदान में 
सिपाहियों के भाग लिए विना ही चुने जा रंहे हैं, वयोंकि सैनिक समितियां 
आम सिपाहियों की सच्ची प्रतिनिधि नहीं रह गई हैं... लुक्यानोव ने 
बुलन्द आवाज़ में कहा कि खर्राश और खिनचूक जैसे अफ़सर इस कांग्रेस 
में सेना का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, वे केवल सर्वोच्च कमान का 
प्रतिनिधित्व कर सकते है। “खाइयों के सच्चे ' वाशिन्दे' दिलोजान से 
चाहते हैं कि सोवियतों के हाथों में सत्ता का श्रन्तरण हो श्रौर वे इन 
सोवियतों से वड़ी आस लगाये हे! ..” धारा का रुख बदल रहा था। 
इसके वाद यहूदी सामाज्िक-जनवादियों के संगठन बुन्द की ओर 
से श्रब्रामोविच बोलने कें लिए खड़े हुए - मोटे शीशे के नीचे उनकी आंखें 
चमक रही थीं और वह गुस्से से कांप रहे थे।* 
“ पेत्रोग्राद में इस समय जो कुछ हो रहा है, वह एक भीषण 
` दुर्भाग्य हे! हमारा बुन्द दल मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों की 
घोषणा को स्वीकार करता है और वह कांग्रेस में नहीं रह सकता । ” फिर 
उन्होंने अपना हाथ उठा कर बुलन्द आवाज़ में कहा, “रूसी सर्वहारा 
वर्ग के प्रति हमारा कतंव्य हमें इस वात की इजाजत नहीं देता किं हम 
यहां बैठे रहें और अपने ऊपर इन अपराधों के लिए जिम्मेदारी श्रोढ़ें। 
क्योंकि शिशिर प्रासाद पर गोलावारी बन्द नहीं हो रही है, मेन्शेविकों 
झौर समाजवादी-क्रांतिकारियों तथा किसानों की सोवियत की कार्यकारिणी 
समिति के साथ मिलकर नगर दूमा ने ग्रस्थायी सरकार के संग-संग मर 
मिटने का फ़ेसला किया है। हम उनके साथ ही बाहर जा रहे हैं! हम 
निहत्थे ही आतंकवादियों की मशीनगनों के सामने अपना सीना खोल 
देंगे... हम इस कांग्रेस के सभी प्रतिनिधियों को बुलावा देते हैं... 
सीटियों , धमकियों , गालियों की ऐसी ध्षम्नांधार बौछार शरू हुई कि उनकी 


* जॉन रीड ने शायद दो भाषण - ग्रब्रामोबिच और एरलिख के भाषण 
- गडमड कर दिये हैं।-सं० 


१४८ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वात अधूरी ही रह गई। श्रौर जव एक साथ पचास प्रतिनिधि उठ कर 
लोगों को ठेलते-ठालते बाहर निकल गये, यह वौछार इतनी तेज़ हो गयी 
कि मालूम होता था आसमान फट पड़ेगा। 

कामेनेव ने घंटी वजाई श्रौर कड़ककर कहा, “आप सव बैठे रहें, 
हम अपना काम जारी रखेंगे!” फिर त्रोत्सकी उठे - उनका चेहरा कठोर 
हो रहा था और उसकी गाभा जैसे जाती रही थी-और उन्होंने मन्द्र , 
गम्भीर स्वर में, शान्त ,-आवेशहीन घृणा व्यक्त करते हुए कहा, ये 
सारे तथाकथित समाजवादी समझौतापरस्त, ये घबराये मेन्शेविक, 
समाजवादी-क्रांतिकारी श्रौर बुन्द वाले - इन्हे जाने दीजिये! ये वस कूड़ा- 
कचरा हैं, जिन्हें इतिहास के कूड़ेखाने में फेंक दिया जायेगा ! ” 

बोल्शेविकों की श्रोर से रियाज़ानोव ने कहा कि नगर दुमा के 
अनुरोध पर सैनिक क्रांतिकारी समिति ने समझौते की बातचीत का प्रस्ताव 
करने के लिए शिशिर: प्रासाद में एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा है। “इस 
प्रकार हमने ख.न-खरावा न होने देने के लिंए अपनी भरसक सब कुछ 
किया है...” 

हम जल्दी जल्दी वहां से निकले आर क्षण भर के लिए उस कमरे 
के सामने रुके, जहां तार की खट-खट की आवाज़ के बीच सैनिक 
क्रांतिकारी समिति धुश्रांधार काम कर रही थी, जहां दौड़ते-हांफते हरकारे 
अन्दर जाते और बाहर की योर भागते और जहां से कमिसार , जिनके 
हाथों में ज़िन्दगी और मौत के अख्तियार दिए हुए थे., शहर के कोने- 
कोने में भेजे जा रहे थे। दरवाज़ा खुला और बासी हवा आर सिगरेट 
के धुएं का एक झोंका बाहर झाया। हमें भीतर की एक झलक मिली - 
कई बिखरे बालों वाले आदमी शेडदार बत्ती की रोशनी में एक नक्शे 
के ऊपर झुके हुए थे ... कामरेड योज़ेफ़ोव-दुख्वीन्सकी नामक एक हसमुख 
और घने सुनहरे बालों वाले नौजवान ने हमारे लिए पास बनाये। 

जब हम सर्द रात में बाहर निकले , स्मोल्ती के सामने की सारी 
ज़मीन जैसे मोठरों का एक भारी भ्रड्डा बनी हुई थी, जहां गाड़ियां 
लगातार श्रा-जा रही थीं। उनके शोर में भी दूर कहीं रह रह कर तोप 
के छूटने की झावाज़ सुनाई दे जाती। एक बहुत बड़ी ट्रक वहां खड़ी 
थी, उसका इंजन शोर कर रहा था झौर पूरी दूक को हिलाये दे रहा 


१४९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


था। लोग उसमें बंडल उछाल रहे थे और दूसरे लोग, जिनके पास 
वन्दूकें थीं, उन्हें लोक रहे थे। 

“आप लोग कहां जा रहे हैं?” मैने चिल्ला कर पूछा। 

“ अन्दर शहर में, चारों ओर-सभी जगह,” एक नाटे कद के 
मज़दूर ने बड़े जोश से हाथ झटकारते और हंसते हुए कहा। न 

हमने अपने पास दिखाये; देखकर उन्होंने कहा, “ चले चलो! 
लेकिन -वे शायद गोलियां चलायें।” हम अन्दर चढ़ गये। ड्राइवर ने 
खटाक से क्लच दवाया और वह भारी ट्रक एक ज़वरदस्त झटके के साथ 
आगे वढी ; हम झटका खा कर पीछे उन लोगों पर गिरे, जो अ्रभी 
अन्दर चढ़ रहे थे। गाड़ी चली, उस फाटक से निकलती हुई, जहां एक 
बड़ा अलाव जलाया गया था और फिर बाहरी फाटक से, जहां एक और 
अलाव जल रहा था। उसकी लाल रोशनी चारों श्रोर बन्दूकें लिए बैठे 
मजदूरों के चेहरों पर चमक रही थी। फिर गाड़ी हचकोले खाती और 
कभी इधर, कभी उधर. झुकती पूरी रफ़्तार से सुवोरोव्स्की मार्ग से 
चली... एक आदमी ने जिस कागज में बंडल लिपटा था उसे फाड़ डाला 
“और दनादन हाथ हाथ भर पर्च उठा कर उन्हें हवा में उछालने लगा। 
हमने भी उसकी देखा-देखी यही किया । हम अंधेरी सड़क पर बेतहाशा 
भागे जा रहे [ थे और पीछे गाड़ी के साथ सफ़ेद पर्चो के दुमछल्ले हवा 
में तैर रहे थे और चक्कर खा रहे थे। राह चलते लोग, जो इतनी 
नात गये इकके-दुक्के श्रा जा रहे थे, उन्हें झुक कर उठा लेते। मोड़ों पर 
आग सेंकते हुए गश्ती सिपाही हाथ फँलाये उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ 
पड़ते। कभी कभी सामने अंधेरे में हथियारबन्द ादमियों की शक्लें 
नजर ग्रातीं और वे बन्दूके तानते हुए चिल्लाते “ स्तोई ! ” ( ठहर जाझो ! ) 


ओर हमारा ड्राइवर उत्तर में कुछ अनबूझ बात कहता और हम घड़ घड 
करते आगे बढ़ जाते... * 


मैने एक पर्चा उठाया और सडक की झिलमिलाती बत्ती 
की रोशनी में पढ़ा: | का 


रूस के नागरिकों के नाम 


अस्थायी सरकार का तख्ता उलट दिया गया है। राज्य-सत्ता 
मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्नोग्राद सोवियत के अंग , सैनिक 


yo 
१५ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क्रान्तिकारी समिति के हाथों में श्रा गयी है, जो पेत्रोग्राद सर्वहारा तथा 
गैरिसन की शअ्रगुआई कर रही है। 

जिस ध्येय के लिए जनता संघर्ष कर रही थी-जनवादी शान्ति- 

सन्धि की अविलम्ब प्रस्तावना, भूमि पर ज़मींदारों के स्वामित्व का 

उन्मूलन, उत्पादन पर मजदूरों का नियन्त्रण, सोवियत सरकार की 
स्थापना - वह ध्येय दृढ़ रूप से प्राप्त कर लिया गया है। 
मजदूरों , सिपाहियों और किसानों की क्रान्ति जिन्दाबाद ! 

सैनिक क्रान्तिकारी समिति, 

मजदूरों और सिपाहियों के प्रतिनिधियों को ेत्रोग्राद सोवियत । 


मेरी बग़ल में बैठा एक एंची श्रांख वाला आदमी , जिसका चेहरा 
मंगोलियाई था ग्रौर जो काकेशियाई क्रिस्म का बकरी की खाल का विना 
ग्रास्तीन का लवादा पहने था, बोला, “खबरदार! यहां हमेशा 
उकसावेवाज़ खिड़कियों से गोली चलाते है!” हम उनामेन्स्काया चौक में, 
जहां सुनसान अंधेरा था, मुडे , तुवेत्स्कोई द्वारा बनाई गई बर्बर मूर्ति* की 
ओर से घूम कर नेव्स्की के प्रशस्त मार्ग पर आ गये। गाड़ी में तीन आदमी 
बन्दूकें लिये फायर करने के लिए तैयार खड़े , खिड़कियों की ओर देख रहे थे । हमारे 
पीछे लोग भागे ग्रा रहे थे भ्रौर पर्च उठाने के लिए झुक रहे थे- उनके कारण सड़क 
पर काफ़ी चहल-पहल हो गयी थी। अव तोप के धमाके सुनाई नहीं पड़ रहे 
थे, रौर जितना ही हम शहर के अन्दर और शिशिर प्रासाद के नज़दीक 
पहुंचते गये , सड़कें उतनी ही ख़ामोश , उतनी ही वीरान दिखाई देती थीं | 
नगर दूमा का भवन ख़,व जगमग था। उससे और आगे हम लोगों की 
एक क्षुब्ध भीड़ को और मल्लाहोँ की एक कतार को देख सकते थे। 
मल्लाहों ने गुस्से से चिल्ला कर हमें रुकने को कहा। गाड़ी धीमी हो 
गयी और हम उतर पड़े। 

सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य था। . येकातेरीना नहर की मोड़ 


पर , एक आऑआर्के-लैम्प के प्रकाश में नेव्स्की मार्ग के आर-पार हथियारबन्द 


मल्लाह पंक्तिबद्ध घेरा डाले खड़े थे और चार चार की क़तार में खड़े 
* जार ग्रलेक्सान्द्र तृतीय की मूर्ति।-सं० 
१५१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


लोगों की एक भीड़ का रास्ता रोके हुए थे। क़रीब तीन-चार सौ लोग 
होंगे-लंबे कोट पहने साहब, सजी-धजी औरतें, श्रफ़सर- हर तरह 
के और हर हालत के लोग थे। हमने पहचाना, उनमें कांग्रेस के बहुत से 
प्रतिनिधि थे, मेन्शेविकों तथा समाजवादी-क्रान्तिकारियों के नेता थे - किसानों 
की सोवियतों के दुवले-पतले लाल दाढ़ी वाले सभापति श्रन्मसेन्त्येव , 
` केरेन्स्की के प्रवक्ता सोरोकिन, ख्रिनचूक , श्रब्रामोविच; और उन सब 
के आगे पेत्रोग्राद के मेयर, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े श्रेइदेर और श्रस्थायी 
सरकार में खाद्य-मन्त्री प्रोकोपोविच। मन्त्री महोदय को उसी दिन सुबह 
गिरफ्तार किया गया था और फिर छोड़ दिया गया था। मेरी निगाह 
«Russian Daily News* के रिपोर्टर माल्किन पर पड़ी। “ शिशिर प्रासाद 
, में मृत्यु का वरण करने जा रहे हैं,” उसने हंसते हुए कहा। जुलूस 

रुका खड़ा था, लेकिन उसकी अगली क्रतार से जोर जोर से बहस करने 
की आवाजें ग्रा रही थीं। श्रेइदेर और प्रोकोपोविच एक लम्बे-तड़ंगे मल्लाह 
पर, जो टुकड़ी का नायक मालूम होता था, गरज-तड़प रहे थे । 

“हम मांग करते हैं कि हमें जाने दिया जाये,” उन्होंने चिल्ला 
कर कहा। “देखिये, ये साथी सोवियतों की कांग्रेस से आतेः है! उनके 
कार्डो पर नज़र डालिये! हम शिशिर प्रासाद जा रहे हैँ!” 

मल्लाह स्पष्टतः उलझन में था। उसने अपनी बड़ी बड़ी उंगलियों 
से सिर खुजलाते हुए, भौंहें सिकोड़ते हुए और कुछ भुनभुनाते हुए कहा, 
“ मुझे समिति का आदेश है कि किसी को भी शिशिर प्रासाद जाने न 
दियां जाये। फिर भौ मैं स्मोल्नी टेलीफ़ोन करने के लिये एक साथी को 
भेजता हूं...” 

“हम आग्रह करते हैं कि हमें जाने दिया जाये! हमारे हाथ में 
हथियार नहीं हैं श्रौर श्राप चाहे हमें इजाज़त दें या न दें , हम जायेंगे 
जरूर !” बूढे श्रेइदेर ने अत्यन्त उत्तेजित होकर कहा। 

“हमें हुक्म है...” मल्लाह ने चिढ़ कर दोहराया। 

“ झगर आप हमारे ऊपर गोलियां चलाना चाहते हैं, तो बेशक 


. “1६१७ में पेत्रोग्राद से निकलने वाला एक भ्रंग्रेजी समाचारपत्र। 
न्-स० 


१५९ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चलाइये ! लेकिन हम जायेंगे जरूर! बढ़ो, साथियो!” सभी श्रोर से 
आ्रावाज़ें आई । “अगर आप का हृदय इतना कठोर है कि आप रूसियों 
पर और अपने साथियों पर गोली चला सकंते हैं, तो ज़रूर चलाइये , हम 
मरने के लिये तैयार हैं! हम आपकी वन्दूको के सामने श्रपना सीना 
खोल देने के लिये तैयार हैं!” £ 

“ नहीं ,” मल्लाह ने बिना टस से मस हुए कहा। ' मैं आपको 
हरगिज्ञ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता।” 

“ लेकिन अगर हम आगे बढ़ें, तो झाप क्या करेंगे? क्या आप 
गोली चलायेंगे ? ” 

“नहीं, मै उन लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा, जिनके हाथ में 
हथियार नहीं हैं। हम निहत्ये रूसियों पर गोली नहीं चलायेंगे . . . ” 

“ हम जरूर जायेंगे! झाप कर ही क्या सकते हुँ? ” 

“हम कुछ करेंगे ही,” मल्लाह ने जवाब दिया। लेकिन स्पष्टतः 
उसकी समझ में यह नहीं ग्रा रहा था कि वह क्या करेगा । “हम आपको 
हरगिज़ जाने नहीं दे सकते। हम कुछ न कुछ करेंगे ही। 

“ आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे?” 

एक रौर मल्लाह गुस्से से भरा हुआ वहां आया। “ हम आपकी 
मरम्मत करेंगे!” उसने जोरदार लहजे में कहा। “आर जरूरत होने 
पर हम गोली भी चलायेंगे। आप घर जाइये झौर हमें छेड़िये नहीं!" 

उसकी इस वात से लोग बेतरह चिढ़ कर चीखने-चिल्लाने लगे। 
प्रोकोपोविच वहां पड़ी हुई एक पेटी-वेटी जैसी चीज़ पर चढ़ गये थे और 
अपनी छतरी हिलाते हुए उन्होंने एक भाषण दे डाला: 

“ साथियो और नागरिको,” उन्होंने कहा । “हमारे ऊपर हाथ 
उठाया जा रहा है! हम यह गवारा नहीं कर सकते कि इन अनपढ़ 
गंवार लोगों के हाथ से हमारे जैसे निर्दोष. आदमियों का खन बहे! ये 
स्विचमैन ...” (" स्विचमैन ” से उनका कया मतलब था, यह मैं आज 
तक समझ नहीं सका हूं ) “--- हमें इस सड़क पर गोलियों से भूनें, यह 
हमारे लिए अपमानजनक है। आइये , हम हूमा लौट जायें ग्रोर इस बात 
पर विचार करें किं देश तथा क्रांति को बचाने का सबसे अच्छा तरीका 
क्या है!” 


१५३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इस पर जुलूस चुपचाप वडे शोभनीय ढंग से पीछे मुड़ पड़ा और 
उसी तरह चार चार की कतार में नेव्स्की मार्ग पर बढ़ा। रक्षकों का 
ध्यान बंट जाने से फ़ायदा उठा कर हम चुपके से घेरे के भीतर घुस गये 
ग्रौर शिशिर प्रासाद की ओर वढे । 

उधर की ओर घुप अंधेरा था और वहां सख्त, तुले हुए सिपाहियों 
आर लाल गार्डों के पिकेट-दलों को छोड़ कर कहीं कोई हरकत न थी। 
कज़ान गिरजाघर के सामने वीच सड़क में तीन इंच के मुंह वाला एक 
मैदानी तोप देखा जा सकता था, जो घरों की छतों के ऊपर अ्रपना 
आखिरी गोला दाग़ने के वाद उसके झटके से एक ओर को झुक गया था। 
हर दहलीज पर सिपाही 'खड़े धीरे धीरे बातें कर रहे थे और नीचे 
पुलिस पुल की ओर बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैंने सुना, एक श्रादमी 
कह रहा था: “हो सकता है, हमने ग़लती ही की हो...” हर मोड़ 
पर गश्ती दस्ते आने जाने वालों को रोक रहे थे। इन दस्तों की सदस्यता 
बड़ी दिलचस्प थी , क्योंकि उनमें नियमित सैनिकों की कमान निरपवाद रूप से 
किसी न किसी लाल गार्ड के हाथ में थी... गोलावारी वन्द हो चुकी थी। 

हम मोर्स्काया मार्ग पर पहुंचे ही थे कि एक श्रादमी ने चिल्ला कर 
कहा, “ युंकरों ने ख़बर भेजी है-वे चाहते हैं कि हम जाकर उन्हें बाहर 
निकालें ! ' सिपाहियों के बीच हुक्म देने की आवाजें आने लगीं और घुप 
अंधेरे में हमने देखा एक धंधला-धुंधला जनसमह गे बढ़ रहा था। 
शस्त्रो की झनकार और पगध्वनि को छोड़ कर और कोई ध्वनि न थी। 
हम सवसे अ्रगली पांतों के साथ क़दम मिला कर चल दिये। 

जैसे एक सियाह दरिया उमड़ पड़ा हो, हम पूरी सड़क को भरे 
हुए लाल मेहरावी दरवाजे से निकले - हमारी लबों पर कोई गीत नहीं 
था, न हंसी थी, न कोई जोश देने वाला नारा। जो आदमी ठीक मेरे सामने 
था, उसने ग्राहिस्ता आवाज़ में कहा, “ खबरदार , साथियों, उनका 
एतवार न कीजिये। वे जरूर गोली चलायेंगे! ” खली जगह में भ्राकर 
हम दोहरे झुके और एक दूसरे से सटे-सटे दौड़ने लगे। अचानक हम 
अलेक्सान्द्र की लाट की |कुर्सो के पीछे आकर रुक गये। 

उनके हाथ श्रार्पमे से कितने मारे गये?” मैंने पूछा । 

“ मैं नहीं जानता, शायद दस ...” 

१५४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कुछ मिनटों तक वहां सँकड़ों आदमी श्रफ़रा-तफ़री में खड़े रहे, 
, लेकिन उसके बाद यह सेना श्राश्व्त सी हो कर और बिना कोई हुक्म 
मिले अचानक ही आगे बढ़ने लगी। अब शिशिर प्रासाद की सभी 
खिड़कियों से आनेवाली रोशनी में मैं देख सकता था कि सबसे आगे के 
दो या तीन सौ आदमी लाल गार्ड थे और उनमें सिपाही बस थोड़े से | 
छिटफूट ही थे । लकड़ियों को जमा करके जो बैरिकेड वनाया गया था, 
हम उस पर चढ़ गये और जव हम. दूसरी ओर नीचे कूदे, हम विजय 
के उल्लास से चिल्ला पड़े, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे ढेर की ढेर बन्दूकें 
पड़ी थीं, जिन्हें युंकरों ने फेंक दी थीं। सदर फाटक के दोनों झोर दरवाज़े 
पूरे के पूरे खुले हुए थे और उनसे निकल कर रोशनी बाहर फल रही 
थी, लेकिन लकड़ियों के उस अम्बार से चूं तक की ग्ावाज् नहीं श्रा 
रही थी। 
बेक़रार भीड़ के एक झोंके के साथ हम भी दायीं ओर के दरवाजे 
से अन्दर पहुंच गये। यह दरवाज़ा एक बड़े वेझ्रारास्ता मेहराबी कमरे 
में खुलता था। यह था प्रासाद के पूर्वी खण्ड का तहख़ाना , जिससे कितने 
ही गलियारे निकले हुए थे और सीढ़ियां ऊपर गई थीं। ज़मीन पर कई 
बड़ी बड़ी पेटियां पड़ी हुई थीं, जिन पर लाल गार्ड तथा सिपाही बेतहाशा 
टूट पड़े, उन्हें अपनी बन्दूकों के कुन्दों से तोड़ने लगे भ्रौर उनके अन्दर 
से क़ालीन', पर्दे, कपड़े, चीनी की मिट्टी और शीशे के बर्तन निकालने 
लगे... एक आदमी अपने कंधे पर कांसे की एक दीवारगीर घड़ी उठाये 
बड़े शान से इतराता हुआ चल रहा था। एक दूसरे आदमी के हाथ 
शुतुर्मुग के पंखों का एक गुच्छा लगा, जिसे उसने अपनी टोपी में लगा 
लिया। लूट शुरू ही हो रही थी, जब किसी ने चिल्लाकर कहा, 
“साथियो! किसी चीज़ पर हाथ न लगाइये, किसी चीज़ को न 
उठाइये ! यह सब जनता की सम्पत्ति है!” और फ़ौरन बीस आवाज़ों 
ने इस बात को दोहराया, “बन्द करो! जो कुछ उठाया है, उसे 
वापिस रखो! किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ ! यह सब कुछ जनता 
` की सम्पत्ति है!” कितने ही हाथों ने लूटमार शुरू करने वालों की गरदन 
नापी। जिन लोगों के पास दमिश्की वस्त्र या पर्दे थे, उनके हाथ से वे 
छीन लिये गये; दो आदमियों ते झपट कर कांसे की घड़ी ले ली। : 


१५५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जल्दी जल्दी और बेढंगे तरीके से ये चीजें पेटियों में वापिस डाल दी गई 
और, स्वयं-निर्दिष्ट प्रहरी चौकसी पर तैनात हो गये। यह सब कुछ विलकुल 
ही अपने आप हो गया। गलियारों और सीढ़ियों से दूर होती हुई और 
हल्की पड़ती हुई आवाज़ें आा रही थीं, क्रांतिकारी अनुशासन! जनता 
की सम्पत्ति...” a 
हम पीछे मुड़कर पश्चिमी खण्ड में वायें दरवाज़े की ओर बढ़े। वहां 
भी व्यवस्था स्थापित की जा रही थी। भीतरी दरवाजे से ग्रपना सिर 
बाहर निकाल कर एक लाल गाड ने कड़ी आवाज़ में कहा, “महल 
से बाहर निकलो! साथियो, हमें यह दिखा देना है कि हम 
चोर और लुटेरे नहीं है। जव तक कि हम संतरियों को तैनात 
नहीं कर लेते कमिसारों को छोड़ कर वाक़ी सभी महल से बाहर 
निकल जायें। '' 
दो लाल गार्ड, एक सिपाही और दूसरा भ्रफ़सर, हाथ में रिवाल्वर 
लिये खड़े थे। उनके पीछे एक मेज़ के साथ एक दूसरा सिपाही हाथ में 
काग़ज़ और क्लम लिये बैठा था। अन्दर दूर और नजदीक सभी जगह 
एक ही आवाज़ गूंज रही थी, “सव बाहर निकल जायें! सब बाहर 
जायें!” और सिपाही एक दूसरे को धक्का देते, एक दूसरे से कंधे 
'रगड़ते, शिकायत करते, बहस करते दरवाज़े से धडाधड बाहर निकलने 
लगे। जैसे ही एक आदमी दरवाज़े पर पहुंचता , उसे स्वयं-निर्दिष्ट समिति 
पकड़ लेती, उसकी जेबों को उलट देती और उसके कोट के नीचे देखती। 
जो भी चीज स्पष्टतः उसकी अपनी न होती, वह उससे छीन ली जाती, 
. मेज़ के साथे बैठा आदमी उसे काग़ज़ में दर्ज कर लेता और फिर उसे 
एक छोटे से कमरे में ले जाकर धर दिया जाता। तरह तरह की 
अजीबोग़रीब चीजें ज़ब्त की गईं। छोटी छोटी मूर्तियां , दावातें , पलंगपोश 
जिन पर शाही गुम्फाक्षर काढे हुए थे, शमादान, एक छोटा सा तैल- 
चित्र, मेजी सोख्ते, सोने .की मुठिया वाली तलवारें, साबुन की टिकियां , 
हर तरह के कपड़े, कम्बल वगैरह। एक लाल गार्ड तीन बन्दूकें लिये 
आया , जिनमें दो युंकरो से छीनी गई थीं ; एक दूसरे लाल गाड के 
हाथ में चार पोर्टफोलियो थे, जिनमें तहरीरी दस्तावेज ठूंस ठंस कर भरी 
.हुई थीं। अपराधी या तो चिढ़ कर इन चीज़ों को हवाले करते या बड़ी 


१५६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मासूमियत से वच्चों की तरह दलीलें देते। समिति के सदस्यों ने, सवके 
सव्र एक साथ वात करते हुए, उन्हें समझाया कि जो लोग जनता के 
ध्येय के लिये लड़ते हैं, उनके लिये चोरी करना शोभनीय नहीं है। उनकी 
वात का असर यह होता कि अ्रक्सर जिन्हें पकड़ा गयां था, वे रुख़ बदल 
कर वाक़ी साथियों की तलाशी लेने में मदद देने लगते ।१ 

ग्रौर फिर युंकरों की टोलियां श्रायीं- तीन-तीन, चार-चार एक 
साथ। समिति उनके ऊपर बड़े जोशोख़रोश से टूट पड़ी, और उनकी 
तलाशी लेते हुए फ़ब्तियां कसती रही, “ये' हैं साले उकसावेबाज़ ! 
कोर्नीलोवपंथी कहीं के! प्रतिक्रांतिकारी! जनता के हत्यारे! ” लेकिन 
उन्हें कोई जरव नहीं पहुंचायी गयी, हालांकि युंकर डरे और घबराये 
हुए थे। उनकी जेबें भी लूटी हुई छोटी-मोटी चीज़ों से भरी थीं, जिन्हें 
उसी मुहरिर ने बड़ी सावधानी से दर्ज किया और उस छोटे से कमरे में 
जमा कर दिया... -युंकरों के पास जो हथियार थे, वे रखवा लिये 
गये। “भ्रव फिर तुम जनता के ख़िलाफ़ हथियार उठोगें?” लोगों ने” 
चिल्ला चिल्ला कर उनसे पूछा। 

“ नहीं , नहीं,” युंकरों ने एक एक कर जवाब दिया। इसके वाद 
उन्हें छुट्टा छोड़ दिया गया। 

हमने पूछा कि क्या हम अन्दर जा सकते हैँ। समिति को निश्चय 
न था, परन्तु एक लंबे-तड़ंगे लाल गार्ड ने दृढता से उत्तर दिया कि अन्दर 
जाना मना है। “ बहुरसूरत, तुम हो कौन ?” उसने पूछा, “मुझे कंसे 
मालूम हो कि तुम सारे केरेळुकी के आदमी नहीं हो? (हम पांच 
थे, जिनमें दो औरतें भी थीं।) 

“ चजालस्ता , तोवारिश्ची ! मेहरबानी करके रास्ता दीजिये , 
साथियो ! ” यह कहते हुए एक सिपाही और एक लाल गार्ड भीड़ को 
हटाते-बढ़ाते दरवाज़े पर झा गये। साथ में संगीनें लिये दूसरे गाडं भी 
थे। उनके पीछे एक एक कर सिविलियन पोशाक में आधे दर्जन ग्रादमी 
चल रहे थे। ये थे अस्थायी सरकार के सदस्य। पहले किशकिन आये, 
चेहरा खिंचा और वुझा हुआ; उनके पीछे रुतेनबेर्ग, निगाहें नीचे झुकी 
हुईं मगर गुस्से में; उनके बाद तेरेश्चेन्को, चारों ओर चौकत्ती नज़र 
डालते हुए -उन्होंने हमारी ओर रुखाई से एकटक देखा... वे चुपचाप 


१५७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वहां से निकल गये - किसी ने उन्हें कुछ कहा-सुना नहीं । विजयी विद्रोहियों 
ने उन्हें देखने के लिए भीड़ ज़रूर लगायी, लेकिन गुस्से से भुनभुनाने 
वाले दो-चार ही थे। हमें बाद में मालूम हुआ कि सड़क पर लोग 
उन्हें तोच डालने पर ग्रामादा थे और गोलियां भी चलायी गयीं, 
लेकिन सिपाहियों ने बाहिफ़ाज़त उन्हें पीटर-पाल. किले में 
पहुंचा दिया... 
इस बीच हम प्रासाद में घुस गये-किसी ने हमें मना नहीं। 
ग्रभी भी बहुत काफ़ी लोग आ जा रहे थे, विशाल भवन के नये देखे 
गये भागों को ढूंढ़ा जा रहा था, युंकरों की रूपोश गैरिसनों की तलाश की 
जा रही थी, जिनका वास्तव में अस्तित्व ही न था। हम ऊपर चढ़ गये 
रौर एक कमरे के वाद दूसरे कमरे में घूमते रहे। प्रासाद के इस भाग 
में दूसरी टुकड़ियों ने भी नेवा की ओर से प्रवेश किया. था। विशाल 
राजकीय कक्षों के चित्र, मूर्तियां, परदे और क़ालीनें ज्यों की त्यों थीं। 
परन्तु कार्यालयों में सभी मेज़ों और झालमारियों को छान डाला गया 
था और जमीन पर कागशज़-पत्न विखेर दिये गये थे। रिहायशी हिस्से में 
चारपाइयां नंगी कर दी गयी थीं और कपड़े रखने की ग्रालमारियों को 
खींच-खांच कर खोल डाला गया था। लूट की चीज़ों में अगर कोई चीज़ 
सबसे क़ीमती समझी जाती थी, तो वह पहनने का कपड़ा थी, जिसकी 
मेहनतकशों को सख्त ज़रूरत थी। एक कमरे में, जहां मेज़-कुर्सियां जमा 
थीं, हमने दो सिपाहियों को चौंका दिया, जो कुर्सियों की मोटी स्पेनी 
चमड़े की गहियों को उधेड रहे थे। उन्होंने बताया कि वे उससे जूते 
वनवायेंगे . . . 
_ साद के पुराने नौकर अपनी लाल, नीली और सुनहरी वर्दियां 
पहा हुए वराये से खड़े थे और ग्रभ्यास-वश बार बार कह रहे थे: 
आप वहां नहीं जा सकते, मालिक! वहां जाना मना है...” हम अन्दर 
घुसते घुसते आखिरकार स्वर्ण -तथा मैलाकाइट कक्ष में पहुंचे, जहां लाल 
किमखाव के पंरदे लटक रहे थे। यहां प्रे दिता और रात मन्त्रिमण्डल की 
बेठक होती रही थी और यहीं प्रासाद के इवेइत्सारो ने मन्त्रिथों को लाल 
गार्डो के हवाले कर दिया था। हरे ऊनी कपड़े से ढंकी लम्बी मेज़ वैसे 
ही पड़ी थी, जैसे उन्होंने उसे गिरफ्तार होने की घड़ी में छोड़ा था। 
१५८ ८00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हर खाली कुर्सी के सामने क़लम और दावात और काग़ज़ था; काग़जों 
पर कुछ न कुछ कारंवाई करने की प्रारम्भिक योजनायें और घोषणाओं 
के कच्चे मसौदे घसीटे गये थे। उनमें से अधिकांश को काट दिया गया 
था, क्योंकि उनकी निरर्थकता स्पष्ट हो गयी थी, काग्रज्ञ का वाकी हिस्सा 
ज्यामितीय रेखाग्रो से भरा पड़ा था, जो खोयेःखोये भाव से उस 
वकत खींची गयी थीं, जव निराशा में डूबा लेखक एक मन्त्री 
के वाद दूसरे मन्त्री को हवाई स्कौमों का प्रस्ताव करते सुन रहा 
था। मैने थसीटा हुआ एक परचा उठाया, जिस पर कोनोवालोव के 
हाथ से लिखा हुआ था, “अस्थायी सरकार सभी, वर्गो से समर्थन को . 
अपील करती है...” 

यह हरगिज़ भूलना नहीं चाहिए कि यद्यपि शिशिर प्रासाद पर 
घेरा डाल दिया गया था, सरकार का मोर्चे से और रूस के प्रान्तों से 
सम्पर्कं पूरे वक्त बना हुआ था। बोल्शेविकों ने युद्ध-मन्त्रालय पर सुबह- 
सुबह ही क़ब्ज़ा कर लिया था, परन्तु उन्हें यह नहीं मालूम था कि 
अटारी में सैनिक तारघंर काम कर रहा था, या यह कि एक प्राइवेट 
टेलीफ़ोन लाइन तारघर को शिशिर प्रासाद से जोड़ती थी। अटारी में 
बैठा एक नौजवान अफ़सर ढेरों अभपीलें और घोषणायें पूरे दिन देश भर 
में भेजता रहा था और जब उसने सुना कि शिशिर प्रासाद का पतन 
हो गया, उसने अपना हैट उठाया और चुपके से बाइत्मीनान इमारत से 
बाहर निकल गया... 

हम अपने पर्यवेक्षण में इतने तल्लीन थे कि बहुत देर तक हमारा 
ध्यान इस श्रोर नहीं गया कि हमारे चारों भ्रोर जो सिपाही और लाल 
गार्ड थे, उनका रुख़ वदला हुआ है।, जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे 
में जा रहे थे, एक छोटी सी टोली हमारा पीछा कर रही थी। 
जिस विशाल चित्रशाला में हमने तीसरा, पहर युंकरों के साथ 
बिताया था, वहां पहुंचते पहुंचते , हमारे पीछे लगभग एक सौ 
आदमियों की भीड़ जुट झायी थी। एक देव जैसा सिपाही हमारा 
रास्ता रोके खड़ा था, उसका चेहरा शक और गुस्से से सियाह हो 


रहा था। द ४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“आप लोग क्रौन हैं? ” वह गुर्राया। “आप लोग यहां कया कर 
रहे हे? ' और लोग शी धीरे धीरे वहां जमा हो गये और हमारी ओर 
घूरते हुए बड़बड़ करने लगे। मैंने एक श्रादमी को कहते सुना, 
४ प्रोबोकातोरी !” ( उकसावेवाज ) “लुटेरे !”' मैंने सैनिक क्रान्तिकारी 
समिति के पासों को दिखाया। सिपाही ने उन्हें इस तरह हाथ में लिया, 
जैसे वे उसके छूने से मैल हो जायेंगे, उन्हें उलट-पुलट कर ग्रनवूझ भाव 
से देखा। ज़ाहिर था कि वह निपट निरक्षर था। उसने ज़मीन पर थूकते 
हुए उन्हें लौटा दिया। “ बुमागी ! कागजात!” उसने हिकारत से कहा। 
भीड़ घनी होने और हमारे गिदे सिमटने लगी, जैसे गाय हांकते हुए किसी 
आदमी को मरकहें वैल घेर लें। मैने देखा उनके पीछे एक भ्रफ़सर 
नि:सहाय भाव से खड़ा था, और मैने उसकी गुहार की। वह लोगों को 
हटाते-वढ़ाते हमारी ग्रोर ग्राया। 

“मैं कमिसार हूं,” उसने मुझसे कहा। “श्राप कौन हैं? बात 
क्या है? ” और लोग भ्रपने ऊपर जब्त कर इन्तज़ार करते रहे। मैंने अपने 
काग़ज़ात पेश किये। “ञ्राप लोग विदेशी हैं?” अफ़सर ने फ्रांसीसी 
भाषा में जल्दी जल्दी बोलते हुए पूछा। “ बहुत ही खतरनाक वात है... 
रौर फिर वह हमारी दस्तावेजों को दिखाता हुआ भीड़ की श्रोर 

मुख़ातिव हुआ। “साथियो,” उसने चिल्ला कर कहा। “ये लोग विदेशी 
साथी हँ - अमरीकी साथी। वे यहां इसलिए राये हैं कि अपने देशवासियों 
को सर्वहारा सेना के साहस और क्रान्तिकारी अनुशासन के वारे में बता 
सकें |” 

“आप यह कैसे जानते हैं?” देव जैसे सिपाही ने कहा। “मेरी 
बात मानिये, ये उकसावेवाज हैं! वे कहते हैं कि वे सवंहारा सेना का 
कान्तिकारी अनुशासन देखने के लिए आये हूँ, परन्तु वे महल के श्रन्दर 
आज़ादी से घूम रहे है, और क्या पता उनकी जेवों में लूट का माल 
भरा हो!" 


“ भ्राबिल्नो ! ठीक यात है! ” दूसरों ने हमारी शोर बढ़ते हुए 
क्रहा। 


` साथियो! साथियो!” अफसर ने उनसे अपील करते हुए कहा 
यर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। “मैं सैनिक क्रान्तिकारी 


१ ६० ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


समिति का कमिसार हूं। आप मेरा विश्वास करते हे? तो मै श्राप से 
कहता हूं कि ये पास उन्हीं लोगों के दस्तखत से जारी किये गये हैं, 
जिनके दस्तखत से मेरा पास।” 

वह हमें लिये नीचे उतरा' और हमें प्रासाद से होते हुए एक 
दरवाजे से बाहर निकाला, जो नेवा नदी की घाट की ओर खुलता था। 
दरवाजे के सामने वही समिति, लोगों की तलाशी लेती हुई... 
“आप लोग बाल बाल बचे हुँ,” वह मुंह का पसीना पोंछते हुए 
भुनभुनाया । 

“औरतों की बटालियन का क्या हुआ ? ” हमने पूछा। 

“ गोह -औरतों का! ” उसने हंसकर कहा। “वे सब पीछे के 
एक कमरे में गठरी बनी बैठी थीं। उनके वारे में क्या किया जाये, 
हमारे लिए यह फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल था। उनमें बहुतेरी झापे से 
बाहर हो गयी थीं और बकने-झकने लगी थीं। अन्त में हम उन्हें मार्च 
कराते हुए फ़िनलैण्ड-स्टेशन ले गये झौर वहां उन्हें लेवाशोवो जाने वाली 
एक गाड़ी में बैठा दिया, जहां उनका एक कैम्प है...“ 

हम वाहर झाये-सर्द रात वेचैन, घबराई हुई थी और उसमें 
अज्ञात सेनाओं के पदचापों की गूंज थी, गश्ती सिपाहियों की आवाज्ों 
की सनसनाहट थीं। दरिया पार से, जहां. पीटर-पाल का विशाल दुर्ग 
धुंधला-धुंधला नज़र झा रहा था, एक फटी आवाज़ आयी . . . नीचे पटरी 
पर राजमहल की कार्निंस से, जहां क्रूज़र 'भब्रोरा' के दो गोले गिरे 
थे, टूटा हुआ पलस्तर बिखरा पड़ा था। गोलावारी से बस यही एक 
नुक्सान हुआ था... * 

सबेरे के तीन वज चुके थे। नेव्स्की मार्ग पर सड़क की सारी 
बत्तियां फिर जल रही थीं, तोप हटा लिया गया था, और वहां युद्ध का 


* यह बात सही नहीं है कि 'ब्रोरा' क्रूज़र ने दो गोले दाग्ने थे। 
दर असल ७ नवंबर, १९१७ को पौने दस बजे रात में 'झब्रोरा' ने एक 
खाली गोला दाग्ा था, जिसका प्रयोजन था शिशिर प्रासाद पर धावा 
बोलने के लिए संकेत देना। वह नुकसान, जिसकी झोर जॉन रीड इशारा 
करते हैं, पीटर-पाल क़िले से गोलाबारी के कारण हुआ था।-स ० 
11-2360 १६१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कोई लक्षण था तो केवल यह कि लाल गाड झौर सिपाही ग्लाव के 
चारों ओर बैठे आग सेंक रहे थे। नगर शान्त था-संभवतः अपने 
पूरे इतिहास में वह कभी इतना शान्त न था। उस रात न तो कोई 
ठगी-वटमारी हुई, न एक भी चोरी। 

लेकिन नगर दूमा का भवन प्रकाश से जगमग था। हम गैलरियों 
वाले अलेकसान्द्र हॉल में गये, जिसकी दीवारों पर सुनहरे फ्रेमो में जड़े 
` हुए और लाल कपड़े से ढंके हुए शाही शबीहे टंगे हुए थे। क़रीब एक 
सो लोग मंच के गिद जमा थे, जहां स्कोवेलेब वाल रहे थ। उन्हाने जार 
देकर कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा समिति की सदस्य-संख्या बढ़ायी जानी 
चाहिए, ताकि सभी बोल्शेविक-विरोधी तत्त्वों को एक विशाल संगठन में 
एकजुट किया जा सके और उसे देश तथा क्रान्ति की उद्धार समिति का 
नाम दिया जाना चाहिए। हमारे देखते देखते यह उद्धार समिति 
गठित कर दी गयी-वही समिति, जो बोल्शेविकों की इतनी प्रबल 
शत्रु वन जाने वाली थी, और अगले सप्ताह में कभी तो अपने 
नाम से, जिससे उसकी जानिवदारी ज़ाहिर होती थी, और कभी 
. विल्कुल ग़ैरजानिवदार सार्वजनिक सुरक्षा समिति के नाम से सामने आने 
वाली थी.:. 

दान, गोत्स और श्रन्कसेन्त्येव वहां पर थे, कुछ विद्रोही सोवियत 
प्रतिनिधि , किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति .के सदस्य, बूढे 
प्रोकोपोविच श्रौर यहां तक कि विनावेर और अन्य कैडेटो समेत जनतन्त्र 
की परिपद्‌ के सदस्य भी वहां थे। लीबेर ने चिल्ला कर कहा कि 
सोवियतों की कांग्रेस एक जायज़ कांग्रेस न थी, कि पुरानी त्से-ई-काह 
पदच्युत नहीं हुई है... देश के नाम एक अपील का मसौदा तैयार किया 
गया । 

हमने एक वग्घी-गाड़ी को आवाज़ दी। “कहां जाना है? ” परन्तु 
जब हमने कहा, “ स्मोल्नी ” इस्वोज़चिक (.कोचवान) ने सिर हिला 
कर कहा, “नेत! नहीं, भाई, मैं उस शैतानी जगह नहीं जाऊंगा. . -_ 
घूमते घूमते थक कर चूर हो जाने के बाद ही हमें एक ऐसा कोचवातं 
मिला, जो वहां जाने के लिए तैयार था - इसके लिए उसने तीस रूबल 
मांगे और हमें थोड़ा पहले ही उतार दिया। 


१६२ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स्मोल्नी भवन की खिड़कियों में अभी भी रोशनी थी। मोटरें 
बरावर ग्रा जा रही थीं, और अभी भी धू धू कर जलते अलावों के 
चारों ओर एक-दूसरे से सटे बैठे सन्तरी हर आदमी से बड़े चाव से पूछते 
कि सबसे ताज़ा समाचार क्या है। भवन के गलियारे दौड़ते-भागते 
ग्रादमियो से भरे हुए थे - मैले-कुचेले लोग, जिनकी आंखें गढ़े में धंसी 
हुई थीं। कई समिति-कक्षो में लोग फर्श पर सो रहे थे , वग़ल में उनकी 
बन्दूकें पड़ी हुई थीं। सभा-त्याग करनेवाले प्रतिनिधियों के वावजूद , सभा 
मण्डप में लोग खचाखच भरे हुए थे-लग रहा था जैसे समुद्र गर्जन कर 
रहा है। जव हम श्रन्दर दाखिल हुए, कामेनेव गिरफ्तार मन्त्रियों की 
सूची पढ़ रहे थे। तेरेश्चेंको का नाम लेते ही लोग ख्‌शी से तालियां 
पीटने लगे और ठहाके लगाने लगे। रुतेनवेग के नाम पर इतना जोश 
नहीं जाहिर किया गया। पालचीन्स्को का नाम लेते ही लोग थुड़ी 
थुड़ी करने लगे, लानतें भेजने और तालियां पीटने लगें... सभा 
में घोषणा की गयी कि चुदनोव्स्की को शिशिर प्रासाद का कमिसार नियुक्त 
किया गया है। 

इसी समय एक नाटकीय व्याघात उपस्थित हु्रा। एक लम्बा-तइंगा 
दढ़ियल किसान, जो गुस्से से कांप रहा था, मंच पर चढ़ आया और 
सभापति की मेज़ पर घूंसा जमाते हुए बोला: 

“ हम समाजवादी-क्रान्तिकारी इसरार करते हैं कि शिशिर प्रासाद 
में गिरफ्तार समाजवादी मन्त्रियों को फ़ौरन रिहा किया जाये ! साथियो! 
आपको मालूम है कि चार साथी, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर और 
अपनी आज़ादी को खतरे में डालकर जार के निरंकुश शासन से संघष 
किया, पीटर-पाल की जेल में - आजादी के तारीखी मक़बरे में - बन्द कर 
दिये गये हैं?” शोरगुल के बीच वह मेज़ पीटता रहा और चिल्लाता 
रहा। एक और प्रतिनिधि ऊपर चढ़ झाया झौर उसकी वग्रल 
में खड़ा हो गया। सभापतिमण्डल की झोर इशारा करते हुए 
उसने कहा: 

“ क्या क्रान्तिकारी जन-साधारण चुपचाप हाथ पर हाथ ध्रे 
बोल्शेविकों की श्रोखराना (खूफ़िया पुलिस) दारा श्रपने नेताझों की 


मिट्टी पलीद होते देखते रहेंगे! 


is १६३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रोत्स्की ने लोगों को खामोश होने का इशारा करते हुए कहा, “ये 
“साथी ' सट्टेबाज केरेन्स्की के साथ मिलकर सोवियतों को कुचल देने का 
षड्यन्त्र रचते हुए पकड़े गये हैं, क्या इनके साथ नर्मी के साथ पेश ने 
की कोई वजह है? १६ और १८ जुलाई के बाद उन्होंने हमारे प्रति 
` बहुत सौजन्य नहीं दिखाया था!” उन्होंने उल्लसित स्वर में फिर कहा, 
“अब चूंकि श्रोबोरोनत्सी ( प्रतिरक्षावादी ) मौर बुजदिल चले गये हैँ 
और क्रान्ति को बचाने और उसकी हिफ़ाज़त करने की पूरी जिम्मेदारी 
हमारे कन्धों पर झा पड़ी है, यह और भी जरूरी हो गया है कि हम काम 
करें और आराम को हराम समझें ! हमने फैसला किया है कि जान 
दे देंगे, मगर घुटने नहीं टेकेंगे!” 

उनके बाद त्सारस्कोये सेलो का एक कमिसार बोलने के लिए 
खड़ा हुआ। वह सरपट घोड़ा दौड़ाते ग्रभी अभी वहां पहुंचा था। रास्ते 
की कीचड़ के छींटे उसके कपड़ों पर थे और वह हांफ रहा था। 
“ त्सारस्कोये सेलो की गैरिसन पेव्रोग्राद के दरवाजे पर चौकसी कर 
रही है, और वह सोवियतों की और सैनिक क्रान्तिकारी समिति की 
हिफ़ाज़त के लिए तैयार है!” बड़े जोर की तालियां। “मोर्चे से भेजी 
गयी साइकल-कोर त्सारस्कोये सेलो पहुंच चुकी है, और कोर के सिपाही 
ग्व हमारे साथ हैं। वे सोवियतों की सत्ता को मानते हूँ, वे ज़मीन 
फ़ोरन किसानों के हाथ में और उद्योगों का नियन्त्रण मजदूरों के हाथ में 
देने की ज़रूरत को मानते हैं। त्सारस्कोये सेलो में तैनात साइकल 
सैनिकों की पांचवीं बटालियन हमारी है...” 

इसके बाद तीसरी साइकिल बटालियन का एक प्रतिनिधि। उससे 
बताया -ओऔर जब वह बोल रहा था, लोगों का जोश दीवानगी की हद 
तक पहुंच गया-कि किस प्रकार तोन दिन पहले साइकिल कोर को 
दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे से “पेत्नोग्राद की रक्षा” के लिए कूच करने का 
हुक्म दिया गया। लेकिन उन्होंने भांप लिया कि दाल में कुछ काला जरूर 
है। पेरेदोलक के स्टेशन पर त्सारस्कोये सेलो से झानेवाले 
पांचवीं बटालियन: के प्रतिनिधि उनसे मिले। उनकी एक संयुक्‍त 
सभा हुई और सभा में यह प्रगट हुआ कि “साइकिल सैनिकों में 
एक भी झादमी ऐसा न था, जो श्रपनें भाइयों का ख़ून बहाने या 
१६४ 


८७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


I  ——™—्i zzz > 


पूंजीपतियों और ज़मींदारो की सरकार का समर्थन करने के लिए 
तैयार हो ! 

मेन्शेविक-ग्रंतरराष्ट्रीयतावादियों की ग्रोर से बोलते हुए कापेलीन्स्की 
ने प्रस्ताव किया कि गृहयुद्ध के शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए एक विशेष 
समिति गठित की जाये। “कोई शान्तिपूर्ण निपटारा नहीं हो सकता! ” 
भीड़ ने गरज कर कहा। “निपटारा एक ही तरह से हो सकता है- 
हमारी विजय से!” यह प्रस्ताव प्रबल बहुमत से विफल हो गया और 
मेन्शेविक-भ्रत्राष्ट्रीयतावादी लोगों की हू हू श्रौर लू लू और गालियों की 
बौछार के बीच सभा त्याग कर चले गये। अब लोगों में कोई खोफ़ या 
दहशत न थी... मेन्शेविकःअ्रंतर्राष्ट्रीयतावादियों के जाते जाते , कामेनेव 
ने मंच से उन्हें ललकारते हुए कहा, ' भेन्शेविक-अ्ंतरराष्ट्रीयतावादियों का 
दावा है कि ' शान्तिपूर्ण निपटारे' का प्रश्‍न एक ' ग्रापाती ' प्रश्‍न बन 
गया है, लेकिन जब कांग्रेस. से निकल जाने की इच्छा रखनेवाले गुटों ने 
अपने वक्तव्य देने चाहे, इन लोगों ने इसके लिए सदा काम-रोको प्रस्ताव 
के पक्ष में वोट दिया। जाहिर है,” कामेनेव ने अपनी वात ख़त्म करते 
हुए कहा, “कि ये सभी गद्दार सभा त्याग करने का निश्चय पहले से ही 
कर चुके थे!” 

सभा ने निश्चय किया कि गुटों के सभा-त्याग पर ध्यान देने की 
आवश्यकता नहीं है और पुरे रूस के मजदूरों, सिपाहियों और किसानों 
के नाम अपील पर विचार करना शुरू किया जाये। अपील यूं है: 


मज़दूरों , सिपाहियों और किसानों के नाम 


मज़दूरों तथा सैनिकों की सोवियतों के प्रतिनिधियों की दूसरी अखिल 
रूसी कांग्रेस शुरू हो गयी है। यह कांग्रेस सोवियतों के विशाल बहुमत 
का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें अनेक किसान प्रतिनिधि भी मौजूद 
हैं। मज़दूरों, सिपाहियों और किसानों के विशाल बहुमत का आधार 
ग्रहण करके, पेक्नोग्राद के मजदूरों और सिपाहियों कै विजयी 
विद्रोह का आधार ग्रहण करके, कांग्रेस राज्यसत्ता झपने हाथ में 


लेती है। | 
१६५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अस्थायी सरकार को गद्दी से उतार दिया गया हे । अस्थायी सरकार 
के अधिकांश सदस्य गिरफ्तार किये जा चुके हँ । 


सोवियत सत्ता सभी राष्ट्रों से अविलम्ब एक जनवादी शान्ति-सन्धि 
सम्पन्न करने का, सभी मोर्चो पर अविलम्ब युद्ध-विराम सम्पन्न करने 
का तुरन्त ही प्रस्ताव करेगी। वह ज़मींदारों की ज़मीनों, शाही जमीनों 
मौर मठों की ज़मीनों के विला मुग्रावजा भूमि समितियों के हाथ में 
अन्तरण को सुनिश्चित बनायेगी, सिपाहियों के अधिकारों की रक्षा 
करेगी , सेना के पूर्ण जनवादीकरण को लागू करेगी, उत्पादन के ऊपर 
मजदूरों का नियन्त्रण स्थापित करेगी, उचित तिथि पर संविधान सभा 
का बुलाया जाना सुनिश्चित बनायेगी, शहरों के लिये रोटी और गांवों 
के लिये सवसे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये उपाय करेगी और 


रूस में रहने वाली सभी जातियों के लिये श्रात्मनिर्णय का वास्तविक 
अधिकार सुनिश्चित बनायेगी। 


कांग्रेस निश्चय करती है: समस्त स्थानीय सत्ता मजदूरों, सैनिकों 
तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के हाथ में भ्रन्तरित की 


जायेगी। इन सोवियतों के लिये आवश्यक है कि वे क्रांतिकारी” सुव्यवस्था 
स्थापित करें। 


कांग्रेस खाइयों में पड़े सिपाहियों का आह्वान करती है कि वे दृढ़ 
और सतर्क रहें। सोवियतों की कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि क्रांतिकारी 
सेना को यह बखूबी मालूम है कि जव तक नयी सरकार एक जनवादी 
शान्ति-संधि को सम्पन्न नहीं कर लेती, जिसका वह सीधे सीधे सभी राष्ट्रों 
से प्रस्ताव करने वाली है, तब तक साम्राज्यवाद के हर हमले से क्रांति 
की हिफ़ाज़त किस प्रकार की जा सकती है। अधिग्रहण की तथा मिलकी 
वर्गों पर टेक्स लगाने की एक दृढ़ नीति के द्वारा नयी सरकार क्रांतिकारी 
सेना के लिये जो कुछ भी अपेक्षित है, उसको प्राप्त करने के लिये तथा 


सैनिक परिवारों की हालत को सुधारने के लिये भी सभी आवश्यक क़दम 
उठायेगी । 


कोर्नीलोवपंथी - केरेन्सकी , कलेदिन और दूसरे लोंग - सेनाओं को 
पेत्नोग्राद पर चढ़ाई करने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे है! 
१६६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कई रेजीमेंटों ने, जिनको केरेन्स्की ने धोखे में डाल रखा था, विद्रोही 
जनता का पक्ष लिया है। 
सिपाहियो ! कोर्नलोवपंथी केरेन्स्की का सक्रिय रूप से मुक्कावला 
कीजिये! खबरदार रहिये ! 
रेल मज़दूरो! पेत्रोग्राद पर चढ़ाई करने के लिये केरेन्स्की द्वारा 
भेजी जाने वाली सभी सैनिक रेलगाड़ियों को रोक लीजिये ! 
सिपाहियो , मजदूरो और क्लर्क-क्मचारियो! क्रांति का तथा 
जनवादी शान्ति का भविष्य ग्रापके ही हाथों में है! 
इन्कलाव जिन्दावाद ! 
मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की 
खिल रूसी कांग्रेस । किसानों को सोबियतों के प्रतिनिधि * 


सबेरे के ठीक पांच बज कर सत्तरह मिनट हुए थे, जब थकावट 
से चूर-चूर, लड़खड़ाते हुए क्रिलेन्को हाथ में एक तार लिये मंच पर 
आये । 

“ साथियो ! उत्तरी मोर्चे से। बारहवीं सेंना सोवियतों की कांग्रेस 
को अपना अभिवादन भेजती है और घोषणा करती है कि उन्होंने एक 
सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया है, जिसने उत्तरी मोर्चे की 
कमान संभाल ली है!” कोलाहल, लोग विह्वल हो कर एक दूसरे से 
गले लगने लगे, उनकी ग्रांखें आंसुओं से गीली थीं। “जनरल चेरेमीसोव 
ने समिति के अधिकार को मान लिया है। अस्थायी सरकार के कमिसार 


वोइतीन्स्की ने इस्तीफ़ा दे दिया है!” 

इस प्रकार लेनिन तथा पेत्ोग्राद के मजदूरों ने विद्रोह करने का 
निश्चय किया, पेत्नोग्राद सोवियत ने अस्थायी सरकार का तख्ता उलट 
दिया और इस उलट-पुलट को सोवियतों की कांग्रेस के सिर डाल दिया। 
अब उन्हें सारे रूस को अपनी गोर लाना था आर फिर संसार को! 


*अपीलकर्त्ता्रो के रूप में “किसानों की सोवियतों के प्रतिनिधि” 
तब जोड़ दिया गया, जब किसानों कें एक प्रतिनिधि ने इस प्राशय की 
घोषणा की । -सं० 


१६७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क्या पेत्नोग्राद का श्रनुसरण कर पूरा रूस उठेगा? और दुनिया - दुनिया 
क्या करेगी? कया दुनिया के लोग प्रत्युत्तर देंगे और उठेंगे? क्या एक 
विश्वव्यापी लाल लहर उठेगी? 

यद्यपि सवेरे के छः बजे थे, फिर भी अंधेरा. छाया हुआ था, रात 
अभी बाक़ी थी-ठंडी और बोझिल रात। बस एक हल्का और फीका 
प्रकाश निस्तब्ध सड़कों पर चुपके चुपके फैल रहा था श्रौर उसके कारण 
संतरियों के अलाव की रोशनी मद्धिम पड़ रही थी- एक भयावह भोर 
का कुहासा रूस पर छा रहा था... 


१), 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पांचवां अध्याय 
तेज्ञ बढ़ाव 


बृहस्पतिवार, ८ नवम्बर। जब पौ फटी, शहर में घोर उत्तेजना 
फैली हुई थी और ऐसा मालूम होता था, जैसे हर चीज़ उलट-पुलट गई 
हो। समूचा राष्ट्र एक जबरदस्त गरजते हुए तूफ़ान के झोंकों में इस केवी 
उठता जा रहा था, जैसे लहर पर लहर उठती है। ऊपर से देखने में 
पूरी शान्ति थी। लाखों झ्रादमी मुनासिब वक्‍त पर सोये थे कत सुबह 
जल्दी ही उठ कर काम पर चले गये थे। पेत्नोग्राद में ट्राम-गाडि हे 
रही थीं, दूकान और रेस्तोरां खुले हुए थे, थियेटर चल रहे थे र 
चित्रों की एक प्रदर्शनी का विज्ञापन किया गया था... सामान्य जीवन 
जटिल दिनचर्या , जो युद्धकाल में भी उकता देने वाली होती है, बदस्तूर 
चल रही थी। सामाजिक निकाय में जो गजब को गाण के , जिस 
तरह वह घोर से घोर विपत्ति के सम्मुख भी टिका रहता है और उसका 
खाना-पीना , पहरता-झोढ़ना , आमोद-प्रमोद , हो क चलता रहता 

अचरज की दूसरी बात न 5 र; 

र प भार में तरह तरह की 'अफ़वाहें उड़ रही थीं। कहा 
जा रहा था कि उन्होंने मोचे को उभाड़ा है और एक सेना लेकर 
राजधानी पर चढ़ाई करने के लिए चले झा रहे हैं। वोल्या नरोदा 
ने प्स्कोव में उनके द्वारा जारी किये गये एक भ्रिकाज ( आदेश ) 
को प्रकाशित किया: | 


१६९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


बोल्शेविकों की वहशियाना कोशिशों से जो गड़बड़ी पैदा हुई है, 
उसने देश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है, और यह परिस्थिति , 
हमारी पितृभूमि जिस भयानक परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है, उससे 
कामयाबी के साथ निकल पाने के लिए हममें प्रत्येक से हमारे समस्त 
संकल्प , साहस और निष्ठा की मांग करती है ... 

जब तक एक नयी सरकार -श्रगर ऐसी सरकार बनायी जाती है- 
के गठन की घोषणा नहीं की जाती, हर आदमी को चाहिए कि वह अपनी 
जगह से न हिले और लहूलुहान रूस के प्रति अपना कर्तब्य पूरा करे। 
यह अ्रवश्य ही याद रखना है कि मौजूदा सैनिक संगठनों के साथ तनिक 
भी छेड़-छाड़ से दुश्मन के लिए रास्ता साफ़ हो सकता है और इस प्रकार 
भीषण, भ्रमार्जतीय क्षति पहुंच सकती है। इसलिये यह बिल्कुल ज़रूरी 
है कि पूर्ण सुव्यवस्था सुनिश्चित कर के, सेना को नये आधघातों से बचा 
कर ग्रौर अफ़सरों और उनके मातहतों के बीच पूर्ण विश्वास बनाये रख 
कर सैनिकों के मनोबल को हर क़ीमत पर अक्षुण्ण रखा जाये। मै देश 
की हिफ़ाज़त के नाम पर सभी प्रधान अ्रधिकारियों और कमिसारों को 
आदेश देता हुं कि वे जव तक कि जनतन्त्र की अस्थायी सरकार अपनी 
मर्जी ज़ाहिर नहीं करती है, अपने पदों को न छोड़ें, उसी प्रकार जैसे 
मैं स्वयं मुख्य सेनापति के अपने पद को संभाले हण हूं... 


जवाब में सभी जगह दीवारों पर यह पोस्टर चिपकाया गया: 


सोवियतों को “अखिल रूसी कांग्रेस की झोर से 
“ भूतपूर्वं मन्त्री कोनोवालोव, किशकिन , तेरेशचेन्को , माल्यान्तोविच, 
निकीतिन इत्यादि सैनिक क्रान्तिकारी समिति द्वारा गिरफ्तार कर लिये 
गये हैं। केरेन्स्की भाग खड़े हुए हैं। सभी सैनिक संगठनों को आदेश 
दिया जाता है कि वे केरेत्स्की को फ़ौरन गिरफ्तार करने रौर उन्हे 
पेत्नोग्राद पहुंचाने के लिए जो भी कारंवाइयां की जा सकती हुँ, करें। 


“ केरेन्सकी को किसी प्रकार की सहायता देना राज्य के ख़िलाफ़, 


भीषण अपराध समझा जायेगा और ऐसी सहायता करनेवाले को दण्डित 
किया जायेगा । ? 


१७० 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


sin ss 


समस्त अवरोधों से मुक्‍त हो कर सैनिक क्रान्तिकारी समिति धुंग्रांधार 
काम कर रही थी। समिति से आदेश , अपीलें और आज्ञप्तियां इस प्रकार 
निकल रही थीं, जैसे एक वेतहाशा चक्कर काटते हुए अग्नि-पिण्ड से 
चिनगारियां छूटती रही हों! . . . कोर्नीलोव को पेत्रोग्राद लाने का हुक्म दिया गया। 
अस्थायी सरकार द्वारा गिरफ्तार किसानों की भूमि समितियों के सदस्यों 
की रिहाई का एलान किया गया । सेना में मृत्यु-दण्ड समाप्त कर दिया गया। 
सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि वे अपना काम जारी रखें 
और उन्हें चेतावनी दी गयी कि अगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया , 
तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जायेगा। एक ज्ञा द्वारा लूटमार, फ़साद 
और सट्रेवाजी की मनाही की गयी और उसके उल्लंघन की सज़ा मौत 
घोषित की गयी। विभिन्न मन्त्रालयों में अस्थायी कमिसार नियुक्त किये 
गये : परराष्ट्र मन्त्रालय में - उरीत्स्की और त्रोत्स्की; गृह तथा न्याय 
मन्त्रालय में रोकोव ; श्रम मन्त्रालय में श्ल्याप्निकोव ; वित्त- मेन्जीन्स्की ; 
जन-कल्याण - श्रीमती कोल्लोन्ताई ; वाणिज्य, रेल परिवहन - रियाज्जानोव ; 
नौसेना - नाविक कोरविर; डाक-तार - स्पीरो ; थियेटर - मुराव्योव ; 
- राजकीय मुद्रणालय - देरविशेव ; पेत्रोग्राद नगर - लेफ्टिनेंट नेस्तेरोव ; 
उत्तरी मोर्चा - पोजेनं . . .* 
सेना से सैनिक क्ान्तिकारी समितियां स्थापित करने के लिए ग्रपील 
की गयी, रेल मजदूरों से सुव्यवस्था क्रायम रंखने आर विशेषतः नगरों 
-और मोर्चों के लिए खाद्य के परिवहन में बिलम्ब न होने देने के लिए... 
बदले में उन्हें वचन दिया गया कि उनके प्रतिनिधि रेल परिवहन मन्त्रालय 


र 


में शामिल किये जायेंगे। 


कज्ज़ाक भाइयो, एक एलान में कहा गया था, आपको पेत्रोग्राद 
पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है। वे “आपको जबरदस्ती 


+ अस्थायी कमिसारों की नियुक्तियों का जो विवरण यहां दिया गया 
है, वह पूरी तरह सही नहीं है: परराष्ट्र मंत्रालय के लिए केवल उरीत्स्की 
की नियक्ति की गयी थी; नौसेना मंत्रालय सभी बेड़ों के प्रतिनिधियों 
द्वारा सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस में निर्वाचित नौसैतिक क्रांतिकारी 


समिति के सुपुर्दे किया गया था।-सं० 


3 
¢ 
Fe 


१७१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri - 


राजधानी के मज़दूरों और सिपाहियों के साथ भिड़ा देना चाहते है । हमारे 
सामान्य शत्रु ज़मींदार और पूंजीपति जो कुछ कहते हैं, उस पर तनिक 
भी विश्वास न कीजिये। 

रूस के सभी संगठित मज़दूरों और सिपाहियों तथा जागरूक किसानों 
के प्रतिनिधि हमारी कांग्रेस में मौजूद हैं। कांग्रेस श्रमिक कज्जाकों को भी 
अपने बीच में देखना चाहती है। ज़मींदारों के और नृशंस निकोलाई के 
झनुचर , यमदूत सभाइयों. के जनरल हमारे शत्रु हैं। 

वे आप से कहते हैं कि सोवियतें कज़्ज़ाकों की ज़मीनों को जब्त 
कर लेना चाहती हें। यह सरासर झूठ है। क्रान्ति केवल बड़े वड़े कज्जाक 
ज़मीदारों की ज़मीनों को जब्त करेगी श्रौर उन्हें जनता के हवाले करेगी। 

कज्ज़ाकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों को संगठित कीजिये ! मजदूरों 
तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के साथ हाथ मिलाइये ! 

यमदूत सभाइयों को दिखा दीजिये कि आप जनता के प्रति ग्रद्दार 
नहीं हैं, और श्राप ह्रगिज़ यह नहीं चाहते कि समूचा क्रान्तिकारी रूस 
आपको कोसे! .. 

कज्ज़ाक भाइयो , जनता के शत्रुओं की किसी भी ग्राज्ञा का पालन 
न कीजिये। अपने प्रतिनिधियों को हमारे साथ बातचीत करने के लिए 
पेत्नोग्राद भेजिये . . . पेत्रोग्राद गैरिसन के कज्जञाकों ने अपनी लाज रखी है 
यर उन्होंने जनता के शत्रुओं की गाशाम्नों पर पानी फेर दिया है... 

कउजाक भाइयो , सोवियतों की श्रखिल रूसी कांग्रेस आपकी झर 
दोस्ती और भाईचारे कां हाथ बढ़ाती है। समूचे रूस के सिपाहियों , 
मजदूरों ग्रौर किसानों के साथ कज्जाकों का भाईचारा जिन्दाबाद ! * 


ह दूसरी ओर ्रंधाधुंध प्रचार - असंख्य घोषणायें दीवारों पर चिपकाई 
र और सभी जगह परचे बांटे गये॥ भ्रखबार चीखते , पानी पी पीकर 
बोल्शेविकों को कोसते भर बुरे अंजाम की पेशीनगोई करते । भ्रब छापेखाने. 


यह अपील मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की भ्रखिल रूसी 
काग्रेस की शरोर से शाया की गई थी।-सं० 


१७२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Se CN य. iar 


को लड़ाई बड़े जोर से शुरू हुई-वाक्की सभी हथियार सोवियतों के हाथ 
में ग्रा चुके थे। 

सबसे पहले, देश तथा क्रान्ति की उद्धार समिति की झपील, जो 
पुरे रूस और यूरोप में प्रसारित की गयी: 


रूसो जनतन्त्र के नागरिकों के नाम 


७ नवम्बर को पेत्रोग्राद के बोल्शेविकों ने क्रान्तिकारी जन-साधारण 
की मर्जी के ख़िलाफ़ अस्थायी सरकार के कुछ सदस्यों को गिरफ़्तार करने, 
जनतन्त्र की परिषद्‌ को भंग करने तथा एक अवैध सत्ता की घोषणा करने 
की मुजरिमाना हरकत की। बाहरी खतरे की सबसे नाजुक घड़ी में 
क्रान्तिकारी रूस की सरकार के प्रति किया जाने' वाला यह बलप्रयोग 
पितुभूमि के प्रति एक वर्णनातीत अपराध है। 

बोल्शेविकों का विद्रोह राष्ट्रीय सुरक्षा के ध्येय. पर एक सांघातिक 
आघात है और वह शान्ति की प्रभीप्सित घड़ी को बेग्रन्दाज दूर टाल देता 
है। 

बोल्शेविकों ने जो गृहयुद्ध शुरू किया है, उसने देश के अराजकता 
तथा. प्रतिक्रान्ति की विभीषिका का ग्रास बन जाने तथा उस संविधान सभा 
के विफल हो जाने का खतरा पैदा कर दिया है, जिसे अनिवायंतः 
जनतन्त्रीय शासन पर मुहर लगानी है भ्रौर जो ज़मीन पर जनता के हक़ 
को हमेशा के लिए उसके हाथ में सौंप देनेवाली है। ; 

एकमात्र वैध शासन-सत्ता के नैरन्तये को अक्षुणण रखती हुई; ७ 
नवम्बर की रात में स्थापित देश तथा क्रान्ति की उद्धार समिति एक 
नयी अस्थायी सरकार क़ायम करने में पहल करती है। जनवाद की 
शक्तियों का आधार ग्रहण कर यह सरकार देश को संविधान सभा की 
ओर अग्रसर करेगी और उसे अराजकता तथा प्रतिक्रान्ति से बचायेगी । 
नागरिको , उद्धार समिति आपका आह्वान करती है कि ग्राप हिंसक सत्ता 
को मानने से इनकार कर दें। आप उसके आदेशों का पालन न करें! 

देश तथा क्रान्ति की हिफ़ाजत के लिए उठ खड़े होइये 1 

उद्धार समिति का समर्थन कीजिये ! 


१७३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हस्ताक्षरित: रूसी जनतन्त्र की परिषद्‌, पेत्रोग्राद की नगर दूमा, 
त्से-ई-काह (पहली कांग्रेस) , किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी 
समिति, तथा स्वयं कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीचः से मोर्चा-दल, 
समाजवादी-क्रान्तिकारियों , मेन्शेविकों , जन-समाजवादियों , संयुक्त सामाजिक- 
जनवादियों के गुट तथा 'येदीन्स्त्वो ' दल। 


इस अपील के वाद समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी ,. मेन्शेविक- 
गबोरोन्त्सी ( प्रतिरक्षावादियों) के, और फिर किसानों की सोवियतों 
के पोस्टर । केन्द्रीय सैनिक समिति, त्सेन्त्रोफ्लोत ( केन्द्रीय नौसैनिक समिति) 
के पोस्टर... 


- -अकाल पेत्नोग्राद को पीस डालेगा! (वे चीखते।) जर्मन 
सेनायें हमारी स्वतन्त्रता को रौद डालेंगी। अगर हम सव - जागरूक 
मजदूर , सिपाही, नागरिक - एकतावद्ध नहीं होते, तो यमदूत सभाइयों 
द्वारा भड़काये गये दंगे-फ़साद पुरे रूस में फेल जायेंगे... 

बोल्शेविकों के वादों पर यक़ीन न कीजिये! तत्काल शान्ति का 
उनका वादा झूठा है! रोटी का वादा एक ढोंग है! और जमीन का 
वादा एक परी-कहानी है! .. 


सारे पोस्टर इसी ढंग के थे। 


साथियो ! आपको बड़ी बेरहमी और कमीनेपन के साथ धोखा 
दिया गया है! बोल्शेविको ने म्रकेले ही सत्ता पर क़व्ज़ा- करं लिया है... 
उन्होंने सोवियत में शामिल दूसरी समाजवादी पार्टियों से अपने षड्यन्त्र 
को छिपाया . . . 

आपको भूमि और स्वतन्त्रता का वचन. दिया गया है, परन्तु 
बोल्शेविकों ने जो श्रराजकता उत्पन्न की हे, उससे प्रतित्रांति को फ़ायदा 
पहुचेगा श्रोर वह आपको भूमि और स्वतन्त्रता दोनों से वंचित करेगी 


| 


ग्रखवारो में भी इसी तरह की वाही-तवाही बकी जा रही थी। 


१७४ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri x 


Eh Tine 


TRIO NSO ~~~ 


८५ i, 


> 


>, 


हमारा कर्तव्य यह है ( ' देलो नरोदा' ने लिखा) कि हम मजदूर 
वर्ग के साथ दगा करने वाले इन ग़द्दारों का पर्दाफाश करें। हमारा कर्तव्य 
है कि हम अपनी सभी शक्तितयों को एकजुट करें श्रौर क्रांति के ध्येय की 
चौकसी करें। | 


पुरानी त्से-ई-काह के नाम पर आखिरी बार बोलते हुए “ इज्वेस्तिया' 
ने भयानक प्रतिशोध की धमकी दी: 

जहां तक सोवियतों की कांग्रेस का प्रश्‍न है, हम ज़ोर देकर कहते 
हैं कि सोवियतों की कोई कांग्रेस नहीं हुई है। हम जोर देकर कहते हुँ 
कि जो चीज़ हुई है, वह कांग्रेस नहीं, बोल्शेविक गुट की एक प्राइवेट 
कान्फ्ंस थी। ऐसी सूरत में उन्हें त्सेई-काह के ग्रधिकारों को रह करने 
का कोई हक़ नहीं है। 


' नोवाया जीउन ' ने जहां एक ओर एक ऐसी नई सरकार की 
स्थापना की वकालत की, जो सभी समाजवादी पार्टियों को एकताबद्ध 
करेगी , वहीं उसने समाजवादी-क्रांतिकारियों ग्रौर मेन्शेविकों की कांग्रेस से 
निकल आने के लिये कठोर आलोचना की, भौर इस वात की झोर संकेत 
किया कि बोल्शेविक विद्रोह का एक अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है, वह यह कि 
पूंजीपति वर्ग के साथ संश्रय के विषय में जो भ्रांतियां थीं, वे सव 
निरर्थक सिद्ध हुई हैं... 

* राचोची पुत? ने लेनिन के समाचारपत्र 'प्राव्दा' के रूप में, जिसे 


जुलाई में बन्द कर दिया गया था, एक नया जीवन पाया। उसने रोष 
आर विजयोल्लास से हुंकार किया: 


मज़दूरो , सिपाहियो , किसानो ! मार्च में आपने सामन्ती ह गुट के 
निरंकुश शासन को एक ही वार में ढेर कर दिया। कल आपने पूंजी 


गिरोह के निरंकुश शासन को भी ढेर कर दिया... क 
अब हमारा पहला काम है पेत्नोग्राद के प्रवेश-मार्गी की रक्षा करना । 


१७५ 


न 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Doe by eGangotri 


दूसरा काम है पेत्नोग्राद के प्रतिक्रांतिकारी तत्वों को निश्चित रूप 
से निरस्त्र करना। 

आर तीसरा काम है क्रांतिकारी सत्ता को निश्‍चित रूप से -संगठित 
करना तथा लोकप्रिय कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाना। 


कैडेटों के श्रौर सामान्यतः पुंजीपति वर्ग के जो इने-गिने अ्रख़वार 
निकल रहे थे, उन्होंने इस सारे कांड के प्रति एक प्रकार का तटस्थ 
बिद्रपात्मक दृष्टिकोण अपनाया , मानों वे दूसरी पार्टियों से अवज्ञा के साथ 
कह रहे हों: “हमने आपसे क्या कहा था, याद है? ” नगर दूमा तथा 
उद्धार समिति के इदं-गिर्द प्रभावशाली कैडेट नेताम्रों को मंडराते हुए देखा 
जा सकता था। इसके अलावा पूंजीपति वर्ग ने कोई हरक़त नहीं की, 
वह्‌ चुपचाप बैठा अवसर की घात में था-ओऔर यह अवसर बहुत दूर 
नहीं मालूम होता था। लेनिन, त्रोत्स्की , पेव्रोग्राद के मज़दूरों और सीधे- 
सादे सिपाहियों को छोड़कर, यह वात शायद किसी के दिमाग़ में नहीं 
आई होगी कि बोल्शेविक तीन दिन से ग्रधिक सत्तारूढ़ रह सकते हैं 

उसी दिन तीसरे पहर ऊंची छतवाले गोल निकोलाई हॉल में मैंने 
देखा कि नगर दूमा का लगातार अधिवेशन हो रहा था-एक तूफ़ाती 
अधिवेशन - जिसके चारों ओर बोल्शेविक-विरोधी सभी शक्तियां एकत्र 
थीं। बूढ़े मेयर श्रेइदेर , जो अपने सफ़ेद वालों और सफ़ेद दाढ़ी के कारण 
बड़े तेजस्वी दिखाई देते थे, बता रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने पिछली 
रात स्मोल्नी जाकर स्वायत्तशासी नगरपालिका की ओर से प्रतिवाद प्रगट 
किया। “समान, प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित दूमा, जो 
नगर की एकमात्र वैधानिक सरकार है, नई सत्ता को मान्यता नहीं देगी 7 
उन्होंने त्रोत्स्की से कहा था। और तोत्स्को ने जवाब दिया था, “ इसका 
एक वैधानिक उपाय दै -दूमा को भंग करके उस का फिर से चुनाव किया 
जा सकता है...” श्रेइदेर की इस रिपोर्ट पर भीपण कोलाहल मच गया । 

दूमा को सम्बोधित करते हुए बूढ़े श्रेइदेर ने कहा, “ अगर कोई 
संगीनों के जोर से हुकूमत करने वाली सरकार को मानता है, तो ऐसी 
सरकार हमारे यहां मौजूद है। परन्तु मैं उसी सरकार को जायज मानता 
हुं, जिसे जनता का बहुमत स्वीकार करे, न कि उसे जो झ्ल्पमत द्वारा 
१७६ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
Si: 


र . 
“LL LEE IR SIC OS SST 


[॥ शन ४००७ ths pe § | 


: र 7 ps 
wep os Bods ०2 lor 
2८७ 2 pe. ie ४«-+४+*४०- * TD 
2-2 TT लत = 
“2 Aree रे 


व “gerne Ga, 


७ नवम्बर, १९१७ को ब्ला० इ० लेनिन हा लिखी गई “रुस के 
नागरिकों के नाम' अपील की पांडुलिपि। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri - 


Orb 80९॥॥0 ° Pegomouionnaro ॥#0॥00 TPN MIQTDOrDAAEROND. (0४७ | 


॥(0॥॥४७ ॥ (॥0॥0॥00 ॥९0ए1॥ 


Ke [bananamMn' Poccin 
पत्ता! ||) ॥00॥॥0॥, 10४] 


एकता 90 108 ७ हा ता किक J 
॥  20॥01/ 2101 /1॥/॥//// / Menger J 
100 10000 10000, 0000) J 
Bo roast 1॥001000/ 10000 ॥ 10008, 


॥]॥, ॥॥॥00 COpOIICR ॥। HEMEZIIRHHOG JBN । 


क्षा 10000 ॥]॥ CTI TOMBE 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥॥ 
पय ॥॥॥॥॥॥॥॥१॥॥॥॥॥॥ — 3 


| 
| 
| 
| 


JIA SIPABOTBYETD PEBOTIOLLA PABOLIC, COTIATY 


क्ट Fi उ द त्री 

02", Ys.) 
6 र ० पा रत पल जद ह 72 
$ orraps 197 ¢. 10 ५, ypu 


सैनिक क्रांतिकारी समिति का पर्चा-' रूस के नागरिकों के नाम । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सत्ता हड़प लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है।” उनकी इस वात पर 
ब्रोल्शेविकों को छोड़ कर वाक्की सभी ज़ोर जोर से तालियां पीटने लगे । 
शोर व हंगामे के बीच मेयर ने घोषणा की कि वोल्शेविक लोग अभी से 
बहुत से विभागों में कमिसारों की नियुक्ति कर नगरपालिका के स्वायत्त 
अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। 

वोल्शेविक वकता ने इस वात की कोशिश में कि लोग उसे सुन 
सकें जोर जोर से चिल्ला कर कहा कि सोवियतों की कांग्रेस के निर्णय 
का अर्थ यह है कि समूचा रूस बोल्शेविकों द्वारा उठाये गये क़दम का 
समर्थन करता है। “आप लोग,” उसने कड़क कर कहा, “आप लोग 
ेत्नोग्राद की जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैँ!” ग्रावाज़ें- “ ऐसा कहना 
हमारी तौहीन करना है, हमारी बेइज्जती करना है!” बूढ़े मेयर ने बड़े 
सौम्य भाव से वोल्शेविक: वक्ता को याद दिलायी कि दुमा जनता के 
स्वतन्त्र से स्वतन्त्र मतदान द्वारा निर्वाचित हुई थी। “हां, हुई थी,” 
वोल्शेविक वक्ता ने जवाब दिया। “लेकिन बहुत दिन पहले हुई थी, 
उसी तरह जैसे त्से-ई-काह, उसी तरह जैसे सैनिक समिति।" 
“ सोवियतों की कोई नयी कांग्रेस नहीं हुई है!” जवाब में वे चिल्लाये। 
“ बोल्शेविक दल प्रतिक्रान्ति के इस भ्रड्टे में एक मिनट भी और ठहरने 
से इनकार करता है...” शोरगुल। “...ग्लौर हम मांग करते हूँ कि 
दूमा का फिर से चुनाव किया जाये...” इसके वाद बोल्शेविक सदन से 
निकल गये और उनके पीछे आवाजें लगती रहीं, “ जर्मनों के दलाल! 
ग्रहारो का नाश हो! “ र 

बोल्शेविकों के चले जाने के बाद कॅडेट शिंगारेव ने मांग की कि 
नग्रपालिका के जिन कर्मचारियों ने सैनिक क्रान्तिकारी समिति का कमिसार 
बनना मंजूर किया है, उन्हें पदच्युत किया जाये और उन्हें अपराधी 
घोषित किया जाये। श्रेइदेर फिर उठ खडे हुए; उन्होंने इस आशय का 
एक प्रस्ताव पेश किया कि दूमा उसे भंग करने की बोल्शेविकों की धमकी 
के प्रति प्रतिवाद प्रगट करती है भौर जनता की एकमात्र वैधानिक 
प्रतिनिधि-संस्थ्रा होने के नाते वह हरगिज्ञ अपने स्थान का परित्याग नहीं करेगी । 

बाहर, अलेक्सान्द्र हॉल में भी भीड़ जुटी हुई थी; वहां उद्धार 
समिति की बैठक हो रही थी भौर स्कोबेलेव फिर बोल रहे थे। ` आज 


12-2360 १७७ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र्य 


तक कभी क्रान्ति का भविष्य इतने संकट में नहीं पड़ा था,” उन्होंने 
कहा। “रूसी राज्य के अस्तित्व के प्रश्‍न ने आज तक कभी इतनी 
चिन्ता “उत्पन्न नहीं की थी। श्राज तक कभी इतिहास ने इतने कठोर 
अर निरुपाधि रूप में इस प्रश्‍न को उपस्थित नहीं किया था-रूस को 
जीना है या मिट जाना है। क्रान्ति के उद्धार की महान्‌ वेला ग्र पहुंची 


है, और इस बात का अनुभव करते हुए हम देख रहे हैं कि क्रान्तिकारी, 


जनवाद की सभी -प्राणवान शक्तियां घनिष्ठ रूप से एकतावद्ध हैं। उनके 
संगठित संकल्प द्वारा अभी से देश तथा क्रान्ति के उद्धार के लिए एक 
केन्द्र स्थापित किया जा चुका है...” स्कोबेलेव ने इसी ढरें पर और बहुत 
सी वातें कहीं, और अन्त में, “हुम मरते दम तक अपने मोचे पर डटे 
रहेंगे! ” 

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यह घोषणा की गयी कि रेल 
मज़दूरों की यूनियन उद्धार समिति के साथ ग्रा गयी है। ज़रा देर 
बाद डाक-तार कर्मचारी भी झा गये। और इसके बाद कुछ मेन्शेविक- 
्रतर्राष्ट्रीयतावादी भी हॉल में दाखिल हुए, श्रौर उनका तालियों से 
स्वागत किया गया। रेल मजदूरों ने कहा कि वे बोल्शेविकों को नहीं 
मानते „ उन्होंने समस्त रेल-उपकरण अपने हाथ में ले लिया है, और उसे 
किसी की वल्राद्ग्राही सत्ता के हवाले करने से इनकार करते हैं। 
तारकर्मचारियों के प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक बोल्शेविक कमिसार 
तारधर में मौजूद है, आपरेटर अपने जारां को हाथ नहीं लगायेंगे । 
डाकिये स्मोल्नी की डाक छुएंगे भी नहीं... स्मोल्नी के सारे टेलीफ़ोन 
काट दिये गये थे। संभा को बड़े उल्लास के साथ बताया गया कि किस 
प्रकार उरीत्स्की गुप्त सन्धियों को मांगने के लिए विदेश मन्त्रालय गये 
थे और किस प्रकार नेरातोव * ने उन्हें वहां से बाहर निकलवा दिया। सारे 
सरकारी कर्मचारी काम ठप कर रहे थे... : 
| यह एक लड़ाई थी - पहले से सोची-विचारी रूसी ढंग की लड़ाई, 
हड़तालों और तोइ-फोड़ द्वारा लड़ाई। हम वहां बैठे ही थे कि सभापति 


* नेरातोब, अस्थायी सरकार में परराष्ट्र उप-मंत्री , भूतपूर्वं जारशाही 
कूटनीतिज्ञ । - सं० 


७८ 
र ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ने एक सूची पढ़ कर सुनायी, जिसमें उनको दी गयी जिम्मेदारियो के 
साथ कुछ लोगों के नाम थे। फ़लां आदमी मन्त्रालयों का दौरा करेगा, 
फ़लां बैंकों का; दस-वारह आदमियों के ज़िम्मे यह काम सौंपा गया कि 
वे वारिकों में जायें और सिपाहियों को समझायें कि वे तटस्थ रहें- 
“रूसी सिपाहियो , आप अपने भाइयों का खून न वहाइये ! ” केरेन्स्की से 
मुलाक़ात और मशविरा करने के लिए एक शिष्टमण्डल नियुक्त किया 
गया; अन्य शिष्टमण्डलों को प्रान्तीय नगरों में इस प्रयोजन से भेजा . 
गया कि वे वहां पर उद्धार समिति की शाखायें स्थापित करें और सभी 
बोल्शेविक-विरोधी तत्त्वों को एक सूत्र में वांधें। 

भीड़ बड़े जोश में थी। “ये बोल्शेविक बुद्धिजीवियों पर हुक्म 
चलायेंगे ? ज़रा कोशिश करके देखें तो! हम उन्हें अच्छा मज़ा चखायेंगे! ” 

इस सभा में और सोवियतों की कांग्रेस में ज़मीन और ग्रासमान 
का फ़र्क था। वहां फटेहाल सिपाहियों, मैले-कुचेले मजदूरों, गंवार किसानों 
के विशाल जनसमुदाय थे-उन गरीब आदमियों के समुदाय थे, जो 
जीवन के कठोर, पाशविक संघष में संतप्त श्रौर दरश थे। और यहां 
अव्क्सेन्त्येव , दान और लीबेर जैसे मेन्शेविक तथा समाजवादी-क्रात्तिकारी 
नेता , स्कोबेलेव और चेनोंव जैसे भूतपूर्वं समाजवादी मन्त्री , चिकने-चुपड़े 
शात्सकी और सजीले विनावेर जैसे कैडेटों के साथ, पत्रकारों, विद्यार्थियों 
और प्रायः सभी शिविरों के बुद्धिजीवियों के साथ कन्धे रगडते थे। दुमा 
की यह भीड़ अच्छा खाने-पीने और अच्छा पहरने वाले लोगों की भीड़ 
थी। मैंने इन लोगों में मुश्किल से तीन मजदूर देखे होंगे... ` 

ख़बरें आयीं। बिख़ोव में कोर्नीलोव के वफ़ादार तेकीन्त्सी* ने 
पहरेदारों को मार कर उसे छुड़ा दिया था आर वह जेल से भाग निकला 
था। कलेदिन उत्तर की ओर बढ़ा झा रहा था... मास्को सोवियत ने 
एक सैनिक क्रांतिकारी समिति स्थापित की थी और वह शस्त्रागार को 
अपने क़ब्जे में लेने के लिए नगर के कमांडेण्ट से बातचीत कर रही 
थी, जिसमें मजदूरों को हथियारों से लैस किया जा सके। 

इन ख़बरों के साथ अफ़वाहें, उलटे-पलटे बयान और सफ़ेद झूठ इस 


* देखिये , ' टिप्पणियां: और व्याख्यायें ' । = जॉ० री० 


१७९ 


५ 12° 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


बुरी तरह मिल गये थे कि ताज्जुब होता था। उदाहरण के लिए, एक 
होशियार नौजवान कॅडेट ने, जो पहले मिल्युकोव का और फिर तेरेश्चेन्को 
का निजी सचिव था, हमें एक, ओर ले जाकर शिशिर प्रासाद के पतन 
का पूंरा हाल सुनाया। 

“ जर्मन और श्रास्ट्रियाई अफ़सर बोल्शेविकों की रहनुमाई कर रहे 
थे,” उसने जोर देकर कहा। 

“ ऐसी वात है? ” हमने नम्रता से कहा, “आप कैसे जानते हैं?” 

“मेरा एक दोस्त वहां था, उसने अपनी आंखों से देखा।” 

“उसने यह कैसे समझा कि वे अफ़सर जर्मन थे?” 

“इसलिए कि वे जर्मन वर्दियां पहने थे!” 

इस तरह के सैकड़ों वेतुके क्रिस्से थे, जिन्हें बोल्शेविक-विरोधी 
अखबारों ने बड़ी संजीदगी से छापा था; और तो और , समाजवादी- 
क्रान्तिकारियों और मेन्शेविकों तक ने , सचाई के प्रति गंभीर निष्ठा जिनकी 
सदा से एक विशेषता रही है, उनमें विश्वास किया... 

परन्तु इससे अधिक गंभीर वात यह थी कि बोल्शेविक हिंसा और 
आतंक क्री कहानियां फैलाई जा रही थीं। उदाहरण के लिए, यह कहा 
गया और छापा तक गया कि लाल गार्डो ने शिशिर प्रासाद को बुरी तरह 
लूटा ही नहीं था, वरन्‌ उन्होने पहले युंकरों से हथियार रखवा लिए 
आर फिर उनका सफ़ाया कर दिया और कई मन्त्रियों को बड़ी बेदर्दी से 
मार डाला था। जहां तक महिला सैनिकों का सवाल है, उनमें से 
अधिकांश के साथ बलात्कार किया गया। बहुतों ने तो जिन यन्त्रणाओं 
को उन्हें भुगतना पड़ा उनके कारण आत्महत्या कर ली... ये सारी 
कहानियां दूमा में उपस्थित पूरी भीड़ के गले के नीचे बड़ी आसानी से 
उतर गयीं। इससे भी बुरी वात यह हुई कि युंकरों और महिला सैनिकों 
के मां-बाप ने इन खौफ़नाक तफ़सीलवार क्रिस्सों को, जिनके साथ भ्रक्सर 
नामों को फेहरिस्त भी होतो थी, पढ़ा, और रात होते होते क्षुब्ध, 
उत्तेजित नागरिकों की एक भीड़ दूमा में जुट आई... 
- एक उपलक्षक उदाहरण शाहजादा तुमानोव का है, जिनके बारे 
मे बहुत से श्रख़वारों में ख़बर छपी कि उनकी लाश मोइका नहर में 
तेरती हुई पायी गयी। थोड़ी 'ही देर बाद उनके परिवार के लोगों ने 


१८० 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ NN 


इस समाचार का खण्डन किया और बताया कि दर असल उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर अख़बारों ने कहा कि लाश तुमानोव 
की नहीं, जनरल देनीसोव की थी। लेकिन जब जनरल भी जीते-जागते 
पाये गये, तब हमने जांच-पड़ताल की और हमें किसी भी लाश के कहीं 
भी पाये जाने का पता नहीं लग सका... 

जब हम दूमा-भवन से निकले, दो बाल स्वयंसेवक भवन के बाहर 
की विशाल भीड़ के बीच परचे* बांट रहे थे। दुकानदारों, व्यापारियों , 
दफतर-कर्मचारियों और चिनोब्निकों (क्लकों) की यह भीड़ दुमा-भवन 
के सामने पूरे नेव्स्की मार्ग को घेरकर खड़ी थी। एक परचे में लिखा 
था: 


नगर दुमा की श्रोर से 


नगर दूमा ने २६ भ्रक्तूवर को अपने अधिवेशन में उस दिन की 
घटनाग्रों को देखते हुए यह भ्राज्ञप्ति जारी की: वह निजी घरों की 
अलंघनीयता घोषित करती है और ग्रावास-समितियों की मारफ़त पेत्लोग्राद 
नगर की जनता का आह्वान करती है कि वह निजी घरों में बलात्‌ 
प्रवेश करने की सभी कोशिशों को निर्णायक “रूप से विफल कर दे झौर 
नागरिकों की गात्मरक्षा के हित में शस्त्रःप्रयोग करने से भी न 
हिचकिचाये | 


लितेइनी की मोड़ पर पांच-छ: लाल गाडों ग्रौर दो मल्लाहों ने 
एक पत्न-विक्रेता को घेर लिया था और मांग कर रहे थे कि वह मेन्शेविक 
पत्र ' राबोचाया गज्जेता' ( मजदूर अख़बार ) की अपनी प्रतियों को उनके 
हवाले कर दे। एक मल्लाह को ग्रपने स्टाल से * जबरदस्ती अखबार उठाते 
देख वह अपना घूंसा दिखाते हुए उसके ऊपर बरस पड़ा। एक करुद्ध भीड 
इकट्टी हो गई थी भौर गश्ती दस्ते को गालियां दे रही थी। एक नाटें 
क़द का मजदूर लोगों को झर पत्न-विक्रेता को धैयंपुर्वक समझाते हुए बार- 
बार कह रहा था, “इस अख़बार में केरेन्स्की की घोषणा छपी है, जिसमें 
कहा गया है कि हमने कितने ही रूसियों को ठिकाने लगा दिया है। इस 
बात से ख़न-ख़राबा ही होगा...” 


१८१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स्मोल्नी में इतनी उत्तेजना कभी देखी नहीं गयी - यह थी उत्तेजना 
की चरम पराकाष्ठा । अंधेरे गलियारों में वे ही दौड़ते-भागते आदमी, 
वन्दूकें लिये मजदूरो के दस्ते, भारी ठसाठस भरे पोर्टफ़ोलियो लिये 
परेशान नेता जो मित्रों तथा सहायकों से घिरे हुए बहस करते, समझाते 
और हुक्म सुनाते एक ओर या दूसरी ओर भागे जा रहे थे। ये लोग 
जिन्हें अपनी सुध-वुध न थी, जिन्हें अपने तन-वदन का होश न था, जो 
एक झपकी सोये विना रात रात काम करके ग्रतिमानवीय श्रम के जीते- 
जागते उदाहरण वने हुए थे, मैले-कुचैले, दाढ़ी बढ़ी हुई, श्रांखें जलती 
हुई-ये लोग अपने प्रचंड उत्साह के बल पर अपने निश्चित लक्ष्य की 
ग्रोर उद्दाम वेग से धावमान थे। उनके लिए अभी कितना काम पड़ा हुआ 
था! सरकारी मशीनरी अपने हाथ में लेना, नगर में व्यवस्था स्थापित 
करना , गैरिसन को वफ़ादार बनाये रखना, दूमा से और उद्धार .समिति 
से संघर्ष करना, जमंनों को घुसने न देना, केरेन्स्की से लड़ने की तैयारी 
करना, यहां जो घटनायें हुई हैं, उनकी सूचना प्रान्तों में पहुंचाना और 
अ्र्खागेल्स्क से लेकर व्लादिवोस्तोक तक, पूरे देश में धुआंधार प्रचार 
करना ... हालत यह थी कि सरकार श्रोर नगरपालिका के कर्मचारी 
कंमिसारों का हुक्म मानने से इनकार कर रहे थे, डाक-तार कर्मचारी 
उन्हें संचार की सुविधायें देने से इनकार कर रहे थे, रेल कर्मचारी रेल- 
गाड़ियों के लिए उनकी अपीलों को निष्ठुर होकर अनसुनी कर रहे 
थे। केरेन्स्की बढ़ते श्रा रहे थे, गैरिसन पर पूरा पूरा भरोसा नहीं किया 
जा सकता था, कज्ज़ाक मौक़े का इन्तजार कर रहे थे... बोल्शेविकों 
के ख़िलाफ़ संगठित पूंजीपति वर्ग ही नहीं था, बल्कि वामपंथी समाजवादी- 
क्रांतिकारियों, मुट्ठी भर मेन्शेविक-अन्तरराष्ट्रीयतावादियो गौर सामाजिक- 
जनवादी झनत्तरराष्ट्रीयतावादियों को छोड़कर -श्रौर ये लोग भी डावांडोल 
थे और यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि बोल्शेविकों का साथ दें या 
नहीं -इन्हें छोड़कर वाक़ी सभी समाजवादी पार्टियां उनके ख़िलाफ़ थीं। 
यह सच है कि मजदूर और सैनिक जन-समुदाय उनके साथ थे; जहां 
तक किसानों का सवाल था, यह पता न था कि ऊंट किंस करवट बैठेगा ; 
बोल्शेविकों का राजनीतिक दल ऐसा न था कि उसमें अनुभवी श्रौर 
शिक्षित लोगों की भरमार हो... 


१८२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ki $:5४४ 


सामने सीढ़ियों से रियाज्ञानोव ऊपर ग्रा रहे थे और कुछ घबराये 
से और कुछ मज़ाक़िया लहजे में कह रहे थे कि वह वाणिज्य तथा उद्योग 
मंत्री हैं, परन्तु वह व्यवसाय के वारे में क ख ग भी नहीं जानते। 
ऊपर रेस्तोरां में एक सज्जन वकरी की खाल का लवादा पहने अकेले 
एक कोने में बैठे थे; जो कपड़े वह पहने हुए थे, उन्हीं में वह-में 
कहने जा रहा था-“सोये थे ,” परन्तु जाहिर था कि वह सोये ही 
नहीं थे। उनकी दाढ़ी तीन दिन से नहीं वनी थी। वह चिन्तित मुद्रा में 
बैठे एक मैले लिफ़ाफ़े पर कोई हिसाव लगा रहे थे और बीच बीच 
में अपनी पेंसिल चबाते जाते थे। यह थे वित्त-कमिसार मेन्जीन्स्की, जिनकी 
इस पद के लिए एकमात्र योग्यता यह थी कि वह कभी एक फ्रांसीसी बैंक 
में क्लकं रह चुके थे... और सैनिक क्रांतिकारी समिति के कार्यालय से 
नीचे तेज़ क़दमों से जाते हुए और चलते चलते काग्ज़ के टुकड़ों पर कुछ 
घसीटते हुए ये चार आदमी -ये वे कमिसार थे, जिन्हें रूस के चारों 
कोने भेजा जा रहा था कि वे क्रांति की ख़बर पहुंचायें, लोगों से बहस 
करें या लड़ें श्रौर इसके लिए जो भी तर्क या हथियार उनके हाथ लगें, 
उनका इस्तेमाल करें... 


कांग्रेस एक बजे शुरू होने वाली थी भर विशाल सभा-भवन बहुत 
पहले ही भर गया था, परन्तु सात बजे तक सभापतिमण्डल का ही पता 
न था... बोल्शेविक दल और वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी दल अपने 
अपने कक्षों में मीटिंग कर रहे थे। तीसरे पहर पूरे वक्त लेनिन और 
तरोत्स्की ने समझौता करने का विरोध किया था। बोल्शेविकों का एक 
काफ़ी बड़ा भाग झुक जाने के पक्ष में था, ताकि सभी समाजवादी पार्टियों 
को लेकर एक संयुक्त सरकार का गठन किया जा सके। “ हम अकेले 
कब तक ठहर सकते हैं!” इन लोगों ने कहा। “विरोध पक्ष अत्यन्त 
प्रबल है। हमारे पास झादमी नहीं हैं। हम जनता से कट जायेंगे और 
सब चौपट हो जायेगा।” कामेनेव , रियाजानोव वरौरह इसी प्रकार तके 


कर रहे थे। 
परन्तु लेनिन , और उनके साथ व्ोत्स्की, चट्टान की तरह दृढ़ म्रौर 


झविचल रहे। “ समझौतापरस्त_ हमारे कार्यक्रम को स्वीकार कर लें ग्रौर 
१८३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


. फिर बेशक वे मंत्रिमंडल में ग्रा सकते हैं! हम जौ भर भी हटने के 
लिए तैयार नहीं हैं। श्रगर यहां पर ऐसे साथी हैं, जिनमें इतना साहस 
ग्रौर संकल्प नहीं है कि वे जोखिम उठायें, जिस तरह हम उठाने के लिए 
तैयार हैं, तो वे भी बाक़ी कायरो ग्रौर मिलापकारियों के साथ कांग्रेस 
को छोड़कर चले जायें। हम मजदूरों श्रौर सिपाहियों के समर्थन से अपने 
कदम बढ़ाते जायेंगे ।॥ ” 
ला बजकर पांच मिनट पर वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों का 
संदेश आया कि वे सैनिक क्रांतिकारी समिति से इस्तीफ़ा नहीं देंगे । 
| “देखा! ” लेनिन ने कहा। “वे हमारे पीछे आ रहे हैं!” 
ज़रा देर बाद, जब हम विशाल सभा-भवन की प्रेस गैलरी में बैठे 
थे, पूंजीवादी प्रखवारो के लिए लिखने वाले एक अराजकतावादी सज्जन 
ने मुझसे कहा कि हम क्‍यों न बाहर चलें और पता लगायें कि 
सभापतिमण्डल, का क्या हुआ। हमने जाकर देखा त्से-ई-काह के कार्यालय 
में कोई न था, न ही पेत्नोग्राद सोवियत के ब्यूरो में कोई था। हम दोतों 
स्मोल्नी-भवन के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में घूमते रहे, परन्तु मालूम होता 
था कि किसी को भी इस बात का जरा सा भी अन्दाजा नहीं था कि 
कांग्रेस का निर्देशक निकाय कहां है। चलते चलते मेरे साथी ने मुझे अपने 
पुराने क्रांतिकारी क्रिया-कलाफ के बारे में, फ्रांस में अपने निर्वासन के 
दीर्घं और सुखद काल के बारे में बताया... जहां तक बोल्शेविकों का 
प्रश्‍न है, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे अपने मन की बात बतायी, 
वे निहायत मामूली क़िस्म के लोग हैं-उजड़ु और गंवार, जिन्हें सौंदयं 
तथा कला की भावना छू तक नहीं गयी है। यह भ्रराजकतावादी सज्जन 
रूसी बुद्धिजीवियों का एक सच्चा नमूना थे... इस प्रकार बात करते करते 
वह मुझे लेकर अन्ततः सत्रह नम्बर के कमरे के सामने आये, जहां सैनिक 
. क्रांतिकारी समिति का कार्यालय था। लोग बेतहाशा दौड़-भाग रहे थे 
और वह इस तमाम आपाधापी के बीच मज़े से खड़े थे। इतने में दरवाज़ा 
खुला और बगैर बिल्ले की वर्दी पहने एक ठिंगना चौड़े-चकले चेहरे वाला 
आदमी झपट कर बाहर निकला | पहली नज़र में ऐसा लगा कि वह 
मुस्करा रहा है, लेकिन दूसरी ही नज़र ने बता दिया कि दर असल बह 


१८४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मुस्करा नहीं रहा है, वल्कि बेहद थकान से उसकी खीसें निकल ग्रायी 
हैं। यह थे क्रिलेन्को। 

मेरे साथी, जो देखने में एक बहुत शाइस्ता, सजीले जवान थे, 
ख़रूशी से चीख उठे और आगे बढे । 

“ निकोलाई वसील्येविच , ” उन्होंने अपना हाथ बढ़ाते हुए. कहा। |. 
“आप मुझे भूल तो नहीं गये हैं, कामरेड? हम दोनों जेल .में एक साथ 
थे।” 

क्रिलेन्को ने बड़ी कोशिश से अपनी दृष्टि और अपने ध्यान को 
एकाग्र किया और फिर उन्हें सिर से पैर तक झत्यन्त मँत्रीपूर्ण भाव से 
देखते हुए जवाब दिया, “नहीं, भूलूंगा क्यों? झाप हैं स०... जद्वास्त- 
बूइते! (नमस्कार! ) वे एक दूसरे के गले लग गये। “तुम इस 
हंगामे में क्या कर रहे हो?” क्रिलेन्को ने हाथ से चारों ओर इशारा 
करते हुए कहा। 

“योह, मैं तो बस एक तमाशबीन हूं! आप, मालूम होता है, 
खव कामयाब हुए हैं। ” 

. “हां, ” क्रिलेन्को ने साग्रह कहा, “ सवंहारा क्रान्ति खूब कामयाब 
हुई है।” और फिर हंस कर, “ लेकिन - लेकिन शायद हम दोबारा जेल 
में मिलेंगे ! ” 

जव हम फिर गलियारे में निकले ,« मेरे साथी ने दोबारा अपना 
वृत्तान्त शुरू किया। “आप जानते हैं, मैं क्रोपोत्किन का अनुयायी हूं। 
हमारी दृष्टि में क्रांति एकदम ग्रसफल हुई है। वह जन-साधारण में 
देशभक्ति का भाव जाग्रत करने में असमर्थ रही है ।.बेशक, इससे यही 
साबित होता है कि जनता अभी क्रान्ति के लिए तैयार नहीं है... 


ठीक श्राठ बजकर चालीस मिनट हुए थे, जब गा की गड़- 
गड़ाहट के साथ सभापतिमंडल के सदस्यों ने, प्रवेश किया। उनमें लेनिन - 
महान्‌ लेनिन भी थे। नाटा करद, गठा हुआ शरीर, भारी सिर -गंजा, 
उभरा हुआ और मजबूती से गर्दन पर बैठा हुआ। छोटी छोटी आंखें, 
चिपटी सी नाक, काफ़ी बड़ा, फैला हुआ मुंह और भारी ठुड्डी ; दाढ़ी 


१८५ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


फ़िलहाल सफ़ाचट , लेकिन पहले के और बाद के वर्षों की उनकी मशहूर 
दाढ़ी अभी से उगने लगी थी। पुराने कपड़े पहने हुए, जिनमें पतलून 
उनके क़द को देखते हुए ख़ासकर लम्बी थी। चेहरे-मोहरे से वह जनता के 
ग्राराध्य नहीं लगते थे, फिर भी उन्हें जितना प्रेम और सम्मान मिला, 
उतना इतिहास में विरले ही नेताश्रों को मिला होगा। एक विलक्षण 
जन-नेता , जो केवल अपनी वुद्धि के वल पर नेता वने थे। तबीयत में न 
रंगीनी न 'लताफ़त, न ही कोई ऐसी स्वभावगत विलक्षणता, जो मन 
को श्राकर्षित करती। वह दृढ़, अविचल तथा अनासक्त श्रादमी थे, परन्तु 
` उनमें गहन विचारों को सीधे-सादे शब्दों में समझाने की और किसी भी 
ठोस परिस्थिति को विश्लेषित करने की अपुर्व क्षमता थी। और उनमें 
सूक्ष्मदर्शिता के साथ साथ वौद्धिक साहसिकता कूट कूट कर भरी थी। 

कामेनेव सैनिक क्रांतिकारी समिति की कारंबाइयों के वारे में रिपोर्ट 
पेश कर रहे थे : सेना में मृत्यु-दण्ड समाप्त कर दिया गया है १ प्रचारः 
स्वातन्त्र्य को फिर से पुनःस्थापित किया गया है और राजनीतिक 
अपराधों के लिए गिरपतार भ्फ़सरों और सिपाहियों को रिहा कर दिया 
गया है, केरेन्स्की को गिरफ्तार करने का और निजी गोदामों में जमा 
अनाज की जन्ती का हुक्म जारी किया गया है... बड़े ज़ोर की तालियां 

बुंद का प्रतिनिधि फिर बोलने के लिए खड़ा हुआ - वोल्शेविकों के 
कट्टर रुख का नतीजा यह होगा कि क्रान्ति कुचल दी जायेगी। इसलिए 
बुंद-प्रतिनिधि कांग्रेस में भाग लेने से इनकार करते है हाल से 
आवाजें , “हमने तो समझा था कि आप लोग कल रात ही निकल गये! 
आप लोग कितने वार सभा त्याग करेंगे? ” 

इसके वाद मेन्शेविक-ग्रन्तर्राष्ट्रीयतावादियों के प्रतिनिधि। आवाजें, 
“हें! आप अभी यहां मौजूद हैँ? ” वक्ता ने सफ़ाई देते हुए कहा कि 
सभी मेन्शेविक-अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों ने कांग्रेस का परित्याग नहीं किया है, 
कुछ चले गये और वाक़ी कांग्रेस में भाग, लेने वाले हैं... 

“हम समझते हैं कि सत्ता सोवियतों के हाथ में ग्रन्तरित करना 
कान्ति के लिए ख़तरनाक है और सम्भवतः सांघातिक भी...” बीच 
में वाजं, शोर । “लेकिन फिर भी हम अपना यह कतव्य समझते है 
कि कांग्रेस में मौजूद रहें रौर इस भ्रन्तरण के विरुद्ध वोट दें।” 


१८६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रौर भी ' लोग वोले, परन्तु प्रगटतः किसी क्रम से नहीं। दोन 
प्रदेश के खान मजदूरों के एक प्रतिनिधि ने मांग की कि कांग्रेस कलेदिन 
के ख़िलाफ़ कारवाई करे, जो राजधानी को होनेवाली कोयले और ग्रनाज 
की सप्लाई की लाइन को काट सकता है। मोर्चे से ग्रभी अ्रभी पहुंचने 
वाले कई सिपाहियों ने कांग्रेस को अपनी अपनी रेजीमेंटों का उत्साहपूर्ण 
भ्रभिवादन-संदेश दिया . .. श्रौर वाद में लेनिन बोलने के लिए खड़े हुए। 
मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही, लेकिन वह जाहिरा उससे 
बेखवर लोगों के खामोश हो जाने का इन्तज्ञार करते हुए खड़े रहे - भ्रपने 
सामने रीडिंग-स्टँड को पकड़े, वह अपनी छोटी छोटी, मिचमिचाती आंखों 
से भीड़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख रहे थे। जब तालियां बंद 
हुईं, उन्होने निहायत सादगी से वस इतना ही कहा, “अव हम 
समाजवादी व्यवस्था का निर्माण शुरू करेंगे!” झौर फिर जनसमुद्र का 
वही प्रचण्ड गर्जन। 

“पहला काम है शान्ति सम्पन्न करने के लिए अमली कारवाई 
करना... हम सोवियत शर्तों के आधार पर सभी युद्धरत देशों की जनता 
से शांति का प्रस्ताव करेंगे। ये शर्तें हैं वगैर संयोजनों के, वगैर हरजानों 
के और जातियों के ्रात्मनिर्णय के अधिकार के साथ शान्ति। साथ ही, 
अपने वादे के मुताविक हम गुप्त संधियों को प्रकाशित करेंगे और उन्हें 
रह करेंगे... युद्ध और शांति का प्रश्‍न इतना स्पष्ट है कि मेरा ख्याल है 
कि मँ विना किसी प्रस्तावना के सभी युद्धरत देशों के जनों के नाम 
घोषणा के मसौदे को पढ़ सकता हूं... 

जव वह बोल रहे थे, उनका चौड़ा मुंह पूरा खुला था श्रौर उस 
पर जैसे हंसी खेल रही थी। उनकी आवाज़ भारी थी, मगर सुनने में 
बुरी नहीं थी-लगता था कि सालों तक बोलते रहने से यह आवाज़ सख्त 
हो गयी हो। वह एक ही लहजे में बोलते रहे और सुनने वाले को यह 
महसूस होता था कि वह हमेशा, हमेशा ऐसे “ही बोलते रह सकते हैं शौर 
उनकी आवाज़ कभी भी बंद होनेवाली नहीं है... अपनी वात पर ज़ोर 
देना होता, तो वह बस ज़रा सा भागे की 'ओर झुक जाते। न अंगविक्षेप, 
न भावभंगी। और उनके सामने एक हज़ार सीधे-सादे लोगों के एकाग्र 
मुखड़े श्रद्धा और भक्ति से उनकी ओर उठे हुए थे। 

१८७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सभी युद्धरत राष्ट्रों के जनों और सरकारों के नाम घोषणा 


छः तथा सात नवम्बर की क्रांति द्वारा स्थापित और मज़दूरों, सैनिकों 
तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों पर ग्ाधारित, यह मजदूर 
तथा किसान सरकार सभी युद्धरत जनों तथा उनकी सरकारों से प्रस्ताव 
करती है कि वे एक न्याय्य तथा जनवादी शांति-संधि के लिए अविलंब 
वार्ता आरम्भ करें। 

न्याय्य तथा जनवादी शान्ति से- जिसकी सभी युद्धरत देशों के युद्ध 
से थके-मांदे और नंगे-बूचे मज़दूरों तथा मेहनतकश वर्गों का विशाल वहुमत 
आकांक्षा रखता है, जिसकी जारशाही राजतंत्र को धराशायी करने के 
वाद से रूसी मज़दूर और किसान बरावर, स्पष्ट तथा निरपेक्ष रूप से 
मांग करते रहे हँ-सरकार का तात्पर्य वह शान्ति है, जो वगैर संयोजन 
किये ( भ्रर्थात्‌ वगैर विदेशी प्रदेशों को श्रधींन बनाये , वगैर दूसरी जातियों 


का बलात्‌ संयोजन किये ) और वगैर हरजाना लिये श्रविलम्ब सम्पन्न की 


जाये। 

रूस की सरकार सभी युद्धरत जनों से प्रस्ताव करती है कि सभी 
देशों तथा सभी जातियों की जनता की अधिकृत सभाझ्रों द्वारा ऐसी शांति 
की सभी शर्तों का निश्चितं रूप से श्रनुसमर्थन होने से पहले वे ऐसी शांति 
के उद्देश्य से तुरंत, तनिक सा भी विलंब किये बिना, वार्ता आरंभ करने 
का निर्णायक क़दम उठाने के लिए अपनी तत्परता प्रगट कर भ्रविलम्ब 
ऐसी शांति सम्पन्न करें। 

सामान्यतः जनवादी श्रधिकारों की और विशेषतः मेहनतकश वर्गों 
के ग्रधिकारों की धारणा के अनुरूप ही, संयोजन अथवा विदेशी प्रदेश के 
्रधीनीकरण से सरकार का तात्पर्य किसी छोटी और कमज़ोर जाति का 
उसकी मरज्ी भ्रौर स्वीकृति की स्वैच्छिक, स्पष्ट तथा ठीक ठीक 
भ्रभिव्यक्ति के विना, एक विशाल भर शक्तिशाली राज्य के साथ 
मिलाया जाना है, चाहे ऐसा बलात्‌ संयोजन किसी भी घड़ी में सम्पन्न 
क्यों न किया गया हो, चाहे बलात्‌ संयोजित किये जाने वाले अथवा 
अन्य राज्य की सीमाओं के भीतर रखे जाने वाले राष्ट्र की सभ्यता का 
स्तर कुछ भी क्यों न हो आर चाहे वह राष्ट्र यूरोप में हो या समुद्र 
पार के दूर देशों में। 


१८८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ooo 


यदि एक राष्ट्र अन्य राज्य की सीमाग्रों के भीतर वलात्‌ रखा जाता 
है; यदि उसके द्वारा व्यवत इच्छा के वावजूद (इस बात से कोई फ्रक 
नहीं पड़ता कि यह इच्छा समाचारपत्रो , जन-सभाग्रों, राजनीतिक 
पार्टियों के निर्णयों हारा व्यक्त हुई है अथवा राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरुद्ध 
उपद्रव तथा विद्रोह द्वारा) उस राष्ट्र को संयोजन क़रने वाले अथवा 
संयोजन की इच्छा रखने वाले अथवा सामान्यतः अधिक शक्तिशाली राष्ट्र 
की सेनाग्रों के पुरी तरह हटा लिये जाने के बाद, उसके ऊपर जरा सा 
भी दबाव डाले विना, स्वतन्त्र मतदान द्वारा अपने राष्ट्रीय तथा 
राजनीतिक संगठन का रूप निश्चित करने का अधिकार नहीं दिया जाता, 
तो ऐसे राष्ट्र का मिलाया जाना संयोजन है, ग्रर्थात्‌ अधीनीकरण है और 
हिंसात्मक कार्य है। 

सरकार की दृष्टि में इस लड़ाई को इस गरज़ से जारी रखना कि 
शक्तिशाली तथा समृद्ध राष्ट्र दुर्बल तथा विजित जातियों को आपस में 
बांट सकें, मानवता के विरुद्ध जघन्यतम अपराध है। और सरकार उप- 
रोक्त शर्तों पर, जो निरपवाद रूप से सभी जातियों के लिए समान रूप 
से न्यायपूर्ण है , शांति-संधि संपन्न करने के ग्रपने निर्णय की पूरी गंभीरता 
से घोषणा करती है, जिसके द्वारा युद्ध को समाप्त किया जायेगा। 

इसके साथ ही सरकार यह भी घोषणा करती है किं वह शान्ति 
की उपरोक्त शर्तों को अन्तिम चुनौती के रूप में नहीं पेश कर रही है, 
दूसरे शब्दों में वह शान्ति की किन्ही दूसरी शर्तों पर भी विचार करने 
को तैयार है, परन्तु वह केवल इस पर ग्राग्रह करती है कि कोई भी 
युद्धरत राष्ट्र यथाशीघ्र उन्हें प्रस्तुत करे और यह कि शान्ति के सुझावों में 
बिल्कुल स्पष्टता हो और किसी प्रकार की गोलमोल बातें या गोपनीयता 
न हो। . 

सरकार गुप्त कूटनीति को समाप्त करती है और वह समस्त वार्ता 
को जनता की नज़र के सामने खुले तौर पर चलाने के अपने दृढ़ निश्चय 
को पुरे देश के सामने प्रगट करती है। मार्च से लेकर ७ नवंबर, १६१७ 
तक जमींदारो भ्रौर पूंजीपतियों की सरकार ने जिन गुप्त संधियों को 
अनुमोदित अथवा संपन्न किया है, सरकार उन संब का पूर्ण अविकल 
प्रकाशन तत्काल भ्रारम्भ करेगी। सरकार गुप्त संधियों की सभी धाराओं 


१८९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


को , जिनका उद्देश्य अधिकांशतः रूसी पूंजीपतियों के लिए सुविधायें तथा 
विशेषाधिकार प्राप्त करना. है अथवा रूसी साम्राज्यवादियों के संयोजनों को 
क़ायम रखना या बढ़ाना है, फ़ौरन विना किसी बातचीत के रद्द करती है। 

सभी सरकारों तथा सभी जनों से शांति-संधि के लिए सार्वजनिक 
वार्ता करने का प्रस्ताव करती हुई सरकार घोषणा करती है कि वह एसी 
वार्ता डाक-तार के द्वारा अथवा विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की वार्ता 
द्वारा अथवा इन प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में चलाने के लिए तैयार 
है। ऐसी वार्ता सुविधाजनक रूप से हो सके, इसके लिए सरकार तटस्थ 
देशों में अपने ग्रधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करती है: 

सरकार सभी युद्धरत देशों की सरकारों तथा जनों से प्रस्ताव 
करती है कि वे अविलम्ब युद्धविराम समझौता सम्पन्न करें और साथ 
ही यह सुझाव देती है कि यह युद्ध-विराम कम से कम तीन महीने के लिए 
होना चाहिए, जिस अवधि में निरपवाद रूप से युद्ध में खिंच आये या 
उसमें भाग लेने के लिए विवश सभी राष्ट्रों और जातियों के प्रतिनिधियों 
के वीच न केवल आवश्यक प्रारंभिक वार्ता ही पूर्णतः संभव है, वल्कि 
शान्ति की शर्तों को निश्चित रूप से स्वीकार करने के उद्देश्य से सभी 
देशों की जनता के प्रतिनिधियों की भ्रधिकृत सभायें भी बखूबी बुलायी 
जा सकती हैं। 

सभी युद्धरत देशों की सरकारों तथा जनों से शान्ति का यह प्रस्ताव 
करती हुई रूस की अस्थायी मजदूर तथा किसान सरकार उन तीन राष्ट्रों- 
इंग्लैंड, फ्रांस और जमनी -के वर्ग-चेतन मजदूरों का विशेष रूप से 
सम्बोधन करती है, जो मानवता के सबसे उन्नत राष्ट्र हैं और जो 
वर्तमान युद्ध में भाग लेने वाले राष्ट्रों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 

इन देशों के मजदूरों ने प्रगति तथा समाजवाद के ध्येय की बहुत 
बड़ी सेवा की है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आन्दोलन, फ्रांसीसी सर्वहारा द्वारा 
सम्पन्न विश्वव्यापी ऐतिहासिक महत्त्व की क्रान्तियों का पुरा सिलसिला 
और अन्ततः 'जमंनी "में साधारण क्रानूनों के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक संघर्ष, 
जो सारी दुनिया के मजदूरों के लिए दीर्घकालीन दृढ़ संघर्ष का एक 
उदाहरण है, श्रौर जर्मन सर्वहाराश्रों के प्रवल संगठनों की स्थापना -ये 
सारी शानदार मिंसालें, सर्वहारा बीरता के ये नमूने, इतिहास की ये 


१९० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स्मरणीय घटनायें हमारे लिए इस वात की पक्की गारंटी हैं कि इन देशों 
के मजदूरो के ऊपर मानवता को युद्ध की विभिषिकाओ्ों तथा- उसके 
परिणामों से मुक्‍त करने का जो कार्यभार ग्रा पड़ा है वे उसे समझेंगे, 
कि ये मज़दूर प्रवल, निर्णायक तथा सतत संघर्ष के द्वारा शान्ति के 
ध्येय को, और साथ ही समस्त दासता तथा समस्त शोषण से शोषित 
श्रमिक जन-साधारण की मुक्ति के ध्येय को सफलतापूर्वक पूरा करने में 


हमारी सहायता करेंगे। 


जब तालियों की गड़गड़ाहट शान्त हुई, लेनिन ने फिर बोलना शुरू" | 
किया: 

“ हम प्रस्ताव करते हैं कि कांग्रेस इस घोषणा का श्रनुसमर्थन करे। 
हम जनता का सम्बोधन करते है ग्रौर सरकारों का भी, क्योंकि यदि 
हमारी घोषणा युद्धरत देशों की जनता के नाम ही हो, तो उससे शान्ति- 
सन्धि - सम्पन्न करने में विलंब हो सकता है। युद्ध-विराम काल में शान्ति- 
सन्धि की जो शते विवृत्त की जायेंगी, संविधान सभा उनका झनुसमर्थत 
करेगी । युद्धविराम की श्रवधि तीन महीना निश्चित करने में हमारी मंशा 
यह है कि इस ख़न-ख़राबे और मारकाट के वाद जनता को यथासंभव 
अधिक से भ्रधिक विराम मिल सके और उसे प्रपने प्रतिनिधियों का चुनाव 
करने के लिए प्रचुर समय मिल सके। साम्राज्यवादी सरकारें हमारे इस 
शान्तिःप्रस्ताव का विरोध करेंगी- हमें इसके बारे में कोई मुग्रालता नहीं 
है। परन्तु हम श्राशा करते हैं कि सभी युद्धरत देशों में क्रान्ति जल्द 
ही भड़क उठेंगी, यही कारण है कि हम फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी के 
मज़दूरों का विशेष रूप से सम्बोधन करते है.” 

उन्होंने अपना भाषण इन शब्दों के साथ ख़त्म किया, “छः तथा 
सात नवम्बर की क्रान्ति ने समाजवादी क्रान्ति के युग का सूत्रपात किया 
है... शान्ति तथा समाजवाद के नाम पर मजदूर आन्दोलन जीतेगा भ्रोर 
अपने भवितव्य को चरितार्थं करेगा..." वज 

इन शब्दों में एक ऐसी अद्भुत निष्कम्प शक्ति थी, जो प्राणों को 

आलोडित करती थी। इसे भ्रासानी से समझा जा सकता है कि क्यों जब 
` सञेनिन बोलते थे, लोग उनकी बात पर विश्वास करते थे... 


१९१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


Fo NED Ae 5302५ ESES FO 


लोगों ने हाथ उठाकर यह तुरंत फैसला कर दिया कि केवल 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ही प्रस्ताव पर बोलने की इजाज़त 
दी जानी चाहिए, और हर भाषणकर्ता के लिए पन्द्रह मिनट का समय 
बांध देना चाहिए। 

सबसे पहले वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारियों की श्रोर से करेलिन 
बोले: “ हमारे दल को घोषणा के मजमून में संशोधन पेश करने का 
कोई मौक़ा नहीं मिला है। घोषणा बोल्शेविकों को निजी दस्तावेज़ है। 
फिर भी हम उसके पक्ष में वोट देंगे, क्योंकि हम उसकी भावना से 
सहमत हुँ...” 

सामाजिक-जनबादी श्रन्तर्राष्ट्रीयतावादियों की श्रोर से क्रामारोव उठे। 
लंवा क़द, कंधे कुछ झुके हुए, आंखें समीप-दर्शी-यह थे क्रामारोव, जो 
आने वाले दिनों में विरोध पक्ष के विदूषक के रूप में शोहरत हासिल 
करने वाले थे। उन्होंने कहा कि सभी समाजवादी पार्टियों द्वारा बनायी 
गयी सरकार ही एक ऐसा महत्त्वपूर्ण कदम उठाने का श्रधिकार रख सकती 
है। अगर एक संयुक्त समाजवादी मंत्रिमंडल बनाया जाये, तो उनका 
दल समूचे कार्यक्रम का समर्थन करेगा, नहीं तो वह उसके एक. भाग का 
ही समर्थन करेगा। जहां तक घोषणा का प्रश्‍न है, अंतर्राष्ट्रीयतावादी 
उसकी मुख्य बातों से पूरी तरह सहमत हैं... 

ग्रौर तब उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उत्साह के बीच एक वक्ता के बाद 
दुसरा वक्ता बोला: उक्रइनी सामाजिक-जनवाद की ओर से - समर्थन ; 
लिथुग्रानियाई सामाजिक-जनवाद की ओर से - समर्थन ; जन-समाजवादी ¬ 
समर्थन ; पोलिश सामाजिक-जनवाद - समर्थन ; पोलिश समाजवादी - 
समर्थन, परन्तु उनकी दृष्टि में संयुक्त समाजवादी मंत्रिमण्डल अधिक 
श्रेयस्कर होगा लाटवियाई सामाजिक-जनवाद - समर्थन इन 
्रादमियों में जैसे कोई ज्योति जग गयी थी। एक ने “ आसन्न विश्वः 
क्रान्ति, जिसके हम भ्रगले दस्ते है,” की वात की; दूसरे ने उस “नये 
श्रातृत्वपू्ण युग” की वात -की, “जव संसार के सभी जन एक परिवार 
जैसे हो जायेंगे...” एक प्रतिनिधि ने ब्यक्तिगत रूप से बोलने की 
` अनुमति मांगी। “घोषणा में एक भ्रंतविरोध है,” उसने कहा। “ पहले 

श्राप बगैर संयोजनों और हरजानों के शान्ति का प्रस्ताव करते हैं भौर 


१९२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


फिर आप कहते हे कि आप शान्ति के सभी प्रस्तावों पर विचार करेंगे । 
बिचार करने का अर्थ है ग्रहण करना...” 

लेनिन उठ खड़े हुए। “हम न्याय्य शान्ति चाहते हैं, पर हम 
क्रान्तिकारी युद्ध से घवराते नहीं . .. साम्राज्यवादी सरकारें संभवत: हमारी 
अपील का उत्तर नहीं देंगी, परन्तु हम कोई अल्टीमेटम नहीं जारी 
करेंगे, जिसे ठुकरा देना आसान होगा. .. भ्रगर जर्मन सर्वहारा यह समझ 
ले कि हम शान्ति के सभी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, 
तो शायद यह वारूद में चिनगारी का काम करे-श्रौर जर्मनी में 
क्रांति भड़क उठे... 

“हम शान्ति की सभी शर्तों पर ग़ौर करने के लिए राजी हैं, मगर 
इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन शर्तों को मंजूर भी कर लेंगे... 
अपनी कुछ शर्तों के लिए हम अंत तक लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि 
दूसरी शर्तों की खातिर हम लड़ाई चलाते जाना ग्रसंभव पायेंगे... सवसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम लड़ाई ख़त्म करना चाहते हूँ..." 

ठीक दस वजकर पैंतीस मिनट पर कामेनेव ने कहा कि जो लोग 
घोषणा के पक्ष में हैं, वे अपने कार्ड दिखायें। केवल एक प्रतिनिधि ने 
विरोध में अपना हाथ उठाने की जुरंत की, लेकिन इस पर चारों ओर 
लोगों में इतना गुस्सा भड़क उठा कि उसने भी अपना हाथ जल्दी से 

नीचे कर लिया... घोषणा सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गयी। 
सहसा हम सब एक ही सहज प्रेरणा के वशीभूत होकर उठ खड़े 
हुए और “इंटरनेशनल” का मुक्त, निर्वाध, ग्रारोही स्वर हमारे कंठों 
से फूट निकला। एक पुराना, खिचड़ी बालों वाला सिप्राही बच्चे की 
तरह फूट-फूट कर रो पड़ा। भ्लेक्सान्द्रा कोल्लोन्ताई ने जल्दी से अपने 
आंसुओं को रोका। एक हज़ार कंठों से निकली यह प्रबल ध्वनि सभा- 
भवन में तरंगित होकर खिड़किंयों-दरवाज़ों से बाहर निकली और ऊपर 
उठती गयी, ऊपर उठती गयी और निभृत आकाश में व्याप्त हो गयी। 
“लड़ाई ख़त्म हो गयी! लड़ाई ख़त्म हो गयी! 7 मेरे पास खड़े एक 
नौजवान मजदुर ने कहा, जिसका चेहरा चमक रहा था। आर जव यह 
गान समाप्त हो गया भ्रौर हम वहां निस्तब्ध खोये से खडे थे, हॉल के 
पीछे से किसी ने आवाज़ दी, “साथियो, हम उन लोगों की याद करें, 


13-236C शट १ ९३ 


CGO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


de के. ८ 
- “८. “कन . 40७५ 4 SO 


is य ह” चड्डी मोदीही कक te iti 
EY 


जिन्होंने ग्राज्ञादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया!” और इस 
प्रकार हमने शोकगान ' शवयात्रा' गाना शुरू किया, जिसका स्वर धीमा 
आर उदास होते हुए भी विजयपू्णे था। यह था दिल को हिला देने वाला 
एक ठेठ रूसी गाना। कुछ भी हो, 'इन्टरनेशनल' का राग विदेशी ही 
ठहरा , परन्तु ' शवयात्रा’ में उस विशाल जनता के प्राणों की गूंज थी, 
जिसके प्रतिनिधि इस हॉल में बैठे थे और अपने धुंधले धुंधले मानस-चित्र 
के आधार पर नये रूस का सूजन कर रहे थे-और शायद श्रौर भी 


उंयादा 


१९४ 


“ शवयात्रा’ की पंक्तियां: 


तुमने जन-स्वातन्त्र्य के लिए, जनसम्मान के लिए 
प्राणघाती युद्ध में अपने प्राणों की हुति दी... 

तुमने अपना जीवन वलिदान दिया 

और अपना सब कुछ होम कर दिया। 

तुमने बंदीगृह में नरक की यातनायें भोगीं 

तुम जंजीरों से बंधे कालापानी गये... 

तुमने इन जंजीरो को ढोया 

और उफ़ भी नहीं किया। 

क्योंकि तुम अपने दुःखी भाइयों की आवाज़ को 

अनसुनी नहीं कर सकते थे। 

क्योंकि तुम्हारा विश्वास था कि न्याय की शक्ति 

खड्ग की शक्ति से बड़ी है... 

समय आयेगा जब तुम्हारा अर्पित जीवन रंग लायेगा 

बह्‌ समय गाने ही वाला है; 

अत्याचार ढहेगा और जनता उठेगी - स्वतन्त्र और महान्‌ । 
अलविदा , भाइयो! तुमने अपने लिये महान्‌ पथ चुना। 
तुम्हारे पदचिक्नों पर एक नयी सेना चल रही है, 

जुल्म सहने और मर मिटने के लिए तैयार... 
अलविदा , भाइयो ! तुमने अपने लिये महान्‌ पथ चुना। 
हम तुम्हारी समाधि पर शपथ उठाते है, 


हम संघर्ष करेंगे, आज़ादी के लिए ग्रौर जनता की ख़ूशी के लिए- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इसी के लिए ही वे वहां पड़े रहे हैं, मार्च के शहीद, मासँ मैदान 
के अपने ठण्डे विरादराना क्रब्रगाह में पड़े रहे . हैं; इसी के लिए हज़ारों 
आदमियों ने जेलों में , कालापानी में और साइवेरिया की खानों में अपनी 
जानें दीं। आज वह क्रांति भ्रायी हैं, हालांकि वह उस तरह नहीं झायी 
है, जैसा वे सोचते थे या जैसा बुद्धिजीवी चाहते थे, लेकिन वह आयी 


है - कठोर और शक्तिशाली , फारमूलों की धज्जियां उड़ाती हुई ग्रौर कोरी 
भावुकता को तकं करती हुई। यह है सच्ची, वास्तविक . . . 

लेनिन भूमि संबंधी श्राज्ञप्ति को पढ़ रहे थे: 

(१) भूमि का समस्त निजी स्वामित्व विला मुग्राविजा फ़ौरन 
ख़त्म किया जाता है। 

- (२) ज़मींदारों की सभी जमीतें, शाही जमीनें, मठों और 
गिरजाघरों की ज़मीनें , मय तमाम मवेशियों के और ज़ारों के, मय 
तमाम इमारतों और लवाज़मात के, जव तक कि संविधान सभा का 
अधिवेशन नहीं होता तब तक के लिए ज़िला .भूमि समितियों तथा किसानों 
के प्रतिनिधियों की उयेज्द सोवियतों के हाथ में अन्तरित की जाती हैं। 

(३) ज़ब्त की हुई सम्पत्ति को, जो ग्राज से समस्त जनता की 
सम्पत्ति है, अगर कोई भी नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसे गंभीर 
अपराध माना जायेगा और वह क्रांतिकारी न्यायाधिकरणों द्वारा दंडनीय 


न गेंदारो. की ज़मींनों पर क़ब्जा करते समय किसानों के 


होगा। ज़मींदारों व 
प्रतिनिधियों की उयेजद सोवियतें पूरी कड़ाई से सुव्यवस्था क्रायम रखने 


के लिए, जमीन के टुकड़ों की लम्बाई-चौड़ाई निश्चित करने के लिए भौर 
यह निश्चित करने के लिए कि कौन से टुकड़े ज़ब्ती क़ानून के अन्तर्गत 
आते हैँ, ज़ब्त की हुई तमाम जायदाद की फेहरिस्त बनाने के लिए और 
जनता के हाथों में भ्रन्तरित की जाने वाली समस्त कृषि-सम्पत्ति की, 
मय इमारतों, मवेशियों, रौज़ारों आर उपज के संचयों के, कठोरतम 
क्रांतिकारी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कृद उठायेंगी | डा | 

-(४) जव तक कि संविधान सभा भूमि-सुधारों का अंतिम स्वरूप 


निश्चित न करे, तब तक इन महत्त्वपूर्ण भूमि-सुधारो को पुरा करने का 
चत न त तान त ह 


काम निम्नलिखित. किसान के नकाज ” (निर्देश-पत्र 
२९५ 


13° 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SE 2 “2... ७. 


जो २४२ स्थानीय किसान-नकाजो के श्राधार पर ' किसानों के प्रतिनिधियों 
की अखिल रूसी सोवियत के समाचार ' (' इज्वेस्तिया ') के सम्पादक-मण्डल 
द्वारा तैयार किया गया है और उवत ' इज्वेस्तिया ' के ग्रंक ८८ में प्रकाशित 
किया गया है (पेत्नोग्राद, ग्रंक ८८, १९ अगस्त, १९१७) । 

किसानों और कज्जाकों की जमीनो को जब्त नहीं किया जायेगा । 


ज्ञप्ति की व्याख्या करते हुए लेनिन ने कहा, “ यह भूतपूर्व मन्त्री 
चेर्नोव की योजना नहीं है, जिन्होंने ' एक ढांचा तैयार करने” की वात 
की थी और ऊपर से सुधार सम्पन्न करने की चेष्टा की थी। भूमि के 
बंटवारे के सवालों का फेसला नीचे से, गांवों में होगा, किसी किसान को 
कितनी ज़मीन मिलेगी, यह स्थान विशेष पर निर्भर होगा... 


व 


“अस्थायी सरकार के अन्तर्गत पोमेश्चिकों ( जमींदारो) ने भूमि. 


समितियों के आदेशों .को मानने से साफ़ इनकार कर दिया था-उन 
भूमि समितियों के आदेशों को,. जिन्हें ल्वोव ने झाकल्पित किया था, 
शिंगारेव ने जन्म दिया था और जिनका केरेन्स्की ने शासन-प्रवन्ध किया था! ” 

इसके पहले कि बहस शुरू हो, एक आदमी बड़ी तेजी से भीड़ को 
चीरता हुआ मंच पर चढ़ आया। यह किसानों की सोवियतों की 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य प्यानिख थे। वह बिलकुल आपे से बाहर 
हो रहे थे। 

उन्होने गोया भीड़ पर पत्थर फेंकते हुए कहा, “किसानों के 
प्रतिनिधियों की अखिल रूसी सोवियतों की कार्यकारिणी समिति अपने 
साथियों, मन्त्री सलाज़किन तथा मास्लोव की गिरफ्तारी के प्रति प्रतिवाद 


प्रगट करती है! हम उनकी फ़ौरन रिहाई की मांग करते हैं! वे इस 


समय पीटर-पाल क्रिले में बंद हैं। इसके वारे में फ़ौरन कारवाई करनी 
होगी! एक मिनट की भी देर नहीं की जा सकती ! ” 

उनके बाद एक और झादमी बोलने के लिए खड़ा हुआ, एक 
सिपाही , जिसकी दाढ़ी अस्त-व्यस्त हो रही थी और श्रांखें- चमक रही 
थीं। “आप यहां मजे से बैठे किसानों को जमीन देने की बात कर रहे 
हैं, और साथ ही श्रत्याचारियों और बलाद्ग्राहियों की तरह उन्हीं किसातों 
के चुने हुए प्रतिनिधियों पर जुल्म ढा रहे हैं!” और फिर उसने ग्रपना 


१९६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


घूंसा दिखाते हुए कहा, “ याद रखिये , अगर उनका बाल भी बांका हुआा , 
तो बग्रावत की आग भड़क उठेगी! ” भीड़ में जैसे खलबली मच गयी - 
लोगों में उलझन के साथ वेचेनी थी। 

आर. फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ व्रोत्स्की उठे, शांत, 
ज़हर के बुझे, अपनी ताक़त का एहसास करते हुए। “कल सैनिक 
क्रांतिकारी समिति ने सिद्धान्त रूप से निश्चित किया कि समाजवादी- 
क्रांतिकारी तथा मेन्शेविक मंत्रिगण - मास्लोव , सलाजकिन , ग्वोज्देव और 
माल्यान्तोविच - ये छोड़ दिये जायें। भ्रगर वे भी भी पीटर-पाल क्रिले 
में है, तो इसका कारण केवल यह है कि हमारे सिर पर बहुत सा काम 
पड़ा हुआ है और हमें उन्हें बाहर निकालने. की फुर्सत नहीं मिली... 
लेकिन जब तक कोर्नीलोव-कांड के समय .केरेनस्की की विशवासघातपूर्ण 
कार्रवाइयों में उनका हाथ कहां तक है, इसकी हम जांच न कर लें, 
तब तक उन्हें अपने घरों में गिरफ्तार रखा जायेगा ! ” 

प्यानिख ने चिल्लाकर कहा, “यहां जैसी बातें हम देख रहे हुँ 
वैसी कभी किसी क्रांति के दौरान नहीं हुई हे! ” 

“आप गलती पर हैं,” त्रोत्स्की ने जवाब दिया। “ऐसी बातें 
हमारी क्रांति में भी देखी गयी हँ । जुलाई के दिनों: में हमारे सैकड़ों 
साथी गिरफ्तार कर लिये गये थे... जब कामरेड कोल्लोन्ताई को डाक्टर 
की हिदायत पर जेल से रिहा किया गया, व्क्सेन्त्येव ने उनके घर के 
दरवाज़े पर जार की ख्‌फ़िया पुलिस के दो भूतपूर्वं एजेन्टों को तैनात कर 
दिया ! ” त्रोत्स्की के उत्तर से किसानों की बोलती बन्द हो गयी और वे 
बड़बड़ाते हुए, लोगों की फ़ब्तियों और फ़िकरों का निशाना बने, मंच 
से नीचे उतर गये। 

वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारियों के प्रतिनिधि ने भूमिं संबंधी 
आज्ञप्ति पर भाषण किया। सिद्धान्त रूप में उससे सहमत होते हुए भी 
उन्होंने कहा किं उनका दल जब तक बातचीत और बहस न हो ले इस 
प्रश्न पर मतदान नहीं करेगा। उन्होंने आग्रह किया कि किसानों की 
सोवियतों से परामर्श करना चाहिए... 


भेन्शेविक-अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों ने भी साग्रह कहा कि वे इस प्रश्‍न _ 


पर अपनी पार्टी की अंतरंग सभा में विचार करेंगे । 


१९७ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इसके बाद किसानों के अराजकतावादी पक्ष , पराकाष्ठावादियों के 
एक नेता ने भाषण किया: “हमें उस राजनीतिक पार्टी को सम्मान देना 
होगा , जो पहले ही दिन बगैर लप़फ़ाज़ी किये ग्रौर लेक्चर झाड़े इस प्रकार 
का कार्यं सम्पन्न करती है!” 

मंच पर एक ठेठ किसान बोलने के लिए खड़ा हुआ; वेषभूषा 
ठेठ किसानों जैसी - लम्बे वाल, भारी बूट और चमड़े का कोट। सभी 
आर झुक कर अभिवादन प्रगट करते हुए उसने कहा, “मैं आपका भला 
चाहता हूं, साथियो श्रौर नागरिको। बाहर कुछ कॅडेट, विचरण कर रहे 
हैं। आपने हमारे समाजवादी किसानों को तो गिरफ्तार कर लिया, उन्हें 
क्यों नहीं गिरफ्तार करते?” 

यह भाषण जैसे नककारे पर चोट था, जिसने कितने ही उत्तेजित 
किसानों को बोलने के लिए खड़ा किया, और वे ठीक उसी तरह बोले, 
जिस तरह पिछली रात सिपाही बोले थे। ये थे गांवों के सच्चे सवंहारा ... 

“ ्रव्कसेन्त्येव और उनकी मंडली जैसे हमारी कार्यकारिणी समिति 
के जिन सदस्यों के बारे में हमने सोचा था कि वे किसानों के रक्षक हैं, 
वे भक्षक निकले-वे भी कॅडेट ही हैं! उन्हें भी गिरफ्तार करो! उन्हें 
पकड़ लो!” ; 

एक दूसरा वक्ता, “ये प्यानिख जैसे, अन्कसेन्त्येव जैसे लोग कौन 
हैं? उन्हें भला किसान कौन कहेगा! वे करतेःधरते कुछ नहीं, सिर्फ़ 
अपनी उंगलियां चटकाते हैं!” 

भीड़ ने किस क़दर तालियां बजाई- उसने पहचाना कि ये किसान 
हमारे ही भाई हैं! 

वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने प्रस्ताव किया कि सभा आधे 
घंटे के लिए विसर्जित की जाये। जिस घड़ी प्रतिनिधि बाहर निकल रहे 
थे, लेनिन ने अपने स्थान पर उठ कर कहा : 

“हमें एक मिनट भी जाया नहीं करना है, साथियो! यह ख़बर, 
जो रूस के लिए इतने महत्त्व की है, कल सुबह भ्रख़बारों में जरूर छप 
जानी चाहिये! इसमें देर न हो!” 

और उत्तेजित तकं-वितरकं , वाद-विवाद तथा पदचाप की सम्मिलितं 
ध्वनि के वीच सैनिक क्रांतिकारी समिति के एक दूत का कठिन स्वर सुता 


१९८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जा सकता था, “ पन्द्रह प्रचारक सत्नह नम्बर के कमरे में एक दम 
पहुंच जायें, उन्हें मोचे पर जाना है! .. ” 


लगभग ढाई घंटे बाद छिट-फुट करके प्रतिनिधि वापिस आये; 
सभापतिमण्डल ने भ्रपना आसन ग्रहण किया और अधिवेशन पुनः झारम्भ 
हुआ। एक रेजीमेंट के बाद दूसरी रेजीमेंट के तार पढ़कर सुनाये गये, 


जिनमें उन्होंने सैनिक क्रांतिकारी समिति के प्रति श्रपनी वफ़ादारी का 


एलान किया था। 
धीरे धीरे मीटिंग में तेज़ी श्रायी। मैकेदोनियाई मोचे पर 'रूसी 


सेनाओं के एक प्रतिनिधि ने वहां की परिस्थिति के वारे में तल्ख बयान 
दिया। “हम वहां पर दुश्मन से उतने परेशान नहीं हैं, जितने अपने 
“मित्र-राष्ट्रो' की दोस्ती से,” उसने कहा। दसवीं और बारहवीं सेनाओं 
के प्रतिनिधियों ने, जो जल्दी जल्दी चल कर अभी वहां पहुंचे थे, कहा 
“हम अपनी पूरी शक्ति से झापका समर्थन करते हैं!” एक किसान 
सिपाही ने “ग़हार समाजवादियों मास्लोव और सलाजकिन ” की रिहाई 
के खिलाफ़ प्रतिवाद प्रगट किया और कहा कि जहां तक किसानों की 
सोवियतों की कार्यकारिणी समिति का प्रश्‍न है, उसे पूरे का पूरा 
गिरफ्तार कर लेना चाहिए! ये थीं इंक़लाव की सच्ची आवाजें... 
फारस में रूसी सेना के एक प्रतिनिधि ने एलान किया कि उसे सेना की 
भर से हिदायत दी गयी है कि वह समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में 
अन्तरित की जाने की मांग करे... एक उक्रइनी अफ़सर ने अपनी 
मातृभाषा में बोलते हुए कहा: ४ इस संकट में राष्ट्रवाद के लिए कोई 
जगह नहीं है... सभी देशों का सर्वहारा भ्रधिनायकत्व जिंदाबाद 1" उदात्त 
तथा उत्तेजनापूणे भावनाझो का एक ऐसा ज्वार उठा, ऐसा वाक्‌-प्रवाह 
कि स्पष्ट था, अब रूस कभी भी मौत, निःस्वर नहीं होगा। 

कामेनेव ने कहा कि बोल्शेविक-विरोधी शक्तियां सभी जगह उपद्रव 
भड़काने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने रूस की सभी सोवियतों के 
नाम कांग्रेस की अपील को पढ़ कर सुनाया: 


कुछ किसानों के प्रतिनिधियों समेत मजदूरों तथा सैनिकों के 
प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस सभी स्थानीय सोवियतों 


१९९ 


८00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९:७५ आई कं lI V “SIPC AI SS ys FP st 


का आह्वान करती हे कि वे समस्त प्रतिक्रांतिकारी कारंवाइयों , यहृदी-विरोधी 
आर सभी दूसरे दंगा-फ़सादों का, चाहे वे कैसे भी क्यों न हों, मुक्तावला 
करने के लिए फ़ौरन जोरदार क़दम उठायें। मजदूरों , किसानों और 
सिपाहियों की क्रांति की इज्जत का तक़ाज़ा है कि किसी भी तरह का 
दंगा-फ़साद बर्दाश्त न किया जाये। 

ेत्रोग्राद के लाल गार्ड, क्रांतिकारी गैरिसन और मल्लाहों ने 
राजधानी में पूर्ण सुव्यवस्था कायम रखी है। 

मज़दूरो , सिपाहियो और किसानो, आपको सभी जगह पेत्नोग्राद के 
मज़दूरों और सिपाहियों की मिसाल पर 'चलना चाहिए। 

साथी सिपाहियो और कझ्ज़ाको, सच्ची क्रांतिकारी सुव्यवस्था को 
सुनिश्चित बनाने का कार्यभार आपके कंधों पर आ पड़ा है। समूचे क्रांतिकारी 
रूस की और समूची दुनिया की निगाहें ग्रापके ऊपर लगी हुई हैँ... 


रात के दो वजे भूमि-सम्बन्धी झाज्ञप्ति पर वोट लिया गया और 
उसके ख़िलाफ़ केवल एक वोट पड़ा। किसान प्रतिनिधि फूले नहीं समा 
रहे थे... इस प्रकार वोल्शेविक लोग दुविधा और विरोध का अतिक्रमण 
कर , अप्रतिहत गति से भागे वढ़े-रूस में ये ही लोग ऐसे थे, जिनके 


पास एक निश्चित, व्यावहारिक. कार्यक्रम था, जवकि दूसरे लोग पूरे ' 


झाठ महीनों से सिर्फ़ बातें बघार रहे थे। 

अव एक सिपाही बोलने के लिए खड़ा हुआ - दुबला, फटेहाल , 
बोलने में होशियार। उसने नकाज्ञ* की उस धारा का बिरोध किया, 
जिसके अनुसार फ़ौजी भगोड़ों को गांवों में भूमि के वितरण में हिस्सा 
पाने से वंचित किया गया था। शुरू शुरू में उस पर श्ावाज़ें कसी गई 
अर शोर किया गया, लेकिन आखिरकार उसकी सीधी-सादी श्रौर पुरअसर 
तक़रीर ने रंग दिखाया और लोग खामोश उसे सुनने लगे। “ सिपाही को 
उसकी मरज़ी के ख़िलाफ़ खाइयों की मारकाट में झोंक दिया गया, जिसे 


आपने खद शांति की श्राज्ञप्ति में बेमानी ही नहीं, खौफ़नाक भी कहा . 


* इशारा उस ' नकाज़ ' (निर्देश पत्र ) की शोर है, जिसे कांग्रेस ने 
. भूमि-संबंधी ग्राज्ञप्ति के साथ ही साथ स्वीकृत किया था।-सं० 


२०० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


है, और उसने अमन और आज़ादी की उम्मीद से क्रांति का स्वागत किया । 
अमन ? केरेन्स्की की सरकार ने उसे मजबूर किया कि वह फिर मरने 


श्रौर मारने के लिए गैलीशिया में जाये; अमन की उसकी पुकारों को 


च 


तेरेश्चेंको ने हंस कर उड़ा दिया... श्रौर आराज़ादी ? केरेन्स्की के तहत 
उसने देखा कि उसकी समितियों का दमन किया जा रहा है, उसके 
ग्रखवारो को उसके पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उसकी पार्टी के 
वक्‍ताग्नो को जेल में डाला जा रहा है... घर का हाल यह था कि 
उसके गांव में जमींदार भूमि समितियों को ग्रंगूठा दिखा कर उसके साथियों 
को जेलों में बंद कर रहे थे... पेत्नोग्राद में जर्मनों के साथ सांठ-गांठ 
करके पूंजीपति वर्ग सेना के लिए खाद्य तथा गोला-बारूद की सप्लाई 
को तोड़-फोड़ के ज़रिए चौपट कर रहा था... सिपाही के पैर में जूते न 
थे, बदन पर कपड़े न थे... तब फिर किसने उसे सेना से भागने 
पर मजबूर किया? केरेनसकी की सरकार ने, जिसे आपने उलट 
दिया है.!” जब उसका भाषण ख़त्म हुआ, लोगों ने तारीफ़ - में 
तालियां वजायीं । ी 
लेकिन एक दूसरे सिपाही ने फटकार सुनायी: “ भगोड़ापन जैसी 
गंदी हरकत केरेन्स्की की सरकार की आड़ लेकर छिपायी नहीं जा सकती! 
भगोड़े , जो अपने साथियों को अकेले खाइयों में मरने के लिए छोड़कर 
घर भाग जाते हैं , नीच हैं, कमीने हैं! हर भगोड़ा ग़द्दार हैं और उसे सज़ा 
देनी चाहिए ...” शोर, आवाजें, " दोबोल्नो !” (बस करो) । “ तोशे ! ” 
( चुप रहो ) । कामेनेव ने जल्दी से उठकर प्रस्ताव किया किं इस मामले 
को फैसले के लिए सरकार के सुपुर्द कर दिया जाये *। , 
रात के ढाई बजे कामेनेव ने सरकार की स्थापना से संबंधित प्राज्ञप्त 


को पढ़कर सुनाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। 


संविधान सभा का अधिवेशन होने तक, किसानों और मजदूरो को 
एक अस्थायी सरकार स्थापित की जाती है, जिसे जन-कमिसार परिषद्‌ 
का नाम दिया जायेगा। अ 
राजकीय क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों का प्रशासन | के 


सुपुर्द किया जायेगा, जिन्हें इस प्रकार गठित किया जायेगा कि श्रमिक 


२०१ 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१-१. 0-७. आर 


Te Sp PC BE Sais ts 


स्त्री-पुरुषों के, मल्लाहों , सिपाहियों, किसानों तथा दपतर-कर्मचारियों के 
जन-संगठनों के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर कांग्रेस द्वारा घोषित कार्यक्रम 
को क्रियान्वित करना सुनिश्चित हो सके। शासन-सत्ता इन श्रायोगों के 
रध्यक्षों के एक मंडल में अर्थात्‌ जन-कमिसार परिपद्‌ में निविष्ट की 
जाती है 

मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की 
अखिल रूसी कांग्रेस तथा उसकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति जन-कमिसारों 
के क्रियाकलाप का नियन्त्रण करेंगी और उन्हें उन्हें बदल देने का भी 
अधिकार प्राप्त होगा। 


ख़ामोशी अभी भी वरक़रार थी, लेकिन जव वह कमिसारों की 
सूची पढ़ने लगे, हर नाम पर, विशेषतः लेनिन और त्रोत्स्की के नामों 
पर बड़े जोर की तालियां बजीं। 


परिपद्‌ के अध्यक्ष : व्लादीभिर उल्यानोव ( लेनिन ) 
मंत्री: श्र० इ० रीकोव; 

कृषि मंत्री: ब्ला० पा० मिल्यूतिन ; 

श्रम मंत्री: श्र० ग० इल्याप्निकोव ; 

सैनिक तथा नौसैनिक मामले: व्ला० श्र० ओ्रोव्सेयेंको ( अन्तोनोव) , 
नि० व० क्रिलेंको तथा पा०. ये ० दिबेंको की एक समिति; 

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री: ची० पा० नोगीन; 

सार्वजनिक शिक्षा मंत्री : ० व० लुनाचार्स्की ; 

वित्त मंत्री: इ० इ० स्क्वोत्सोब ( स्तेपानोव ) $ 

परराष्ट्र मंत्री : ले० द० ब्रोन्सतीन ( त्रोत्स्की ); 

न्याय मंत्री: ग० इ० श्रोप्पोकोव ( लोमोव ) ; 

खाद्य मंत्री: इ० झ० तेझोदोरोविच ; 

डाक-तार मंत्री: न० प० श्रावीलोव ( ग्लेबोव ) ; 

जातियों' के लिए सभापति: जो० बि० दूजुगाइबीली ( स्तालिन ); 

रेल मंत्री: वाद में नियुक्ति होगी। 


२०२ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


"पपाप्टो“- 217 “> 


सभा-भवन में दीवारों के पास संगीने खड़ी थीं, प्रतिनिधियों के 
बीच में भी संगीनें चमक रही थीं। सैनिक क्रान्तिकारी समिति सभी को 
हथियारों से लैस कर रही थी - बोल्शेविज्म केरेन्स्की से, जिसकी 
रणदुन्दुभि की आवाज़ दखनेया-पछुआं हवा के साथ ग्रा रही थी, 
निर्णायक युद्ध करने के लिए शस्त्र धारण कर रहा था... इस वीच कोई 
घर नहीं गया, उल्टे सैकड़ों नवागन्तुक भीतर घुस ग्राये और फलस्वरूप 
वह विशाल कक्ष सिपाहियों और मजदूरों से ठसाठस भर गया; उनके 
चेहरों पर काठिन्य था और वे घंटों वहां खड़े रहे - श्रनथक और एकाग्र। 
हवा में सिगरेट का धुआं भरा था, उसमें लोगों की सांसों की घुठन थी, 
मैले-कुचैले कपड़ों और पसीने की गन्ध थी। 

'नोवाया जीउन ' पत्र में काम करने वाले आवीलोव सामाजिक- 
जनवादी श्रन्तर्राष्ट्रीयतावादियों और वचे-खुचे मेन्शेविक-श्रनर्राष्ट्रीयतावादियों 
की ओर से बोल रहे थे। भड़कीला लंबा कोट पहने झावीलोव, जिनके 
चेहरे से तरुणाई ग्रौर बुद्धिमत्ता झलकती थी, वहां कुछ अजनबी से 
दिखाई दे रहे थे। 

“ हमें अपने आप से पूछना होगा कि हम किधर जा रहे हुँ... 
संय॒क्त सरकार जितनी आसानी से उलट दी गयी, उसका कारण जनवाद 
के वामपक्ष की शक्ति नहीं है, उसका कारण केवल यह है कि सरकार 
जनता को शांति तथा रोटी देने में समर्थ सिद्ध नहीं हुई। और वामपक्ष 
भी तभी सत्तारूढ़ बना रह सकता है, जब वह इन प्रश्नों को हल 
कर ले... 

“क्या वह जनता को रोटी दे सकता है? अनाज की, तंगी है। 
किसानों का बहुमत आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आप उन्हें वे मशीनें 
नहीं दे सकते, जिनकी. उन्हें जरूरत है। इंधन तथा दूसरी जरूरियात को 


मुहैया करना लगभग असंभव हो गया है 
जहां तक शांति का प्रश्‍न है, यह और भी टेढ़ी खीर होगी। 


मित्र-राष्टों ने स्कोबेलेव से वात करने से इनकार कर दिया। वे आपके 
हाथों शांति-सम्मेलन का प्रस्ताव कभी भी स्वीकार करने वाले नहीं 
हैं। आपको न लंदन और पेरिस में मान्यता दी जायेगी, न 


बलिंन में... 
२०३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अ ८७६६-5० 55 2 


“ आप मित्न-राष्ट्रों के सर्वहारा वर्ग की कारगर मदद का भरोसा 
नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकांश देशों में वह क्रांतिकारी संघर्ष से अभी 
भी बहुत दूर है। याद रखिये, मित्र-राष्ट्रों का जनवाद स्टाकहोम सम्मेलन 
बुलाने तक में असमर्थ रहा है। जहां तक जमन सामाजिक-जनवादियों का 
सवाल है, मैंने अभी स्टाकहोम सम्मेलन में हमारे एक' प्रतिनिधि कामरेड 
गोल्देनबेग से बात की है। उन्हें घोर वामपंथियों के. एक प्रतिनिधि 
ने बताया कि जर्मनी में युद्धकाल में क्रांति असंभव है...” 
लोगों ने ताबड़तोड़ ग्ावाज़ें देना और शोर. मचाना शुरू 
किया, लेकिन उसकी परवाह न कर श्रावीलोव ने अपना भाषण 
जारी रखा । 

“रूस का विलगाव श्रनिवार्य है चाहे रूसी सेना जमंनों द्वारा 
पराजित होगी या रूस को बलि चढ़ा कर श्रास्ट्रियाई-जर्मेन संश्रय 
और फ्रांसीसी-ब्रिटिश संश्रय के बीच किसी प्रकार तोड़-जोड़ कर शांति 
स्थापित होगी, या फिर जमनी के साथ पृथक्‌ शांति-संधि 
सम्पन्न होगी । 

“मुझे अभी अ्रभी मालूम हुआ है कि मित्र-राष्ट्रों के राजदूत यहां 
से जाने की तैयारी कर रहे हैं और यह कि रूस के सभी नगरों में देश 
तथा क्रांति की उद्धार समितियां स्थापित की जा रही हैं... 

“ अकेली कोई भी पार्टी इन भीषण कठिनाइयों से पांर नहीं पा 
सकती । समाजवादी संयुक्त सरकार का समर्थन करनेवाला जनता का 
बहुमत ही क्रांति को सम्पन्न कर सकता है...” 

इसके बाद आवीलोव ने दोनों दलों के प्रस्ताव को पढ़ा: 


यह मानते हुए कि क्रांति की उपलब्धियों .को सुरक्षित रखने के 
लिये मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों में 
संगठित क्रांतिकारी जनवाद पर भ्राधारित एक सरकार का अ्रविलम्ब गठन 
अपरिहाय हे, और यह भी मानते हुए कि यथाशीघ्र शांति स्थापित करता! 
भूमि समितियों के हाथों में भूमि झन्तरित करना, झौद्योगिक उत्पादन 
का नियन्त्रण संगठित करना तेथा निश्चित तिथि पर संविधान सभा को 


बुलाना इस सरकार के कार्यभार होंगे, कांग्रेस उसमें भाग लेनेवाले . | | 


रि 


२०४ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जनवादी दलों की रज़ामंदी से ऐसी सरकार गठित करने के लिये एक 
कार्यकारिणी समिति नियुक्त करती है। 


उपस्थित जनता के क्रांतिकारी विजयोल्लास के बावजूद आवीलोव 
की शांत, धैर्यपूणं तकंना ने उसे हिला दिया था। उनका भाषण ख़त्म 
होते होते झ्रावाज़ें और सीटियां बन्द हो गयीं ग्रौर' कुछ लोगों ने तो 
तालियां भी बजायीं। 

'आवीलोव के वाद वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की ओर से, 
मारीया स्पिरिदोनोवा की पार्टी" की ओर से, क्रांतिकारी किसानों 
का प्रतिनिधित्व * करनेवाली उस पार्टी की ओर से, जो बोल्शेबिकों 
का अनुसरण करने वाली प्रायः अकेली ही पार्टी थी, करेलिन 
बोलने के लिये खड़े हुए, तरुण, निर्भय भर साहसी करेलिन, 
जिनकी सच्चाई और ईमानदारी में किसी को भी सन्देह न॑ हो 
सकता था। 

“हमारी पार्टी ने जन-कमिसार परिषद्‌ में शामिल होने से इनकार 
कर दिया है, क्योंकि हम क्रांतिकारी सेना के उस भाग से, जिसने 


कांग्रेस का परित्याग किया है, अपने. को सदा के लिये अलग कर लेना : 


नहीं चाहते । यह झलगाव हमारे लिये बोल्शेविकों तथा दूसरे जनवादी 
दलों के वीच मध्यस्थता करना असंभव बना देगा... और यह मध्यस्थता 
ही इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है। हम संयुक्त समाजवादी सरकार 
के सिवाय और किसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते... . 


“इसके अलावा हम बोल्शेविकों के अ्रत्याचारपूर्ण व्यवहार के प्रति | 


अपना प्रतिवाद प्रगट करते हैं। हमारे कमिसारों को उनके पदों से बलपूर्वक 
हटा दिया गया है। कल ही हमारे एकमात्र मुखपत्र उनाम्या हुदा 
( श्रम-पताका ) के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी... 

“ नगर दूमा आपका मुक्काबला करने के लिये एक शक्तिशाली देश 
तथा क्रांति की उद्धार समिति स्थापित कर रही है। आप अभी से विलग 
अ है 

* क्रांतिकारी किसानों का केवल एक भाग ही वामपंथी समाजवादी 
आंतिकारियों का अनुंगमत करता था।-सं० 

ै ि २०५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


| 
| 
म 
र 
| 


हो गये हैं और आपकी सरकार को किसी भी दूसरे जनवादी दल का 
समर्थन प्राप्त नहीं है...” 

इसके वाद त्रोत्स्की ग्रात्मविशवास तथा अधिकार के भाव से बोलने 
के लिये खड़े हुए। उनके मुंह .पर व्यंग्य का भाव, प्रायः: विद्रूप की 
हंसी खेल रही थी। उन्होंने पुरजोर आवाज़ में भाषण किया और भीड़ 
प्रत्यक्ष: उनकी ओर खिंची। 

“हमारी पार्टी के अलग हो जाने के ख़तरे के वारे में ये ख्यालात 
कोई नये नहीं हैं। विद्रोह के ठीक पंहले हमारी घातक पराजय की 
भविष्यवाणी की गयी थी। उस समय सभी हमारे ख़िलाफ़ थे; सैनिक 
क्रांतिकारी समिति में वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों का एक दल ही 
हमारे साथ था। तब यह कैसे हुआ कि हम प्राय: रक्तपात के बिना ही 
सरकार का तख्ता उलट सके? .. यह एक ऐसी सचाई है, जो इस बात 
को निहायत पुरश्रसर तरीके से साबित कर देती है कि हम जनता से 
बिलग नहों हुए थे। वास्तव में विलगाव अस्थायी सरकार का हुआ था; 
बिलगाव उन जनवादी पार्टियों का हुआ था और अभी भी है, जो हमारे 
खिलाफ़ मुहिम चला रही हैं, वे ही सर्वहारा वर्ग से सदा के लिये कट 
गयी हे! न्‍ 

“वे संश्रय की आवश्यकता की वात करते हैं। संश्रय एक ही प्रकार 
का हो सकता है- मजदूरों, सिपाहियों और गरीब किसानों का संश्रय 
भौर हमारी पार्टी को ही ऐसा संश्रय सम्पन्न करने का गौरव प्राप्त हुआ 
है... आवीलोव ने जब संश्रय की बात की , तो उनका श्रभिप्राय किंस 
प्रकार के संश्रय से था? कया उन लोगों के साथ संश्रय , जिन्होंने जनतां 
से गद्दारी करने बाली सरकार का समर्थन किया था? संधय से सदा 
शक्ति नहीं प्राप्त होती। उदाहरण के लिये अगर दान ग्रौर भरव्वसेन्त्येव 
हमारी पांतों में होते, तो क्या हम विद्रोह का संगठन कर सकतेः थे? ” 
हंसी के ठहाके। 

“ अन्ेन्त्येव ने, जनता को रोटी नहीं दी। क्या ओ्रोबोरोन्त्सों 
( प्रतिरक्षावादियो ) के साथ संश्रय स्थापित करने से ज्यादा रोटी 
मिलती ? किसानों और अन्कसेन्त्येव के बीच, जिन्होंने भूमि समितियों के 


२०६ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सदस्यों की गिरफ्तारी का आदेश दिया, हमने किसानों को चुना ! हमारी 
क्रांति इतिहास की क्लासिकल क्रांति मानी जायेगी 

“वे हमारे ऊपर इलज़ाम लगाते हैं कि हमने दूसरी जनवादी 
पार्टियों के साथ समझौता नहीं होने दिया है। लेकिन क्‍या इसके लिये 
हम दोषी हैं? या क्‍या, जैसा करेलिन ने कहा, दोष इस वात का है कि 
कोई “ गलतफ़हमी ” हो गई? नहीं, साथियो, जब क्रांति की पुरी ज्वार 
में एक पार्टी, जिसके चारों ओर बारूद का धुआं अभी भी चक्कर काट 
रहा है, आती है भ्रौर कहती है, 'यह है सत्ता, इसे भ्रपने हाथ में 
लीजिये ! ' और जिन लोगों को यह सत्ता अर्पित की जाती है वे शत्रु की 
ओर चले जाते हैं, तो यह ग्रलतफ़हमी की बात नहीं है... यह निर्मम 
युद्ध की घोषणा है। इस युद्ध की घोषणा हम लोगों ने नहीं की है... 

“अगर हम 'श्रलग' रहे, तो ग्रावीलोवं शांति के हमारे प्रयासों 
के विफल हो जाने का खतरा हमें दिखाते हैं। मै फिर कहता हूं, मेरी 
समझ में यह वात नहीं आती कि स्कोबेलेव के साथ, यहां तक कि 
तेरेश्चेंको के साथ संश्रय स्थापित करने से हमें शांति प्राप्त करने में 
सहुलियत कंसे हो सकती है! आवीलोव रूस को बलि पर चढ़ा कर 
शांति स्थापित करने का हौवा हमें दिखाते हूँ। इसके जवाब में मेरा 
कहना यह है कि अगर यूरोप पर साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग का शासन 
बना रहा, तो किसी भी सूरत में क्रांतिकारी रूस का विनाश निश्चित है... 

“ हमारे सामने दो ही विकल्प हैं! या तो रूसी क्रांति यूरोप में 
भी क्रांतिकारी आन्दोलन को जन्म देगी, या यूरोपीय शक्तियां रूसी 
क्रांति का काम तमाम कर देंगी!” 

लोगों ने जिहादी जोश के साथ बड़े जोरों से तालियां पीटकर उनके 
भाषण का स्वागत किया; वे इस भावना से दीप्त थे कि उन्होंने ऐसा 
करने का साहस किया था श्रौर मानवजाति के हितों की रक्षा करने का 
बीड़ा उठाया था। और उसी घड़ी से विद्रोही जन-साधारण के समस्त 
क्रिया-कलाप में एक ऐसा दृढ़ निश्चयपूर्ण तथा सचेत भाव आ गया, जो 
फिर कभी लुप्त नहीं हुआ। 

परन्तु दुसरी ओर भी ख़म ठोंककर लड़ने की तैयारी हो रही थी। 
कामेनेव ने रेल मजदूर यूनियन के एक प्रतिनिधि को बोलने को इजाजत 


२०७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


MPV ROA A 


दी, कट्टर शत्रुता का भाव लिये सख्त चेहरे का एक ठिंगना सा आदमी , 
जिसने सभा पर मानो एक वम फेक कर उसे चौंका दिया: 

“रूस के सबसे प्रबल संगठन के नाम पर मैं मांग करता हूं कि 
मुझे बोलने का हक़ दिया जाये और मैं आपसे कहता हूं: विक्‍्जेल* ने 
मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि मैं सत्ता के संघटन के वारे में यूनियन के 
निर्णय को आप पर प्रगट करूं। अगर वोल्शेविक लोग रूस के सभी 
जनवादी ग्रंशकों से अपने को विलग कर लेने पर शभ्रड़े रहते हैं, तो हमारी 
केन्द्रीय समिति उनका समर्थन करने से विल्कुल इनकार करती है!” 
पूरे सभा-भवन में बेहद खलबली मच गयी। 

“१६०५ में और कोर्नीलोव-कांड के दिनों में रेल मजदुर क्रांति 
के सर्वश्रेष्ठ रक्षकों में थे। परंतु आपने हमें अपनी कांग्रेस में ग्रामंत्नित 
नहीं किया...” आवाजें: “हमने नहीं, पुरानी त्से-ई-काह ने नहीं 
किया ! ” इन झावाज्ों पर कान न देकर भाषणकर्ता ने आगे कहा, “ हम 
इस कांग्रेस को वैध नहीं मानते। मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों 
के निकल जाने के बाद से यहां पर नियमानुसार कोरम नहीं रह गया 
है... यूनियन पुरानी त्से-ई-काह का समर्थन करती है और घोषणा करती 
है कि कांग्रेस को नयी समिति चुनने का कोई गधिकारः नहीं है... 

“ राज्य-सत्ता समस्त क्रांतिकारी जनवाद के अधिकृत निकायों के 
प्रति उत्तरदायी समाजवादी तथा क्रांतिकारी सत्ता होनी चाहिये। जब तक 
ऐसी सत्ता का संघटन न हो, रेल मजदूर यूनियन प्रतिक्रांतिकारी सेनाओं 
को पेत्नोग्राद पहुंचाने से इनकार करती है और साथ ही विक्‍्जेल की 
रजामंदी के वगैर किसी भी हुक्म की तामील की मनाही करती है। 
विक्जेल रूस के समस्त रेल-प्रशासन को भ्पने हाथों में लेती है।” 

. अंत में लोग इस तरह उसके ऊपर बरस पड़े और गालियों की 
बौछार करने लगे कि उसको सुनना मुश्किल हो गया। लेकिन थी मर्द 
एक करारी चोट - सभापतिमंडल के सदस्यों के चेहरे पर चिंता का जो 


* विक्जेल - अखिल रूसी रेल मजदूर यूनियन की कार्यकारिणी समिति! 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


° 5५०१ 1 


09०0 


Gan 


athi Collection. Digitized by e 


< 
nk 


CCO. Vasishtha Trip: 


> >> “>>> 


स्मोल्नी भवन 


क्रांति का केन्द्र- 


गां 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


GC 


भाव प्रगट हुआ , उससे यह स्पष्ट था 1 लेकिन कामेनेव ने जवाब में बस 
इतना ही कहा कि कांग्रेस के वैध होने के वारे में कोई संदेह नहीं हो 
सकता , क्योंकि मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियो के अलग हो जाने 
के बावजूद भी पुरानी त्से-ई-काह द्वारा निर्धारित कोरम से भी ज्यादा 
लोग मौजूद हूँ... 

इसके वाद सरकार के वारे में मतदान" हुआ और जन-कमिसार 
परिषद्‌ विशाल वहुमत से सत्तारूढ़ हुई... 

नयी त्से-ई-काह के, रूसी जनतन्त्र की नयी संसद के चुनाव में कुल 
पन्द्रह मिनट लगे। त्रोत्स्की ने उसकी सदस्यता घोषित की: कुल एक 
सौ सदस्य, जिनमें सत्तर बोल्शेविक थे... जहां तक किसानों और 
वहिर्गामी दलों का प्रश्‍न था, नये निकाय में उनके लिये स्थान सुरक्षित 
रखा गया। “हम मन्त्रिमंडल में उन सभी पार्टियों और दलों का स्वागत 
करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम को अपनाने के लिये तैयार हँ, त्रोत्स्की 
ने अंत में कहा। 

इसके बाद सोवियतों की दूसरी खिल रूसी कांग्रेस समाप्त कर दी 
गई, ताकि उसके प्रतिनिधि रूस के कोने कोने में अपने घरों में जल्दी 
से पहुंच सकें और जनता को इंन महान्‌ घटनाओं के वारे में बता सकें... 


जब हम वाहर निकले और हमने उन ट्राम-गाड़ियों के कंडक्टरों 
और ड्राइवरों को जगाया, जो ट्राम-मजदूर यूनियन के निर्देश पर सोवियत 
सदस्यों को भ्रपने घर पहुंचाने के लिये स्मोल्नी भवन के बाहर बरावर 
: इंतज़ार करती रहती थीं, क़रीब सात बजे थे। मैने सोचा, ठसाठस भरी 
द्राम-गाड़ी में बह उल्लास नहीं है, जो पिछली रात दिखायी पड़ा था। 
बहुतेरे चेहरों पर चिंता की छाया थी; वे शायद अपने शाप से कह 
रहे थे, “झव मालिक हम हैं, हम अपनी मर्जी को कैसे चलायेंगे? ' 

जब हम अपने घर पहुंचे, हमें अंधेरे में नागरिकों के एक 
हथियारबंद दस्ते ते टोका और हमारी श्रच्छी तरह तलाशी ली। दूमा 
की घोषणा का असर होने लगा था... न 

मकानदारनी को हमारे भ्रन्दर गाने की आहट लगी और वह गुलाबी 
रेशमी चादर ओोढ़े लड़खड़ाती हुई बाहर झायी। क 


14-2360 » २०९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


POs ह. 33 त 


५४०८६७७५८७ + 2५० RR कमला. 


४ ग्रावास-समिति ने फिर कहा है कि बाक़ी लोगों के साथ आप भी 
अपनी बारी से पहरे की ड्यूटी दें,” 'उसने कहा। 

“क्यों, क्या वात है? पहरे की ड्यूटी क्यों लगायी गयी है?” 

“मकान की औरतों और बच्चों की हिफ़ाज़त करने के लिए।” 

“ लेकिन किससे?” 

“ चोरों श्रोर हत्यारों से।” 

“लेकिन , मान लीजिये, सैनिक क्रांतिकारी समिति का कोई 
कमिसार हथियारों के लिये तलाशी लेने आये, तो? ” 

“ओह, वे तो यह कहेंगे ही कि वे कमिसार हुँ... श्रौर फिर 
बात एक ही है, उनमें फ़क़ ही क्या है? ” 

मैंने -निहायत संजीदगी के साथ कहा कि अमरीकी दूतावास ने 
अमरीकी चागरिकों को हथियार लेकर चलने से मना कर दिया है, खासकर 
ऐसी जगहों में जहां रूसी बुद्धिजीवी लोग रहते हों... 


CCO.wWasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


छठा ग्रध्याय 


उद्धार समिति 


शुक्रवार, € नवंबर... 


नोवोचेर्कासक , ८ नवंबर 
बोल्शेविकों के विद्रोह को तथा अस्थायी सरकार को उलट देने और 
पेत्रोग्राद में सत्ता हथियाने की उनकी कोशिशों को देखती हुई. : . कज्ज्ञाक 
सरकार घोषणा करती है. कि उसकी दृष्टि में ये हरकतें मुजरिमाना हैं 
` और बिल्कुल ही अस्वीकार्य हैं। फलस्वरूप कज्जाक लोग अस्थायी सरकार 
का, जो एक संयुक्त सरकार है, पूरी तरह समर्थन करेंगे। इन 
परिस्थितियों के कारण, जब तक अस्थायी सरकार पुनः सत्तारूढ़ नहीं 
होती और रूस में सुव्यवस्था पुनःस्थापित नहीं होती, मै ७ नवंबर की 
तारीख से, जहां तक दोन-प्रदेश का संबंध है, समस्त सत्ता अपने हाथ 

में लेता हूं। 

हस्ताक्षर - प्रातामान कलेदिन 
.कज्जाक सेनाय़ो को 
सरकार के प्रध्यक्ष 


गातचिना में जारी किया गया मंत्रि-सभापति केरेन्स्की का प्रिकाज्ञ 
( आदेश ) : 


14° / २११ 


८८०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri - 


BYE FO SIVAN hs ° SS 


ED hf thre 


में , अस्थायी सरकार का मंत्रि-सभापति तथा रूसी जनतंत्र की समस्त 
सेनाओं का मुख्य सेनापति, घोषणा करता हूं कि मोचे की जो रेजीमेंटे 
पितृभूमि के प्रति वफ़ादार रही हैं, उन सब की कमान मेरे हाथ में है। 
मैं पेत्रोग्राद के सैनिक हलक़े के उन सभी सैनिकों को, जिन्होंने 
ग़लती से या वेवकूफी से देश के साथ और क्रांति के साथ गद्दारी करने 
वालों की अपील पर कान दिया है, हुक्म करता हूं कि वे अविलंब अपनी 
ड्यूटी पर वापस चले जायें। 
यह आदेश सभी रेजीमेंटों, बटालियनों और स्क्वाडूनों में पढ़ा 
जायेगा । ; न 
हस्ताक्षर - स्थायी सरकार के मंत्रि सभापति तथा मुख्य सेनापति 
झ ० फ़० केरेन्स्की 


उत्तरी मोर्चे की कमान जिस जनरल के हाथ में थी, उसके नाम 
केरेन्सकी का तार: 


वफ़ादार रेजीमेंटों ने बिना ख़ून बहाये ही गातचिना पर कब्जा 
कर /लिया है। कोंश्तादत के मल्लाहों के तथा सेम्योनोव्स्की. और 


इज्माइलोव्स्की रेजीमेंटों के दस्तों ने वगैर मुक़ाबला किये हथियार डाल : 


दिये और सरकारी सेना के साथ मिल गये। 

“म॑ सभी नामांकित टुकड़ियों को देश देता हूं कि वे जितनी तेजी 
से हो॥सके आगे बढ़ें। सैनिक क्रांतिकारी समिति ने अपने सैनिकों को 
पीछे हटने का हुक्म दिया हैं। 


पेन्नोग्राद से क़रीब तीस किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित 
गातचिना का नगर पिछली रात हाथ से निकल गया था। केरेत्स्की के 
तार में जिन दो रेजीमेंटों का जिक्र था, जब उनके नेतृत्वहीन दस्ते - मगर 
मल्लाहों के दस्ते नहीं -गातचिना के पास भटक रहे थे, कज्ज़ाकों ने 
उन्ह सचमुच घेर लिया था और उनसे हथियार रखवा लिये थे । लेकिन 
यह बात सच नहीं थी कि वे सरकारी सेना से मिल गये थे। जिस घड़ी 
यह तार भेजा जा रहा था, उसी घड़ी, ये सिपाही - हैरान, परेशात 


२१२ 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रौर शमिंदा -झुंड के झुंड स्मोल्नी पहुंचे हुए थे और सफ़ाई देने की 
कोशिश कर रहे थे । उन्हें बिल्कुल यह ख्याल नहीं था कि कज्जञाक इतने 
नजदीक हैं... उन्होंने कज़्ज़ाकों को समझाने की कोशिश भी की थी... 

ऐसा लगता था कि क्रांतिकारी मोर्चे पर सिपाही बेहद उलझन में 
पड़े हुए हुँ। दक्षिण की ओर जो छोटे छोटे शहर थे, उन सभी की 
गैरिसनों में बुरी तरह फूट पड़ गयी थी और वे दो गुटों में-या तीन 
में-बंट गयी थीं। चोटी के ग्रफ़सर यह सोच कर केरेन्स्की की रोर 
थे कि जव तक कोई और मज़बूत आदमी नजर नहीं गाता, चलो, 
केरेन्सकी ही सही। साधारण सिपाहियों का बहुमत सोवियतों के साथ 
था और वाक़ी लोग दुर्भाग्यवश डांवांडोल थे। . 

ऐसी स्थिति में सैनिक क्रांतिकारी समिति ने हडबडी में नियमित. 
सेना के एक महत्वाकांक्षी कप्तान मुराव्योव* को पेत्ोग्राद की रक्षा के लिए 
नियुक्त किया और पेत्नोग्राद की कमान उनके हाथ में सौंप दी। यह वही 
मुराव्योव थे, जिन्होंने गर्मियों में ' शहीदी टुकड़ियों' का संगठन किया 
था और जिन्होंने सरकार को यह सलाह दी थी कि “वह बोल्शेविकों 


के प्रति बहुत ही नरम है। उनका बिल्कुल ही सफ़ाया कर देना चाहिये। | | 


मुराव्योव फ़ौजी सांचे में ढले हुए आदमी थे, जो शक्ति और साहस की 
सराहना करते थे और शायद ईमानदारी के साथ करते थे... \ 

जब सुबह मै घर से निकला, मैंने देखा मेरे दरवाज़े के पास ही 
सैनिक क्रांतिकारी समिति के दो नये झादेश-पत्न चिपकाये गये हैं, ; जिनमें 
यह निदेश दिया गया था कि सभी दूकानें हस्ब मामूल खुलें शरो. सभी 
खाली कमरे और फ्लैट समिति के उपयोग के लिए सुलभ बनाये 
जायें... 
छत्तीस घंटों से बोल्शेविकों का न तो छस के प्रांतों से संपर्क रह 
गया था, न बाहरी दुनिया से। रेल तथा तार कर्मचारी उनकी सूचनाओं 
और संदेशों को भेजने से इनकार कर रहे थे। डाकिये उनकी डाक को 
हाथ लगाने से इनकार कर रहे थे। बस त्सारस्कोये सेलो में सरकारी 
रेडियो काम कर रहा था झौर प्राध-प्राध घंटे पर आकाश में चारों 


* वास्तव में मुराव्योव लफ्टीनेंट-कतेल थे । - सं० | 
7१९ ०: 


८०८०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 898190 


: 
~ Er 
EIST < मोड 


रु] 


दिशाओ्रों में समाचार-बुलेटिनें तथा घोषणायें प्रसारित कर रहा था। 


` . स्मोल्नी के. कमिसार नगर दूमा के कमिसारों से रेस लगाए हुए भागती 


हुई रेल-गाड़ियों पर पृथ्वी की आधी दूरी नापते। प्रचार-सामग्री से लदे 
दो हवाई जहाज़ मोर्चे की ओर “उडे... 

लेकिन विद्रोह की लहर रूस के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक 
जिस तेज़ी से फेल रही थी, वह किसी भी मानवीय संचार-साधन के लिए 
संभव न थी। हेल्सिंगफ़ोस की सोवियत ने समर्थन के प्रस्ताव पास किये। 
कीयेव के बोल्शेविकों ने शस्त्रागार और तारघर पर क़ब्ज़ा कर लिया , लेकिन 
थोड़ी ही देर के लिये। वहां जो कज़्ज्ञाक-कांग्रेस हो रही थी, उसके 
प्रतिनिधियों ने उन्हें खदेड़ दिया। कज़ान में स्थापित सैनिक क्रांतिकारी 
समिति ने स्थानीय गैरिसन के स्टाफ़ तथा ग्रस्थायी सरकार के कमिसार 
को गिरफ्तार कर लिया। साइबेरिया के सुदूर 'क्रास्नोयास्के से ख़बर 
आयी कि नगरपालिका का प्रशासन सोवियतों के हाथ में झा गया है। 
मास्को में, जहां एक ओर चर्मकारों की जबर्दस्त हड़ताल से और दूसरी 
ओर ग्राम तालाबंदी की धमकी से परिस्थिति ग्रधिक गंभीर हो गयी 
थी, सोवियतों ने विशाल बहुमत से पेत्रोग्राद में बोल्शेविकों की कार्रवाई 
का समर्थन करने का निश्चय किया... वहां भी से एक सैनिक 
क्रांतिकारी समिति काम करने लगी थी। 

हर जगह वही वात हो रही थी। मामूली सिपाहियों और 
औद्योगिक मज़दूरों ने विशाल बहुमत से सोवियतों का समर्थन किया। 
अफसर , युंकर रौर निम्न-पूंजीपति सामान्यतः सरकार की ओर थे और 
उन्हीं की तरह पूंजीवादी कैडेंट तथा “नरम” समाजवादी पार्टियां भी 
सरकार की तरफ़दार थीं। सभी शहरों में देश तथा क्रांति की उद्धार 
टापू वन रही थीं और गृहयुद्ध के लिए हथियारों से लैस हो रही 


विशाल रूस विखंडित और चूर-चूर हो रहा था। यह प्रक्रिया 
१९०५ में ही शुरू हुई थी; मार्च की क्रांति ने उसे गति दी थी और 
वह नयी व्यवस्था का एक प्रकार से पूर्वाभास देकर पुरानी व्यवस्था के 
खोखले ढांचे को ही बस क्रायम रखकर समाप्त हो गयी थी। लेकिन अब 


बोल्शेविकों ने एक रात में ही उसे फूंक कर उड़ा दिया था, जैसे कोई 
२१४ 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


धुएं को उड़ा दे। पुराना रूस विलुप्त हों गया था। आ्रादिम उत्ताप में 
मानव-समाज पिघल गया था और प्रचंड बड़वानल से वर्ग-संघर्ष की, 
कठोर , निर्मम वर्ग-संघर्ष की लपटें उठ रही थीं-और नये पिंडों का जन्म 
हो रहा था, जिनकी नर्म परत धीरे धीरे ठंडी हो कर बैठ रही थी... 

पेत्रोग्राद में सोलह मंत्रालय हड़ताल पर थे, जिनके प्रगुआ श्रम 


तथा खाद्य मंत्रालय थे। ये ही दो मंत्रालय ऐसे थे, जिन्हें ग्रगस्त की पूर्ण 


समाजवादी * सरकार ने स्थापित किया था। ् 

अगर इनसान ने कभी भी अपने को अकेला पाया है, तो जाहिरा 
उस उदास श्रौर ठिठुरती हुई सुबह को “मुट्ठी भर बोल्शेविक” प्रत्यक्षतः 
अकेले थे और उनके चारों ओर आंधियां वह रही थ्री 1 जान पर नौबत 
आयी हुई देखकर सैनिक क्रांतिकारी समिति ने प्राणरक्षा की खातिर दुश्मन 
पर चोट की। «De 1'80080९, encore de 1!8108९0९, et toujours de 
!'५५९९. . .»** तड़के पांच वजे लाल गाडं नगरःप्रशासन के छापेखाने में 
घुस गये, उन्होंने दूमा की झपील व प्रतिवाद की हजारों प्रतियों को 
ज़ब्त कर लिया और नगरपालिका के आधिकारिक मुखपत्र, ' वेस्तनिक 
गोरोद्स्कोवो -सामोउप्राब्लेनिया' (नगरपालिका स्वशासन बुलेटिन ) को 
बंद कर दिया। सभी पूंजीवादी अखबारों को, यहां तक कि पुरानी 
्से-ई-काह के अख़बार “ गोलोस सौल्दाता' को भी छपते छपते मशीन से 


-उतार लिया गया। 'गोलोस सोल्दाता' फिर भी निकला - 'सोल्दात्स्की 


गोलोस' के नाम से उसकी एक लाख प्रतियां छपीं। क्रु गर्जन करते 
हुए उसने ललकारा : 


जिन लोगों ने रात में विश्वासघातपूर्ण प्रहार किया, जिन लोगों ने 
अखवारों को बंद किया, वे देश को बहुत दिनों तक धोखे में नहीं रख 


*मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रान्तिकारियों से वनी।-सं० र 

** “ हिम्मत से काम लो, एक वार फिर हिम्मत से काम लो, ये 
हमेशा हिम्मत से काम लो! ” दान्तो के प्रसिद्ध उद्गार | दान्तों मक ह 
शब्द २ सितंबर १७६२ को फ्रांसीसी विधान-सभा मे युद्ध के क्रांति की 
और प्रशा तथा आस्ट्रिया के प्रतिक्रांतिकारी संश्रय के झाक्रमण से क्रांति 
रक्षा करने की झावश्यकता के बारे. में बोलते हुए कहे थे।-सं० 


२१५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सकेंगे । देश जानेगा कि सचाई क्या है! वह श्राप को समझेगा , वोल्शेविक 
महानुभावो ! हम देखेंगे ! .. 


जब हम ढलती दुपहरिया में नेव्स्की मार्ग पर जा रहे थे, दुमा- 
भवन के सामने का पूरा रास्ता लोगों से खचाखच भरा था। जहां-तहां 
संगीनें लिये लाल गाड और मल्लाह खड़े थे - एक एक के गिदे एक एक सौ 
की भीड़ रही होगी-घूंसा दिखाते , गालियां देते और धमकाते हुए क्लकों , 
विद्यार्थियों, दुकानदारों, चिनोव्निकों (सरकारी कर्मचारियों) की भीड़। 
सीढ़ियों पर वाल-स्वयंसेवक और अफ़सर 'सोल्दात्स्की गोलोस ' की प्रतियां 
बांट रहे थे। एक मजदूर, जो अपनी वांह में लाल फीता लगाये श्रौर 
हाथ में तमंचा लिये था, सीढ़ियों के नीचे क्रुद्ध भीड़ के वीच खड़ा गुस्से 
से और घबराहट से भी कांप रहा था-वह भीड़ से डपट कर कह रहा 
था कि श्रख़बारों की प्रतियां उसके हवाले की जायें... मैं समझता हूं, 
इतिहास में कभी भी इस क्रिस्म की वात नहीं हई होगी। एक झर 
विजयी बिद्रोह का प्रतिनिधित्व करने वाले मुट्ठी भर मजदूर झौर मामूली 
सिपाही - हाथों में हथियार लिए हुए और बेहद परेशानी में पड़े हुए, 
और दूसरी शोर एक उत्तेजित भीड़ - जैसी भीड़ दोपहर को फ़िफ्थ एवेन्यू * 
की पटरी पर नजर राती है- मुंह चिढ़ाती , पानी पी पीकर कोसती और 
चीखती हुई: “ग़हारो! उकसावेवाजो ! श्रोभ्रीच्निको ** ! ” 


दूमा-भवन के दरवाज्ों पर विद्यार्थी और श्रफ़सर पहरा दे रहे थे। 


उन्होंने भ्रपनी बांहों में सफ़ेद पट्टियां लगा रखी थीं, जिन पर लाल अक्षरों 
में अंकित था: “ सावंजनिक सुरक्षा समिति की मिलिशिया ”। श्राधा दर्जन 
बालस्वयंसेवक दौड़-भाग रहे थे। ऊपर पूरे भवन में खलबली मची हुई 
थी। कप्तान गोम्बेगं सीढ़ियों से उतर रहे थे। “वे दूमा को भंग करने 
जा रहे हूँ,” उन्होंने कहा। “ वोल्शेविक कमिसार मेयर के साथ बैठा 
हुआ है।” जिस वक़्त हम ऊपर पहुंचे , रियाज्जानोव तेजी से बाहर निकले । 
बेह यह सांग करने के लिए आये थे कि दूमा जन-कमिसार परिषद को 
अंगीकार करे, लेकिन मेयर ने साफ़ इनकार कर दिया था। 


रि न्यू-याकं की एक सड़क , जहां धनी लोग रहते हैं। - सं० 
“जार इवान भयानक के अंग-रक्षक, १६ वीं शताब्दी |-सं० 


२१६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दूमा के कार्यालयों में कोलाहल मचा हुआ था। हाथ के इशारे 
करते , दौड़ते-भागते , चीखते-चिल्लाते लोगों की भीड़ -सरकारी कर्मचारी 9 
बुद्धिजीवी , पत्रकार , विदेशी संवाददाता, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ भ्रफ़सर . . . 
नगर-इंजीनियर ने उनकी ओर इशारा करते हुए विजयपूर्ण भाव से कहा, 
“ दूतावास श्रव दूमा को ही एकमात्र सत्ता मानते हैं। ये बोल्शेविक लुटेरे 
और हत्यारे अब वस चंद घंटों के मेहमान हैं! सारा रूस हमारी ओर 
ग्रा रहा है... 

अलेक्सान्द्र हॉल में उद्धार समिति की एक विराट्‌ सभा हो रही थी। 
फिलिप्पोव्स्की सदारत कर रहे थे और मंच पर फिर वही स्कोबेलेव इस 
वात की रिपोर्ट दे रहे थे कि कौनसे नये संगठन समिति में शामिल 
हुए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने गिनाया: किसानों की 
सोवियतों की कार्यकारिणी समिति, पुरानी त्से-ई-काह, केंद्रीय सैनिक 
समितिं , त्सेन्त्रोफ्लोत , सोवियतों की कांग्रेस के मेन्शेविक , समाजवादी- 
क्रांतिकारी तथा मोर्चे के दल के प्रतिनिधि, मेन्शेविक, समाजवादी- 
क्रांतिकारी और जन-समाजवादी पार्टियों की केंद्रीय समितियां,“ येदीन्स्त्वो ” 
दल , किसान-संघ , सहकारी समितियां, ज़ेम्सत्वों, नगरपालिकायें, डाक- 
तार यूनियन, विक्जेल , रूसी जनतंत्र की परिषद्‌, यूनियनों की यूनियन *, 
व्यापारियों और कारखानेदारों का संघ... 

“ .. .सोवियत सत्ता जनवादी सत्ता नहीं है, वह अधिनायकत्व है - 
सर्वहारा का अधिनायकत्व नहीं, सर्वहारा के ख्रिलाफ़ अधिनायकत्व । 
जिन लोगों ने भी क्रांतिकारी उत्साह का अनुभव किया है या अनुभव 
करना जानते हैं, उन्हें इस समय क्रांति की रक्षा के लिए ज़रूर हाथ 
मिलाना चाहिए... . | 

' “आज की समस्या यही नहीं है कि गैरजिम्मेदार लप़्फ़ाज़ों और 
वइवोलों को सीधा 'कर दिया जाये ; प्रतिक्रांति से संघर्ष करना भी आज 
की समस्या है... अगर ये अफ़वाहें कि प्रांतों में कुछ जनरल घटनाक्रम 
से लाभ उठा कर अपने लग मंसूबे लेकर पेत्रोग्राद पर चढ़ाई करने की 
कोशिश कर रहे हैं सही है, तो यह इस बात का एक भोर सबूत है कि 


pn pr RR 


* देखिये, ' टिप्पणिया श्रौर व्यास्यायें ` । = जॉ० रोऽ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ai ७ 1 ५. 


हमें जनवादी सरकार के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करना होगा। 
वरना वामपंथियों के उपद्रव के वाद दक्षिणपंथियों के उपद्रव शुरू हो जायेंगे... 

“ तेत्रोग्राद की गैरिसन इस बात के प्रति उदासीन नहीं रह सकती 
कि 'गोलोस सोल्दाता' फो खरीदने वाले नागरिक ग्रौर ' रावोचाया 
गज्ेता” को बेचने वाले लड़के सड़कों पर गिरफ्तार किये जा रहे हैं... 

“ प्रस्तावों की घड़ी वीत चुकी है... जिन लोगों को क्रांति में 
विश्वास नहीं रह गया है, वे अलग हो. जायें... एक संयुक्‍त सत्ता को 
स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम क्रांति को पुनःप्रतिष्ठित 
करः र 

“आइये , हम यह शपथ उठायें कि 'या तो हम क्रांति की रक्षा 
करेंगे, नहीं तो जान दे देंगे!” 

सव के सव तालियां पीटते उठ खड़े हुए। उनकी आंखें चमक 
रही थीं। लेकिन उंनमें कहीं पर एक भी सर्वहारा नजर नहीं झा रहा 
था... * 

इसके वाद वाइनश्तेइन बोलें: 

“यह. आवश्यक है कि हम शांत रहें और तव तक अपना हाथ 
रोके रहें, जब तक कि जनमत 'उद्धार समिति के समर्थन में प्रवल रूप 
से एकजुट न हो जाये-तव हम बचाव करना छोड़कर हमला शुरू कर 
सकते हैं! ” 

विक्जेल:प्रतिनिधि ने घोषणा की कि उसका संगठन नयी सरकार 
का गठन करने में पहल कर रहा है और अभी से उसके प्रतिनिधि इस 
मामले में स्मोल्नी के साथ वातचीत कर रहे हैं... वोल्शेविक़ों को नयी 
सरकार में शामिल किया जाये या नहीं? इस सवाल को लेकर 
गरमागरम बहस छिड गई। मार्तोव ने उन्हें शामिल करने के लिए 
वकालत की। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, बोल्शेविक एक महत्त्वपूर्ण 
राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रश्‍न पर लोगों में बड़ा 
मतभेद था-दक्षिणपंथी मेन्शेविक 'तथा समाजवादा-क्रांतिकारी भ्रौर साथ 
ही जनःसमाजवादी , सहकारी समितियां तथा पूंजीबादी अंशक बोल्शेविकों 
के शामिल किये जाने के घोर विरोधी ये... 

एक वक्ता ने कहा, “उन्होंने रूस के साथ ग़द्दारी की है। उन्होंने 


२१८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


गृहयुद्ध शुरू किया हैं और जर्मनों के लिए मोर्चा खोल दिया है। बोल्शविको 
को सख्ती से कुचल देना होगा...” | ू 

स्कोबेलेव वोल्शेविकों ग्रौर कैडेटों दोनों को मंत्रिमंडल से अलग 
रखने के पक्ष में थे। 

हमारी बातचीत एक तरुण समाजवादी-क्रांतिकारी से हुई, जिसने 
वोल्शेविकों के साथ उस रात जनवादी सम्मेलन का परित्याग किया था, 
जव त्सेरेतेली और दूसरे समझौतापरस्तों ने रूस के जनवादी तत्वों पर 
जवर्दस्ती समझौते की त्तीति थोप दी थी। 

“आप यहां?” मैने आश्चर्य से पूछा। 

उसकी. आंखों में विजली कौंध गयी। “जी हां!” उसने तेजी से 


कहा । “ मैने अपनी पार्टी के साथ बुधवार की रात को कांग्रेस का परित्याग . 


किया। मैंने बीस सालों से अपनी जान इसलिए जोखिम में नहीं डाली है 
कि आज मैं जाहिल लोगों के झत्याचारों को सहन करूं। उनके तरीक्रे 
वर्दाश्त के क़ाबिल नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब में किसानों का 
ध्यान नहीं रखा है... जव किसान उठेंगे, वे मिनटों में “टं” बोल देंगे। ” 

“ लेकिन किसान - किसान क्या सचमुच उठेंगे? क्या भूमि-संबंधी 
भ्राज्ञप्ति किसानों के सवाल का निपटारा नहीं कर देती? वे इससे ज़्यादा 
और क्या चाह सकते हैं?” 

“झोह, भूमि-संबंधी आज्ञप्ति!” उसने गुस्से से कहा। “आप 
जानते हैं यह भूमि-संबंधी ग्राज्ञप्ति क्या चीज़ है? यह हमारी आज्ञप्ति है - 
यह समाजवादी-क्रांतिकारियों का कार्यक्रम है, पुरा का पूरा! मेरी पार्टी 
ने स्वयं किसानों की इच्छाम्नों का बड़ी सावधानी से पता लगाने और संग्रह 
करने के बाद इस नीति को निर्धारित किया था। बोल्शेविकों का उसे 
हथिया लेना -यह सरासर अंधघेर है...” 

“ लेकिन अगर यह आपकी अपनी नीति है, तो फिर झाप एतराज़ 
क्यों करते हैं? श्रगर वही किसानों की मर्जी है, तो वे भला उसका विरोध 
क्यों करेंगे 277 

“आप नहीं समझते ! किसान फ़ौरन यह भांप लेंगे. कि यह ग्राज्ञप्त 
ऐके तिकड़म है, कि इन ठयों ने समाजवादी-क्रांतिकारी कार्यक्रम को चुरा 
लिया है, समझा आपने?” 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


NN, yh SoS 


क 0 


दे 
‘° 
धि $ 
रर 
दि > 
Fe 


मैने पूछा कि क्या यह सही है कि कलेदिन उत्तर की ओर अपनी 
सेना लिये मार्च कर रहे. हैं। 

उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक प्रकार के कटु, तिवत संतोष 
के भाव से हाथों को मलता हुआ बोला, “हां, अव आप देख सकते हैं 
कि इन बोल्शेविकों ने क्या कर डाला है। उन्होंने हमारे ख़िलाफ़. प्रति- 
क्रांति को उभाड़ा है। क्रांति लुट गयी है, जी हां, क्रांति लुट गयी है।” 

“ लेकिन क्या आप क्रांति को बचायेंगें नहीं?” 

: “बेशक वचायेंगे-श्रपने खून का आखिरी कतरा देकर वचायेंगे। 
लेकिन हम किसी भी सूरत में बोल्शेविकों के साथ सहयोग नहीं करेंगे...” 
: “फिर भी अगर कलेदिन पेत्रोग्राद पर चढ़ाई करते हैं और बोल्शेविक 

नगर की रक्षा करते हैं, तो क्या आप उनके साथ हाथ नहीं मिलायेंगे ? ” 

“ बेशक नहीं। नगर की रक्षा हम भी करेंगे, लेकिन हम बोल्शेविकों 
का समर्थन नहीं करेंगे। अगर कलेदिन क्रांति का दुश्मन है, तो वोल्शेविक 
उसके कुछ कम दुश्मन नहीं हैं।” 

“ लेकिन दोनों में चुनना हो, तो श्राप किसे चुनेंगे- कलेदिन को या 
बोल्शेविकों को?” न 

“यह ऐसा सवाल नहीं है, जिस पर बहस की जाये!” उसने 
ग्रधीर होकर कहा। “मैं आपसे फिर कहता हूं, क्रांति लुट गयी है, भौर 
इसके लिए बोल्शेविक दोषी हैं। लेकिन सुनिये, हम क्‍यों इन बातों की चर्चा 
करें? केरेन्स्की आ रहे हैं... परसों हम हमला शुरू कर देंगे... स्मोल्नी 
ने अभी से हमारे पास पपने प्रतिनिधि भेजे हैं और हमें एक नयी सरकार 
बनाने के लिए ्ामन्त्रित किया है। वे मुट्ठी में हैं-वे बिल्कुल नपुंसक 
है... हम उनके साथ - हाथ नहीं मिलायेंगे ... ” _ 

बाह्र गोली चलने की आवाज़ भ्रायी । हम दौड़कर खिड़कियों के पास 
गये। भीड़ के ताने-तिशनों. से ग्राखिरकार झुंझलाकर एक लाल गार्ड ने गोली 
चला दी थी, जिससे एक नौजवान लड़की के हाथ में चोट लग गयी थी! 
हम ऊपर से उसे एक बरघी-गाड़ी में बैठाये जाते देख सकते थे। गाड़ी 
के चारों श्रोर उत्तेजित लोगों की एक भीड़ थी, जिनकी चीख़-पुकार ऊपर 
हमारे कानों तक पहुंच रही थी। हम अभी उधर देख ही रहे थे कि यकायक 
एक वख्तरबंद मोटर-गाड़ी मिखाइलोव्स्की मार्ग के मोड़ पर दिखायी पड़ी - 


«१२० 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उसकी तोपें हिल-डुल. रही थीं, वे कभी इधर रुख़ करतीं तो कभी उधर । 
गाड़ी के नज़र आते ही भगदड़ मच गयी और जैसा कि पेत्रोग्राद में ऐसी 
सूरता म होता हैं, लोग चुपचाप सड़क पर मुंह के बल लेट गये, झुंड के 


. झुंड नालों और गड्ढो में एक पर एक लद गये या तार के खंभों के पीछे 


छिप गये। गाड़ी धड़धड़ाती हुई दूमा-भवन के सामने पहुंची और उसकी 
टरेट से एक आदमी ने सिर निकालकर मांग की कि ' सोल्दात्स्की गोलोस 
की कापियां उसके हवाले की जायें। वाल-स्वयंसेवक उसका मुंह चिढ़ाकर 
अंदर भाग गये। क्षण भर वाद गाड़ी कुछ अनिश्चित भाव से घूमी और 
नेव्स्की मार्ग से होकर निकल गयी। उसके आंख से झोझल होते ही सैकड़ों 
स्त्री-पुरुष धूल झाड़ते उठ खड़े हुए... 

दूमा-भवन के अन्दर लोग हाथों में 'सोल्दात्की गोलोस ' के बंडल 
लिये बेतहाशा इधर से उधर दौड़ रहे थे और उन्हें छिपाने की जगह तलाश 
कर. रहे थे... 

एक पत्रकार दौड़ता हुआ कमरे के अन्दर आया, उसके हाथ में एक 
पर्चा था, जिसे वह हिला हिलाकर दिखा रहा था। 

“ यह क्रास्नोव की घोषणा है!” उसने चिल्लाकर कहा और उसकी | 
आवाज़ सुनते ही लोग उसके चारों ओर जुट आये। “ इसे छपवाइये, जल्दी 
से छपवाइये और बारिकों में पहुंचाइये ! ” 


मुख्य सेनापति की आज्ञा से मुझे पेत्नोग्राद में एकत्र सेनाओ्रों का कमांडर 
नियुक्त किया गया है। 

नागरिको , सिपाहियो , दोन के, कुबान के, वैकाल-पार के, श्रमूर 
के, येनिसेई के बहादुर कज़्ज़ाको, आप सबसे, जो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति 
निष्ठापू्ण रहे हैं, मैं अपील करता हूं, आपका, जिन्होंने अपनी 
कज़्ज्ञाक-प्रतिज्ञा का उल्लंघन न होने देने का बीड़ा उठाया है, मैं आह्वान 
करता हूं कि आप पेव्रग्राद को अराजकता से, अकाल से, अत्याचार से 
वचायें और विल्हेल्म के ज़रख़रीद मुट्रीभर जाहिल लोग रूस के माथे पर - 
जो कभी न मिटने वाला कलंक का टीका लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 
उसे कभी न लगने.दें। ' 

अस्थायी सरकार, जिसके प्रति ापने माचे के महान्‌ दिवसों में निष्ठा 


२२१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
शै SH eh SLA SE es. >> | 40 “का 


की शपथ ग्रहण की थी, उलट नहीं दी गयी है, बल्कि बलात्‌ उस भवन 
से वाहर निकाल दी गयी है, जहां उसकी बैठकें हुआ करती थीं। फिर भी 
यह सरकार अपने कत्तंव्य के प्रति निष्ठा रखने वाली मोर्चे की सेनाओं 
की सहायता से, उस कज्ज्ञाक-परिषद्‌ की सहायता से, जिसने अपनी कमान 
के तहत सभी कज़्ज़ाकों को एकजुट किया है, और जिसने कज्जञाक पांतों 
में व्याप्त मनोबल से शक्ति ग्रहण कर और रूसी जनता की इच्छा का 
अनुसरण कर देश की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, जैसे उसके पूर्वजों 
ने १६१२ की अशांत घड़ी में उसकी सेवा की थी, जब कि दोन के 
कज्जञाको ने स्वीडनियों, पोलों और लिथुझ्ानियाइयों से घिरे हुए मासको 
को मुक्त किया था -[यह सरकार , आपकी सरकार अभी भी क़ायम है. ..]* 

कत्तव्यपरायण सेना इन अपराधियों को नफ़रत श्रौर हिक्कारत की 
नज़र से देखती है। लूटमार और तहजीबसोज़ी की उनकी हरकतें, उनके 
जुम, जमेनों की नजर से रूस को देखने की उनकी आदत , उस रूस को 
जिसने घायल होते हुए भी गभी तक अपने घुटने नहीं टेके हैँ-इन सबने 
उन्हें समूची जनता से दूर कर दिया है। 

नागरिको , सिपाहियो , पेत्रोग्राद की गैरिसन के बहादुर कज्जाको 
आप अपने प्रतिनिधियों को मेरे पास भेजें, ताकि मुझे मालूम हो सके 
कि कौन देश के प्रति ग्रहार है और कौन नहीं, ताकि बेक़सूर इन्सानों ' 
का ख़ून न वहने पाये। 


श्रायः इसी समय कानोंकान ख़बर फैल गयी कि लाल गार्डो ने दूमा- 
भवन को घेर लिया है। उनका एक अ्रफ़्सर बांह में .लाल फीता लगाये 
अन्दर घुस झाया और कहा कि उसे मेयर से मिलना है। थोड़ी देर बाद 
बह वापिस चला गया श्रौर बूढ़े श्रेइदेर लाल-पीले होते हुए अ्रपने कार्यालय 
से बाहर निंकले। | 

“दरमा का एक विशेष अधिवेशन! तुरत इसी वक्त!” उन्होंने 
चिल्लाकर कहा । 


*कोप्ठकों के भीतर के ये शब्द अखबारी रिपोर्टो में नहीं पाये 
जाते | - सं ० 


२२२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4 बड़े हाल में जो सभा चल रही थी, वह स्थगित कर दी गयी। 
दूमा के सभी सदस्य विशेष अधिवेशन के लिए प्रस्थान करें! ” 

“मामला क्या है?” 

“मैं नहीं जानता... वे शायद हमें गिरफ्तार करने जा रहे हैं... 
दुमा को भंग करने जा रहे हैँ... दूमा के सदस्यों को ऐन दूमा की ड्योढ़ी 
पर हिरासत में लेते हैं।” लोग उत्तेजित होकर इसी प्रकार की टीका- 
टिप्पणी कर रहे थे। 

निकोलाई हॉल में मुश्किल से इतनी जगह थी कि खड़ा हुआ जासके। 
मेयर ने घोषणा की कि दूमा-भवन के सभी दरवाज़ों पर सैनिक तैनात 
हैं, वे न किसी को अ्रन्दर आने दे रहे हैं, न॑ वाहर जाने और एक कमिसार 
ने आकर नगर दूमा को भंग करने और उसके सदस्यों को .गिरफ़्तार करने 
की धमकी दी है। इस घोषणा के उत्तर में सदस्यों की और यहां तक की 
दर्शकों की' जोशीली तक़रीरों की एक वाढ़ सी झा गई। उन्होंने कहा: 
“ ऐसी कोई सत्ता नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से निर्वाचित नगर-प्रशासन को 
भंग कर सके; मेयर तथा दूमा के सभी सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
श्रनुल्लंघनीयः है ; ज्ञालमों , उकसावेवाज्ोों ग्रौर जमंन दलालों को कभी भी 
मान्यता नहीं दी जानी चाहिए; जहां तक दूमा को भंग करने की इन 
धमकियों का सवाल है, ज़रा वे कोशिश करके तो देखें-वे हमारी लाशों . 
पर पांव रखकर ही इस सदन पर क़ब्ज़ा कर सकेंगे, जहां हम प्राचीन 
रोम के सेनेटरों की तरह मर्यादा और श्रात्मसम्मान के साथ गोथों के आने 
की प्रतीक्षा कर रहे हैँ...” 

प्रस्ताव - समूचे रूस की दूमा श्रौर जेम्सत्वो सभाग्रों को वजरिये 
तार के सूचना दी जाये। दूसरा प्रस्ताव - मेयर अथवा दूमा के सभापति के 
लिए सैनिक क्रांतिकारी समिति के प्रतिनिधियों के साथ ग्रथवा तथाकथित 
जन-कमिसार परिषद्‌ के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करना 
असंभव है। तीसरा प्रस्ताव - पेत्रोग्राद की जनता के नाम एक और अपील 
जारी की जाये कि वे अपने निर्वाचित नगर-प्रशासन की रक्षा के लिए उठ 
खड़े हों। एक श्रौर प्रस्ताव -दूमा का अधिवेशन लगातार चलता रहे... 

इसी बीच एक सदस्य यह सूचना लेकर झाये कि उन्होंने स्मोल्नी 
को फ़ोन किया था और सैनिक क्रांतिकारी समिति ने कहा है कि दुमा की 


२२३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


RSE कक Strains + 


20. iS 


घेराबंदी के लिए कोई आदेश नहीं दिंया गया है और दूमा-भवन से सैनिक 
हटा लिये जायेंगे... 

जव हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, रियाज़ानोव बड़ी तेज़ी से 
सामने के दरवाज़े से घुसे-वह बड़े उत्तेजित थे। 

“क्या आप दूमा को भंग करने जा रहे हैं?” मैंने पूछा। 

“ईश्वर के लिए, नहीं,” उन्होंने उत्तर दिया। “यह सव एक 
ग़लतफ़हमी है। मैने आज सुबह मेयर 'से कहा है कि दूमा को छेड़ा नहीं 
जायेगा...” 

बाहर नेव्स्की मार्ग पर॑ शाम के गहरे होते हुए धुंधलके में साइकल- 
सवारों की एक लम्बी दोहरी क़तार चली ग्रा रही थी - वन्दूक्रें उनके कंधों 
से लटकी. हुई।. जव वे रुके, भीड़ वहां धंस पड़ी और लोगों ने सवालों 
को एक झड़ी लगा दी। 

“आप लोग कौन हैं? कहां से आते हैं?” एक बूढ़े मोटे-ताज़े आदमी 
ने ,, जिसके मुंह से सिगार लगा हुआ था, पूछा। 

“हम बारहवीं सेना के साइकल-सवार हैं और मोचे से ग्रा रहे हैं। 
हम कमवख्त पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ सोवियतों का समर्थन करने ग्रा रहे 
है! ; 

“रोह, यह वात है!” लोग गुस्से से चीख पड़े। “ये वोल्शेविक 
जल्लाद है! बोल्शेविक कज्जाक हैं!” 

चमड़े का कोट पहने नाटे क़द का एक ग्रफ़सर भागा भागा सीढ़ियों 
से उतरा । “ गैरिसन का रुख़ वदला रहा है!” उसने मेरे कान में फुसफुसा 
कर कहा । “यह बोल्शेविकों के खात्मे की शुरूआत है। आप देखना चाहते 
है, धारा का रुख़ किस तरह वदल रहा है? आइये, मेरे साथ झाइये ! 
वह मिखाइलोव्स्की मागं की ओर लपका और हम उसके पीछे चल पड़ें। 

“यह कौन सी रेजीमेंट है? 

“ब्रोनेवीकों की...” सचमुच यहां परिस्थिति विपद्जनक थी। 
ब्रोनेवीक वख्तरवंद मोटर-गाड़ियां थे और परिस्थिति की कुंजी उन्हीं के 
हाथ में थी। जिसके हाथ में ब्रोनेवोक हों, उसके हाथ में समझिये पूरा शहर 
है। “उद्धार समिति के तथा दूमा के कमिसारों ने उनसे बात की है। 
इस समय यह फैसला करने के लिए एक मीटिंग हो रही है कि. -« हट 


२२४ 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8७9190० 


|, शक 


“कया फ़ैसला करने के लिए? कि वे किस की तरफ़ लड़ेंगे?” 

“नहीं, भाई, इस तरह थोड़े ही काम साधा जा सकता है। वे 
वोल्शेविकों के ख़िलाफ़ कभी हथियार नहीं उठायेंगे ! वे तटस्थ रहने के पक्ष 
में मतदान, देंगे और फिर युंकर और कज्जाक-.. 

मिखाइलोव्स्की श्रश्‍वारोहण पाठशाला के विशाल भवन के किवाड़ 
मुंह वाये हुए थे। दो संतरियों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी 
परवाह न कर और उनकी क्रुद्ध पत्तियों को अनसुनी कर हम फरटि 
से अंदर घुस गये। अंदर विशाल हॉल में बिल्कुल ऊपर छत के पास केवल 
एक आ्रार्क-वत्ती मंद मंद जल रही थी। हॉल के ऊंचे चौकोर खंभे और 
क़तार की क़तार खिड़कियां अंधेरे में जैसे खो गयी थीं। वहां खड़ी बख्तरबंद 
गाड़ियों की भयावह आकतियां धुंधली धुंधली दिखायी दे रही थीं। एक 
गाड़ी सबसे अलग हॉल के बीचोंबीच, ऐन आर्क-वत्ती के नीचे, खड़ी” थी, 
भ्रौर उसके चारों ओर भूरी वदिंयां पहने क़रीब दो हज़ार सिपाही जमा 
थे, जो उस वसीह शाही इमारत में खो से गये थे। लगभग एक दर्जन 
आदमी - अफ़सर , सैनिक समितियों के सभापति तथा .वक्ता - गाड़ी के ऊपर 
जमा थे और बीच के टरेट में खड़ा एक सैनिक बोल रहा था। यह 
वही ख़ानजोनोव था, जो पिछली गर्मियों में होनेवाली बख्तरबन्द टुकड़ियों 
की अखिल रूसी कांग्रेस का ग्रध्यक्ष था। चमड़े का कोट पहने, जिस पर 
लेफ्टिनेंट का झब्बा लगा था, सुंदर छरहरे बदन का यह झादमी तटस्थता 
के समर्थन में धाराप्रवाह बोल रहा था। 

“ रूसियों के लिए अपने ही रूसी' भाइयों को मारना एक खौफ़नाक 
बात है,” उसने कहा। “जिन सिपाहियों ने कंधे से कंधा मिलाकर जार 
का मुकाबला किया और उन लड़ाइयों में विदेशी शत्रु को परास्त किया, 
जो इतिहास में सदैव झंकितं रहेंगी, उनके बीच गृहयुद्ध हगिंज नहीं होना 
चाहिये ! हम सिपाहियों को राजनीतिक पार्टियों के इन शेगड़ोंटंटों से क्या . 
लेना-देना है? मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अस्थायी सरकार जनवादी | 
सरकार, थी ; हम पूंजीपति वर्ग से संभ्रय नहीं चाहते, कृतई नहीं चाहते । 
लेकिन हमें एक संयुक्त जनवादी सरकार जरूर चाहिये, नहीं तो रूस का 
बेड़ा गाक़्ं हो जायेगा! ऐसी सरकार हो, तो गृहयुद्ध की कोई जरूरत नहीं 
है, भाई के लिये भाई को मारने की जरूरत नहीं है!” 


२२५ 


15-2360 


ऐ 
८८०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8989190 


५ Ss CANES TSE 


सुनने में बड़ी समझदारी की बात थी - विशाल हॉल गगनभेदी नारों 
से और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 

एक सिपाही बोलने के लिये ऊपर चढ़ गया-चेहरे पर तनाव , रंग 
उड़ा हुआ। “ साथियो , ” उसने पुरज़ोर आवाज़ में कहा, “मै रूमानिया के 
मोर्चे से आप सवको यह ज़रूरी संदेश देने के लिये श्राया हूं: शांति होनी 
ही चाहिये और फ़ौरन होनी चाहिये! जो भी हमें यह शांति प्रदान कर 
सकता हे , चाहे वह बोल्शेविक पार्टी हो या यह नई सरकार हो , हम उसके 
पीछे चलेंगे। शांति! मोर्चे पर हम लोग भ्रव लड़ते रहने में भ्रसमर्थ है । 
हम न जमंनों से लड़ सकते है, न रूसियों से...” यह कह कर वह नीचे 
कूद पड़ा और क्षुब्ध , उत्तेजित भीड़ जैसे दर्द से कराह उठी, लेकिन जब 
उसके बाद एक मेन्शेविक प्रतिरक्षावादी ने उठकर यह कहने की कोशिश की 
कि लड़ाई को तब तक लड़ते जाना होगा, जब तक कि मित्र-राष्ट्र विजयी 
नहीं हो जाते, भीड़ जैसे गुस्से से भड़क उठी। 

“आप विल्कुल केरेन्सकी की तरह वात कर रहे हैं!” एक ग्रादमी 
ने ककेश स्वर में कहा। ै 

दुमा के एक प्रतिनिधि ने तटस्थता के लिये दलीलें पेश कीं । सिपाहियों 
ने उसे सुना ज़रूर, लेकिन बुड्बुड़ाते हुए; वे यह महसूस कर रहे थे कि 
बोलने वाला उनके लिए पराया है। वे निश्चल भाव से बोलनेवाले की 
ओर टकटकी बांधे देख रहे थे - उनकी दृष्टि में भयावह स्थिरता थी- 
सोचने की कोशिश में उनके माथे पर बल पड़े हुए थे, और पसीने की बूंदें 
भी चमक रही थीं। ये आदमी क्या थे , देव थे, उनकी आंखें निर्दोष बच्चों 
की तरह निश्छल और स्वच्छ थीं और चेहरे प्राचीन महाकाव्यों के शूरवीरों 
की तरह... ु 

अव एक उनका अपना आदमी - एक बोल्शेविक-बोल रहा था, गुस्से 
शौर नफ़रत से भरा हुआ। उसकी बात उन्हें दूसरों से ज्यादा नहीं भायी। 
उस समय उनका मिजाज कुछ और ही था। इस घड़ी वे विचारों के 
साधारण प्रवाह से निकल कर गौर उसके ऊपर उठ कर रूस के, 
समाजवाद के, संसार के बारे में सोच रहे थे, मानो क्रांति जीयेगी या 
मरेगी इसका दारोमदार उन्हीं पर हो... 

एक के बाद एक, कितने ही भाषणकर्ता झाये अौर उन सब ने तनाव 


२२६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भरी खामोशी, तारीफ़ में तालियों की गड़गड़ाहटं या क्रुद्ध गर्जन के बीच 
एक ही सवाल के वारे में वहस की: हमें उठना चाहिए या नहीं? 
खानजोनोव फिर बोला, बड़ी सहानुभूति से समझाने की कोशिश करता 
हुआ । लेकिन वह शांति की चाहे जितनी ढिंढोरी पीटे, वह ग्रफसर ठहरा, 
ोबोरोनेत्स ( प्रतिरक्षावादी ) ठहुरा। इसके वाद वासील्येव्स्की ग्रोस्त्रोव 
का एक मजदूर आया, जिसका उन्होंने इस प्रश्‍न के साथ स्वागत किया, 
“ मजदूर भाई, क्या श्राप हमें शांति प्रदान करने जा रहे हैं?” हमारे पास 
कुछ ग्रादमियों ने, जिनमें बहुतेरे अफ़सर थे, एक गुट बना रखा था और 
जब भी कोई तटस्थता की वकालत करता, वे तालियां बजाते। वे वार 
वार आवाज़ उठाते, “ खानजोनोव ! ख़ानजोनोव ! ” और जव बोल्शेविक 


"बोलने की कोशिश करते, वे सीटियां वजा कर उनका अपमान करते। 


यकायक गाड़ी के ऊपर जमा सैनिक समितियों के आदमी तथा ग्रफ़सर 
किसी चीज़ के बारे में बड़े जोर जोर से हाथ हिला हिला कर वहस करने 
लगे। श्रोताओं ने चिल्ला कर पूछा कि माजरा कया है। वह सारा जन- 
समुदाय ग्रालोडित और तरंगित हो उठा। एक सिपाही ने, जिसे एक ग्रफसर 
रोकने की कोशिश कर रहा था, अपने को छुड़ाते हुए और हाथ झटकारते 
हुए कहा: 

“ साथियो , कामरेड क्रिलेन्को यहां मौजूद हैं और झापसे बात करना 
चाहते है । ” हॉल में हल्ला मच गया-एक साथ ही तालियां, सीटियां और 
कड़ी आवाजें : “ प्रोसिम ! प्रोसिम ! दोलोई ! बोलिये ! बोलिये ! मुर्दावाद ! ” 
इस सारे हल्ले-गुल्ले के बीच सैनिक मामलों के जन-कमिसार गाड़ी पर 
चढ़ गये -अगर सामने और पीछे से कुछ हाथ * उनको सहारा दे रहे थे, 
तो कुछ उन्हें धकेल भी रहे थे। गाड़ी पर चढ़ कर उन्होंने क्षण भर सांस 
ली और फिर रेडियेटर पर जाकर खडे हो गये रौर अपने दोनों हाथ कमर 
पर रख कर मुस्कराते. हुए चारों ओर देखने लगे-एक ठिंगने आदमी, 
जिनकी टांगें उनके शरीर के मुक्ताविले छोटी थीं, नंगे सिर, बगैर बिल्लों- 
झब्यों की वर्दी पहने हुए। 

मेरे पास जो गिरोह था, उसने बेतहाशा चीख़ना शुरू किया, 
“ खानजोनोव ! हम खानजोनोव को चाहते है! क्रिलेन्को मुर्दाबाद ! ग्रहार 
किलेत्को मुर्दाबाद ! बंद करो ! ” पूरे हॉल में खलबली मच गयी और बेहद 

२२७ 


15° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शोर-गुल होने लगा। गौर फिर जैसे बर्फ की एक चट्टान धसकती है भर 
टूट पड़ती है, वैसे ही कुछ लंबे-तड़ंगे काली भौंहों वाले आदमी भीड़ को 
ठलते-ठालते उधर झपटे, जहां हम खड़े थे। 

“कौन साला हमारी मीटिंग को तोड़ रहा है?” उन्होंने कड़क कर 
कहा। “यहां कौन सीटी बजा रहा है?” वहां जो गिरोह इकट्ठा हुआ था, 
वह बिना रू-रि्रायत के तितर-वितर कर दिया गया और वह ऐसा बिखरा 
कि फिर नहीं जुट सका... 

“ साथी सिपाहियो ! ” क्रिलेन्को ने शुरू किया - उनकी आवाज़ थकान 
से भारी थी। “मुझे अफ़सोस है कि मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर 
सकता, मैं चार रातों से सोया नहीं हूं... 

“मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं हे कि मैं एक सिपाही 
हृ । मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शांति चाहता हूं। 
जो बात मुझे कहनी है, वह यह है कि बोल्शेविक पार्टी ने , जिसने आपकी 
सहायता से और उन सभी दूसरे बहादुर साथियों की सहायता से, जिन्होंने 
रक्त-लोलुप पूंजीपति वर्ग की सत्ता को सदा के लिए धराशायी कर दिया है., 
मजदूरों श्रौर सिपाहियों की क्रांति को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, सभी 
जनों से शांति का प्रस्ताव करने का वचन दिया था-ग्रौर यह वचन 
पुरा किया गया है - भ्राज ही पूरा किया गया है!” तालियों की गड़गड़ाहट। 

“ आपसे तटस्थ रहने को कहा गया है, भ्रापसे कहा गया है कि आप 
तटस्थ रहें और युंकर और शहीदी टुकड़ियां, जो कभी भी तटस्थ नहीं 
हो सकतीं, हमें सड़कों पर गोलियों से भूनें और केरेत्स्की को या शायद 
उसी गिरोह के किसी दूसरे डाकू को पेत्नोग्राद वापस लायें। कलेदिन दोन 
की ओर से मार्च कर रहे हैं। केरेनस्की मोचे की ओर से गा रहे हैं। 
कोर्नीलोव अगस्त की अपनी कोशिश को दुहराने के लिए तेकीन्त्सों को उभाड़ 
रहे हैं। ये सारे मेन्शेविक भर समाजवादी-क्रांतिकारी , जो झाज आपसे 
हेपुढ न होने देने के लिए अपील कर रहे हैं, उन्होंने अगर गृहयुद्ध के 
धारा उस गृहयुद्ध के द्वारा, जो जुलाई से लगातार चल रहा है मौर 
जिसमें वे बराबर पूंजीपति वर्ग की रोर रहे हैं, जैसे वे झाज हैं-सत्ता 
भपने हाथ में नहीं रखी, तो कंसे रखी? 

“ अगर आपने एक इरादा बना लिया है, तो मैं आपको कैसे क़ायल 


२२८ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कर सकता हूं? लेकिन सवाल बहुत साफ़ है। एक ओर केरेत्स्की , कलेदिन 
और कोर्नीलोव हैं, मेन्शेविक , समाजवादी-क्रांतिकारी , कैडेट , दूमाएं तथा 
अफ़सर हैं... वे हमसे कहते हैं कि उनके उद्देश्य बड़े अच्छे हैं। दूसरी ओर 
मज़दूर , सिपाही और मल्लाह हूँ, गरीव से गरीव किसान हैं। सरकार श्रापके 
हाथ में है। मालिक श्राप हें । विशाल रूस आज आपके अधिकार में है। 
क्या आप यह अधिकार लौटा देंगे?” 
` क्रिलेन्को जब बोल रहे थे, स्पष्ट था कि वह केवल ग्रपनी इच्छा- 

शक्ति के बल पर खड़े हैं, और जैसे जैसे वह बोलते गये, उनकी थकी , 
बैठी हुई आवाज़ के बावजूद उनके शब्दों के अंदर जो गहरी सच्ची भावना 
थी, वह प्रगट होती गयी। भाषण ख़त्म करते ही वह लड़खड़ाये झौर अगर 
सौ हाथों ने उन्हें सहारा देकर नीचे न उतारा होता, तो शायद वह गिर 
ही पड़ते। जिस मेघ-गर्जन से उनके भाषण का स्वागत किया गया वह उस | 
विशाल , धुंधले हॉल के कोने कोने से प्रतिध्वनित हो उठा । 

खानजोनोव ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने चीखना 
शुरू किया, “वोट लो! वोट लो! ” आखिरकार उनकी मर्ज़ी के सामने 
झुकते हुए, उसने अ्रपना प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया: बख्तरबन्द टुकड़ी 
सैनिक क्रांतिकारी समिति से भ्रपने प्रतिनिधि को वापस बुलाती है, और 
इस गृहयुद्ध में अपनी तटस्थता की घोषणा करती है। जो लोग इस प्रस्ताव 
का समर्थन करते हैं, वे दायीं ओर चले जायें और जो विरोध,. वे बायीं 
ओर। क्षण भर की दुविधा झौर निस्तब्ध प्रतीक्षा के बाद भीड़ तेज़ से 
तेजतर बायीं ओर उमड़ने लगी; लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते-पड़ते 
बेतहाशा उधर ही दौड़े! मद्धिम प्रकाश में सैंकड़ों लंबे-तड़ंगे सिपाहियों का 
एक विशाल जनपुंज एक साथ एक ओर से दूसरी ोर- बायीं ग्रोर-हो 
गया। हमारे क़रीब पचास आदमी, जो प्रस्ताव का समर्थन करने पर तुले 
हुए थे, अकेले पड़ गये और जिस समय गगनभेदी जयघोष से ऐसा लगता 
था कि छत फट पड़ेगी, उन्होंने पीछे की ओर रुख़ किया और तेज़ कदमों 
से हॉल से बाहर निकल गये-उनमें से कुछ तो क्रांति के क्षेत्र से भी 
वाहर निकल गये... | 

कल्पना कीजिये कि यह कशमक़श जो इस हॉल में हुई शहर की हर 
बारिक में , हल्के में, पूरे मोचे पर, समूचे रूस में दोहरायी गयी 1 कल्पना 


२२६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


s = ४4 
क र t > ब्याज x 2 
ES के... नद SDSS SST £ . 


कौजिये कि क्रिलेन्को जैसे कई कई रात के जगे लोग रेजीमेंटो का रुख देख 

रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं और कहीं . 
डरा-धमका रहे हैं, तो कहीं चिरौरी-बिनती भी कर रहे हैं। और फिर 
कल्पना कीजिये कि यही बात हर मजदूर यूनियन की हर स्थानीय शाखा 
में, कारखानों में, गांवों में और दूर तक फैले हुए रूसी बेड़ों के जंगी 
जहाज़ों में दोहरायी गयी। क़यास कीजिये कि इस विशाल देश के एक 
छोर से दूसरे छोर तक सभी जगह लाखों रूसी लोग - मजदूर , किसान, 
सिपाही और मल्लाह-भाषणकर्ताश्ों की ओर नज़र गड़ाये देख रहे हैं और 
एकाग्र भाव से उनकी बात को समझने की और यह तय करने की कोशिश 


` कर रहे हैं कि श्रपने लिये कौन सा रास्ता चुनें और फिर श्रन्त में इस प्रकार 
'सर्वेसम्मति से एक फैसला कर रहे हैं। ऐसी ही थी रूसी क्रांति... 


उधर स्मोल्नी में नयी जन-कमिसार परिषद्‌ चुप नहीं बैठी थी। उसकी 
पहली आज्ञप्ति, जिसे उसी रात हज़ारों की संख्या में शहर भर में बंटवा 
देना था भर भारी भारी बंडलों में हर रेलगाड़ी में दक्षिण और पूर्व की 
ोर रवाना करना था, छप रही थी: 


किसान प्रतिनिधियों की शिरकत से मजदूरों तथा. सैनिकों के 
प्रतिनिधियों की अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित रूसी जनतन्त्र की 
सरकार के नाम पर जन-कमिसार परिषद्‌ ग्राज्ञप्ति करती है कि: 

१. संविधान सभा के चुनाव निश्चित तिथि पर, अर्थात १२ नवंबर 
को सम्पन्न किये जायेंगे । 

२. सभी चुनाव झायोगों, स्थानीय स्वशासन निकायों, मददूरों , 
सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों तथा मोर्चे के सैनिक 
संगठनों को चाहिये कि वे नियत तिथि पर स्वतंत्र तथा नियमित चुनावों 
को सुनिश्चित बनाने के लिये पूरा प्रयत्न करें। 


रूसी जनतंत्र की सरकार के नाम “पर 


जन-कमिसार परिषद्‌ के श्रध्यक्ष 
व्लादीमिर उल्यानोव-लेनिन 


२३० 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नगर दूमा भवन में दूमा की मीटिंग बड़े जोरशोर से चल रही थी। 


.जब हम अन्दर घुसे जनतंत्र की परिषद्‌ के एक सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने 


कहा कि परिषद्‌ अपने को भंग बिल्कुल नहीं समझती, वह केवल यह 
समझती है कि जब तक उसे एक नया सभा-भवन उपलब्ध न हो, वह 
अपने क्रिया-कलाप को जारी रखने में अ्रसमर्थ है। इस बीच उसकी प्रवर- 
समिति ने सामूहिक रूप से उद्धार समिति में प्रवेश करने का निश्चय किया 
है... प्रसंगवश , इतिहास में रूसी जनतंत्र की परिषद्‌ का इसके बाद कभी 
भी ज़िक्र नहीं मिलता... र 

इसके वाद मंत्रालयों, विक्‍्जेल, डाक-तार यूनियन के प्रतिनिधि 
बदस्तूर एक के बाद एक वहां आये भ्रौर उन्होंने सौवें मर्तवा अपने इस 
संकल्प को दोहराया कि- वे बोल्शेविक बलाद्ग्राहियों के लिये हरगिज़ काम 
नहीं करेंगे। एक युंकर ने, जो शिशिर प्रासाद में मौजूद था, अपनी 
और अपने साथियों की वीरता की भ्रौर लाल गार्डो के अपमानजनक 
व्यवहार की एक घोर अतिरंजित कथा सुनायी - और लोगों ने इन सारे 
क़िस्से-कहानियों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। किसी 
ने समाजवादी-क्रांतिकारी अख़बार 'नरोद' में छपी एक रिपोर्ट को पढ़ 
कर सुनाया, जिसमें यह कहा गया था कि शिशिर प्रासाद को जो क्षति 
पहुंचायी गयी है, उसे पूरा करने में पचास करोड़ रूबल खर्चे होंगे 
भर जिसमें वहां होने वाली लूटमार और तोडफोड का विशद 
वर्णन था। 

बीच बीच में संदेशवाहक टेलीफोन से प्राप्त होने वाले समाचारों को 
लेकर वहां झ्राते। चार समाजवादी मंत्रियों को कैद से रिहा कर दिया 
गया है। क्रिलेन्को ने पीटर-पाल क़िले में जाकर एडमिरल वेदेरेब्स्की से कहा 
कि नौ-मंत्रालय परित्यक्तं है और उनसे अनुरोध किया कि वह रूस की 
खातिर जन-कमिसार परिषद्‌ के तहत मंत्रालय का भार संभालें , भर बूढ़े 
नाविक ने उनकी बात मान ली। केरेंस्की गातचिना से उत्तर की 
ओर बढ़ रहे हैं और बोल्शेविक गैरिसनें उनका मुकाबला न कर पीछे 
हट रही हैं। स्मोल्नी ने एक और गराज्ञप्ति जारी की है, जिसके द्वारा 
खाद्य-संभरण के मामले में नगर दुमाओों के अधिकारों को बढ़ा दिया 


गया था। 


२३१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


"st iN NRC 
‘+ 


यह अंतिम बात एक ऐसी धृष्ठता मालूम: पड़ी कि लोगों का गुस्सा 
भड़क उठा। यह लेनिन, बलाद्ग्राही श्रौर ग्रत्याचारी लेनिन, जिसके 
कमिसारों ने नगरपालिका की मोटर-गाड़ियों पर' क्रव्जा कर लिया था, 
नगरपालिका के गोदामों में प्रवेश किया था, और संभरण-समितियों के 
काम में तथा खाद्य के वितरण में हस्तक्षेप किया था,-इस लेनिन की 
ऐसी जुरंत कि वह स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वायत्त नगर-प्रशासन के अधिकारों 
की सीमा बांधे! एक दूमा-सदस्य ने अपना घूंसा दिखाते हुए प्रस्ताव किया 
कि श्रगर बोल्शेविक संभरण-समितियों के काम में दस्तंदाज़ी करने की जुरंत 
करें, तो नगर को खाद्य की सप्लाई बंद की जाये... एक दूसरे सदस्य 
ने, जो विशेष संभरण-समिति के प्रतिनिधि थे, ख़बर दी कि खाद्य-स्थिति 
अत्यन्त गंभीर है और उन्होंने मांग की कि दूमा अपने दूतों को 
बाहर दौड़ाये, ताकि अनाज की गाड़ियां जल्दी से जल्दी पेत्रोग्राद 
लायी जा सकें। 

देदोनेन्को ने नाटकीय ढंग से घोषणा की कि गैरिसन डांवांडोल 
हो रही है। सेम्योनोब्स्की रेजीमेंट ने अभी से फ़ैसला कर लिया है 
कि वह समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी की ही श्ाज्ञा का पालन 
करेगी। नेवा नदी की टारपीडो-नावों के मल्लाह भी डांबांडोल हैं। 
फ़ोरन सात सदस्यों को प्रचार-कार्यं जारी रखने के लिये नियुक्त 
किया गया... 

इसके वाद बूढ़े मेयर मंच पर बोलने के लिये खड़े हुए: “ साथियो 
आर नागरिको ! मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि पीटर-पाल किले के 
कदी खतरे में हैँ। बोल्शेविक रक्षकों ने पाव्लोब्स्क स्कूल के चौदह युंकरों 
को नंगा करके उन्हें मारा-पीटा है। उनमें से एक पागल हो गया है। वे 
क़ानून को ताक पर रखकर मंत्रियों को भी भुरता बना देने की धमकी दे 
रहे है!” मेयर का यह कहना नहीं था कि क्रोध और घृणा का जैसे 
एक ज्वार आ गया। वह उस वक्त झौर भी उम्र हो गया, जब भूरे कपडे 
पहने हुए नाटे क़द की एक ठिंगनी सी औरत ने बोलने की इजाजत मांगी 
और कठोर स्वर में, जिसमें लोहे की खनक थी, बोलने लगी। यह थीं 
पुरानी तपी हुई क्रांतिकारी महिला तथा दूमा की बोल्शेबिक सदस्य वैरा 
स्लूत्स्काया । 


. २३२ 


4 0 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Konkecape 
1930110 Ynssnenin Ao. 
1४009 SaknicueniA 


०८, /८22897, ० ॥70॥7/०॥४ 
K. म, ह 
| Terporpans CNonsnun Npencratnrean Avepnkancknxs Coui3AncrANecRNNS 


Hrerkeyrs;nonn.I 56, 5७3९१ ARONHY ?॥॥ ४५ , ७० 6८७ tera Saxnk- 
venia rr. Merporpapa ॥ KponutaTa, AN 06९81१0 03#3- 
KOMNENIA NOADRCHNIA ३३18०५९७०७ M wupoxaro o6uec- 

१९11910 OCBBAOMNENIA Bh uhnAXs npoKpanHlA 636070 


rz Moga 
| 


सभी जेलों में बेरोकटोक जाने के लिए जॉन रीड को दिया गया पास 


` “यह सरासर झूठ है और उकसावा है!” उन्होंने गालियों की 
बौछार की परवाह न करके कहा। “मजदूरों और किसानों की सरकार, 
जिसने मृत्यु-दंड समाप्त कर दिया है, ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं दे 
सकती । हम मांग करते हैं कि इस रिपोर्ट की फ़ौरन जांच की जाये । अगर 
उसमें कोई सचाई है, तो सरकार ज़रूर जोरदार क़दम उठायेगी ! ” 
सभी पार्टियों के सदस्यों को लेकर फ़ोरन एक आयोग को नियुक्ति 
की गयी और मामले की तहक़ीक़ात के लिये यह ग्रायोग मेयर के साथ 
पीटर-पाल क्रिले के लिये रवाना हुआ। हम उनके पीछे पीछे निकल ही रहे 
थे कि हमने देखा, दूमा केरेन्स्की के साथ मुलाक़ात के लिये एक दूसरा 
आयोग नियुक्त कर रही थी झौर उसे यह जिम्मेदारी सौंप रही थी कि जब 
केरेन्स्की राजधानी में प्रवेश करें, यह झायोग उनसे मिल कर इस बात 
` की कोशिश करे कि शहर में ख.न-ख़राबा न होने पाये... 


जब हम क़िले पहुंचे भ्रौर हमने फाटक पर संतरियों को चकमा दे 
कर अन्दर प्रवेश किया, रात आधी गुज़र चुकी थी। हम गिरजाघर की 
गोर इक्की-दुक्की बिजली की बत्तियों के मद्धिम प्रकाश में आगे बढ़े। 
यहीं , इसी गिरजाधर में सुन्दर स्वर्ण कलश और घंटे के नीचे, जिस पर 


ड क २३३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 3 हः 
05 1223 SEAS SE सिक 


हर रोज़ ऐन दोपहर को पहले की ही तरह अभी भी बोजे त्सार्या डरानो* 
की धन वजती रही थी, जारों की क़ब्नें थीं... इस समय वहां बिल्कुल 
सन्नाटा था; अधिकांश खिड़कियों में रोशनी तक न थी। अंधेरे में चलते 
चलते हम किसी वकत किसी संडे-मुस्टंडे से टकरा जाते, जो हमारे 
सवालों का हस्वमामूल एक ही जवाब देता, “या न्ये ज्नायू” ( मुझे नहीं 
मालूम ) । 

बायीं ओर तुबेत्स्कोई बुर्ज की धुंधली धुंधली आकृति दिखायी 
दे, रही थी-वही बुर्ज, जो क़ैदियों के लिए जीते जी क्रत्र था, जहां 
ज़ारशाही ज़माने में ग्राज्ञादी की लड़ाई के कितने ही शहीदों को अपनी 
जान से हाथ धोना पड़ा या अपनी बुद्धि से, जहां अपने वक़्त अस्थायी 
सरकार ने ज़ारशाही मंत्रियों को बंद कर दिया था और श्रव बोल्शेविकों 
ने अस्थायी सरकार के मंत्रियों को बंद किया था। के 

एक मल्लाह ने हमें बड़े मैत्रीपूणं भाव से टकसाल के पास एक छाट 
से घर में पहुंचाया, जहां कमांडेंट का दफ़्तर था। एक गर्म कमरे में, जिसमें 
धुआं भरा हुआ था, ग्राधा दर्जन लाल गार्ड, मल्लाह और सिपाही बैठे 
हुए थे। पास ही समावार से पानी के खदबदाने की सुखद ध्वनि झा रही 
थी। उन्होंने बड़े हार्दिक भाव से हमारा स्वागत किया और चाय पिला कर 
हमारी खातिर की। कमांडेंट मौजूद न थे, वह नगर दूमा से आयें 
“ साबोताज्निकों ” ( तोड़-फोड़ करने वालों ) के ग्रायोग के साथ थे, जिनका 
कहना था कि युंकरों का क्ृत्ले-आम किया जा रहा है। यहां लोगों को 
इस बात पर बेहद हंसी ग्रा रही थी। कमरे में एक तरफ़ नाटे कद आर 
गंजी खोपड़ी वाले एक साहव , जिन्हें देखने से मालूम होता था कि उन्होंने 
अपने दिन ऐयाशी में बिताये हैं, एक सूट और क़ीमती फर कोट पहने 
बैठे थे। वह भ्रपनी मूंछें चबा रहे ये और पने चारों ओर चूहादानी में 
फंसे चूहे की तरह सहमी नज़र से देख रहे थे। उन्हें भ्रभी अभी गिरफ्तार 
किया गया था। किसी ने उनकी मोर उड़ती हुई नज़र से देखकः 


*ईएवर जार की रक्षा करे। यह एक ग़लती है: पीटर-पार्ल का 
घंटा “कोल स्लावेन...” (गौरव है झापका...) की धुन बजाता 
था।-सं० 
२३४ डे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कहा कि वह मंत्री-वंत्री कुछ है... मालूम होता था नाटे आदमी ने 
उसकी वात सुनी नहीं। ज़ाहिर था कि बह बेहद डरे हुए और घवराये 
हुए थे, हालांकि कमरे में मौजूद लोगों ने उन्हें कोई नाराज़गी नहीं 
दिखायी थी। 

मैंने उनके पास जा कर उनसे फ्रांसीसी में वात की। “ काउंट 
तोल्स्तोई , ” उन्होंने ्रौपचारिक रूप से झुककर अपना परिचय दिया। “मेरी 
समझ में नहीं भ्राता कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। में अपने घर 
के रास्ते में त्रोइत्स्की पुल को पार कर रहा था कि इनमें से... इनमें 
से... दो आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। बेशक मैं अस्थायी सरकार का 
कमिसार था और मुझे मुख्य सैनिक कार्यालय के साथ लगा दिया गया था, 
लेकिन मैं किसी भी माने में मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था...” 

“उसे जाने दो...” एक मल्लाह ने कहा। “वह कोई खतरनाक 
आदमी नहीं मालूम होता...” 

“नहीं,” जो सिपाही उसे गिरफ्तार कर के यहां लाया था, उसने 
कहा। “पहले हमें कमांडेंट से पूछना होगा।” 

“ ओह, कमांडेंट ! ” मल्लाह ने मजाक उड़ाया। “तुमने क्रांति काहे 
के लिए की? इसीलिए कि अफ़सरों का हुक्म बजाते रहो?” 

पाग्लोव्स्की रेजीमेंट का एक प्रापोरश्चीक वता रहा था कि विद्रोह 
कैसे शुरू हुआ। “छः तारीख की रात को हमारी रेजीमेंट की ड्यूटी मुख्य 
सैनिक कार्यालय में लगी थी। मै अपने कुछ साथियों के साथ पहरे पर 
तैनात था। जिस कमरे में जनरल स्टाफ़ की बैठक हो रही थी, उसमें 
इवान पाव्लोविच और एक म्रौर ग्रादमी , जिसका नाम मुझे याद नहीं आ 
रहा है, पर्दो के पीछे छिप गये और उन्होंने कितनी ही बातें सुनीं। 
उदाहरण के लिए, उन्होंने सुना कि गातचिना के युंकरों को रातों रात 
पेत्रोप्राद आने और कज्ज्ञाको को सुबह मार्च करने के लिए तैयार रहने 
का हुक्म दिया जा रहा था... उनकी योजना थी कि शहर के खास ख़ास 
नाको पर सवेरा होने से पहले ही कब्जा कर लिया जाये। फ़िर पुलो के 
भी खोलने की बात थी। लेकिन जब वे स्मोल्नी भवन पर घेरा डालने 
की बात करने लगे, इवान पाव्लोविच से रहा न गया। ठीक उसी समय 
काफ़ी लोग वहां झा जा रहे थे-उन्हीं में मिल कर वह चुपके 


२३५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


से निकल आया और नीचे गारद-घर में श्रा गया। दूसरा साथी 
उनकी वात सुनने के लिये, जितनी भी वह सुन सकता था, वहां 
रह गया। 

“मुझे पहले से ही शुवहा था कि कोई न कोई गुल ज़रूर खिलाया 
जा रहा है। भ्रफ़सरों से लदी मोटर-गाड़ियां बराबर आ रही थीं और 
सभी मंत्री वहां मौजूद थे। इवान पाब्लोविच ने जो कुछ श्रपने कानों सुना 
था, मुझे बताया। उस वकत रात के ढाई बजे थे। रेजीमेंट-समिति के मंत्री 
वहां मौजूद थे। हमने सारा क्रिस्सा उन्हें सुनाया और पूछा कि क्या करना 
चाहिए। 

“ ' आने-जाने वाले सभी ग्रादमियों को गिरफ्तार कर लो, ' उन्होंने 
कहा। लिहाज़ञा हमने ऐसा ही करना शुरू किया। घंटा भर के अंदर ही 
हमने कुछ अफ़सरों और दो मंत्रियों को पकड़ कर सीधे स्मोल्ती भिजवा 
दिया। लेकिन सैनिक क्रांतिकारी समिति इसके लिए तैयार न थी। उनकी 


समझ में नहीं ्राया कि वे क्या करें। थोड़ी ही देर बाद हमारे पास हुम . 


आया कि हम हर ग्रादमी को छोड़ दें और श्रव किसी को न पकड़ें। फिर 
हम भागे भागे काले कोस स्मोल्नी गये और मेरा ख्याल है घंटे भर की 
माथापच्ची के बाद कहीं जा कर उनके जेहन में यह बात शायी कि यह 
दरअसल एक लड़ाई है। जब हम वापिस यहां पहुंचे पांच बज चुके थे और 
चिड़ियां हाथ से निकल चुकी थीं। कुछ तो फिर भी फंस 'ही गयीं। गैरिसन 
पूरी की पूरी निकल पड़ी थी...” 

वासील्मेव्स्की ग्रोसत्रोव के एक लाल गाडं ने बड़े विस्तार से बताया 
कि विद्रोह के दिन उसके हलक़े में क्या हुआ। “ वहा हमारे पास मशीतगतें 
न थीं, और न वे हमें स्मोल्नी से मिल सकती थीं,” उसने मुस्कराते हुए 
कहा। : वार्ड दूमा की उप्रावा (केंद्रीय ब्यूरो) के सदस्य कामरेड 
जालकिन्द को अचानक याद झाया कि उप्रावा के सभा कक्ष में एक मशीनगत 
पड़ी है, जो जमंनों से छीनी गयी थी। लिहाजा वह और मैं और एक भो 
साथी वहां पहुंचे । मेन्शेविक ौर समाजवादी-क्रांतिकारी लोग वहां मीटिंग 
कर रहे थे। हमने आव देखा न ताव, दरवाजा खोल .कर सीधे अंदर पुस 
गये। हम तीन थे भौर वे बारह या पंद्रह रहे होंगे, सब के सब एक मैच 
के चारों श्रोर बैठे हुए। जब उन्होंने हमें देखा, उन्हें जैसे सांप सूंघ गया! 


२३६ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शि 5241... 


उनकी बोलती बंद हो गयी और वे बस हमारा मुंह देखते रह गये । हम 
बेसाख्ता कमरे की दूसरी जानिब गये, मशीनगन के हिस्सों को अलग किया, 
एक हिस्सा कामरेड ज़ालकिन्द ने उठाया, दूसरा मैंने और हम 
उन्हें कंधे पर लादे बाहर निकल आये और एक भी आदमी ने kt 
तक नहीं किया ! ” 

“तुम जानते हो शिशिर प्रासाद पर कैसे कब्जा किया गया?” एक 
तीसरे आदमी ने, एक मल्लाह ने पूछा। “क़रीब ग्यारह बजे हमें पता 
चला कि नेवा की तरफ़ वाले हिस्से में युंकर मौजूद नहीं हैं। लिहाजा हम 
दरवाज़े तोड़ कर अंदर घुस गये और एक एक या दो दो, चार चार 
कर के सीढ़ियों से. चुपचाप ऊपर चढ़ गये। जब हम ऊपर पहुंचे, युंकरों 
ने हमें रोका और हमारी बंूकें छीन लीं। लेकिन थोड़े थोड़े करके हमारे 
- साथी बराबर आते ही रहे, जब तक कि हमारी तादाद उनसे ज्यादा न 
हो गयी। फिर क्या था, हमने बाजी पलट दी और युंकरों से उनकी बंढूकें 
रखवा लीं..." 

ठीक उसी समय कमांडेंट ने प्रवेश किया - एक हसमुख नौजवान ग्रैर- 
कमीशनयाफ्ता भ्रफ़सर , जिसका एक हाथ गले की पट्टी से लटका हुआ था 
और आंखों के नीचे कई कई रात जगते रहने से काली रेखायें उभर 
आयी' थीं। उसकी निगाह पहले क़ैदी पर पड़ी, जो फ़ौरन अपनी 
सफ़ाई देने लगा। 3 

“जी हां,” कमांडेंट ने उसकी बात काट कर कहा। “आप उसी 
` समिति के मेंबर थे न, जिसने बुधवार को तीसरे पहर जनरल स्टाफ़ को 
हमारे हवाले करने से इनकार किया था। बहरहाल, हमें आपकी जरूरत 
नहीं है। माफ़ कीजिए, नागरिक...” उसने दरवाजा खोल कर काउंट 
तोल्स्तोई को इशारा किया कि वह बराय मेहरबानी तशरीफ़ ले जायें । कई 
भौर लोगों ने, खास कर लाल गाडों ने भुनभुता कर अपना प्रतिवाद प्रगट 
द आर मल्लाह ने विजय के भाव से कहा, “देखा! मैंने कया कहा 

Tho 


भव दो" सिपाही कमांडेंट की भोर मुख्ातिब हुए। किले की गैरिसन 

गे अतिवाद प्रगट करने के लिये उन दो आदमियों की एक समितिं चुनी 
पी । उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त जब पेट भर खाना मिलना दुश्वार था, 
नः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कैदियों को वही ख़राक दी जा रही थी, जो रक्षकों को । “ प्रतिक्रांतिकारियों 
के साथ इतना अच्छा सलूक क्‍यों किया जाये?” 

“ साथियो , हम क्रांतिकारी हैं, लुटेरे नहीं , कमांडेंट ने जवाब दिया। 
अव वह हमारी ओर मुड़ा।-हमने कहा कि शहर में अफ़वाहें उड़ रही हें 
कि युंकरों को मारा-पीटा जा रहा है और मंत्रियों की जान भी खतरे में 
है। “क्या हमें कैदियों से मिलने दिया जा सकता है, ताकि हम दुनिया 
के सामने साबित कर सकें कि...” 

“ नहीं , ” नौजवान सैनिक ने खीझ कर कहा। “मैं दोवारा कैदियों 
की नींद में खलल नहीं डाल सकता। मुझे श्रभी श्रभी मजबूरन उन्हें जगाना 
पड़ा - उन्होने बिल्कुल यही समझा कि उन्हें जहन्नुम रसीद किया 
जाने वाला है... बहरहाल ज्यादातर युंकरों को छोड़ ही दिया गया 
है और वाक़ी कल छोड़ दिये जायेंगे।” उसने यकायक दूसरी ग्रोर 
रुख किया। 

“तब क्या हम दूमा आयोग से बात कर सकते हुँ?” 

कमांडेंट ने, जो अपने लिए गिलास में चाय ढाल रहा था, सिंर 
हिलाकर स्वीकृति दी। “वे भ्रभी भी बाहर हॉल में हैं,” उसने बेपरवाही 
से कहा। . 

आर सचमुच एक चिराग की मद्धिम रोशनी में हमने देखा, वे 
दरवाजे के ठीक बाहर मेयर को घेरे खड़े हैं भौर उत्तेजित स्वर में बातें 
कर रहे हैं। 


“मेयर महोदय,” मैंने कहा, “हम अमरीकी संवाददाता हैं। क्या . 


आप हमें कृपा कर भ्राधिकारिक रूप से बतायेंगे कि आप की जांच-पड़ताल 
का क्‍या नतीजा निकला ?” 
वह हमारी ओर मुखातिब हुए-उनके चेहरे पर वही श्रद्धेय! 
गौरवास्पद भाव था। र 
“उन रिपोर्टो में कोई सचाई नहीं है,” उन्होंने आहिस्ता लहे" 
कहा । “जब मंत्रिण यहां लाये जा रहे थे, उस समय जो 
हुई, उन्हें छोड़ दें, तो उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया 
गया है। जहां तक युंकरों का प्रश्‍न है, किसी का बाल भी बांका 
नहीं हुआ है...” ५ 


९९८ 
CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नेव्स्की मार्ग पर रात के तीसरे पहर के निस्तब्ध धुंधलके में सिपाहियों 
की क़तार पर क़तार चुपचाप चली जा रही थी -वे केरेन्स्की से लड़ने जा 
रहे थे। अंधेरे उपमागों पर वगैर वत्ती के मोटरें दौड़ रही थीं। किसानों 
की सोवियत के सदर दफ्तर, फ़ोन्तान्का छः में, नेव्स्की मार्ग के एक ` 
विशाल भवन के एक फ्लँट में और इंजीनेनी ज्ञामोक ( इंजीनियरों का 
स्कूल) में गुप-चुप कारंवाइयां हो रही थीं। दूमा भवन जगमगा 
रहा था... 

स्मोल्नी संस्थान में सैनिक क्रांतिकारी समिति शोला वनी हुई थी और 
एक अतिभारित डाइनामो की तरह बेतहाशा काम कर रही थी... 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Lied 


सातवां ग्रध्याय 
ऋन्तिकारी सोर्चा 


शनिवार, १० नवम्बर... 
नागरिको ! 
सैनिक क्रांतिकारी समिति घोषणा करती है कि वह क्रांतिकारी 
सुव्यवस्था के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को सहन नहीं करेगी . . - 
चोरी, ठगी, , बटमारी और ख.न-खराबे की कोशिशों के लिये कठोर 


दंड दिया जायेगा... 


जो भी लूटमार करेगा या फ़साद भड़कायेगा, पेरिस कम्यून के 
उदाहरण का अनुसरण करती हुई समिति उसे बिना किसी रू-रिझ्रायत के 
मिट्टी में मिला देगी... 


नगर में पुर्ण शान्ति थी। चोरी और बटमारी की एक भी घटना 
नहीं, शरावियों का सिर-फुटौबल तक नहीं। रात को हथियारबंद गश्ती 
दस्ते खामोश सड़कों का चक्कर लगाते और गली-सड़कों के नुक्कड़ों पर 
सिपाही और लाल गाडं छोटे छोटे श्रलावों के चारों ओर बैठे बातचीत 
करते , हंसते श्रौर गाना गाते दिखायी देते। दिन के वक्त सड़क की पटरियों 
पर भीड़ इकट्टी हो जाती, झुंड के झुंड लोग विद्यार्थियों और सिपाहियों , 
व्यवसायियों और मजदूरों के बीच कभी न ख़त्म होने वाली गर्मागर्म बहसों 
को सुनने के लिये खड़े हो जाते। 


२४० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सड़कों पर राह चलते नागरिक एक दूसरे को रोक कर पूछते: 

“क्यों भाई, सुना है, कज़्ज़ाक आने वाले हैं?” 

“नहीं...” 

“ताज़ा ख़बर कया हे?” 

“मैं नहीं जानता। आपको मालूम है केरेन्स्की कहां हैं?” 

“लोगों का कहना है कि पेत्रोग्राद से कुल आठ वेर्स्ता दूर... क्या 
यह सच है कि वोल्शेविकों ने भाग कर क्रृज़र अब्रोरा में शरण ली है? 

“कहते तो यही है...” 

दीवारों पर पोस्टर और इने-गिने अख़बार; अपीलों, फटकारों, 
श्राज्ञप्तियों की भरमार... 

एक बड़े भारी पोस्टर में किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी 
समिति -का घोषणापत्र .छपा था, जिसमें बहुत सी वाही-तबाही बको गयी 
थी: 


...वे ( बोल्शेविक ) यह कहने की जुरंत करते हैं कि उन्हें किसानों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतों का समर्थन प्राप्त है श्रौर यह कि वे किसानों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतों की श्रोर से बोल रहे हैं... 

रूस का समूचा मज़दूर वर्ग जान ले कि यह सरासर झूठ है, कि 


किसानों के प्रतिनिधियों की ग्रखिल रूसी सोवियतों की कार्यकारिणी समिति 


के रूप में सारे मेहनतकश किसान इस वात का क्रोधपूर्वक खंडन करते हैं 
कि संगठित किसान वर्ग ने मेहनतकश वर्गों की इच्छा के इस अपराधपूर्ण 
उल्लंघन में किसी भी प्रकार से योगदान दिया है... 


समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी की सैनिक शाखा ने घोषणा कीः 


बोल्शेविकों का विक्षिप्त प्रयास ध्वस्त होने को ही है 1 गैरिसन के 
अंदर फूट पड़ गई है... मंत्रालयों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और रोटी 
श्रौर भी दुर्लभ हो गयी है। मुट्ठी भर बोल्शेविकों को छोड़कर सभी दल 
कांग्रेस से निकल . झ्राये हैं। बोल्शेविक अकेले पड़ गये हैं... 
र २४१ 


16-2360 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हम सभी समझदार अंशकों से अपील करते हैं कि वे देश तथा क्रांति 
की उद्धार समिति के चारों ग्रोर एकत्र हों और इस .बात की गंभीर तैयारी 
करें कि केन्द्रीय समिति का आह्वान होते ही कमर कस कर... 


जनतंत्र की परिषद्‌ ने एक परचा निकाल कर अपनी शिकायतें पेश कीं: 


संगीनों के सामने मजबूर होकर जनतंत्र की परिषद्‌ विसर्जित होने 
झौर अस्थायी रूप से अपनी सभा स्थगित करने के लिए बाध्य हुई है। 

बलाद्ग्राहियों ने लबों पर “आज़ादी ग्रोर समाजवाद” का नारा 
लेकर निरंकुश हिंसापुणं शासन स्थापित किया है। उन्होंने श्रस्थायी सरकार 
के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, अखबारों को बंद कर दिया है और 
छापाखानों पर क़ब्जा कर दिया है... यह जरूरी है कि इस सत्ता को 
जनता तथा क्रांति का शत्रु समझा जाये; यह जरूरी है कि उससे संघर्ष 
किया जाये और उसे गिराया जाये... ` 

जब तक जनतंत्र की परिषद्‌ अपना काम फिर से शुरू नहीं करती, 
वह रूसी जनतंत्र के नागरिकों को आ्रामंत्रित करती है कि वे देश तथा क्रांति 
की स्थानीय उद्धार समितियों के गिदे एकजुट हों। ये समितियां बोल्शेविकों 
की सरकार को उलटने और एक ऐसी सरकार की स्थापना करने का 


कार्य संगठित कर रही हैं, जो देश को संविधान सभा की ओर अग्रसर 
करने में समर्थ होगी। 


'देलो नरोदा' ने लिखा: 


क्रांति का अर्थ है समस्त जनता का विद्रोह... परंतु हम यहां क्या 
देखते हैं? लेनिन गौर त्रोत्स्की वारा ठगे भ्रौर बुद्ध बनाये गये बेचारे मुट्ठी 
भर बेवक़्फ़ों को, बस . . उनकी आाज्ञप्तियां और ्रपीलें ऐतिहासिक विचित्र- 
वस्तु संग्रहालय की शोभा ही बढ़ा सकती दे 


जन-समाजवादियों के भ्रखबार '' नरोद्नोये स्लोवो' ( जनबाणी ) नें 
भी भ्रपना तीर छोड़ा: . 


२४२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ मजदूरों और किसानों की सरकार?” यह सचाई नहीं, किसी 
अफ़ोमची की. सनक है। रूस में या मित्र-राष्ट्रो में, यहां तक कि शत्रु- 
देशों में भी एक भी आदमी इस “ सरकार ” को मान्यता देने वाला नहीं है... 


पूंजीवादी अख़बार फ़िलहाल ग़ायब हो गये थे... 

' प्राव्दा ' ने नयी त्से-ई-काह के, जो अब रूसी सोवियत जनतंत्र की 
संसद वन गयी थी, पहले अधिवेशन की एक रिपोर्ट छापी। अधिवेशन 
में कृषि-कमिसार मिल्यूतिन ने. कहा कि किसानों की कार्यकारिणी समिति 
ने १३ दिसम्बर को अखिल रूसी किसान कांग्रेस बुलायी है। 

“ लेकिन हम तब तक इंतज़ार नहीं कर सकते,” उन्होंने कहा। 
“ हमारे लिए किसानों का समर्थन पाना जरूरी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम 
किसानों की कांग्रेस बुलायें और फ़ौरन ही बुलायें . . . ” वामपंथी समाजवादी- 
क्रांतिकारियों ने सहमति प्रगट की। रूस के किसानों के नाम अपील का 
एक मसौदा जल्दी जल्दी तैयार किया गया और इस योजना को कार्यान्वित 
करने के लिए पांच आदमियों की एक समिति निर्वाचित की गई। 

भूमि-वितरण की विशद योजना का प्रश्‍न तथा उद्योग पर मजदूरों 


` के नियन्त्रण का प्रश्‍न तब तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया, जब तक 


कि इन प्रश्नों का झध्ययन करने वाले विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट न दें। 

तीन आआज्ञप्तियां! पढ़ी गयीं और स्वीकृत की गमी: पहली, लेनिन की 
* समाचारपत्रों के लिए सामान्य नियमावली ', जिसके द्वारा यह ग्रादेश दिया 
गया कि उन सभी अखबारों को बंद किया जाये, जो नयी सरकार के प्रति 
प्रतिरोध और ग्राज्ञाभंग के भाव को उभाइते हैं, अपराधपूर्ण कारंवाइयों के 
लिए उकसावा देते हैं, या जान-बूझकर ख़बरों को तोड़ते-मरोइते हैं। दुसरी , 
मकानों के किरायों के अधिस्थगन संबंधी गाज्ञप्ति ग्रौर तीसरी, मजदूर 
मिलिशिया की स्थापना संबंधी । कई हुक्मनामे भी पढ़े गये; एक के 
द्वारा नगर दूमा को यह अधिकार दिया गया कि वह सभी खाली मकानों 
और फ्लैटों को अपने धिकार में ले से। दूसरा हुक्म यह था कि रेलवे 
स्टेशनों पर माल-गाड़ियों के डिब्बों का सामान उतारा जाये , ताकि आवश्यक 
वस्तुओं का शीधतर वितरण हो सके और इंजतों और डिब्बों को, जिनकी 
बेहद ज़रूरत थी, दुसरी जगह काम के लिए खाली किया जा सके 


16° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri A 
न ज्र ४1202: प्र 


दो घंटे बाद किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति पूरे 
रूस में निम्नलिखित तार प्रसारित कर रही थी: 


“ किसानों की अखिल रूसी कांग्रेस के लिए संगठन-व्यूरो ” कहा जाने 
वाला बोल्शेविकों का मनमाना संगठन किसानों की सभी सोवियतों को 
आमंत्रित कर रहा है कि वे श्रपने प्रतिनिधियों को पेत्नोग्राद में होने वाली 
कांग्रेस के लिए भेजें... 

किसानों के प्रतिनिधियों को सोवियतों की कार्यकारिणी समिति 
घोषणा करती है कि पहले ही की तरह आज भी उसका यह विचार है 
कि इस घड़ी प्रांतों से उन शक्तियों को हटा लेना खतरनाक होगा, जो 
संविधान सभा के चुनावों की तैयारी के लिए वहां जरूरी हूँ, जिस सभा 
के द्वारा ही मजदूर वर्ग तथा देश का कल्याण हो सकता है। हम किसानों 
की कांग्रेस के लिए निर्धारित तिथि की पुष्टि करते हैं-यह तिथि है १३ 
दिसम्बर । 


दरमा के अंदर सर्वत्र उत्तेजना फैली हुई थी, अफ़सर झा-जा रहे थे 
और मेयर महोदय उद्धार, समिति के नेताओं के साथ सलाह-मशविरा कर 
रहे थे। एक सभासद केरेन्स्की की घोषणा की एक प्रति लिये दौड़ा दौड़ा 
झाया , जिसे सैकड़ों की तादाद में नेव्स्की मार्ग के ऊपर नीचे नीचे उड़ने 
वाले एक हवाई जहाज द्वारा गिराया गया था। घोषणा में सभी बागियों 
भोर सरकशों को भयानक दंड देने की धमकी दी गई थी और सिपाहियों 
को हुक्म दिया गया था कि वे अपने हथियार डाल दें और फ़ौरन मासँ 
मैदान में इकट्ठे हों। 

हमें बताया गया कि मंत्रिसभापति ने त्सारस्कोये सेलो पर कब्जा 
कर लिया है और वह पेत्रोग्राद से पांच मील दूर पहुंच चुके थे। वह कल 
ही -कुछ घंटों में ही - नगर में प्रवेश करेंगे। कहा गया कि उनके कज्जाकों 
के. साथ जिन सोवियत टुकाड़यों का सामना हुआ , वे अस्थायी सरकार की 
ओर चली जा रही है। चेर्नोब बीच में कहीं पर थे, वह “ तटस्थ ” सैनिकों 
को लेकर एक सेना संगठित करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि गृहयुढ 
को रोका जा सके। : चुक 


२४४ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दूमा में लोगों का कहना था कि शहर में गैरिसन की रेजीमेंटें 
बोल्शेविकों का साथ छोड़ रही थीं और स्मोल्नी को अभी से खाली कर 
दिया गया था... सरकार की पुरी मशीनरी ठप हो चुकी थी। राजकीय 
बैंक के कर्मचारियों ने स्मोल्नी के कमिसारों के तहत काम करने से इनकार 
कर दिया था और वे उन्हें पैसा देने से इनकार कर रहे थे। सारे प्राइवेट 


= 


बैंक बंद थे। मंत्रालयों में हड़ताल थी। इस समय भी दूमा की एक 


समिति उद्योगपतियों के भवनों का चक्कर लगा रही थी, वह हड़तालियों 
को वेतन देने के लिए एक कोष? जमा कर रही थी... 

व्रोत्स्की ने विदेश मंत्रालय में जाकर क्लकों को भ्रादेश दिया कि वे 
शांति संबंधी आज्ञप्ति का विदेशी भाषाम्रों में अनुवाद करें। अनुवाद करना 
तो दूर छः सौ कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे उनके मुंह पर दे मारे... 
श्रम-मंत्री श्ल्याप्निकोव ने अपने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को आदेश 
दिया कि वे चौवीस घंटों के अंदर अपनी अपनी जगहों पर लौट आयें, 
नहीं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा और उनसे पेंशन पाने का 
हक़ भी छीन लिया जायेगा। दरवानों के सिवाय वाकी सबने इस आदेश को 
अनसुना कर दिया... विशेष खाद्य-संभरण समिति की कुछ शाखाओं ने 
वोल्शेविकों की अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा अपना काम बंद कर देना 
बेहतर समझा . . . ऊंची तनखाहों और काम करने के बेहतर हालात के लंबे- 
चौड़े वादों के बावजूद टेलीफ़ोन आपरेटरों ने सोवियत सदर दफ्तर को 
लाइन देने से इनकार किया... . 

समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी ने इस हक़ में वोट दिया कि उन सभी 
सदस्यों को , जिन्होंने सोवियतों की कांग्रेस का परित्याग नहीं किया था मौर 
उन सभी लोगों को, जो विद्रोह में हिस्सा ले रहे थे, पार्टी से बाहर नि- 
काल दिया जाये... 

प्रांतो की ख़बरें: मोगिल्योब ने बोल्शेविकों की मुखालिफ़त का एलान 
किया है। कीयेव में कज्जाकों ने सोवियतों का तख्ता उलट दिया है और 
सभी विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। लूगा की सोवियत और 
उसकी तीस हज़ार सिपाहियों की गैरिसन ने अस्थायी सरकार के प्रति अपनी 
निष्ठा की पुष्टि की है रौरं पूरे रूस से अपील की है कि वह इस सरकार 
के गिर्द एकजुट हो। कलेदिन ने दोन प्रदेश में सभी सोवियतो तथा द्रेड- 


२४५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


यूनियनों को छिन्न-भिन्न कर दिया है और उनकी सेनायें उत्तर की श्रोर. 
बढ़ रही हैं... | 

रेल मज़दूरों के एक प्रतिनिधि ने कहा: “कल हमने रूस के कोने 
कोने एक तार भेजा, जिसमें हमने यह मांग की कि राजनीतिक पार्टियों 
के बीच युद्ध तत्काल बंद हो और इस बात का ग्राग्रह प्रगट किया कि एक 
संयुक्त समाजवादी सरकार “की स्थापना की जाये, नहीं तो हम कल रात 
से हड़ताल पर चले जायेंगे... सुबह इस प्रश्‍न का निबटारा करने के लिए 
सभी दलों की एक मीटिंग होगी। ऐसा लगता है कि बोल्शेविक समझौते 
के लिए उत्सुक हैं 

“वे भला तब तक चल भी सकेंगे!” मोटे-ताजे लाल टमाटर जैसे 


नगर इंजीनियर. ने हंसते हुए कहा 


जब हम स्मोल्नी पहुंचे -खाली होना तो दूर वहां और भी भीड़- 
भड़क्का था-झुंड के झुंड मजदूर और सिपाही अंदर-बाहर दौड़ रहे थे 
र सभी जगह संतरियों की दोहरी चौकी तैनात थी। जब हम वहां पहुंचे; 
ऱ्य मुलाक़ात पूंजीवादी तथा “ नरम” समाजवादी अखबारों के रिपोर्टरों 

हुई। 5 

* वोल्या नरोदा' का एक रिपोर्टर चीखा , “उन्होंने हमें गर्दनियां 
देकर बाहर कर दिया! बोन्‍्च-ब्रुयेविच नीचे प्रेस-व्यूरो में तशरीफ़ ले आये 
र उन्होने कहा कि हम चले जायें! .कहा कि हम जासूस हैँ!” वे सबके 
सव एक साथ बोलने लगे: “ तौहीन ! अंधेरगर्दी !  प्रेस-स्वातंत्य का 
अपहरण ! ” 

लॉबी में बड़ी बड़ी भेज़ों पर सैनिक क्रांतिकारी समिति की अपीलों, 
घोषणाश्रों और आदेशों के ढेर लगे थे। मज़्दूर और सिपाही उनके भारी 
भारी बंडल उठाये, जिनके बोझ से वे दबे जा रहे थे, बाहर जा रहें थे! 
वहां मोटरें उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। एक बानगी यहां दी जाती है 


कठघरे में ! 
इस संकटकाल में , जिससे रूसी जन-साधारण गुज़र रहे हैं, मेन्शेविकों 
तथा उनके अ्नुयाय्ियों ने और दक्षिणपंथी समाजवादी- 


२४६ 


ECO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 898190 


- मजदूर वर्ग के साथ विश्‍वासघात किया है । उन्होंने कोर्नीलोव , केरेन्स्की 


श्रौर साविन्कोव की ओर स्थान ग्रहण किया है... 

वे गद्दार केरेन्स्की के ग्रादेशों को छाप . रहे हैं और उस भगोड़े की 
काल्पनिक जीतों की विल्कुल हास्यास्पद अफ़वाहें फैलाकर शहर में दहशत 
पैदा कर रहे हैं... 

नागरिको ! इन झूठे भ्रफ़वाहों पर विश्वास मत कीजिये। कोई 
भी शक्ति जन-क्रांति को हरा नहीं सकती ...केरेन्स्की और उनके 
श्रनुयायियों का एक ही भवितव्य है, उन्हें शीघ्र ही उचित दंड 
दिया जायेगा... 

हम उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम उन्हें उन मजदूरों 
सिपाहियों , मल्लाहों और किसानों की क्रोधाग्नि को समर्पित कर रहे 
हैं, जिन्हें वे पुरानी जंजीरों में फिर से जकड़ना चाहते हैं। वे अपने 
शरीर से कभी भी जनता की घृणा तथा अवज्ञा का कलंक मिटा 
नहीं सकेंगे । 

जनता से दग्रा करनेवाले इन ग्रहारों को हजार लानतें ग्रौर वदुदुरायें! 


सैनिक क्रांतिकारी समिति का दफ्तर एक और वडी जगह में - सबसे 
ऊपर की. मंजिल पर १७ नंबर के कमरे में -क़ायम» हो गया था। लाल 
गाड दरवाज़े पर पहरा दे रहे थे। अंदर, रेलिंग के सामने जो थोड़ी सी 
जगह थी, वह संदर वेश-भपा वाले व्यक्तियों से भरी थी, जो बाहर से 
चाहे जितने संभ्रांत हों, ग्रंदर से जहर के बुझें थे। ये वे बुर्जुआ लोग थे 
जो भ्रपनी मोटरों के लिए परमिट या शहर से रवानगी के लिए पासपोर्ट 
चाहते थे। उनमें कितने ही विदेशी थे... बिल शातोव और पेटेस ड्यूटी 
दे रहे थे। उन्होंने अपना सारा काम छोड़कर हमें ताजा बुलेटिनें पढ़कर 


सुनायीं : 


१७६ वीं रिजर्व रेजीमेंट सर्वसम्मति से समर्थन जताती है। पुतीलोव- 
घाट के पांच हज़ार कुली नयी सरकार का अभिनंदन करते हैं। 'ट्रेड-यूनियनों 


की केंद्रीय समिति - उत्साहपूर्ण समर्थन ।. रेवेल की गैरिसन तथा स्क्वाडून 


ने सहयोग स्थापित करने के लिए श्रौर सैनिकों को भेजने के लिए सेनिक 


२४७ 


£ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by ¢@Gangotri 


क्रांतिकारी समितियों का निर्वाचन किया है । प्स्कोव और मीन्स्क सैनिक 


क्रांतिकारी समितियों के अधिकार में हैं।- त्सारीत्सिन , रोस्तोव-ग्रान-दोन, ` 


प्यातिगोस्कं , सेवास्तोपोल की सोवियतें अ्रभिवादन-संदेश भेजती हैं... 
फ़िनलैँडी डिवीजन, पांचवीं तथा बारहवीं सेनाओं की नयी समितियां 
वफ़ादारी का एलान करती हुँ... 

मास्को से कोई पक्की ख़बर नहीं मिली है। सैनिक क्रांतिकारी समिति 
के सैनिकों ने शहर के नाकों पर कब्जा कर लिया है। क्रेमलिन में तैनात दो 
कंपनियां सोवियतों की ओर हो गयी हैं, परंतु शस्त्रागार कर्नेल रियाव्त्सेव ग्रौर 
उनके युंकरों के हाथ में है। सैनिक क्रांतिकारी समिति ने मजदूरों को लैस 
करने के लिए हथियार मांगे श्रौर रियाव्त्सेव ने आज सुबह तक समिति 
के साथ वातचीत चलायी और फिर यकायक उन्होंने अल्टीमेटम की शक्ल 
में हुक्म दिया कि सोवियत सैनिक समर्पण करें और समिति को भंग किया 
जाये। वहां लड़ाई शुरू हो गयी हेः 

पेत्नोग्राद में सैनिक स्टाफ़ ने चूं भी नहीं किया. और स्मोल्ती के 
कमिसारों की श्राज्ञा का श्रविलंब पालन किया। त्सेन्त्रोफ्लोत ने इनकार 


किया, लेकिन इस: पर दिवेंको ने क्रॉश्तादत के मल्लाहों की एक कंपनीः 


को लेकर चढ़ाई की, और वाल्टिक सागर तथा काले सागर के युद्धपोतों 
के समर्थन से एक नया त्सेन्त्रोफ्लोत स्थापित किया गया . . . 

इन सुखद समाचारों से जो आश्वासन उत्पन्न होता था, उसके 
बावजूद वातावरण में एक प्रकार की आशंका, भय श्रौर घवराहट की 
भावना व्याप्त थी। केरेन्स्की के कज्जाक तेज़ी से बढ़े ग्रा रहे थे- उनके 
पास तोपखाना भी था। कारखाना समितियों के मंत्री स्क्रिप्निक ने, जिनके 
चेहरे पर चिंता की गहरी रेखायें थीं ्रौर रंग उड़ा हुआ था, मुझे विश्वास 
दिलाया कि केरेन्स्की के पास कज्जाकों का पूरा एक कोर है और फिर 
उन्होंने तेज होकर भैरव स्वर में कहा, “हम मरते दम तक उनसे लड़ेंगे!“ 
पेत्रोव््की ने क्लांत भाव से हसकर टीका की, “कल शायद हमें सोने 
को मिले-लंबी नींद सोने को! ..” लाल दाढ़ी वाले लोजीव्स्की ने , जिनका 
चेहरा का हुआ और गाल पिचके हुए थे, कहा, “हमारे लिए भला 
क्या र हो सकती है? बिल्कुल भ्रकेले . . . प्रशिक्षित सैनिकों के ख़िलाफ़ 
एक भीड़!” . 


२४८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


ेत्रोग्राद से दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम की ओर केरेन्स्की के सामने 
सोवियतों के पैर उखड़ गये थे। गातचिना, पाव्लोव्स्क , त्सारस्कोये सेलो 
की गैरिसनों में फूट पड़ गयी थी-आधे लोगों ने तटस्थ रहने के पक्ष में 
वोट दिये, और आधे, वगैर ग्रफ़सरो के, पीछे राजधानी की ओर अस्त- 
व्यस्त भागे। 

उधर सभा-कक्षों में वुलेटिनें चिपकाई जा रही थीं: 


क्रास्नोये सेलो से, १० नवंबर, ८ बजे प्रात: । 

सभी स्टाफ़ सेनापतियों, मुख्य सेनापतियों , सेनापतियों की, सर्वत्र , 
सबको सूचना के लिए। 

भूतपूर्व मंत्री केरेन्स्की ने जान-वूझकर सभी जगह सभी को इस ग्राशय 
का एक झूठा तार भेजा है कि क्रांतिकारी पेत्नोग्राद के सैनिकों ने स्वेच्छा 
से हथियार डाल दिये हैं और भूतपूर्वं सरकार, गद्दार सरकार की सेनाश्रों 
में शामिल हो गये हैं, कि सैनिक क्रांतिकारी समिति ने अपने सिपाहियों 
को पीछे हटने का आदेश दिया है। स्वतंत्र जनता की सेना पीठ नहीं 
दिखाती, न ही वह अपने घुटने टेकती है। 

हमारे सिपाहियों ने गातचिना को इसलिए छोड़ा कि उनके और 
उनके गुमराह भाइयों - कज्ज्ञाकों -के बीच खन-ख़रावा न होने पाये और 
इसलिए भी कि वे एक अधिक सुविधाजनक स्थिति को ग्रहण कर सकें, 
जो इस समय इतनी अधिक शक्तिशाली है कि अगर केरेत्स्की और उनके 
मुसलेह साथी अपनी सेनाओं को दस गुना बढ़ा सकें, तो भी चिंता की कोई 
बात नहीं है। हमारे सैनिकों का मनोबल खूब अच्छा है। 

पेत्रोग्राद में पुरी शांति है। , 


ेत्नोग्राद तथा पेत्रोग्राद के हलके के रक्षा-अध्यक्ष 
लेफ्टीनेंट-कर्नेल मुराव्योव 


जब हम सैनिक क्रांतिकारी समिति के दफ्तर से रुख़सत हो रहे न 
भ्रन्तोनोव हाथ में कागज का एक पुर्जा लिये झाये- उन्हें देखने से ऐसा 
लगता था, जैसे वह सीधे क्रत्र से उठे चले ग्रा रहे हों। 

“इसे रवाना करना है,” उन्होंने कहा। 

२४९ 


“८९८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मजदूरो के प्रतिनिधियों की सभी वाडं-सोवियतों तथा कारखाना 
समितियों के नाम 


आदेश 


केरेन्स्की के कोर्नीलोवपंथी गिरोहों ने राजधानी के प्रवेशमार्गों के लिए 


'ख़तरा पैदा कर दिया है। जनता के और उसकी उपलब्धियों के विरुद्ध 


प्रतिक्रांतिकारी प्रयास को निर्ममता से कुचल देने के लिए सभी श्रावश्यक 
झादेश जारी किये गये हैं। 

क्रांति की सेना तथा लाल गार्ड को इस वात की अपेक्षा है कि मजदुर 
तुरत उनकी ओर सहारे का हाथ वढ़ायें। 

हम वाईड-सोवियतों श्रौर कारखाना समितियों को आदेश देते हैँ: 

१) खाइयां खोदने, वैरिकेड तैयार करने, कंटीले तारों की बाइ 
खड़ी करने के लिए जितने भी ज्यादा मज़दूर भेजे जा सकें, भेजे जायें। 

२) जहां भी इसके लिए कारख़ानों में काम बंद करना ज़रूरी हो, 
ऐसा अविलंब किया जाये । 

३) जितने भी मामूली और कंटीले तार मिल सकें, उन्हें मुहैया 
किया जाये और खाइयां खोदने और वैरिकेड खड़ा करने के लिए जो ग्रौज्ञार 
मिलें, उन्हें भी इकट्ठा किया जाये। 

४) जितने भी अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध हो सकें, ले लिये जागें! 

५) कठोर से कठोर अनुशासन का पालन किया जाये और हर ग्ादमी 
क्रांतिकारी सेना का समस्त साधनों से समर्थन करने के लिए अवश्य प्रस्तुत रहे । 

मजदूरों तथा सेनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत के 
सभापति 

जन-कमिसार लेव त्रोत्स्की 
सैनिक क्ान्तिकारी समिति के सभापति 
मुख्यै सेनापति पोढोइस्क्ी 


जव हम बाहर धुंध और कुहासे में निकले, नगर के चवुर्दिई | 


कारखानों के भोंपू वज रहे थे और उनकी परुष, कर्कश तथा व्याकुल ध्वनि 
२५० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 899190 


i RS 


एक प्रकार से श्रानेवाली घटनाओं का पूर्वाभास देती थी। दसियों हजार 
कमकर - मर्द और भ्रौरत -बाहर निकल पड़े थे। गुंजान बस्तियों और 
चालों से दसियों हजार मटमैले और मैले-कुचैले लोग झुंड के झुंड टिड्री- 
दलों की तरह निकल पडे थे। लाल पेत्रोग्राद खतरे में था! कज्ज़ाक ग्रा 
रहे थे! दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की ओर ये लोग गंदी गलियों से 
होकर मोस्कोव्स्काया द्वार की ओर बढ़ रहे थे, बन्दूक , फरसे-कुल्हाड़े , 
तार के बंडल लिये मर्द, औरतें और बच्चे, अपने काम करने के कपड़ों 
के ऊपर कारतूस की पेटियां डाले हुए... एक पूरा शहर इस तरह अपने 
आप बाहर निकल पड़ा हो, आज तक कभी भी ऐसा देखा नहीं गया! 
ऐसा लगता था, जैसे एक जन-समुद्र उमड़ पड़ा हो -सिपाहियों के दसते, 
तोपें , ट्रकें, छकड़ा-गाडियां, सव के सब उसी धारा में बहे जा रहे थे। 
क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग मजदूरों और किसानों के जनतंत्र की राजधानी 
को श्रपनी छाती ठोंक कर बचाने पर तुला हुआ था! 

स्मोल्नी भवन के फाटक के बाहर एक मोटर-गाड़ी खड़ी थी, जिसके 
मडगाडं का सहारा लेकर बेढंगे ढीले-डाले ग्रोवरकोट की जेबों में हाथ 
डाले एक दुबला-पतला आदमी खड़ा था। उसकी लाल आंखों पर मोटा 
चश्मा चढ़ा था, जिसकी वजह से वे और भी बड़ी दिखायी देती थीं। 


वह बोलता था, तो सप्रयास जैसे उसके लिए बोलना एक कठिन परिश्रम . 


हो। पास ही एक लंबा-तड़ंगा दढ़ियल मल्लाह, जिसकी आंखें किशोर बालक 
की तरह स्वच्छ भ्रौर पारदर्शक थीं, बेचैनी से चहलक़दमी कर रहा था 
और एक बहुत बड़े नीले इस्पात के तमंचे से, जिसे वह अपने हाथ से क्षण 
भर के लिए भी अलग नहीं कर रहा था, अन्यमनस्क भाव से खिलवाड़ 
कर रहा था। ये अ्रन्तोनोव ग्रौर दिबेन्को थे। 

कुछ, सिपाही दो फ़ौजी साइकलों को मोटर-गाड़ी के पावदान के साथ 
बांधने की कोशिश कर रहे थे, जिसपर ड्राइवर उम्र प्रतिवाद कर रहा 
था। गाड़ी. के एनेमल पर खरोंच लग जायेगी, उसने कहा। यह सच है 
कि वह बोल्शेविक है श्रौर गाड़ी किसी पूंजीपति से ज़ब्त की हुई है। यह 
भी सच है कि साइकलें भर्दलियों के इस्तेमाल के लिए थीं, फिर भी 
अपने पेशे में ड्राइवर को जो अभिमान था, वह इन साइकलों से आहत हो 
रहा था... लिहाजा साइकलों को छोड़ दिया गया... 


२५१ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


' : 
हक! 
र 


शी 
11 
2! 
1) 


युद्ध तथा नौसेना के जन-कमिसार क्रांतिकारी मोर्चे के-यह मोर्चा 

जहां भी हो-मुआइने के लिए जा रहे थे। क्या हम भी साथ जा सकते 
है? नहीं, क़तई नहीं। मोटर में सिफ़ पांच आदमियों के लिए जगह है, 
दो कमिसार, दो अर्दली, एक ड्राइवर। ताहम मेरे परिचित एक रूसी 
सज्जन, जिन्हें मैं त्ुसीश्का कहूंगा, गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ गये और 
कोई भी तकं उन्हें हिला न सका-वह वहां मज़े से बैठे रहे... 

त्रुसीशका ने इस यात्रा की जो कहानी मुझे सुनायी, मुझे उसमें शक 
करने की कोई वजह दिखायी नहीं देती। जब वे सुवोरोव्स्की मार्ग से जा 
रहे थे, किसी ने खाने-पीने की वात उठायी। हो सकता है उन्हें एक ऐसे 
इलाक़े में तीन-चार दिन विताना पड़े, जहां रसद-पानी का माकूल इंतज़ाम 
न हो। गाड़ी रोक ली गयी । लेकिन पैसे? युद्ध-कमिसार ने अपनी जेबों 
को उलट डाला -उनमें एक फूटी कौड़ी भी न मिली। नौसेना-कमिसार 
भी विल्कुल दिवालिया निकले। ड्राइवर के पास भी एक टका न. था। 
लिहाजा तुसीशका ने ही खाने-पीने का सामान खरीदा... 

जैसे ही वे नेव्स्की मार्ग में मुडे, एक टायर बोल गया! 

“अब क्या किया जाये?” भ्रन्तोनोव ने पूछा। र 

“दूसरी गाड़ी जब्त कर लो!” दिवेन्को ने अपना रिवाल्वर घुमाते 
हुए सुझाव दिया । श्रन्तोनोव ने सड़क के बीचोंबीच खड़े होकर उधर से 
गुजरने वाली एक गांडी को रुकने का इशारा किया। 

“मुझे यह गाड़ी चाहिए,” श्रन्तोनोव ने कहा। 

“आपको यह गाड़ी नहीं मिलेगी,” सिपाही ने जवाब दिया। 

“तुम जानते हो, मैं कौन हूं?” झन्तोनोव ने अपनी जेब से एक 
पर्चा निकालते हुए कहा, जिस पर लिखा हुआ था कि उन्हें रूसी जनतंतर 
की सभी सेनाझ्रों का मुख्य सेनापति नियुक्त किया जाता है और यह कि हर 
आदमी को बिना चूं भी किये उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ` 

“आप मुजस्सिम शैतान भी हों, तो क्या हुम्रा! मेरे ठगे से! 
सिपाही ने गरम होकर कहा। “यह गाड़ी पहली मशीनगन रेजीमेंट की है 
ग्रौर हम उसमें गोला-बारूद ले जा रहे हैं। आप ह्रगिज़ इसे पा नहीं सकते « « 

उसी वक़्त एक पुरानी भुरकुस टैक्सी-गाड़ी के ग्रा जाने से यह मुश्किल _ 
हल हो गई। टैक्सी के बानेट पर इटालवी झंडा लगा हुझा था ( सशान्ति 


२५२ 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


काल में प्राइवेट गाड़ियां विदेशी दूतावासों के नाम रजिस्टर की जाती थीं 
ताकि वे ज़ब्ती से महफूज़ रहें )। गाड़ी के अंदर से क्रीमती फर-कोट पहने 
एक मोटे-ताज़े सज्जन बिला मुलाहज़ा नीचे उतार दिये गये और उसमें सवार 
होकर निरीक्षण-दल श्रागें बढ़ा। 

वहां से क़रीब दस मील दूर नावंस्काया जास्तावा पहुंचकर ग्रन्तोनोव 
ने लाल गाड़ों के कमांडर को तलब किया। उन्हें शहर के बिल्कुल एक 
छोर पर ले जाया गया, जहां कई सौ मज़दूर खाइयां खोदकर कज्ज्ञाकों 


'के आने का इंतजार कर रहे थे। 


“यहां सब ठीक-ठाक है, कामरेड?” अन्तोनोव ने पूछा। 

“सब चाक-चौवन्द है, कामरेड ,” कमांडर ने जवाब दिया । “ सैनिकों 
में बड़ा उत्साह है... वस एक चीज़ की कसर है- हमारे पास गोला-वारूद 
नहीं है...” 

'  “स्मोल्नी में दो अरब कारतूस पड़े हुए हैं,” भ्रन्तोनोव ने कहा । 
हरिये, में आपको ग्राडेर लिखे देता हूं। ” उन्होंने ग्रपनी जेबों में हाथ 
डाला । “क्या -किसी के पास काग्रज है?” 
कागज न दिवेन्को के पास था और त अर्दलियों के पास । लाचारी 
दर्जे वुसीश्का को अ्रपनी नोटबुक बढ़ानी पड़ी। 

“ कम्बख्त , मेरे पास पेंसिल भी नहीं है!” भ्रन्तोनोव ने खीझकर 
कहा। “ किसी के पास पेंसिल है?” कहने की ज़रूरत नहीं, कि अगर इस 
मजमे में किसी के पास पेंसिल थी, तो तुसीश्का के पास... 


हम लोग, जो पीछे रह गये थे, त्सारस्कोये सेलो स्टेशन को र 
वढ़े। जब हम नेव्स्की मार्ग से जा रहे थे, हमने देखा कि लाल गाड मार्च 
कर रहे है । सवके सब हथियारों से लैस थे, गो कुछ के पास संगीनें थीं 
और कुछ के नहीं। जैसा जाड़ों में होता है, दिन के तीसरे पहर ही शाम 
का झुटपुटा होने लगा था। ये गार्ड चार चार की बेतरतीब कतार में ठंड 
में, पानी और कीचड़ में सीना ताने मार्च कर रहे थे, उनके साथ न 
बेंडबाजा था, न भेरी-तुरही। एक लाल झंडा, जिस पर सुनहरे पर भोंडे 
भ्रक्षरों में अंकित था, “शांति! भूमि!” उनके ऊपर लहरा रहा था। 
ये सारे गार्ड जवानी में पैर रख ही रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसा भाव 


२५३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


=. 


था कि वे मर-मिटने के लिए तैयार हैं... पटरी पर जमा भीड़ उन्हें कुछ 
दहशत और कुछ हिक्कारत से देख रही थी। वह खामोश थी, मगर उसकी 
खामोशी में नफ़रत का जज्वा था। 
` रेलवे स्टेशन पर किसी को भी इस वात का पता न था कि केरेन्स्की 
कहां पर हैं, या लड़ाई का मोर्चा कहां पर है। रेल-गाड़ियां त्सारस्कोये 
सेलो से आगे नहीं जा रही थीं... 
हमारे डिव्वे में 'देहातियों की भरमार थी, जो सामान के बंडल लादे 
और शाम के अख़वार लिये घर लौट रहे थे। बातचीत का एक ही' विषय 
था -वोल्शेविकों का विद्रोह । लेकिन इस बातचीत के अलावा ऐसी कोई , 
बात नहीं थी, जिससे यह महसूस हो कि गृहयुद्ध विशाल रूस को दो खंडो 
में बांट रहा है, या यह कि रेल-गाड़ी सीधे लड़ाई के इलाक़े में जा रही है। 
खिड़की से बाहर तेज़ी से घिरते हुए अंधेरे में हम झुंड के झुंड सिपाहियों 
को देख सकते थे, जो कीचड़-भरी सड़क से शहर की ओर जा रहे थे और 
जो आपस में बहस करते हुए अपने हाथों को झटका दे रहे थे। हमने वडे 
बड़े श्रलावों की रोशनी में देखा, सैनिकों से खचाखच भरी. एक माल-गाड़ी 
साइडिंग में खड़ी थी। युद्ध के वस ये ही लक्षण थे। हमारे पीछे क्षितिज- 
रेखा पर शहर की वत्तियों का प्रकाश मद्धिम होता हुआ, रात के अंधेरे 
में खो गया था। दूर-परिसर में एक ट्राम-गाड़ी रेंग रही थी... 
न त्सारस्कोये सेलो स्टेशन शान्त था, लेकिन जहां-तहां सिपाहियों के 
॥ छोटे-छोटे झुंड खड़े थे, वे ग्रापस में धीरे धीरे वात कर रहे थे और चिंतित . 
9 भाव से गातचिना की ओर रेल की खाली पटरी पर निगाह दौड़ा रहेथे। 
कुछ सिपाहियों से मैंने पूछा कि वे किस तरफ़ हैं। एक ने जवाब दिया, 
“भई, हम ठीक ठीक नहीं जानते कि कौन सही है, कौन ग़लत . .* - 


es 


; इसम शक नहीं कि केरेन्स्की उकसावेवाज है, लेकिन रूसी रूसियों पर | 
! गोली चलायें, इसे हम ग्रच्छा नहीं समझते । ” , 
; स्टेशन कमांडेंट के दफ्तर में - हसमुख दढ़ियल . 
| हा दर में एक लहीम-शहीम , हँसमुख दढ ) 
५ ¦ ग्रदना सिपाही , -समिति का लाल बिल्ला लगाये खड़ा थां 
| स्मोल्नी से हमें जो प्रत्यय-पत्न मिला था, उसका तुरंत असर हुआ । 
| स्पष्टतः यह सिपाही 'सोवियतों का पक्षधर था., परंतु वह उलझन में 
पड़ा हुआ था। * । ग 
२५४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“अभी दो घंटा पहले लाल गार्ड यहां थे, लेकिन फिर वे चले 
गये । एक कमिसार सुबह यहां तशरीफ़ ले आये थे, लेकिन जव कज़्ज्ञाक 
पहुंचे, तो वह वापिस पेत्नोग्राद चले गये।” 

“तो क्‍या कज्जाक यहां मौजूद हैं?” 

उसने श्रफ़सोस के साथ सिर हिला कर संकेत किया कि हां, हैं। 
“यहां लड़ाई हुई है । कज्जाक तड़के ही यहां पहुंचे । उन्होंने हमारे दो-तीन 
सौ आदमियों को पकड़ लिया और क़रीब पच्चीस का सफ़ाया कर डाला |? 

“ कज्जाक कहां पर हैं?” 

“भई, वे यहां तक पहुंचे नहीं। मैं ठीक नहीं जानता कि वे कहां 
हैं। शायद उधर की ओर...” उसने अपने हाथ से पश्‍चिम की ओर 
श्रस्पष्ट संकेत करते हुए कहा। 

हमने स्टेशन के रेस्तोरां में खाना खाया-खाना बड़ा अच्छा था 
पेत्नोग्राद में जैसा खाना मिल सकता था, उससे बेहतर और सस्ता शी। 
हमारे पास ही एक फ्रांसीसी ग्रफ़सर बैठा था, जो झभी ग्रभी गातचिनः 
से पैदल यहां पहुंचा था। गातचिना में पुरी शांति है, उसने बताया। शहर 
केरेन्स्की के हाथ में है। “ये रूसी भी ख़ूब हूँ!” उसने अपनी वात जारी 
रखते हुए कहा। “वे अपना सानी नहीं रखते! अच्छा गृहयुद्ध है यह! 
जिसमें युद्ध नहीं है, वाक़ी सब कुछ है!” 

हम शहर की ओर चल दिये। ऐन स्टेशन के फाटक पर दो सिपाही 
संगीनें लिये खड़े थे, और उनके चारों ओर क़रीब एक सौ व्यापारियों, 


“सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भीड़ थी, जो उन पर तकों 


और शब्दवाणों की धुझ्ांधार बौछार कर रहे थे। उन बच्चों की तरह जिन्हें 
बेवजह डांटा गया हो, ये सिपाही झाकुल और ग्राहत भाव से उनकी ग्रोर 
देख रहे थे। 

विद्यार्थियों की वर्दी पहने लम्बे क़द का एक नौजवान, जिसके चेहरे 
पर एक प्रकार का उद्धत भाव था, सबसे आगे बढ़कर चोट कर रहा था। 

उसने उद्दंडता से कहा, “मेरा ख्याल है प्राप इस बात को समझते 
हृ कि अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़ हथियार उठाकर श्राप अपने को हत्यारों 
और ग़हारों के हाथ का खिलौना बना रहे हैं?” 

“भाई, आ्राप नहीं समझते,” सिपाही ने गंभीरता से उत्तर 


२५५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दिया। “देख्यि न, समाज के दो वर्ग है-सवंहारा और 
पूंजीपति। हम...” 

“मैं इन वाहियात बातों को वखूवी जानता हूं!” विद्यार्थी ने ढिठाई 
से उसकी वात काट कर कहा। “आप जैसे कुछ मूढ़, गंवार किसानों ने 
किसी को चार नारे लगाते हुए सुन लिया और वस लगे श्राप लोग तोतों 
की तरह रट लगाने। उनका मतलव क्या है, यह श्राप ख्राक-पत्थर कुछ 
नहीं समझते !” लोग उसकी वात पर हंस पड़े। “मैं मार्क्सवादी विद्यार्थी 
हूं, भौर मैं श्राफो वताता हूं कि श्राप जिस चीज के लिये लड़ रहे हैँ 
वह कतई समाजवाद नहीं है। वह सरासर श्रराजकता है, जिससे वस 
जनों का उल्लू सीधा होता है!” 

“जी हां, मैं जानता हूं,” सिपाही ने जवाब दिया और उसके माथे 
पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। “मैं सहज ही देख सकता हूं कि आप 
पढ़े-लिखे झादमी हैं और मैं ठहरा सीधा-सादा आ्रादमी। फिर भी मुझे ऐसा 
लगता है कि...” 

विद्यार्थी ने फिर बड़ी हिक़ारत से उसकी वात काटते हुए कहा, 
“मेरा ख्याल है श्राप समझते हैं, लेनिन सचमुच सवंहारा वर्ग के वडे 
भारी दोस्त हैं?” रे 

“हां, मैं समझता हूं,” सिपाही ने ग्राहत भाव से उत्तर दिया। 

“तो मेरे. दोस्त, क्या श्राप जानते हैं कि लेनिन को एक बंद गाड़ी 
में जर्मनी होकर यहां भेजा गया था? क्या आप जानते हैं कि लेनित नें 
जर्मनों से पैसा लिया है?” - 
_ ` भई, मैं इन सब वातों के वारे में कुछ भी नहीं जानता,” सिपाही 
गे हृठबुवंक कहा, “लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेनिन वही वात 
कहते हैं, जो मैं और मेरे जैसे सभी सीधे-सादे आदमी सुनना पसंद करते 
हैं। श्रव यही लीजिये , समाज के अंदर दो वर्ग हैं, पूंजीपति श्रौर सर्वहारा . | 

क _ आप हैँ विल्कुल सिड़ी! आपको मालूम है, मेरे दोस्त, कि मते 
क्रांतिकारी कारंवाइयों के लिये श्लिसेलबुर्ग में दो साल काटे हैं। उस समय? 
जव आप क्ांतिकारियों पर गोली चला रहे थे भर अलाप रहे ये, ' ईश्‍वर 


जार को बचाये!' मेरा नाम है वासीली गेथ्रोगियेविच पानिन । क्या आं 
कभी भी मेरे वारे में नहीं सुना ? ” 


ने 
है 


२५६ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


है 4००० ९ TT 


PR I 
: eC ~ 
> er 


nen > 


A 


He 208. UBHA: 
farrkua. 8% 1277070879 15 ron. 
27 OKTAGpR 1917 fr, Ha CT. wen, ह. 18 0. 


(TM | ॥॥॥॥॥॥॥॥ KONATETA 


NETPOTPAACKATO COBSBTH 


?1011॥॥ # ॥ (11111 IEIISTATOBD. 


Anpecs नतठ्भा0ष्ण 107010, (30९४४७ 1९), ह. mmm verre OCTET TO _Tenegone ॥ 218.41. 
RSS ९७०५५०१ (७५०१६० एप 20 112 आयता MIG, वेण HS द य य {rt 1९1५९९0०१४ है 35.89 


Mlexperb 0 Mipb, 


NpPUHAITbI epnHornacHo Ha 3acbnanin Bce- 

poccitickaro ९७७३ CosbTosb PaGouuxXt, 

ConpaTckuxb ॥ KpecTbanckMxb JlenyTaTosb 
26 okTAGpN 1917 F. 


frnaod ausaeree mCANACTRRe) “pe |६९१ 720५94 09९ FpeAso Nts Yao र ४६४४५७ (११७ ७1७1१1१ HAS 


Paovee ७. ४८५७७१७१८७ ०९ ए;३॥/ 
१-१ ००...) 1.) 
24-28 ०९१७८७७ न onnpanieees ७३ 
Contre ?३42५०४१, (७4&#एएथड७ ७ 
Krccromtanre 11₹)74१०७७ a. 
JarstTh ७९७७ SOOCUNE ५3० 
Ait h XIV NpssnTeALSTBING hI 
wire WeNCATASS AepetONfu ७ 


०९५८०७६१७९१५५२ | ७४३३. १९५५०७११९७. san wauid, areny 1७३७ 


720299) sv ९2४५०६४१४७ 830७-0० “| 
sro 10₹/22:₹788 Mule 1९४३७०१ शिकस्त 


Coreen Frere ०२४००५ ३912124 mintoene Mets ७४४५७६७  npeetisaratd 9९8३५ 


Svat AtuGspaTnetou फक 
EF 

09386 33७४ भ ७ MIs ACNOUDIT, 
veers 


0१४७७७६६९७ ९७ taut ॥[-१32050 * 
[1७81३९१७.३१४४७६६७ HAR 8804405९4० ७३१७७ #४०३ ६७ 080५1020418800 त 
(१७६७ १.९३४४९३७२१३२४७ spn ३७४७६३३७ [७३:०५३४४ ७ ७९७३७ 8090०02398 (1099५ 
६ aK ६७ Rapala ७७ 33 |०२९०४१७४७९ 0802५९९ ॥. ४७९६1७ ४/०६७०९ 
२५१७९१० 1१३7 1९४1 0६९ ९९४९७०५९ [#(६३९॥५६1७७. 100९ 00934307८4 
दै ६७  4705%०२७% ROY [४६७७ ४७ ९६७९९७५१५४ ४७ €७)७४7₹2७* 


es लता ०४७ ४९४: ६७४४७॥३ ९198७ ३७ [1 ७/1/ 

we 0६९2(7६३६६०१६४ 0६१३७१ ९७११२३ त्न oes Tone 
७६७ 7040९0७९७९९४७ A= १२३४०३४७ | |, १७ Ratvouuuth ७0040 tocyaa! शि 
१५७०७ RoAcas "६६१2०५७९५0 ४4९चे Marin, ९११०७७ 4 8९8कि98््या, के 
च 


neat, 6९3७ ७३ 
'3९५०११७ Npaccelnntnin vy 
POINTER) ॥ 6९39 ६९५१? 


< १२९७१२१९७4 ६४ 
34९९१११७६९७॥७४ ७ ७१२२०७४ ७७६७ 


16098 mugs 8974९७७९१७ 

| 
१९४१ ६४७७ 0६६0 3880११७ परशा 
9४८! ७ ७8०4694 ७१९५१३९ीन 
५१००५१०६१७ ९५१० 


Cre ७. १७0७१६१११७ 
(४७४७ phere hr 


LER ५ Neo i 
| ` ! ` प 
"५०९१११ ७७१९३१ ३०१७०६९६१९ ps ९११०७ 
\ See 
५४४८५ ७०. ७०५९७३ 


Natit «७ १७७७ (९७५५४०६१७१. 
९११७ ४॥७ ७७७ we MA ७६ १७ 
| 


१०५१९१७१७७. ne, pa! 


7०12 astneavso ४816०1७१ 


७६७ ७१९ र अन्य 
ont ७९५५५११ ५.५५ ४४७ 


i इत्वे श्र L (१ ५ ९ ० ण्‌ः व \ १ 1 को घ्राति ॥ 
प्रवेश पीटी रफ) ह tN by od 


कय 


१ 


०४९१११५०९0 0000007771 


फू 
८८ 
EY, 
RP 


त 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“क्रांति सम्पन्न हुई है” (व० अ्र० सेरोव के चित्र, ' लेनिन द्वारा 
र रर सत्ता की घोषणा ' से ) । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
कर 


॥॥॥॥॥॥॥ है॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥| 


ष्र METPOFPRECKATO ७88७9 ी 


POOH ॥ (01070 10110 


का स. समर ery Fy र 
cw १५०५४१०७०1. १८7०७५७, Cadeunn np, १. M6. 1९27९6६०५७ N 28 41, 
>>>“ लय मनसे 422 10०2० ०-३ 00222 110 7000 00 र पा MME 5397९८७ penanuin: (९५१७५७१ Huerutyre. 2७ १73०७ ४०(०३१:७ है 14: Teaegoue ४ 3039 


Bs घय ००५४७७ 55 zeveniy (गय घाय Zeit Broporo 3८00000१८३१7० 000172 
Cesbrops KpecrbencKexs JIeny7azoss, MDECTbANb-RENerATOBb Tpitx2sImnes 54 
Bropos B:epoccifirut Csbrs Cobbrops 7260 ७८०७ 5 Connarconrs JenyraTots 
NpOCNT OCYATbCA AZZ yracrii 55 2000००७ ३7070 cba  ______ 


DIEKPET 3EMITB 


(४७३७४ COSDIOSY 7150७ = ६. ४ (पतला ७ 1५ 332 26 OAT. ४७१५ |) 
$) bree 102002"8९७०७० aul 
a 


12 10०1&8७॥ ६५४८१३९०७२ as 3९७ 


१५२0४६४.१ १४0१४४१९१०७ 

maou. F) MertuugeTs ७४ 
| bre, Cox 11)11 
Koupstussis upeespn ve | 
७१७०५4७7७३], ४0९९ १७499 

6) Tour? ocniomen ७०७११७ 
Me™ beh 7७%७०७०६ iter 
३०4०५ १७९६८३८4१७ retjsepera, 


epi fr bpuie w ह याड १000०७७ य 

४५ Gu 8७ ८१४७४७ ०० ९१806१७1७8 avr 
westut 7७८0७9४]. ३0० ७१ Wed! 

Boerne क se 80372४5060 क Cavs 202020 4800०७ 0५ १९०११७ 

sary (८७९४३९४ ४३४०1७ 70 | ६६६६१७, sod (अर soa 

(४६१७४१२१११ र्व 


reeylapereensi 
spun ७७ म a 1 
STN ue NeTserna son 
® ४६६८७ ४७१७४३ कक as | ४४ BBN over rt 
he 134 0९९1110615 WEIL ९३४६४ Be "नवरा, 8] 1९898 1871538144 अण्द 
१४_१९४६७:द१९वद?७ Wears ह. 118 | vie ५0१४६३१६ (६9070५4०७0 
cheeniset ००७५०८ ५७७७३३ 018059 ४१९ _ 31 oust मिय कक 


कः 
Be ७९००७ ९७ seh ड11९1६887., ९0] ॥१4०102061, ७४1८४१४७००, ९४०७०६४ ४१ 
नत्र ताल्यय, १४४९० Spoijeres Aion Pug, ७ गत ०७५- 


lig ४९॥/१अर ४6४०११४ 
१>९९९१०० ४, ४११०० nae 2) 


२११०७ ह ९ 
१8831. 31४79 का 


30३8४ ध्द, serhieriie ९१००२१7 
014444. १०१९४४५ | 
‘ea 


(४७३०३४४१४७ ४ “pat 2 


Ti pa १४४७०४५/॥३६4 ७७ of 
व र (१) tome 


काण ह 3p 
(न su ७ (elas [er 
Dre प्या विध हल 


dou ७५८५११११७७ serge TNT 
am ९२४१७००९७७ 6०: 5८७०७. 13103pud, 
६७४, ctEupess ०७४१११9४७३ 8189 
Pes Open ७ 8१202980280 १९११७७ 


spevemenn ७४१४९४७ ४” 
19 ११४९४ ४१३०१९ 


oe 
I कट ४०१५७०९७७६ 
गण, 860०२१ है Ts td wove | moots ७६ ७१०७० १ तकी क Moe 
११६१५७७ ह ८७१५ 6७०६७१४]१७ ८६ | ००४९ 1'७९१११४१8०80७%४१ २४ ७९७७६७ ‘BTA Rrerreaeennns 2१ 
ban (772 9740०६९ Peeves ॥ |०००३३४९॥ 8४७४११४५७७ झे की 
हनर १३३44 ०७५, भे 
गी sn ४२५८०७७५५७ repoyiros 1000 न] rr स्न १ ९५८20०१ | Sere puro werent हू, ७! : 
Pon 7 ७०0१००५१७७ 1 wo |, ७ mouse en 8०४०१७७ ६. ८५ ४१११८. ०७ 226260127१. 
“ane "१०0000 Vigor [ren or हे ७ ६९७! वका 4१०७०0 (2६०० Mog, beet 
8318 क ४-६ Mune te ४६18३ Moores 2१५7१०६ ७५1॥७७र 868. 00 ७ कळक ५५००५ 
१०४१० ६७०७ ९०९१०७७ ३७००६४८ ९५१३६ 8 ७४९३ mie 20.2 | २६ ९४५ कार F 
रल 


* इज्वेस्तिया ! म र 
७८७. या (२5 अतव ५३९ ४, उती आज्ञप्ति 
ह 


3-2“ 


hn iN I PS SUI 


ee 


“मुझे अफ़सोस है, मैने कभी नहीं सुना, ” सिपाही ने खाकसारी 
से जवाब दिया। “लेकिन भाई, मैं कोई पढ़ा-लिखा आदमी थोड़े ही हूं। 
आप शायद बहुत बड़े हीरो हूँ।” 

"हूं ही,” विद्यार्थी ने विशवासपूणं भाव से कहा। “और में 
वोल्शेविकों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूं, जो रूस को और हमारी स्वतंत्र क्रांति 
को चौपट कर रहे हैं। इसका आपके पास क्या जवाब है? ” 

सिपाही ने श्रपना माथा खुजलाया। “मेरे पास इसका कोई जवाब 
नहीं हैँ,” उसने कहा। सोचने के कष्ट से उसका मुं, विगड़ गया था। 
“मुझे तो वात विल्कुल सीधी-सादी मालूम -होती है, लेकिन . .. यह बात 
ज़रूर है कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हुं, फिर भी मुझे लगता है-कि दो 
ही वर्ग हुँ, सर्वहारा श्रौर पूंजीपति...” 

“ आपने फिर उसी बेहूदा फारमूले को रटना शुरू कर दिया! ” विद्यार्थी 
ने तेज लहजे में कहा। 

४... दो ही वर्ग हुँ,” सिपाही अपनी वात पर झड़ा रहा। “ और 
जो भी एक ओर नहीं है, वह दूसरी ओर है...” 

हम वहां से निकल कर सड़क पर आये, जहां इक्की-दुबकी वत्तियां 
ही दूर दूर पर जल रही थीं ग्रौर शायद ही कोई झा-जा रहा था। वहां 
एक निस्तब्ध, भयावह शांति थी -जैसे वह स्वर्ग और नरक के बीच की 
एक पापमोचन अवांतर भूमि हो, राजनीतिक दृष्टि से लावारिस भूमि। 
केवल नाइयों की दूकानों में खूब रोशनी और भीड-भाइ थी और सार्वजनिक 
स्नानागार के सामने एक लाइन लग गयी थी, क्योंकि यह शनिवार की शाम 
थी, जव पूरा रूस नहाता है और तेल-फुलेल लगाता है। मुझे इस बात 
में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि जिन स्थानों में ये संस्कार संपन्त किमे 
जाते थे, वहां सोवियत सैनिक और कज्ज्ञाक एक-दूसरे के साथ कंधे रगड़ 
रहे थे। हे 
हम शाही वाग के जितना ही पास पहुंचते गये, सड़कें उतनी ही 
ज़्यादा सूनी नज़र झाती गयीं। एक डरे-सहमे पादरी ने हाथ से सोवियत 
सदर दफ्तर की ओर इशारा किया और जल्दी से आगे बढ़ गया। बारा 
के सामने जो शाही महल थे, उन्हीं के एक खंड में यह दफ्तर था। उसका 


दरवाज़ा बंद था और खिड़कियों में रोशनी न थी। एक सिपाही पतलून 


17-2360 २५७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2 
शि 
शौ 


की जेबों में हाथ डाले घूम रहा था, उसने हमें सिर से पैर तक संदेह 
की दृष्टि से देखा। “दो दिन पहले सोवियत दफ्तर यहां से चला गया,” 
उसने बताया। “ कहां ?.” उसने अपने कंधे सिकोड़ कर जवाब क्या, “न्ये 
उनायू” (मुझे नहीं मालूम ) । . 

ज़रा दूर आगे बढ़कर एक बड़ी इमारत थी, रोशनी से जगमग। 
अंदर से खटाखट हथौड़ा चलने की आवाज़ आ रही थी। हम असमंजस 
में खड़े थे कि इतने में एक सिपाही और एक मल्लाह हाथ में हाथ दिये 
उधर निकले। स्मोल्नी का अपना पास दिखाते हुए मैंने उनसे पूछा, “ झाप 
बया सोवियतों की ओर हैं?” उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि घवराये से 
एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। 

मल्लाह ने इमारत की ओर इशारा करके पूछा, “अंदर क्या हो 
रहा है?” 

“मैं नहीं जानता। ” 

सिपाही ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाकर एक पल्ला जरासा 
खोला। अंदर एक बड़े हॉल में, जिसे झंडियों और बंदनवार से सजाया गया 
था, कुसिंयों की क़तारें लगाईजा रही थीं और एक स्टेज बनाया जा रहा था। 

एक मोटी-ताज़ी औरत , जिसके हाथ में हथौड़ा था और मुंह में 
कीले दबी हुई थीं, बाहर निकली । “आप क्या चाहते हूँ?” उसने पूछा। 
' “आज क्या यहां कोई शो होने जा रहा है?” मल्लाह ने भराई 
हुई आवाज़ में पूछा । ट 

“ इतवार की रात को यहां प्राइवेट शो होगा -ड्रामे होंगे,” रतं 
ने सख्त लहजे में जवाव दिया, “इस वक्त यहां से चले जाश्नो।” 

हमने सिपाही गौर मल्लाह से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन 
वे परेशान और घबराये हुए लगते थे, और हमसे बात न करके वे अंधेरे 
में गायब हो गये। 

दूर दूर तक फैले अंधेरे वाग्रों के किनारे किनारे टहलते हुए दै 
शाही महलों की ओर बढ़े। इन वाग्रों के विचित्र मण्डप और सजावटी पुल 
रात में धुंधले धुंधघले से दिखाई दे रहे थे और उनके फ़व्वारों से पानी के 
छीटि हलके हलके छूट रहे थे। एक जगह, जहां एक नक़ली गुफा में एक 
अजीबोगरीव झाहनी हंस के मुंह से बरावर पानी की धार निकल रही थी, 


२५५ 
 , 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हमें एकाएक महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। सिर ऊपर उठाते ही 
हमारी निगाहें श्राधे दर्जन लम्वे-तडंगे हथियारबंद सिपाहियों की शक गौर 
गुस्सा भरी निगाहों से मिलीं-वे एक हरे-भरे लान में खड़े नीचे हमारी 
ओर कड़ी नजर से देख रहे थे। में ऊपर चढ़ कर उनके पास चला गया। 
“याप लोग कौन हैं?” मैंने पूछा। 

“हम यहां की गारद के सिपाही हैं,” एक ने जवाब दिया। वे 
सब बड़े उदास और खिन्न दिखाई दे रहे थे, भ्रौर वास्तव में हफ्तों से चलने 
वाली रात-दिन की बहस और तक़रार से वे बुरी तरह ऊब चुके थे। 

“आप केरेन्स्की के सिपाही हैं या सोवियतों के?” 

वे क्षण भर व्यग्न भाव से एक-दूसरे का मुंह देखते रहे, एक लमहे तक 
खामोशी रही और फिर उसी सिपाही ने जवाब दिया, “हम तटस्थ हैं।” 

सदर मुकाम का पता पूछते हुए हम लोग विशाल येकातेरीना प्रासाद | 
के तोरण-द्वार से निकल कर प्रासाद के प्रांगण में आ गये। प्रासाद के. एक 
गोलाकार खंड के एक दरवाजे के बाहर खड़े संतरी ने बताया कि कमांडेंट 
अंदर तशरीफ़ रखते हैं। 

एक जार्जियाई ढंग के बने खूबसूरत काफूरी कमरे में, जिसे एक दोहरे 
आतिशदान ने दो गैर-बराबर्र हिस्सों में बांट दिया था, अफसरों की एक 
मंडली खड़ी वातचीत कर रही थी। उनके चेहरों का रंग उड़ा हुआ था 
और वे परेशान नज़र आते थे। जाहिर था कि वे कई रातों से सोये नहीं 
थे। उनमें एक अधेड़ सा झादमी था, जिसकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके 
थे और जिसकी वर्दी पर तमगों की भरमार थी। हमें बताया गया कि वह 
कर्नल है, और हमने उसे अपने बोल्शेविकों के दिये काग्रज़ात दिखाये। 

उसने अ्रचकचा कर नर्मी से पूछा, “आप लोग यहां जिन्दा पहुंच 
कैसे गये? इस वकत तो सड़कों पर निकलना अपनी जान को जोखिम में 
डालना है। त्सारस्कोये सेलो में बेतरह राजनीतिक उत्तेजनां फैली हुई है। 
आज सुबह ही यहां लड़ाई हुई है और कल सुबह फिर होने वाली है। 
भाठ बजे केरेन्स्की शहर में दाखिल होने वाले हैं।” 

“ कज्ज्ञाक सिपाही किस जगह हैं?” 

“उधर क़रीब एक मील दूर,” उसने हाथ का इशारा किया। 

“आर आप उनके हमले से शहर को बचायेगे!' 

ए 92221 २५९ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri : 


“ग्रो, नहीं भाई, नहीं,” उसने मुस्करा कर कहा । “ हम केरेन्स्की 
के लिये ही तो शहर पर कब्जा किये हुए हैं।” यह सुनना नहीं था कि 
हमारा दिल बैठ गया, क्योंकि हमारे पासों में साफ़ साफ़ लिखा हुआ था 
कि हम पकके क्रांतिकारी हैं। कनेल ने खांस कर कहा, “आपके इन पासों 
के बारे में मै कहना चाहता हूं कि श्रगर कहीं आप पकड़े गये, तो आपकी 
जान पर झा बनेगी। इसलिये अगर आप लड़ाई देखना ही चाहते हैं, तो 
में आदेश दूंगा कि अफसरों के मेस में श्रापको कमरे दिये जायें और अगर 
आप सुबह सात बजे फिर यहां ग्रायें, तो मैं आपको नये पास दूंगा ।” 

“ इसका मतलब है आप केरेन्स्की की ग्रोर हैं,” हमने कहा। 

कर्नेल ने हिचकिचाते हुए जवाव दिया, “ठीक केरेन्स्की की श्रोर 
तो नहीं। बात यह है कि गैरिसन के अधिकांश सिपाही बोल्शेविक है रौर 
आज लड़ाई के बाद वे सब पेत्नोग्राद की ओर चले गये और अपने साथ 
तोपखाना भी लेते गये। ग्राप चाहें तो कह सकते हैं कि केरेन्स्की की शोर 
एक भी सिपाही नहीं है। लेकिन यह वात ज़रूर है कि कुछ सिपाही किसी 
भी सूरत में लड़ना नहीं चाहते। श्रफ़सर जितने हैं सब केरेन्स्की की सेना 
में शामिल हो गये हैं, या बस चम्पत हो गये हैं। हूं, झाप देखते हैं न, 
हम कितनी कठिन स्थिति में हैं 

हमें इस वात का यक्रीन नहीं था कि यहां सचमुच लड़ाई होगी... 
कर्नल ने सौजन्य से अपने भ्रदेली को स्टेशन तक हमारे साथ कर दिया। 
भ्रदली दक्षिण में बेसाराविया का रहने वाला था और उसके मां-बाप फ्रांसीसी 
थे, जो आकर बेसाराविया में बस गये थे। रास्ते भर वह यही कहता रह! 
1 मुझे न ख़तरे की परवाह है, न मुसीबतों की । मुझे अगर फिक्र है, तो 
सिफ़ इस बात की कि मुझे अपनी मां से जुदा हुए इतने दिन- पूरे तीन 
साल-हो गये...” 

जब हमारी गाड़ी ठंड भ्रौर अंधेरे में पेत्रोग्राद की ओर भागी जा रहीं 
थी, मैंने खिड़की से वाहर झांका और मुझे अ्र॒लोवों की रोशनी में जोर 
जोर से हाथ हिला कर वात करते हुए, दल के दल सिपाहियों की भौर 
चौराहों पर एक साथ ठहरी हुई झुंड की झुंड बख्तरबंद गाड़ियों की भी 
अला मिली , जिनके ड्राइवर गाड़ियों की टरेट से गर्दन निकाल कर एक 
दुसरे को श्रावाज़ें दे रहे थे... 


२६० 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उस श्रशान्त , क्षुव्ध रात्रि में, उजाड़ मैदानों में उलझन में पडे 
नेतृत्वहीन सिपाहियों और लाल गाडो के बदहवास झुंड एक दुसरे से टकराते 
घूम रहे थे । सैनिक क्रांतिकारी समिति के कमिसार एक दल से दूसरे दल 
के पास दौड़ रहे थे और किसी प्रकार नगर की रक्षा संगठित करने का 
प्रयास कर रहे थे। | 

वापिस शहर पहुंच कर हमने देखा , नेव्स्की मार्ग पर उत्तेजित लोगों 
की भीड़ उमड़ रही थी - कुछ लोग गोल वांधे ऊपर की ओर जा रहेथे, 
तो कुछ नीचे ग्रा रहे थे। हवा में सनसनी थी । वार्सा रेलवे स्टेशन से दूर 
कहीं गोलावारी होने की ग्रावाज सुनी जा सकती थी। युंकर स्कूलों में 
बड़ी सरगर्मी थी। दूमा के सदस्य एक वारिक से दूसरी बारिक जा रहे 
थे, वे सिपाहियों के साथ बहस करते, उन्हें समझाते-बुझाते मौर 
बोल्शेविक हिंसा की भयानक कथायें सुनाते- शिशिर प्रासाद में युंकरों का 


कत्ले-ग्राम , महिला सैनिकों के साथ बलात्कार, दुमा-भवन के सामने एक . 


लड़की पर गोली का चलाया जाना, शाहजादा तुमानोव की हत्या... 
दुमा-भवन के श्रलेक्सान्द्र हॉल में उद्धार समिति का विशेष अधिवेशन हो 
रहा था। कमिसार दौड़-भाग रहे थे, कोई लपका हुआ चला झा रहा था, 
तो कोई जा रहा था... स्मोल्ती से जिन पत्रकारों को निकाल दिया गया 
था, वे यहां मौजूद थे भर बड़े जोश में थे। त्सारस्कोये सेलो के हालात 
के वारे में हमने उन्हें जो रिपोर्ट दी, उस पर उन्हें एतबार न ग्राया 
खूब! सभी जानते हैं कि त्सारस्कोये सेलो केरेन्स्की के हाथ मे है और 
शव कज्जञाक सिपाही पूल्कोवो में पहुंच गये हैं। सबेरे रेलवे स्टेशन पर 
केरन्स्की की अगवानी के लिये एक समिति का निर्वाचन किया जा रहा था... 
एक पत्रकार ने कड़ी ताक़ीद करते हुए कि किसी के कान में इस बात 
की भनक न पड़े, मुझे गुप-चुप बताया कि आज आधी रात को 
प्रतिक्रांति शुरू होने वाली है। उसने मुझे दो घोषणायें दिखायीं-एक में, 
जो गोत्स और पोल्कोवनिकोव के दस्तखत से जारी की गयी थी / युकर 
स्कूलों , भ्रस्पतालों में स्वास्थ्यलाभ करते हुए सिपाहियों और सेंट जाजे 
के शूरवीरों को ादेश दिया गया था कि वे लड़ाई के लिए तैयार हो जायें 
और उद्धार समिति के आदेशों की प्रतीक्षा करें। दूसरी 
समिति हारा जारी की गयी घोषणा में लिखा था: 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पेन्नोग्राद की आबादी के नाम ! 


साथियो, ,मजदूरो, सिपाहियो तथा क्रांतिकारी पेत्नोग्राद के 
नागरिको ! 

बोल्शेविक लोग जहां मोर्चे पर शांति के लिए अपील कर रहे हैं, 
वहीं पिछाये में गृहयुद्ध भड़का रहे हैं। 

उनकी भड़काने वाली अपीलों पर कान मत दीजिये! 

खाइयां मत खोदिये! _ 

ग़द्दारों के बैरिकेडों का नाश हो! 

अपने हथियार डाल दीजिये! 

सिपाहियो , श्रपनी बारिकों में वापस चले जाइये! 

पेत्नोग्राद में जो लड़ाई शुरू हुई है, उसका मतलब है क्रांति की मौत! 

स्वतंत्रता , भूमि तथा शांति के नाम पर देश तथा क्रांति की उद्धार 
समिति के गिदे एकजुट होइये ! 


जब हम दूमा से लौट रहे थे, हमने देखा लाल गार्डो की एक कंपनी 
अंधेरी सूती सड़क पर मार्च करती हुई श्रा रही है- उनके मुंह पर एक 
कठोर भाव था, और वे लड़ने-मरने के लिए तैयार थे। वे एक दर्जन कैदियों 
को साथ लिये जा रहे थे-ये कञ्ज़ाक-परिषद्‌ की स्थानीय शाखा के सदस्य 
थे, जिन्हें अपने सदर दफ्तर में प्रतिक्रांतिकारी षड्यंत्र रचते हुए रंगे हाथों 
पकड़ा गया था... 

एक सिपाही, जिसके साथ एक बर्तन में लेई लिये एक छोटा सा 
लड़का था, एक बड़ा सा भड़कीला पोस्टर चिपका रहा था: 


वर्तमान आदेश द्वारा यह एलान किया जाता है कि पेत्रोग्राद शहर 
शोर शहर के आस-पास के इलाके मुहासिरे की स्थिति में हैं। जब तर्क 
भागे और आदेश न दिये जायें, सड़कों पर और सामान्यतः खुली 
में सभाम्रों और जमावड़ों की मनाही की जाती है। 
सैनिक क्रांतिकारी समिति के भ्रध्यक्ष 
न० पोढोइस्की 


२६२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


; 
| 
| 
| 
$ 
1 


जब हम घर लोट रहे थे, हवा में तरह तरह की आवाज़ें गूंज रही 
थीं-मोटर का भोंपू, चीखें, दूर कहीं गोली छूटने की ग्रावाज़ । शहर जाग 
रहा था-क्षुब्ध ग्रौर वेचेन। 

सवेरे तड़के युंकरों की एक कंपनी सेम्योनोव्स्की रेजीमेंट के सिपाहियों 
का वेश धारण कर टेलीफ़ोन एक्सचेंज पर ठीक पहरा बदलने के वकत 
आंयी। उन्होंने बोल्शेतिक संकेत-शब्द दिया और वगैर किसी तरह का 
शक पैदा किये एक्सचेंज पर क़ब्ज़ा कर लिया। ज़रा देर वाद अन्तोनोव 
मुआयने के अपने दौरे के सिलसिले में वहां आये। उन्हें गिरफ्तार कर 


“के एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया गया ।' जब कुमक आयी, उसका 


गोलियों की बौछार से स्वागत किया गया। कई सिपाही मारे गये । 
प्रतिक्रांति शुरू हो गयी थी... 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्राठवां अध्याय 


प्रतिक्रान्ति 


` दूसरे दिन इतवार पड़ता था और तारीख ग्यारह। कज्ज़ाकों ने सुबह 
ही त्सारस्कोये सेलो में प्रवेश किया - केरेन्स्की ! स्वयं एक सफ़ेद घोड़े पर 
सवार थे। उनके स्वागत में गिरजाघरों के घंटे टनटना रहे थे। शहर 
के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी से सुनहरी मीनारें आर रंग 
विरंगे गुंबद देखे जा सकते थे, एक बीहड़ मैदान में दूर दूर तक वेतरतीब 
फैली हुई राजधानी की धुंधली-धुंधली आकृति नजर झा रही थी। उससे 
मौर दूर फ़िंनलैंड की खाड़ी का इस्पाती रंग झलक रहा था। 

लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन केरेन्स्की ने एक भयंकर भूल की। सात 

बजे सुबह उन्होंने दूसरी त्सारस्कोये सेलो राइफ़ल्स को संदेश भेजा कि वें 
अपने हथियार डाल दें। सिपाहियों ने जवाब दिया कि वे तटस्थ रहेंगे! 
लेकिन हथियार नहीं डालेंगे । केरेन्स्की ने उन्हें इस हुक्म की तामील के लिए 
दस मिनट का वक़्त दिया। सिपाहियों का गुस्सा भड़क उठा। आठ महीतों 
से उन्होंने अपनी समिति को छोड़ कर किसी के हुक्म की तामील नहीं की 
थी और श्रव फिर वही जारशाही के ज़माने का रवैया .:. कुछ मिनट 
ही बीते होंगे कि कज़्जाक तोपखाने ने बारिक पर गोलाबारी शुरू कर 
दी। आठ आदमी मारे गये। उस घड़ी से त्सारस्कोये सेलो में “ तटस्थ 
सिपाही न रह गये... 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सवेरे उठने के साथ ही पेत्नोग्राद के लोगों के-कानों में गोलियां छटने 
की ओर मार्च करते हुए सिपाहियों के भयानक पदचाप की आवाज़ आयी। 
आकाश कुहासाच्छन्न था और ठंडी हवा वफ़ंवारी का झ्राभास दे रही थी। 
तड़के युंकरों के बड़े बड़े दस्तों ने सैनिक होटल और तारघर पर क्रब्ज्ा 
कर लिया था, लेकिन उन्हें वापस ले लिया गया था, हालांकि इसके लिए 
बहुत सा खून वहाना पडा था। टेलीफ़ोन पर मल्लाहों ने घेरा डाल दिया 
था, जो मोर्स्काया मार्ग के वीचोंवीच पीपों, वक्सों श्रौर टीन की चादरों 
के वेरीकेड के पीछे से, या गोरोखोवाया तथा सेंट इसाक चौक की मोड़ 
पर छिप कर वहां से गोलियां चला रहे थे और, किसी भी हिलती हुई 
चीज़ को अपना निशाना वना रहे थे। कभी कभी रेड क्रास का झंडा लगाये 
एक मोटर-गाड़ी अंदर जाती और बाहर ग्राती। मल्लाहों ने उसे रोकने 
की कोशिश नहीं की 

एल्वटं रीस विलियम्स * टेलीफोन एक्सचेंज में थे। जब रेड क्रास 
की गाड़ी जाहिरा घायलों से भरी वाहर निकली, वह भी उसमें थे। शहर 
में इधर-उधर ,चक्कर लगाने के वाद गाड़ी टेढे-मेढे रास्ते से होकर प्रतिक्रांति 
के केंद्र मिखाइलोव्स्की युंकर स्कूल पहुंची। स्कूल के म्रहाते में मौजूद एक 
फ्रांसीसी अफ़सर प्रत्यक्षतः इन कार्रवाइयों का संचालन कर रहा था.:- इसी 
तरीक़े से गोला-वारूद ग्रौर दूसरा सामान टेलीफ़ोन एक्सचेंज पहुंचाग्रा जा 
रहा था। वीसों ऐसी ऐंबुलेंस-गाड़ियां युंकरों के लिए संदेश और गोला- 
वारूद पहुंचाने का काम कर रही थीं। 

युंकरों के हाथ में पांच - छ: बख्तरबंद गाड़ियां .थीं, जो दर असल 
उस ब्रिटिश बख्तरबंद गाड़ी डिवीज़न की गाड़ियां थीं जिसे वियोजित कर 
दिया गया था। जिस समय लुइसे ब्रयान्त ** सेंट इसाक के चौक से गुज़र 

* एल्ब्ट रीस विलियम्स जॉन रीड के मित्र थे और झमरीका के 
सार्वजनिक जीवन में एक प्रगतिशील कार्यकर्ता के रूप में विख्यात थे। वह 
पत्रकार थे और उन्होंने सोवियत संघ में समाजवाद के लिए होने वाले 
संघर्ष के बारे में कई पुस्तकों की रचना की।-सं० 

**लुइसे ग्रयान्त (१८६०-१९३६) -भमरीकी लेखिका, जॉन रीड 
की पत्नी तथा साथी । - सं? 


२६५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रही थीं, एक गाड़ी ऐडमिराल्टी भवन की तरफ़ से आयी। गाड़ी टेलीफ़ोन 
एक्सचेंज की ओर जा रही थी, लेकिन गोगोल सड़क की मोड़ पर, जहां 
ब्र्‍यान्त खड़ी थीं, उसके ठीक सामने, गाड़ी के इंजन ने जवाब दे दिया। 
कुछ मल्लाहों ने, जो लकड़ियों के एक श्रंवार के पीछे घात लगाये छिपे | 
हुए थे, गोली चलानी शुरू की। गाड़ी की टरेट के अंदर मशीनगन ने | 
जुंबिश खायी और विना किसी भेदभाव के लकड़ियों पर और आस-पास | 
की भीड़ पर गोलियों की बौछार की। जिस मेहरावी दरवाज़े में लुइसे ब्रयात्त | 
खड़ी थीं, वहां सात ग्रादमियों की लाशें तड़पती नज़र आयी ; उनमें दो | 
छोटे छोटे बच्चे भी थे। अचानक मल्लाह चिल्लाते हुए उछल पड़े और | 
सीधे उस आग की वौछार में पिल पड़े। उन्होंने उस विकराल “दानव” | 
को घेर लिया और चीखते हुए गाड़ी की मोखों में श्रपनी संगीनें धंसा दीं, 
निकालीं श्रौर फिर धंसा दीं, वार वार निकालीं और धंसायीं । ड्राइवर 
ने जख्मी होने का बहाना किया ग्रौर उन्होंने उसे छोड़ दिया-वह | 
दौइता दौड़ता दूमा पहुंचा, और बोल्शेविक पाशविकता की कहातियों | 
में एक नयी. कहानी जुड़ गयी... मारे जानेवाले लोगों में एक ब्रिटिश | 
अफ़सर भी था... 

वाद में अख़बारों में एक फ़ांसीसी ग्रफ़सर के वारे में खवर 
छपी , जो युंकरों की एक बख्तरवंद गाड़ी में पकड़ा गया था और | 
पाल क़िले में भेज दिया गया था। फ्रांसीसी दूतावास ने तत्काल इस समाचार 
का खंडन किया, परंतु एक नगर सभासद ने बताया कि उन्होंने स्वयं ईर 
अफ़सर को जेल से छुइवाया था। 

मित्र-राष्ट्रो के दूतावासों का झौपचारिक दृष्टिकोण जो भी ही! 
व्यक्तिगत रूप से फ्रांसीसी श्र अंगरेज़ आअफ़सर इन दिलों बड़े सरि 
थे-इस हद तक कि वे उद्धार समिति के कार्यकारी गधिवेशनों में 
तक देने के लिए श्राते थे। 

पुरे दिन शहर की हर वस्ती और मुहल्ले में युंकरों और लाल पडी 
के वीच मुठभेड़ें होती रहीं, बख्तरबंद गाड़ियों की लड़ाइयां होती रही - 
दूर हो या नज़दीक सभी जगह गोलियों की बौछार की, छिटफुट गोलि 
चलने की आवाज़ या मशीनगनों की कड़-कड़ , चड़-चड़ सुनी जा सक्ती 
थी] दुकानों के लौह-कपाट बंद थे, लेकिन इसके वावजूद कारोबार श 


२६६ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रहा था। यहां तक कि सिनेमाघर भी भरे थे और तसवीरें दिखायी जा रही 
थीं, वस बाहर की सभी वत्तियां गुल कर दी गयी थीं । ट्राम-गाड़ियां बदस्तूर 
चल रही थीं। टेलीफोन भी सारे काम कर रहे थे। ' सेन्टर? फ़ोन करने 
पर, गोली चलने की आवाज़ टेलीफ़ोन में साफ़ सुनी जा सकती थी... 
स्मोल्नी के टेलीफ़ोन काट दिये गये थे, लेकिन दूमा और उद्धार समिति 
का सभी युंकर स्कूलों से और त्सारस्कोये सेलो में केरेन्स्की से संपर्क बराबर 
बना हुआ था। 

सुबह सात वजे सिपाहियों, मल्लाहो श्रौर लाल गार्डो का एक 
गश्ती दस्ता व्लादीमिर युंकर स्कूल आया। उन्होंने युंकरो को हथियार 
डालने के लिए बीस मिनट का समय दिया। युंकरों ने इस अल्टीमेटम 
को ठुकरा दिया। घंटा भर बाद युंकरों ने मार्च करने की तैयारी की, 
लेकिन ग्रेबेत्सकाया सड़क और बोल्शोई मार्ग की मोड़ से गोलियों की ऐसी 
ज़बदेंस्त बौछार आयी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। सोवियत सिपाहियों ने 
इमारत को घेर लिया और फ़ायर करना शुरू किया। दो बख्तरबंद गाड़ियां , 
जिनकी मशीनगनों से लगातार गोलियां छूट रही थीं, चक्कर काट रही थीं। 
युंकरों ने फ़ोन कर के मदद मांगी । कज्ज़ाकों ने जवाब दिया कि वे उनकी 
मदद के लिए आने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि मल्लाहों के एक 
बड़े दस्ते ने, जिनके पास दो तोपें भी थीं, उनकी बारिकों पर घेरा डाल 
दिया था। पाव्लोब्स्क स्कूल. को भी घेर लिया गया था। मिख़ाइलोव्सक के 
अधिकांश युंकर सड़कों पर लड़ रहे थे 

साढ़े ग्यारह बजे दिन को वहां पर तीन मैदानी लायी गयीं। 
जब दोबारा समर्पण करने की मांग की गयी,.युंकरों ने सफ़ेद झंडी लिये 
समर्पणःभ्रस्ताव लाने वाले दो सोवियत प्रतिनिधियों को गोली मार कर 
इस मांग का उत्तर दिया। अब क्या था - जबदेस्त गोलाबारी शुरू हो गयी । 
स्कूल. की दीवारों की इंटें बिखरने लगीं, और उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ 
गयीं। युंकरों ने जान पर खेल कर बचाव करने की कोशिश की।' 
आक्रांतिकारी लाल गार्डो की एक लहर के बाद दूसरी लहर गरजती हुई 
उठती , लेकिन वे सब गोलियों से भूने जाकर ढेर हो जाते . .. त्सारस्कोये 
सेलो से केरेन्स्की ने फ़ोन पर कहा कि सैनिक क्रांतिकारी समिति से किसी 
अकार की वार्ता न की जाये। 


२६७ 


८८०७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अपनी हार और भ्रपने साथियों की लाशों के ढेर लग जाने से एकदम 
पागल होकर सोवियत सिपाहियों ने उस इमारत पर, जिसकी ईंट इंट ग्रभी 
से विखर रही थी, ऐसी भंयकर गोलावारी की कि मालूम होता था उस 
पर गोलियां नहीं, लाल दहकते हुए श्रंगारे और पिघला हुआ लोहा वरस 
रहा है। खूद उनके अपने ग्रफ़सर इस भयंकर गोलावारी को रोक नहीं 
सकते थे। किरीलोव नामक स्मोल्नी के एक कमिसार ने उसे रोकने की 
कोशिश की, जिससे सिपाही इतने बिगड़ खड़े हुए कि किरीलोव को अपनी 
जान बचाना मुश्किल हो गया। लाल गार्डो का खून खौल उठा था। 
दिन के ढाई वजे युंकरो ने सफ़ेद झंडा फहराया ; उन्होंने कहा कि अगर 
उन्हें हिफ़ाज़त की गारंटी दी जाये, तो वे हथियार डालने को तैयार हैं। 
यह गारंटी दी गई। हज़ारों सिपाही और लाल गार्ड चीखते-चिल्लाते 
खिड़कियों , . दरवाज़ों और टूटी दीवारों से भीतर पिल पड़े। इसके पहले - 
कि कोई कुछ कर सके, पांच युंकरों को मार मार कर भुर्ता बना दिया 
गया और उन्हें संगीनें भोंक दी गईं। वाक़ी क़रीब दो सौ युंकरों को 
छोटे छोटे दलों में वांट कर, ताकि उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित 
न हो, सिपाहियों की निगरानी में पीटर-पाल क्रिले में पहुंचाया गया। 
रास्ते में भीड़ एक दल के ऊपर टूट पड़ी - ग्राठ भर युंकर मारे गये. . - 
इस लड़ाई में एक सौ से ज़्यादा लाल गाडं और सिपाही खेत रहे... 
दो घंटे वाद दूमा को टेलीफ़ोन से ख़बर मिली कि सोवियत विजेता 
इंजीनेरनी ज्ञामोक - इंजीनियरों के स्कूल-की शोर वढे ग्रा रहे हैं। फ़ौरन 
दूमा के एक दर्जन सदस्य उनके बीच उद्धार समिति की सबसे ताज़ा घोषणा 
बांटने के लिये निकल पड़े। उनमें से कई नेहीं लौटे... बाक़ी सभी युंकर 
स्कूलों ने वगैर मुकाबला किये हथियार डाल दिये और युंकरों को वाहिफ़ाजतं 
पीटर: पाल किले में और क्रोश्तादत पहुंचाया गया... 
` बोल्येविक टैलीफ़ोन-एक्सचेंज ने तीसरे पहर ही कहीं जाकर, जब वहां पर एक 
वाल्शावक वद्तरवंद गाड़ी पहुंची और मल्लाहों ने उस पर धावा बोला, 
समर्पण किया। अंदर एक्सचेंज की डरी हुई लड़कियां हाय-तोबा मचाये हुए 
थीं, वे मारे घबराहट के कभी इधर दौड़तीं, तो कभी उधर। युंकरों ने 
हा अ pe बिल्ले वगैरह, जिनसे उनकी पहचान हो सके, चीथ 
दे म्स से कहा कि श्रगर वह मेहरबानी करके थोड़ी देर 
२६८ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के लिये अपना श्रोवरकोट उसे दे दें, ताकि वह श्रपना भेष बदल सके, 
तो वह बदले में कुछ भी देने को तैयार है... “वे हमें बोटी बोटी काट 
डालेंगे ! वे हमें ज़िंदा न छोड़ेंगे ! ” युंकर चीख रहे थे। उनके इस डर की 
वजह थी - उनमें से बहुतों ने शिशिर प्रासाद में वचन दिया था कि वे फिर 
कभी जनता के विरुद्ध शस्त्र धारण नहीं करेंगे। विलियम्स ने कहा कि अगर 
अन्तोनोव को छोड़ दिया जाये, तो वह बीच में पड़ने के लिये तैयार हुँ। 
ऐसा तुरत किया गया। विजयी मल्लाहों के सामने, जो अपने बहुत से 
साथियों के मारे जाने की वजह से आपे से बाहर हो रहे थे, अन्तोनोव 
रौर विलियम्स ने भाषण दिये... ग्रौर एक वार फिर युंकरों को छोड़ 
दिया गंया... सिवाय उन चंद बदनसीवों के, जिन्होंने अपनी घबराहट 
में छतों से कूद कर भाग निकलने की कोशिश की या जो ऊपर बरसाती में 
छिप गये थे, जिन्हें जब उनका पता चला नीचे सड़क में उछाल दिया गया। 
थके-मांदे „ ख़ून से लथपथ परन्तु विजयी मल्लाह और मजदूर झुंड 
के झुंड एक्सचेंज के स्विचबोड॑-कक्ष में घुस पड़े और वहां पर इतनी सारी 
खूबसूरत लड़कियों को देख कर वे बेचारे अचकचा कर भाँचक्के से खड़े 
रह गये। एक भी लड़की का बाल बांका नहीं हुआ, एक की भी तौहीन 
नहीं की गई। वे डरी-सहमी कोने-भ्रंतरों में गठरी सी बनी खड़ी थीं, लेकिन _ 
जब उन्होंने देखा कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्होंने ग्रपने दिल का 
गुबार निकालना शुरू किया। “छिः, गंदे, गंवार लोग! बेवकूफ़ | .. / 
मल्लाह भर लाल गाड ्रसमंजस में पड़े खड़े थे।' “ गधे ! जानवर ।' 
लड़कियां अपने कोट और हैट पहनती हुई चीखीं। थोड़ी देर पहले, जब 
उन्होंने अपने उत्साही तरुण रक्षकों , युंकरों की ओर , जिनमें बहुतेरे अभिजात 
परिवारों से आते थे और जो उनके प्रिय जार की हुकूमत को फिर से क़ाग्रम 
करने के लिये लड़ रहे थे, कारतूस बढ़ाये थे और उनके जड्मों की मरहम- 
पट्टी की थी, तो उन्होंने रोमानी भावनाझों का अनुभव किया था! ये लोग 
तो बस मामूली मजदूर और किसान थे... “गंवार लोग... ” 
सैनिक क्रांतिकारी समिति के कमिंसार बौने विश्त्याक ने लड़ 
को समझाने की कोशिश की कि वे एक्सचेंज न छोड़ें। वह विनय की Us 
बने हुए थे। “झाप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, 
उन्होने कहा । “ टेलीफ़ोनःव्यवस्था नगर दुमा के हाथ में थी। पको महीने 


२६९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


में साठ रूवल मिलते थे और दस दस घंटा या इससे भी ज्यादा काम 
करना पड़ता था... प्रव से ये सारी बातें बदल दी जायेंगी। सरकार का 
इरादा है कि एक्सचेंज डाक-तार मंत्रालय के मातहत कर दिया जाये । आपकी 
तनखाह फ़ौरन वढा कर डेढ़ सौ रूबल कर दी जायेगी और काम के घंटे 
घटा दिये जायेंगे। मजदूर वर्ग की सदस्य होने के नाते ग्रापको खूश होना 
चाहिये.- . . ” i 

मजदूर वर्ग की सदस्य! खव! क्या विशन्याक का मतलव यह हँ 
कि इन... इन जानवरों और हमारे बीच कोई चीज़ समान हो सकती 
हैं ” हम यहां रह कृर काम करें? नहीं, हरगिज नहीं! वे हमें एक हजार 
रूबल दें, तो भी नहीं! .. मग्ररूर और बुग्ज़ से भरी लड़कियां झनक कर 
वहां से चली गईं... § 

एकस्चेंज के साधारण कर्मचारियों, लाइनमैन और मजदूरों ने काम 
नहीं छोड़ा। लेकिन स्विच-बोर्डा को चालू करना था - टेलीफ़ोन एक ज़रूरी 
चीज़ है... वहां वस गिनती के छः आपरेटर थे। लोगों से कहा गया कि 
वालंटियरों की तरह काम करने के लिये अपने नाम दें। क़रीब एक सौ 
आदमियों - मल्लाहों , सिपाहियों और मज़दूरों-ने अपने नाम दिये। छः 
लड़कियां, लोगों को हिदायतें श्रौर मदद देती हुई, डांटती-फटकारती हुई, 
उनके बीच दौड़ दौड़ कर काम कर रही थीं... इस प्रकार एक्सचेंज 
लंगड़ाते लंगड़ाते फिर चलने लग गया और टेलीफ़ोन के तारों में धीरे 
धीरे फिर ज़िंदा हरकत होने लगी। पहला काम यह था कि स्मोल्नी को 
वारिकों और कारखानों से मिलाया जाये; दूसरा दूमा और युंकर स्कूलों 
के टेलीफोन काट दिये जायें... दिन ढलने को झा रहा था, जब यह खबर 
शहर मे फेल गयी और सँकड़ों पूंजीवादियों ने फ़ोन पर चीखना शुरू किया, 
“ बेवकूफो! शैतानो ! तुम दो रोज़ के मेहमान हो! गाने दो कझ्ज़ाकों को, 
तव तुम देखना!” ी 

न का झुटपुटा अभी से घिर रहा था। नेव्स्की मार्ग पर, जहां 
तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, और शायद ही कोई आदमी कहीं नजर आता 
था, कज़ान गिरजाघर के सामने एक भीड़ इकट्टी हो गई थी-थोड़े से 
मजदूर , मुद्ठी भर सिपाही और वाक़ी दुकानदार, क्लकं मौर उनके जैसे 
लोग । उनके बीच वही पुरानी कभी न ख़त्म होने वाली बहस छिड़ी हुई थी। 
२७० 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ लेकिन लेनिन जर्मनी को सुलह करने के लिए तैयार नहीं कर 
सकते! ” एक ने तेज़ लहजे में कहा । 

एक उम्र तरुण सैनिक ने उत्तर दिया, “इसमें ग़लती किसकी है? 
तुम्हारे कम्वख्त पूंजीशाह केरेन्स्की की ! केरेन्स्की जहन्नुम में जाये, हम उसे 
नहीं चाहते! हम लेनिन को चाहते हैं...” 

दूमा-भवन के बाहर बांह में सफ़ेद फ़ीता वांधे एक अफ़सरं जोर से 
वड़वड़ाता हुआ दीवार पर लगे पोस्टरों को फाड़ रहा था। एक पोस्टर 
में लिखा था: 


पेन्नोग्राद की श्राबादी के नाम! 


इस खतरनाक घड़ी में, जब नंगर दूमा को आबादी को शांत रखने 
के लिये सभी उपायों का उपयोग करना चाहिये, उसके लिये रोटी और 
दूसरी ज़रूरियात को सुनिश्चित वनाना चाहिये, दक्षिणपंथी समाजवादी- 
क्रांतिकाण्यों और कैडेटों ने ग्रपने कर्तव्य का ध्यान छोड़कर दूमा को एक: 
प्रतिक्रांतिकारी सभा में बदल दिया है आर वे कोर्नीलोव -केरेन्स्की की 
विजय में सुविधा पहुंचाने की गरज़ से ग्रावादी के एक भाग को शेष भागों 
के ख़िलाफ़. उभाइने की कोशिश कर रहे हैं। अपना कर्तव्य पालन करने 
के वजाय इन दक्षिणपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों गौर कंडेटों ने दूमा को 
मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों पर, तथा 
शांति, रोटी और आज़ादी वाली क्रांतिकारी सरकार पर राजनीतिक प्रकार 
के भ्राक्रमण के लिए एक अखाड़ा वना दिया है। 

ेत्नोग्राद के नागरिको ! आपके द्वारा निर्वाचित नगरपालिका के हम 
बोल्शेविक सभासद आपको यह जताना चाहते हैँ कि दक्षिणपंथी समाजवादी- 
क्रांतिकारी और कैडेट प्रतिक्रांतिकारी कारंवाइयों में लगे हुए हैं, और वे 
अपने कर्तव्य का ध्यान छोड़ कर बादी को श्रकाल और गृहयुद्ध के मुंह 
में डाल रहे हूँ। हम लोग, जिन्हें १८३ ००० वोटों से चुना गया हे, 
अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि दूमा में जो कुछ हो रहा है, उसकी झोर 
अपने चनावकर्ता्रों का ध्यान दिलायें और यह घोषणा करें कि उसका 
भ्रनिवा्यंतः जो भयंकर परिणाम होगा, उसके लिये हमारी कोई ज़िम्मेदारी 


नहीं है... 
२७१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ही 


कथा कय मन ITS WW" कि 
२३९१५६० 


५5 Mr ie 
2 


दूर कहीं ग्रभी भी बीच बीच में गोली चलने की आवाज़ श्रा रही 
थी, लेकिन कुल मिलाकर शहर खामोश और ठंडा पड़ा हुआ था। जस 
अभी अभी जिस भयंकर दौरे ने उसके अंजर-पंजर को शिंझोड़ दिया है, 
उससे वह बेदम होकर पड़ गया हो। | 

निकोलाई हॉल में दूमा का अधिवेशन समाप्त हो रहा. था। कट्टर 
जंगजू दूमा भी किंचित स्तम्भित रह गयी थी। एक के वाद एक उसके 
कमिसारों ने ख़बर दी-टेलीफ़ोन-एक्सचेंज पर क़ब्जा कर लिया गया, 
सड़कों पर लड़ाई हो रही है, ब्लादीमिर स्कूल हाथ से चला गया... 
तृप्प ने कहा, “ निरंकुश हिंसा के बिरुद्ध संघर्ष में दूमा निश्चय ही जनवाद 
की ओर है, परन्तु कुछ भी हो, कोई भी पक्ष जीते, दूमा सदैव शारीरिक 
यंत्रणा ग्रौर अवैध वध का विरोध करेगी...” 

कैडेट कोनोव्स्की उठे -लंबे-तड़ंगे बूढ़े भ्रादमी , चेहरा सख्त । कठोर 
स्वरः में वोले, “जब क्रानूनी सरकार की सेना पेत्रोग्राद पहुंचेगी, वह इन 
विद्रोहियों को गोलियों से भून देगी, और यह निश्चय ही अवैध वध नहीं 
होगा ! ” सदन के हर भाग ने, यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों 
ने कोनोव्सकी की इस वात पर एतराज् जाहिर किया। 

दूमा के ग्रंदर दुविधा , शंका और विषाद का वातांवरण था । प्रतिक्रांति 
कुचली जा रही थी। समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी की केन्द्रीय समिति ने 
अपने नेताग्रों में भ्रविशवास प्रगट किया था; पार्टी पर वामपक्ष हावी हो 
गया था। श्रन्त्सेन्त्येव ने इस्तीफ़ा दे दिया था। एक संदेशवाहक ने बताया 
कि जो स्वागत समिति रेलवे स्टेशन पर केरेन्स्की से मुलाक़ात करने के 
लिये भेजी गई थी, उसे गिरपतार कर सिया गया है। सड़कों पर दक्षिण 
रौर दक्षिण-पश्चिम की ओर दूर कहीं तोपों के धमाकों की दवी हुई आवाज़ 
आ रही थी। केरेन्सकी का अभी भी पता न था... 

उस दिन तीन ही अख़बार निकले थे-' प्राव्दा ', ' देलो नरोदा' 
आर “नोवाया जीज्न '। तीनों में एक नई “ संयुक्‍त " सरकार के विषये 
में बहुत कुछ कहा गया था। समाजवादी-क्रांतिकारी ग्रख्रबार ने मांग की 
थी कि एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाये, जिसमें न तो कँडेट हों और 
न. ही बोल्शेविक। गोर्की का स्वर आशापूर्ण था; स्मोल्नी ने रियायतें दी 
थीं। एक विशुद्ध समाजवादी सरकार आकार ग्रहण कर रही थी - पूंजीपति 


3 


२७२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वर्ग को छोड़कर उसमें सभी तत्व शामिल होंगे। जहां तक 'प्राव्दा' का 
प्रश्‍न है, उसने विद्रूप के स्वर में कहा: 


हमें ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ संश्रय की वात पर हंसी आती 
है, जिनके सवंप्रमुख सदस्य संदिग्ध प्रतिष्ठा के कुछ पत्रकार हैं। हमारा 
“ संश्रय ” सवंहारा वर्ग की पार्टी का क्रांतिकारी सेना और ग़रीब किसानों 
के साथ “संश्रय” है... 


दीवारों पर विकेल की एक दंभपूर्ण घोषणा लगी थी, जिसमें यह 
धमकी दी गई थी कि अगर दोनों पक्ष समझौता नहीं करते, तो रेल 
मजदूर हड़ताल पर चले जायेंगे। घोषणा में डींग मारी गई थी: 


इस दंगा-फ़साद पर क्राबू पाने वाले, देश को तबाही से बचानेवाले 
बोल्शेविक नहीं होंगे, उद्धार समिति और केरेन्स्की के सैनिक नहीं होंगे 
. बल्कि हम होंगे, हमारी रेल मजदूर यूनियन होगी . . . 

लाल गाड रेलवे जैसी जटिल व्यवस्था को संभालने में असमं हैं; 
जहां तक अस्थायी सरकार का सम्बन्ध है, वह शासन-सूत्र अपने हाथ में 
रखने में असमर्थ सिद्ध हुई है 

जब तक कोई दल ऐसी सरकार द्वारा अधिकृत रूप से कार्य न करे... 
जिसका झाधार समस्त जनवाद का विश्‍वास है, हम उसे अपनी सेवायें 
देने से इंकार करेंगे... 


स्मोल्नी संघर्षरत अक्षय्य मानवता की निस्सीम प्राणशक्ति से स्पंदित 
था। 

ट्रेड-यूनियनों के सदर दफ्तर में लोजोन्स्की ने मेरा परिचय निकोलाई 
रेलवे लाइन के मजदूरों के एक प्रतिनिधि के साथ कराया, जिसने मुझे 
बताया कि रेल मजदूर बड़ी बड़ी जन-सभायें करके अपने नेताझों के रवैये को 
निंदा कर रहे हैं। थे 

जोश में ग्रा मेज पर हाथ मारते हुए उसने कहा, समस्त सत्ता 
सोवियंतों के हाथ में हो! हमारी केन्द्रीय समिति के श्ोबोरोन्तसोी 
> oR 


18-2360 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( प्रतिरक्षावादी ) कोर्नीलोव की गोटी बैठा रहे हैं। उत्होंते- अपना एक 
प्रतिनिधि-मंडल स्ताव्का (सदर मुक्काम) भेजा, लेकिन हमने. उन्हें मिन्स्क 
में गिरफ्तार कर लिया... हमारी शाखा ने अखिल रूसी सम्मेलन' की 
मांग की है, लेकिन वे उसे बुलाने से इंकार कर रहे हैं...” 

यहां भी वही स्थिति थी, जो सोवियतों और सैनिक समितियों में 
थी। पूरे रूस में विभिन्न जनवादी संगठन एक के वाद एक टूट रहे थे 
आर बदल रहे थे। सहकारी समितियों में भ्रन्दरूनी झगड़ों की वजह,से फूट 
पड़ गई थी; किसान कार्यकारिणी समिति की बैठकों में जोर की बहस- 
तकरार छिड़ी हुई थी। यहां तक कि कज्जाकों के बीच भी बेचैनी थी... 

स्मोल्नी भवन की सबसे ऊपर की मंजिल पर सैनिक क्रांतिकारी 
समिति धुग्रांधार काम कर रही थी-वह विना ढील दिये चोट पर चोट 
कर रही थी। वह एक ऐसी भयानक मशीन बनी हुई थी, जिसमें ताज़गी 
से और स्फूति से भरे लोग, दिन हो रात हो, रात हो दिन हो, अपने 
आपको झोंक देते और जव वे उसमें से निकलते, वे बेदम होते, थक 


कर विल्कुल चूर, मैले-कुचैले, आवाज़ भारी और बैठी हुई, और वे वहीं 


फ़श पर लुढ़क जाते और सो रहते... उद्धार समिति को गैरक्रानूनी करार 
दिया गया था। ढेर की ढेर नई घोषणायें? फ़शं पर विखरी पड़ी थीं: 


- - -षड्यन्त्रकारियों ने, जिन्हें गैरिसन या मजदूर वर्ग के बीच कोई 
समर्थन प्राप्त नहीं है, सबसे ज़्यादा अपने झाक्रमण की झाकस्मिकता का 
भरोसा किया। लाल गार्ड दल के एक सिपाही की, जिसका नाम घोषित 
किया जायेगा, सतकंता की बदौलत सव-लेप्टिनेंट ब्लागोन्रावोव को उनकी 
योजना का सुराग लग गया। उद्धार समिति षड्यन्त्र का केन्द्र बनी हुई थी । 
उनके सैनिकों की कमान कर्नल पोल्कोवनिकोव के हाथ में थी और 
हुक्मनामों पर अस्थायी सरकार के भूतपूर्व सदस्य उन्हीं गोत्स के दस्तखत 
थे, जिन्हें हलफ़िया बयान देने पर क़ैद से रिहा कर दिया गया था... 

उ इन बातों की ग्रोर पेत्रोग्राद की जनता का ध्यान दिलाती हुई सैनिक 
क्रांतिकारी समिति उन सभी ग्ादमियों की गिरफ्तारी का भ्रादेश देती है, 
जिनका इस षड्यन्त्र में हाथ है। उन पर क्रांतिकारी न्यायाधिकरण के 
सम्मुख मुक़दमा चलाया जायेगा... 

२७४ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मास्को से ख़बर आई कि युंकरों और कज्जाकों ने क्रेमलिन को घेर 
लिया और सोवियत सैनिकों को हथियार डालने का हुक्म दिया। सोवियत 
सैनिकों ने इसे मंजूर कर लिया झौर ज़ब वे क्रेमलिन से बाहर निकल 
रहे थे, युंकर उन पर टूट पड़े और उन्हें गोलियों से भून डाला गया। 
बोल्शेविकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को टेलीफ़ोन एक्सचेंज और तारघर 
से खदेड़ दिया गया। उस समय नगर-केन्द्र युंकरो के हाथ में था... लेकिन 
उनके चारों और सोवियत सिपाही एकजुट हो रहे थे। सड़कों की, लड़ाई 
धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। समझौते की सारी कोशिशें बेकार हो गई थीं .. . 
सोवियत की शरोर गैरिसन के दस हज़ार सिपाही और मुट्ठी भर लाल गाडं 
थे, सरकार की ओर छः हज़ार युंकर, ढाई हज़ार कज्ज़ाक और दो हज़ार 
सफ़ेद गाडं थे। 

ेत्रोग्राद सोवियत की बैठक हो रही थी भौर साथ के कक्ष में नई 
त्से-ई-काह उन झाज्ञप्तियों और आदेशों पर विचार कर रही थी, जो 
लगातार जन-कमिसार परिषद्‌ से, जिसका अधिवेशन ऊपर के एक कमरे 
में हो रहा था, भेजे जा रहे थे2। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया 
गया: आदेशों की मंजूरी भौर प्रकाशन की व्यवस्था, मजदूरों के लिए 
आठ घंटों के कार्य-दिवस कः आदेश और लुनाचास्की का “ सार्वजनिक-शिक्षा 
की व्यवस्था का भ्राधार ” । इन दोनों मीटिंगों में केवल दो-तीन सौ आदमी 
रहे होंगे, जिनमें से अधिकांश हथियारों से लैस थे । स्मोल्नी में एक तरह से 
पूरा सन्नाटा था, बस कुछ रक्षक खिड़कियों पर मशीनगरनें बैठा रहे थे, 
जहां से इमारत के दोनों वाजू की जगह को देखा जा सकता था। 

त्से-ई-काह की सभा में विवजेल का एक प्रतिनिधि कह रहा था: 

“हम दोनों में से किसी भी पक्ष के दलों का परिवहन करने से 
इंकार करते हैं... हमने केरेन्स्की के पास उन्हें यह सूचना देने के लिये 
एक शिष्टमंडल भेजा है कि अगर उन्होंने पेत्रोग्राद की झोर अपना बढ़ाव 
जारी रखा, तो हम - उनकी संचार-लाइनों को काट देंगे...” 

उसने एक नई सरकार की स्थापना के हेतु सभी समाजवादी पार्टियों 
के एक सम्मेलन के लिये अपनी हस्ब मामूल दलील दी... 

कामेनेव ने सतंक भाव से उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि बोल्शेविक 
बड़ी खूशी से सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन मुख्य बात ऐसी सरकार 
18° ड ` २७५ 


« 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


का गठन नहीं है, वरन उसके द्वारा सोवियतों की कांग्रेस के कार्यक्रम की 
स्वीकृति है . . . त्से-ई-काह ने वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों तथा सामाजिक- 
जनवादी अंतर्राष्ट्रीयतावादियों द्वारा की गई एक घोषणा पर विचार किया 
था ग्रौर सम्मेलन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया 
था। यहां तक कि उसने सैनिक समितियों तथा किसानों की सोवियतों के 
प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लेना मंजूर कर लिया था... 

बड़े हॉल में त्रोत्स्की उस दिन की घटनाओं को वयान कर रहे थे। 
उन्होने कहा: 

“ हमने ब्लादीमिर स्कूल के युंकरों को समर्पण करने का अवसर 
दिया। हम रक्तपात के विना मामले का निपटारा करना चाहते थे। लेकिन 
अब चूंकि रक्तपात हुआ है, हमारे लिए एकं ही रास्ता रह गया है- 
निर्मम संघर्षं का रास्ता। यह सोचना कि हम किसी और तरीक्के से जीत 
सकते हैं बचकानापन होगा... यह घड़ी एक निर्णायक घड़ी है। यह बिल्कुल 
ज़रूरी है कि हर आदमी सैनिक क्रांतिकारी समिति के साथ सहयोग करे 

और जहां भी कटीले तारों, बेंज़िन, वन्दूकों के स्टोर हों, उनकी समिति 
को खबर दे... हमने सत्ता पर अधिकार किया है, अब हमें उसे अपने 
हाथ में रखना है!” 

मेन्शेविक इयोफ़े ने भ्रपनी पार्टी की घोषणा पढ़नी चाही, लेकिन 
तरोत्स्की ने “उसूलों की बहस” के लिये इजाज़त नहीं दी। 

उन्होने चिल्ला कर कहा, “अब हमारी बहसें सड़कों पर होंगी। 
निर्णायक क़दम उठा लिया गया है। जो कुछ हो रहा है, उसके लिये हम 
सब जिम्मेदारी लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं लेता हूं...” 

मोर्चे से आने वाले, गातचिना से आने वाले सिपाहियों ने अपनी 
कहानियां सुनायीं । शहीदी बटालियन, ४८१ वीं तोपखाना बटालियन के 
एक सिपाही ने कहा, “जब खाइयों में पड़े सिपाही इस ख़बर को पायेंगे, 
वे बोल उठेंगे, ' यह हमारी हो सरकार है!” ” पीटरहोफ़ के एक युंकर ने 
कहा कि अपने दो साथियों के साथ उसने सोवियतों के ख़िलाफ़ मुहिम में 
शामिल होने से इनकार कर दिया था, और जब शिशिर प्रासाद का 
बचाव करने वाले उसके साथी वहां से लौटे, उन्होंने उसे भ्रपना कमिसार 


२७६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नियुक्‍त कर के स्मोल्नी भेजा कि वह उनकी सेवाओं को सच्ची क्रांति के 
लिए अर्पित करे... 

झर फिर ल्रोत्स्की आये, आग-भभूका बने, स्फूर्ति से भरे हुए- 
वह आदेश पर आदेश दे रहे थे या सवालों के जवाब दे रहे थे। 

“मजदूरों , सिपाहियों और किसानों को हराने के लिए टुटपुंजिया 
वर्ग शैतान से भी सांठ-गांठ करने के लिए तैयार है!” उन्होंने एक बार 
कहा। पिछले दो दिनों में शरावखोरी की कई मिसालें नज़र झायी थीं। 
उनकी ओर इशारा करते हुए वोत्स्की ने कहा, ' साथियो, शरावखोरी 
बंद होनी चाहिए! शाम को गाठ वजे के वाद नियमित रक्षक दलों को 
छोड़ कर श्रौर किसी को सड़कों पर निकलना नहीं चाहिए। अगर किसी 
जगह के वारे में शुबहा हो कि वहां शराव का गोदाम है, तो उसकी 
तलाशी ली जानी चाहिए श्रौर वहां पायी जाने वाली शराब नष्ट कर देनी 
चाहिये *। शराव बेचने वालों के साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए... 

सैनिक क्रांतिकारी समिति ने विबोर्ग शाखा के शिष्टमंडल को, फिर 
पुतीलोव शाखा के सदस्यों को बुलाया। वे जल्दी जल्दी वहां म्राये। 

त्रोत्स्की ने कहा, “हम हर क्रांतिकारी की जान के बदले पांच 
प्रतिक्रांतिकारियों की जानें लेंगे!" 

हम फिर बीच शहर में थे। दूमा-भवन रोशनी से जगमग था और 
उसमें भीड़ उमड़ी हुई चली झा रही थी। नीचे के हॉल से रोने-सिसकने 
की आवाजें झा रही थीं। नोटिस-बोडं के सामने पूरी रेल-पेल थी - उस 
पर एक सूची लगी थी, जिसमें उन युंकरों के नाम थे, जो उस दिन की 
लड़ाई में मारे गये थे या कहना चाहिए, जिनके बारे में ख्याल था कि वे 
मारे गये है, क्योंकि बाद में उनमें से अधिकांश जीते-जागते पाये गये - - - 
ऊपर अलेक्सान्द्र हॉल में उद्धार समिति की बैठक में जोशीले भाषण हो रहे 
थे। अफ़सरो. के लाल और सुनहरे झब्बे चमक रहे थे, मेन्शेविक और 
समाजवादी-क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के परिचित चेहरे दिखाई दे रहे थे; 
भड़कीले कपड़े पहने बैंकर और कूटनीतिज्ञ , जिनकी आंख का पानी मर गया 
या और जिनके शरीर पर मोटापा छाया हुआ था, जरशाही जमाने के 
झफ़सरं, लकदक कपड़े पहने सजी-धजी भौरतें-ये सभी वहां थे... - 

टेलीफ़ोन एक्सचेंज की लड़कियां अपने बयान दे रही थीं। एक के बाद 


२७७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कमच NMEA ci RMSE hi i 


एक लड़की मंच पर आई -कपड़ों से लदी-फंदी , फ़ैशन पर जान देने वाली 
लड़कियां , जिनके चेहरों पर मांस न था और जूतों के तल्ले चटके हुए थे। 
पेन्नोग्राद के “भद्र लोगों” -श्रफ़सरों, रईसों, सियासी दुनिया में मशहूर 
बड़े बड़े लीडरों-की तालियों से खूशी से बाग बाग होती हुई एक लड़की 


के बाद दूसरी लड़की ने वहां आकर मजदूरों के हाथों भुगती हुई अपनी 


मुसीबतों को वयान किया श्रौर जो कुछ भी प्राचीन था, परम्परागत था 
और शक्तिशाली था, उसके प्रति श्रपनी निष्ठा की घोषणा की... 
निकोलाई हॉल में दूमा का फिर अधिवेशन हो रहा था। मेयर ने 
आशापूर्ण भाव से कहा कि पेत्नोग्राद की रेजीमेंटें श्रपनी हरक़तों पर शर्मिंदा 
हैं। प्रचार-कार्य तेज़ी से झागे बढ़ रहा था... दूतों का आना-जाना लगा 
हुआ था-वे बोल्शेविकों की दहशतनाक हरक़तों की रिपोर्ट देते, युंकरों 
की जान बचाने के लिए बीच में पड़ते और बड़ी सरगर्मी से तहक़ीक़ात 
करते... 
तृप्प ने कहा, “ बोल्शेविकों के' ऊपर 'संगीनों से नहीं, नैतिक बल 
से विजय पाई जायेगी...” 
* उधर क्रांतिकारी मोर्चे का हाल बिल्कुल ही अच्छा हो, यह बात 
न थी। दुश्मन मोर्चे पर बख्तरबंद रेलगाड़ियां , जिन पर तोपें चढ़ी हुई थीं, 
ले आया था। सोवियत सेना, जिसमें झधिकांशतः नौसिखुये लाल गार्ड ही 
थे, बग्रेर अफ़्सरों के थी और उसके पास कोई निश्चित योजना भी न थी। 
उसमें केवल पांच हज़ार नियमित सैनिक शामिल हुए थे। गैरिसन के बाही 
सिपाही या तो युंकर-विद्रोह को दबाने में और शहर की हिफ़ाज़त करने 
में लगे हुए थे, या फिर वे अनिश्‍चित भाव से हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए 
थे। रात को दस बजे लेनिन ने शहर की रेजीमेंटो के प्रतिनिधियों की 
एक सभा में भाषण किया -सभा ने प्रवल बहुमत से लड़ाई के हक़ में फैसला 
किया और वहैसियत जनरल स्टाफ़ के काम करने के लिये पांच आादमियों 
की एक समिति निर्वाचित की। दूसरे दिन भोर में ही युद्ध-सज्जित रेजीमेटे 
अपनी बारिकों से निकल पड़ीं... घर लौटते हुए मैने उन्हें गुजरते 
हुए देखा था-वे विजित नगर की सूनी सड़कों से पुराने तपे हुए 


. सिपाहियों की बंधी हुई चाल से कदम से क़दम बिल्कुल मिलाये हुए 


चली जा रही थीं... 


२७८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


iE OE Sets . 


उसी समय' सदोवाया मार्ग पर विक्जेल के सदर दफ्तर में एक नयी . 


सरकार की स्थापना .के लिये सभी समाजवादी पार्टियों की कांफ्रेंस हो रही 
थी।. मध्यमार्गी मेन्शेत्रिकों की ओर से बोलते हुए अन्नामोविच ने कहा 
कि जो हो' गया वह हो गया, उसे भूल जाना चाहिये श्रौर यह नहीं समझना 


` चाहिये कि किसी की जीत हुई है या किसी की हार... इस बात से 


सभी वामपंथी पार्टियां सहमत थीं । दक्षिणपंथी मेन्शेविकों की ओर से बोलते 
हुए दान ने लड़ाई बंद करने के लिए बोल्शेविको से निम्नलिखित शर्तों का 
प्रस्ताव किया: लाल गाड निरस्त्र किये जायें और पेत्नोग्राद की गैरिसन 
को दूमा के अधीन किया जाये; केरेन्स्की के सिपाही न एक भी गोली 
चलायें श्रौर न एक भी झादमी को गिरफ्तार करें; बोल्शेविकों को छोड़ 
कर बाक़ी सभी समाजवादी पार्टियों को लेकर एक मंत्रिमंडल बनाया जाये। 
स्मोल्नी की ओर से रियाज़ानोव श्रौर कामेनेव ने एलान किया कि सभी 
पार्टियों का एक संयुक्त मंत्रिमंडल उनके लिये स्वीकार्य है, परन्तु उन्होंने 
दान के प्रस्तावों के प्रति :प्रतिवाद प्रगट किया। समाजवादी-क्रांतिकारी 
एकमत न थे; परन्तु किंसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति और 
जन-समाजवादियों ने बोल्शेविकों को शामिल करने से साफ़ इनकार कर 
दिया... तल्ख बहस भ्रौर तकरार के बाद एक व्यवहार्य योजना बनाने 
के लिए एक झायोग का चुनाव किया गया... 

आयोग के अंदर उस दिन पूरी रातं श्रौर दूसरे दिन और दूसरी 
रात को भी झगड़ा होता रहा। एक बार पहले, & नवम्बर को मार्तोव 
भौर गोकी के नेतृत्व में समझौते की इसी तरह की कोशिश हुई थी। परन्तु 
केरेन्स्की के आगमन र उद्धार समिति की कार्रवाइयों के फलस्वरूप 
दक्षिणपंथी मेन्शेविकों , समाजवादी-क्रांतिकारियों भर जनःसमाजवादियों ने 
यकायक अपना हाथ खींच लिया था। भब वे युंकर-विद्रोह के दमन से 
आतंकित थे... 


सोमवार १२ नवम्बर का दिन बड़े शशोपंज का दिन था। समूचे 
रूस की निगाहें पेत्रोग्राद से बाहर उस धूसर मैदान पर लगी al थीं, 
जहां पुरानी सत्ता की समस्त उपलब्ध शक्ति नयी अज्ञात सत्ता की 
शक्ति के ख़िलाफ़ जुटी हुई थी। मास्को में सुलह का एतान किया गया 


२७९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


था; राजधानी में क्या फैसला होता है, इसका इंतज़ार करते हुए दोनों 
पक्ष बातचीत कर रहे थे। इसी समय सोवियतों की कांग्रेस के प्रतिनिधि 
क्रांति का ज्वलंत संदेश लिये हुए , वेतहाशा भागती हुई रेलगाड़ियों में सवार 
होकर एशिया के दूर से दूर भागों में अपने घरों में पहुंच रहे थे। राजधानी 
में जो चमत्कार हुआ था, उसका समाचार पूरे देश में उसी तरह फैल रहा 
था, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती जाती हैं, और इस समाचार 
से शहर और क़स्वे और दूर दूर के गांव आलोड़ित और मंथित हो रहे 
थे, विपर्यस्त और विभक्त हो रहे थे-एक ओर सोवियतें और सैनिक 
क्रांतिकारी समितियां , दूसरी ओर दूमायें , ज़ेम्सत्वो और सरकारी कमिसार ; 
एक ओर लाल गार्ड, दूसरी ओर सफ़ेद । सड़कों पर लड़ाइयां और गर्मागर्म 
भाषण... इस कशमकश का क्या नतीजा होगा, यह इस वात पर मुनहसर 
था कि पेत्नोग्राद से क्या ख़बर आती है... 

स्मोल्ती लगभग खाली था, लेकिन दूमा में उसी तरह भीड़-भाड़ और 
हंगामा था। बूढ़े मेयर अपने उसी शिष्ट भाव से वोल्शेविक सभासदों की 
अपील के प्रति प्रतिवाद कर रहे थे। 

“दुमा प्रतिक्रांति का अड्डा नहीं है,” उन्होंने बड़े जोश से कहा। 
“दुमा राजनीतिक पार्टियों के मौजूदा संघर्ष में कोई हिस्सा नहीं ले रही 
है। परन्तु ऐसे समय , जब देश में कोई वैध सत्ता नहीं है, सुव्यवस्था का 
एक ही केन्द्र रह गया है- नगरपालिका का स्वायत्त शासन। अमन पसंद 
आवादी इस हक़ीक़त को मानती है; विदेशी दूतावास उन्हीं दस्तावेजों को 
मानते हैं, जिन पर नगर के मेयर के दस्तखत हों। नगरपालिका का 
स्वायत्त शासन ही एकमात्र ऐसा निकाय है, जो नागरिकों के हितों की 
रक्षा करने में समर्थ है - यूरोपीय दिमाग़ सिर्फ़ इसी स्थिति को स्वीकार्य 
मानते हैं। नगर-प्रशासन उन सभी संगठनों को गाश्रय देने के लिये 
कतंव्यवद्ध है, जो ऐसे ग्राश्रय से लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं, और 
इसलिये दमा अपने भवन के अंदर किसी भी अख़बार के वितरण को रोक 
नहीं सकती। हमारा कार्यक्षेत्र फैल रहा है, भर यह आवश्यक है कि हमें 
काम करने की पूरी छूट दी जाये और दोनों ही पक्ष हमारे ग्रधिकारों को 
लिहाज़ करें... 

“हम बिल्कुल ही तटस्थ हैं। जब युंकरों ने टेलीफ़ोन एक्सचेंज पर 


२८० 


०06. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कव्जा कर लिया था, कर्नल पोल्कोवनिकोव ने हुक्म दिया कि स्मोल्नी 
के टेलीफ़ोन काट दिये जायें, परन्तु मैंने प्रतिवाद किया और ये टेलीफ़ोन 
काम करते रहे... 

इस बात पर वोल्शेविक बेंचों से विद्रूप की हंसी झ्रायी और 
दक्षिणपंथी बेंचों से लानतें भेजी गयीं। 

श्रेइदेर कहते गये, “और फिर भी वे समझते हैं कि हम प्रतिक्रांति- 
कारी हैं, और वे हमारे खिलाफ़ जनता से रिपोर्ट करते हैं। वे हमसे हमारी 
आखिरी मोटर-गाडियां छीन कर हमें परिवहन के साधनों से वंचित कर रहे 
हैं। अगर नगर में अकाल पड़ा, तो इसमें हमारा कोई दोष न होगा । 
प्रतिवाद करना निरर्थक है...” 

नगर-बोडं के बोल्शेविक सदस्य कोबोज़ेव ने इस बात में संदेह प्रगट 


"किया .कि सैनिक क्रांतिकारी समिति ने नगरपालिका की गाड़ियों को अपने 


अधिकार में ले लिया है। अगर यह बात सच भी हो, तो शायद किसी 
अनधिकृत व्यक्ति ने नागहानी की सूरत में ऐसा किया होगा। 
कोबोज़ेव ने श्रागे कहा , “ मेयर महोदय कहते हैं कि हमें हरगिज़ दूमा 
को राजनीतिक सभा में नहीं बदलना चाहिये, लेकिन यहां मेन्शेविक या 
समाजवादी-क्रांतिकारी सज्जन जो भी कहते हैं, वह सिवाय पार्टी प्रचार 
के और कुछ नहीं है। ऐन दूमा के दरवाज़े पर वे बग़ावत के लिये भडकाने 
वाले अपने रौरक्रानूनी अख़बार 'ईस्क्रा' ( चिंनगारी ) , ' सोल्दात्स्की 
गोलोस ' और ' रबोचाया गाजेता ' बांटते हैं। अगर हम बोल्शेविक भी अपने 
अख़बार यहां पर बांटने लगें, तो? लेकिन हुम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 
हम दूमा का सम्मान करते हैं। हमने नगरपालिका के स्वायत्त-शासन पर 
हमला नहीं किया है और न ही हम ऐसा करेंगे। लेकिन आपने भाबादी 
के नाम एक अपील शाया की है भ्रौर हमें भी ऐसा करने का हक़ है... 
उनके बाद कैडेट शिंगारेव बोलने के लिये खड़े हुए। उन्होंने कहा 
कि उन लोगों के साथ कोई मेल नहीं बैठ सकता, जिन्हें बाक़ाय॑दा 
अभ्यारोपण के लिये एटार्नी जनरल के सामने लाया जा सकता है भौर जिन 
पर राजद्रोह के भ्रपराध के लिये लाज़िमी तौर पर मुकदमा चलाया जाना 
--. उन्होंने दोबारा यह प्रस्ताव किया कि बोल्शेविक सदस्य हुमा 
से निकाले जायें। परन्तु यह प्रस्ताव भ्रनिश्चित काल के लिये स्थगित कर 


२८१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


me 
A 


दिया गया, क्योंकि इन सदस्यों के ख़िलाफ़ कोई व्यक्तिगत श्रारोप न थे 
आर वे नगरपालिका-प्रशासन में सक्रिय भाग ले रहे थे। 

इसके बाद दो मेन्शेविक अंतर्राष्ट्रीयतावादियों ने उठ कर कहा कि 
बोल्शेविक सभासदों की भ्रपील प्रत्यक्षतः दंगा-फ़साद के लिये भड़कावा है। 
पिन्केविच ने कहा, “अगर जो भी वोल्शेविकों के ख़िलाफ़ है, वह 
प्रतिक्रांतिकारी है, तो मैं नहीं जानता कि क्रांति ग्रौर अराजकता में क्या 
अंतर है... बोल्शेविक निरंकुश जन-साधारण की गरमजोशी का भरोसा 
कर रहे हैं; हमें सिवाय नैतिक बल के और किसी चीज़ का भरोसा नहीं 
है। हम दोनों पक्षों के दंगा-फ़साद भ्रौर हिंसा के प्रति प्रतिवाद करेंगे, 
क्योंकि हमारा काम शांतिपूर्ण हल ढूंढ निकांलना है।” 

नज़ायेंव ने कहा, “सड़कों पर ' कटघरे में' शीर्षक से जो नोटिस 
चिपकायी गयी है, जिसमें जनता का मेन्शेविकों अौर समाजवादी- 
क्रांतिकारियों का नाश करने के लिये आह्वान किया गया है, एक ऐसा 
अपराध है, जिसे आप बोल्शेविक लोग धो नहीं सकेंगे। ऐसी घोषणा से 


आप जिस चीज़ कीः तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कल की भीषण घटनायें . 


एक प्रस्तावना भर हैं... मैने हमेशा दूसरी पार्टियों से आपकी सुलह- 
मसालहत कराने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में आपके 
लिये हिकारत के सिवा और कुछ नहीं है! ” 

यह सुनना नहीं था किं बोल्शेविक सभासद उछल पड़े और उन्होंने 
बड़े गुस्से से इस बात का विरोध किया। दूसरी ओर से लोग हाथ हिला 
हिला कर और गला फाड़ कर चिल्लाने लगे और उन पर लानतों की 
बौछार करने लगे... 

हॉल के बाहर मेरी मुठभेड़ नगर इंजीनियर, मेन्शेविक गोम्बेगे और 
तीन-चार रिपोर्टरों से हो गयी। वे सब के सब बड़े जोश में थे। 

“ देखा!” उन्होंने कहा । “ये गीदड़ हमसे कितना डरते हैं! उनकी 
यह जुरंत नहीं हुई कि दूमा सदस्यों को गिरफ्तार करें! सैनिक क्रांतिकारी 
समिति की यह हिम्मत नहीं है कि इस भवन में अपना कमिसार भेंजे। 
भरे, आज ही सदोवाया मार्ग की मोड़ पर मैंने देखा, एक लाल गार्ड एक 


लड़के को ' सोल्दात्स्की गोलोस' बेचने से रोकने की कोशिश कर रहा ._ 


था। लड़के ने उसका मुंह चिढ़ाते हुए टिली-लि-ली की। फ़ौरन ही एक 
२८२ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८521. (7: ८. 


भीड़ वहां जुट गयी और लोगों ने उस ठग का वहीं भुरकुस निकाल देना 
चाहा। भाई अव वस चंद घंटों की बात है। भ्रगर केरेन्स्की न आयें, तो भी 
इन लोगों के पास सरकार चलाने के लिये आदमी नहीं होंगे। विल्कुल 
बेतुकी बात है! सुना है स्मोल्नी में वे आपस में ही लड़-झगड़ रहे हैं!” 

मेरे एकः समाजवादी-क्रांतिकारी दोस्त ने मुझे श्रलग ले जा कर 
कहा, “ मुझे मालूम है उद्धार समिति कहां छिपी हुई है। क्या आप चल कर 
उनसे वात करना चाहते हैं?” 

झुटपुटा हो गया था। शहर की जिन्दगी फिर बदस्तूर चलने लगी 
थी - दुकानें खुली थीं, वत्तियां जल रही थीं और सड़कों पर खासी भीड़- 
भाड़ थी, लोग धीरे धीरे बहस-मुवाहिसा करते चल रहे थे... 

हम ८६, नेव्स्की मार्गे पर आकर एक गलियारे से निकल कर एक 
ऐसे अहाते में ग्रा गये, जिसके चारों ओर ऊंची रिहायशी इमारतें थीं। 
मेरे दोस्त ने २२९ नम्बर के एक फ्लैट पर एक खास अंदाज़ से दस्तक 
दी। भीतर से धक्कम-धक्का और ठेला-ठेल की आवाज़ झाई, अंदर . का 
एक दरवाज़ा खटाक से बंद हुआ, फिर बाहर का दरवाज़ा ज़रा-सा खुला 
और उसमें एक स्त्री का चेहरा दिखाई पड़ा। एक लमहे तक गौर से 
देखने के बाद वह हमें अंदर ले गई-वह एक श्रधेड़ उम्र की स्त्री थी, 
जिसका चेहरा शांत, निर्विकार था। उसने छूटते ही कहा, ' किरील, 
सब ठीक है!” खाने के कमरे में, जहां मेज़ पर एक समावार * खद- 
खद? कर रहा था और डबल-रोटी आर मछलियों से भरी रकाबियां पडी 
थीं, एक वर्दीपोश झादमी पर्दों के पीछे से निकला झौर मज़दूरों के कपड़े 
पहने हुए एक दूसरा आदमी एक छोटे से कमरे से तिकला। उन्हें एक 
अमरीकी रिपोर्टर से मिलकर बड़ी ख्‌.शी हुई। उन्होंने काफ़ी रस लेते हुए 
कहा कि अगर बोल्शेविकों ने उन्हें पकड़ लिया, तो उन्हें जरूर गोली मार 
दी जायेगी। वे अपना नाम बताने के लिये तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों 


ही समाजवादी-क्रांतिकारी थे... 58 
मैंने उनसे पूछा, “आप अपने अख़बारों में ऐसी झूठी ख़बरें क्यों 


छापते हे? ” 


वर्दीपोश अफ़सर ने इस बात पर नाराज हुए बिना जवाब दिया, 


“हां, मैं जानता हूं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं?” उसने अपने कंधों 
२८३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


A त 


को जुम्बिश दी। “आपको मानना होगा कि हमारे लिये यह ज़रूरी है 
कि हम लोगों के ग्रन्दर एक खास तरह का मिजाज पैदा करें...” 

दूसरे ग्रादमी ने बीच में ही टोंक कर कहा, “ यह बोल्शेविकों का 
दुस्साहस मात्र है। उनके बीच कोई बुद्धिजीवी नहीं हैं... मंत्रालय काम 
करने के लिये तैयार नहीं होंगे... रूस एक शहर ही नहीं, एक पूरा देश 
है... यह समझते हुए कि वे चंद रोज़ से ज्यादा अपने पैर टिकाये नहीं 
रह सकते, हमने फ़ैसला किया है कि हम उनके विरोध की सबसे प्रबल 
शक्ति की, केरेन्स्की की सहायता करेंगे और सुव्यवस्था पुनःस्थापित करने 
में मदद पहुंचायेंगे। “ 

“बहुत अच्छी बात है,” मैंने कहा, “लेकिन आप लोग कँडेटो 
के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं?” 

नकली मजदूर ने निष्कपट मुसकरा कर कहा, “सच कहा जाये, 
तो बात यह है कि इस घड़ी जन-साधारण बोल्शेविकों के पीछे हैं । इस 
समय हमारे पीछे कोई नहीं है। हम थोड़े से भी सिपाहियों को जुटा नहीं 
सकते। हमें हथियार भी सुलभ नहीं हैं... एक हद तक बोल्शेविको की 
बात सही है; इस घड़ी रूस में दो ही पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें कुछ ताक़त 
है - बोल्शेविक झौर प्रतिक्रियावादी, जो सब के सब कैडेंटों का दामन पकड़े 
हुए हैं। कैडेट सोचते हैं कि वे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दर 
असल हम कैडेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम बोल्शेविकों को 
चकनाचूर कर लेंगे, हम कैडेटों की ख़बर लेंगे...” 

“कया बोल्शेविकों को नयी सरकार में लिया जायेगा?” 

उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा: “यह एक समस्या है। कहने 
की जरूरत नहीं कि अगर उन्हें नहीं लिया जाता, तो वे शायद फिर यही 
कांड दुह्राये। बहरसूरत संविधान सभा में, यानी अगर संविधान सभा 
होती है, उन्हें शक्ति-संतुलन अपने हाथ में रखने का मौक़ा मिलेगा!” 

. “और फिर इसके साथ ही,” समाजवादी-क्रांतिकारी भ्रफ़सर ने 
कहा, “ नये मंत्रिमंडल में कँडेटों को भी शामिल करने का सवाल पैदा 
होता है, ग्रौर उन्हीं कारणों से होता है। आप जानते हैं, कैडेट सचमुच 
संविधान सभा नहीं चाहते -श्रगर इस समय बोल्शेविकों को मटियामेट 
किया जा सकता है, तो बिल्कुल ही नहीं चाहते । ” उसने अपना सिर 


२८४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हिलाया । “हम रूसियों के लिये राजनीति एक वला है । राजनीति श्राप 
अमरीकी लोगों की घुट्टी में पड़ी है-ग्राप आजीवन इस खेल को खेलते 
रहे हैं। लेकिन हम ? आप जानते ही हूँ, ,हमें कुल साल भर ही तो हुमा!” 

“केरेन्स्की के वारे में आपका क्या ख्याल है?” मैने पूछा। 

“ओह , अस्थायी सरकार के सारे पाप केरेन्स्की के सिर हैं,” दूसरे 
* आदमी ने जवाब दिया। “ केरेन्स्की ने खूद हमें पूँजीपति वर्ग के साथ संश्रय 
मंजूर करने के लिए मजबूर किया। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया होता, 
जैसा करने की उन्होंने धमकी दी थी, तो इसका म्र्थ होता संविधान सभा 
के केवल सोलह हफ्ते पहले मंत्रिमंडल का एक नया संकट, और हम इस 
संकट से बचना चाहते थे।” 

“लेकिन बह्रसूरत: बात तो वही हुई, क्यों?” 

“जी हां, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ऐसा होगा। उन लोगों 
ने, केरेन्स्की और ग्रव्कसेन्त्येव जैसे लोगों ने हमें चकमा दिया। गोत्स कुछ 
अधिक उग्र विचारों के हैं। लेकिन सच्चे क्रांतिकारी चेर्नोव हैं और मेँ 
उनके साथ हूं... यही देखिये, लेनिन ने ग्राज ही संदेश भिजवाया है कि 
अगर चेनोंव मंत्रिमंडल में प्रवेश करें, तो उन्हें कोई आपत्ति न होगी। 

“हम भी केरेन्स्की सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन 
हमने यह बेहतर समझा कि संविधान सभा का इंतज़ार किया जाये... 
जब यह मामला शुरू हुय्ना , मैं बोल्शेविकों के साथ था, लेकिन मेरी 
पार्टी की केन्द्रीय समिति ने सर्वसम्मति से बोल्शेविकों का साथ देने के 
ख़िलाफ़ फैसला किया - फिर मैं भला कया कर सकता था? सवाल पार्टी 
के अनुशासन का था... 

“ बोल्शेविक सरकार हफ्ता भर के अंदर ही टुकड़े टुकड़े हो जायेगी। 
भगर समाजवादी-क्रांतिकारी बस अलग खड़े होकर इंतजार कर सकें, तो 
सरकार उनकी झोली में झा टपकेगी। लेकिन भगर हम हप्ता भर इतजार 
करें, तो देश में इतनी अधिक विश्वेंखलता फैल जायेगी कि जर्मन 
साञ्राज्यवादी जीत जायेंगे। इसी लिये बावजूद इस बात के कि सिपाहियों 
की केवल दो रेजीमेंटों ने हमारा समर्थन करने का वचन दिया, हमने 
भपना विद्रोह शुरू कर दिया और अब वे भी हमारे खिलाफ हो व 
भब हमारे साथ केवल युंकर ही बच रहे है...” 

२८५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 


“ लेकिन कज़्जाक-वे आपके साथ नहीं हैं?” 

अफ़सर ने ठंडी सांस लेकर कहा, “वे तो अपनी जगह से हिले 
भी नहीं। पहले उन्होंने कहा कि अगर पैदल सिपाही उनकी पुश्त में हों, 
तो वे मैदान में आयेंगे। फिर यह कहा कि उनके आदमी केरेन्स्की के साथ 
हे और वे अपना कत्तव्य पूरा कर रहे हैं... उन्होंने यह भी कहा कि 
कउेज्ाकों पर हमेशा यह इल्जाम लगाया गया कि वे जनवाद के पुश्तैनी 
दुश्मन हैं... उनकी आख़िरी वात थी, 'बोल्शेविकों ने वादा किया है कि 
वे हमारी जमीनों को नहीं छीनेंगे, लिहाज़ा हम तटस्थ ही रहेंगे।'” 

जव यह बातचीत हो रही थी, लोग वरावर आा-जा रहे थे- 
उनमें से ग्रधिकांश ग्रफ़सर थे, लेकिन उन्होंने अपनी वर्दियों से बिल्ले चीथ 
डाले थे। हम उन्हें वरोठे में देख सकते थे और उनकी ग्राहिस्ता मगर 
पुरजोश वातचीत की भनक भी हमारे कानों में पड़ रही थी। कभी कभी 
आधे सरकाये हुए पदो से हमें एक दरवाज़े की झलक मिलती, जो 
गुस्लख़ाने में खुलता था, जहां कर्नेल की वर्दी पहने दोहरे शरीर का एक 
अफ़सर आराम से कमोड पर बैठा अपने घुटनों पर एक पैड रखे कुछ लिख 
रहा था। मैने पहचाना यह पेत्नोग्राद के भूतपूर्व कमांडेंट कर्नल 
पोल्कोवनिकोव थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिये सैनिक क्रांतिकारी समिति 
मुंहमांगा इनाम दे सकती थी। , 

“हमारा कार्यक्रम?” अफ़सर ने कहा। “यह है हमारा कार्यक्रम: 
भूमि भूमि समितियों के हवाले की जाये। मजदूरों को उद्योग के नियन्त्रण | 
में पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाये। शांति का बेशक एक जोरदार प्रोग्राम 
हो, लेकिन वैसा अल्टीमेटम नहीं, जैसा बोल्शेविकों ने दुनिया को दे डाला | 
है। बोल्शेविकों ने जन-साधारण से जो वादे किये हैं, वे उन्हें बाहर तो 
,क्व'*देश के अंदर भी पुरा नहीं कर सकते। हम उन्हें करने नहीं देंगे... . 
उन्होंने किसानों का समर्थन पाने के लिये हमारा भूमि-कार्यक्रम चुरा लिया। 
कं सरासर बेइमानी है। अगर उन्होंने संविधान सभा के लिये इंतज्ञार किया 

इज 

“ संविधान सभा की बात बेसूद है!” दूसरे अफ़सर ने उसकी बात 
काट कर कहा। “अगर वोल्शेविक यहां पर समाजवादी राज्य क़ायम करना 
चाहते हैं, तो हम उनके साथ मिलकर किसी भी सूरत में काम नहीं कर 


२८६ 


es CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
Mc 


सकते ! केरेन्स्की ने एक भयंकर भूल की। उन्होंने जनतन्त्र की परिषद्‌ में 
यह एलान कर कि उन्होंने बोल्शेविकों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है 
अपना इरादा उनके ऊपर जाहिर कर दिया...” 

“ लेकिन इस वक़्त आप क्या करने का इरादा कर रहे हैं?” मैंने 
पूछा । र 

दोनों ग्रादमी एक दुसरे का .मुंह. देखते रह गये । एक ने कहा, “चंद 
दिनों के अंदर ही ग्रापको मालूम हो जायेगा । अगर मोर्चे के काफ़ी सिपाही 
हमारी ओर होते हैं, तो हम बोल्शेविकों के साथ समझौता नहीं करेंगे । 
नहीं तो हमें शायद समझौता करने के लिये मजबूर होना पड़े...” 

वहां से फिर नेव्स्की मार्गे पर आकर हम उछल कर एक ट्राम- 
गाड़ी में चढ़ गये, जो लोगों से ठसाठस भरी थी और जिसके पावदान 
बोझ से झुक गये थे और ज़मीन के साथ रगड़ खाते थे। गाड़ी चींटी को 
चाल से चलती, चीख़ती-कराहती स्मोल्नी का लम्बा फासला तय कर रही थी। 

जव हम वहां पहुंचे, साफ़-सुथरे, छोटे कद के और दुबले-पतले 
मेश्कोव्स्की चिंतित भाव से नीचे उतर रहे. थे। उन्होंने हमें बताया कि 
मंत्रालयों की हड़ताल अपना रंग दिखा रही थी। उदाहरण के लिए, जन- 
कमिसार परिषद्‌ ने गुप्त संधियों के प्रकाशन का वादा किया था। लेकिन 
ये संधियां जिस कर्मचारी के चार्ज में हैं वह, नेरातोव, ग्रायव हो गया है 
और अपने साथ दस्तावेजों को भी लेता गया है। कहा जाता है कि ये 
दस्तावेज्ें ब्रिटिश दूतावास में छिपा दी गई हैं. . « 

लेकिन इन सबसे बुरी चीज बैंकों की हड़ताल थी। “ रुपये-पैसे के 
बिना हम बिल्कुल लाचार हैं, ” मेन्जीन्स्की ने कहा। “रेल मजदूरों, डाक- | 
तार कर्मचारियों की तनख़ाहें देनी हैं, मगर कैसे दी जायें... बैंक बंद हें 
और जिस राजकीय बैंक के हाथ में परिस्थिति की कुंजी है, वह भी 
बंद है। रूस में सभी बैंक-क्लकों को काम ठप कर देने के लिए घूस दी 
गयी है... 
“लेकिन लेनिन ने हुक्म जारी किया है कि राजकीय बैक के 
तहख़ानों के दरवाज़ों को डाइनेमाइट से उड़ा दिया जाये और अभी अभी 
एक झाज्ञप्ति निकली है, जिसमें प्राइवेट बैंकों को कल ही खुलने का हुक्म 
दिया गया है, नहीं तो हम उन्हें खद-बःख़ूद खोल डालेंगे!” 

२८७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पेत्रोग्राद सोवियत की मीटिंग पूरे जोर पर थी, वहां हथियारबंद 
लोग भरे हुए थे, भर त्रोत्स्की रिपोर्ट दे रहे थे: 

“ कज्जाक क्रास्नोये सेलो से पीछे हट रहे हैं” (जोर की उल्लासपूर्ण 
तालियां), “ लेकिन लड़ाई अभी शुरू ही हो रही है । पूल्कोवो में जबरदस्त 
लड़ाई हो रही है। जितने भी सैनिक दस्ते मिल सकें, उन्हें जल्द से जल्द 


- वहां भेज देना चाहिये... 


“मास्को की ख़बर अच्छी नहीं है। क्रेमलिन युंकरों के हाथ में है 
आर मजदूरों के पास हथियारों की कमी है। वहां कया फ़ैसला होता है, 
यह पेत्नोग्राद पर मुनहसर है। 

“मोचे पर शांति तथा भूमि की आज्ञप्तियां बड़ा जोश पैदा कर 
रही हैं। केरेन्स्की खाइयों में पेत्रोग्राद के वारे में मनगढ़ंत क्रिस्से फैला 
रहे हैं कि पेत्रोग्राद जल रहा है और ख़ून से नहा रहा है, कि औरतें 
आर बच्चे बोल्शेविकों के हाथों मारे जा रहे हैं। लेकिन कोई उनकी बात 
मानता नहीं... 

“ 'झोलेग , ' ग्रत्रोरा' और 'रेस्पूव्लिका' नामक क्रूजर-पोत नेवा 
में लंगर डाले हुए हैं, उनकी तोपें नगर के प्रवेश-मागों की श्रोर सीधी 
कर दी गई हुँ...” 

“आप वहां लाल गार्डो के बीच क्यों नहीं जाते?” एक कर्कश 
आवाज़ झाई। ः 

“मैं जा ही रहा हूं!” त्रोत्स्की ने जवाव दिया और मंच से उतर 
प्राये। उनका; चेहरा हस्व मामूल से कुछ ज्यादा ज़दे था। वहं उत्साही मित्रों 
से घिरे हुए कमरे से जल्दी जल्दी वाहर निकल गये, जहां एक मोटर-गाड़ी 
उनका इंतज़ार कर रही थी। 

उनके बाद कामेनेव बोले और उन्होंने मेल-मिलाप सम्मेलन की 
कार्रवाइयों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मेन्शेविकों ने युद्ध-विराम 
के लिए जो शर्तें पेश की थीं, उन्हें हिक्कारत के साथ ठुकरा दिया गया. 
हा ह मजदूर यूनियन की शाखाओं तक ने ऐसे प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट 

TS 

“अब जब हमने सत्ता पर अ्रधिकार कर लिया है भ्रौर अप्रतिहत 

गति से पूरे रूस को सर कर रहे हैं,” उन्होंने जोर देकर कहा, “वे 


२८८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
धन 


| 
| 
| 
| 


हमसे वस तीन बहुत छोटी सी बातें चाहते हैं: १. हम सत्ता का परित्याग 
करें; २. सिपाहियों को लड़ाई चलाते जाने पर्‌ आमादा करें ; ३. किसानों 
को ज़मीन की वात भूल जाने के लिये तैयार करें..." 

लेनिन दो मिनट के लिये वहां ग्राये-समाजवादी-क्रांतिकारियों के 
आरोपों का उत्तर देने के लिये। 

“वे हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हुँ कि हमने उनके भूमि-कार्यक्रम 
को चुरा लिया है...” उन्होंने कहा; “अगर ऐसी वात है, तो हम 
उनके सामने सिर झुकाते हूँ। हमारे लिग्रे यह कार्यक्रम काफी अच्छा है..." 

इस प्रकार मीटिंग बड़े ज़ोरशोर से चलती रही-एक नेता के बाद 
दूसरा नेता आता और लोगों को व्योरे के साथ समझाता, जोश दिलाता 
अर बहस करता; एक सिपाही के वाद दूसरा सिपाही, एक: मज़दूर के 
बाद दूसरा मजदूर खड़ा होता और श्रपने दिल का गुवार निकालता, अपने 
मन की वात सुनाता . .. सुनने वाले लोग बरावर बदलते रहते कुछ जाते, 
तो उनकी जगह कुछ नये आ .जाते। वक्तन्‌-फ़वक्तन्‌ लोग आते मरौर 
चीखते -फलां या फलां दस्ते के लोगों को मोर्चे पर जाना है। दुसरे खलास 
हुए या जख्मी हुए, या हथियारों और साज़-सामान के लिये स्मोल्नी गाये 
सिपाही झुंड के झुंड भीतर आते ... 

तीन वजें थे और रात ढलने को श्रा रही थी, जब सभा-मंडल से 
चलते हुए हमने देखा कि सैनिक क्रांतिकारी समिति के अधिकारी गोल्त्समान 
वेतहाशा दौड़ते हुए वहां आये-उनके चेहरे पर अपूर्व दीप्ति थी। 

“सब कुछ ठीक है,” उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बड़े 
जोश से कहा। “मोर्चे से तार श्राया है, केरेन्सकी को चकनाचूर कर 
दिया गया! यह देखिये!” 

उन्होंने हमारी और एक पुर्जा बढ़ाया, जिस पर पेंसिल से जल्दी जल्दी 
कुछ घसीट कर लिखा गया था, और फिर यह देख कर कि हम उसे पढ़ने 
में श्रसमर्थ हैं, उन्होंने जोर से धाराप्रवाह पढ़ना शुरू किया : 


पूल्कोवो , सैनिक स्टाफ, रात २-१० बजे । के Fi 
३०-३१ अक्तूबर की रात इतिहास में सदैव ग्रंकित रहेगी। क्रांति 


की राजधानीं के ख़िलाफ़ प्रतिक्रांतिकारी सेनाओ्रों को लेकर धावा. बोलने 
२८९ 


19-2360 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 


की केरेन्स्की की कोशिश निर्णायक रूप से विफल कर दी गई है । केरेन्स्की 
पीछे हट रहे हैं और हम ग्रागे बढ़ रहे है । पेत्नोग्राद के सिपाहियों , मल्लाहों 
आर मज़दूरों ने दिखा दिया है कि वे हाथ में हथियार लेकर जनवाद की 
इच्छा और प्रभुता को लागू कर सकते हैं और करेंगे। पूंजीपति वर्ग ने 
क्रांतिकारी सेना को विलग करने का प्रयत्न किया। केरेन्स्की ने कजझज़ाकों 
की शक्ति से उसे खंडित करने का प्रयत्न किया। दोनों योजनायें दयनीय 
रूप से विफल हुईं। 

मजदूर तथा किसान जनवाद की प्रभुता के महान्‌ विचार ने सेना 
की पांतों को एकजुट किया और उसके संकल्प को दृढ़ बनाया। आज से 
पूरे देश को इस वात का विश्वास हो जायेगा कि सोवियतों की सत्ता कोई 
क्षणिक सत्ता नहीं हैं, वरन्‌ वह एक अटल वास्तविकता है... केरेन्स्की 
की हार जमींदारो की, पूंजीपतियों की और सामान्यतः कोर्नीलोवपंथियों की 
हार है। केरेन्स्की की हार जनता के शांतिपूर्ण , स्वतंत्र जीवन , भूमि , रोटी 
और सत्ता के अधिकार पर मुहर लगा देती है। अपने वीरत्वपूर्ण “प्रहार 
मे पूल्कोवो-दस्ते ने. मज़दूरों और किसानों की क्रांति के ध्येय को प्रबल 
किया है। श्रव पीछे की ओर लौटा नहीं जा सकता। हमारे सामने संघर्ष 
हैं, वाधायें हैं, क्र्वानियां हैं, परंतु हमारा रास्ता साफ़ है और हमारी विजय 
निश्चित है। 

क्रांतिकारी रूस तथा सोवियत सत्ता कर्नल वाल्डेन की कमान में 
लड़ने वाले पुल्कोवो-दस्ते पर गर्व कर सकती है। युद्ध में वीरगति पाने वाले 
सैनिक भ्रमर हैं! क्रांति के योद्धा, जनता के प्रति निप्ठा रखनेवाले सैनिक 
श्रार ग्रफसर गौरवान्वित हैं! 

क्रातिकारी समाजवादी रूस, जनता का रूस जिन्दावाद ! 

परिषद्‌ की ओर से 
ख तरोत्स्की , जन-कमिसार 


उनामेन्सकी चौक से गाड़ी में बैठे घर जाते हुए हमने निकोलाई 
सलवःस्टशन के सामने एक असाधारण प्रकार की भीड़ देखी। कई हज़ार 
मल्लाह , जिनके बीच संगोने चमक रही थीं, वहां इकट्टे थे। 
२६० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स्टेशन की सीढ़ियों पर खड़ा विक्जेल का एक सदस्य उनसे 
विनम्रता से कह रहा था: 

“ साथियो , हम आपको मास्को नहीं ले जा सकते। हम तटस्थ हे । 
हम किसी भी पक्ष के सैनिकों को नहीं ले जाते। हम आपको मास्को नहीं 
ले जा सकते, जहां श्रभी से भयानक गृहयुद्ध छिड़ा हुश्रा है . . . ' 

चौक में भरी उत्तेजित भीड़ उस आदमी पर वरस पड़ी। मल्लाह 
आगे बढ़ने लगे । यकायक स्टेशन का एक दूसरा फाटक खुल गया, उसमें 
दो या तीन ब्रेकमेन, एक फायरमैन और एकाध और श्रादमी खड़े थे। 

“ इधर आइये , साथियो !” उनमें से एक ने चिल्ला कर कहा। “ हम 
आपको मास्क्रो ले चलेंगे या ब्लादीवोस्तोक या श्राप जहां भी चाहें वहां ] 
इन्क्रलाव जिन्दावाद ! ” 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नौवां अ्रध्याय 


विजय 


पहला आदेश 


पुल्कोवो-दस्ते के सिपाहियों के नाम 
१३ नवंबर १९१७, सवेरे ६.३८ बजे 


323 सख्त लड़ाई के वाद पूल्कोवो-दस्ते के सिपाहियों ने प्रतिक्रांतिकारी 
गओं को विल्कुल ही: खदेड़ दिया; वे अपने स्थानों से अस्त-व्यस्त भाग 
खड़ी हुई और त्सारस्कोये सेलो की श्राड़ में पाब्लोव्सक द्वितीय और 
गातचिना की ओर पीछे हुटीं । 
हमारे गे वढे हुए दस्तों ने त्सारस्कोये सेलो के उत्तरःपूर्वी छोर 
और अलेक्सानद्रोब्स्काया स्टेशन पर कव्जा कर लिया। कोलपिनो का दस्ता 
हमारी वायीं ओर था और क्रास्नोये मेलो. का दस्ता दायीं ओर। 
मेन पुल्कोवो की सेना को आदेश दिया कि वह त्सारस्कोये सेलो पर 
या कर त क प्रवेश-मार्गो की, खास तौर परु गातचिना की ओर 
के मार्ग की द्री करे। 
मैंने यह भी आदेण दिया कि वह झागे बढ़ कर पाब्लोब्स्कोये पर 
लया कर ले, उसके दक्षिण की रोर मोर्चाबंदी करे और दुनो स्टेशन 


तक रेलवे लाइन अपने हाथ में कर ले। 


२९२ टं 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सैनिकों के लिए आवश्यक हे कि उन्होंने जिन स्थानों पर क़ब्ज़ा 
किया है, उनको खाइयां खोद कर और बचाव को ऐसी दूसरी तामीरें 
कर सुदृढ़ करने के लिए सभी उपाय करें। 
उनके लिए आवश्यक है कि वे कोलपिनो और क्रास्नोये सेलो के 
दस्तों के साथ और पेत्नोग्राद की रक्षा के लिए नियुक्त मुख्य सेनापति के 
स्टाफ के साथ भी घनिष्ठ संपर्क स्थापित करें। 
हस्ताक्षरित , 
` केरेन्स्की की प्रतिक्रांतिकारी सेनाओं के ख़िलाफ़ लड़ने वाली 
` सभी सेनाओं के मुख्य सेनापति, 
लेफ्टीनेंट-कनल मुराब्योव 


मंगलवार, सुबह । लेकिन यह हो क्या गया ? अभी दो ही रोज़ 
पहले पेत्रोग्राद के इद-गिदं नेतृत्वहीन सिपाहियों के झुंड के झुंड बेमक़सद, 
बेसरोसामान घूम रहे थे-उनके पास रसद-पानी न था, तोपें न थीं, 
न कोई योजना ही थी। श्रनुशासनहीन लाल गा्डो और बगैर अ्रफसरों के 
सिपाहियों के इस विसंगठित समुदाय को किस चीज़ ने एक सूत्र में बांध कर 
उसे एक सेना का रूप दिया था, जो स्वयं अपने निर्वाचित हाई कमान की 
वशानुवर्ती थी और जो इतनी तपी हुईं थी कि तोपों ग्रौर कज्ज्ञाक घुड़सवारों 
के हमले का मुकाबला कर सकी भर उसे चूर चूर कर सकी? ' हर 

विद्रोही जनता में कुछ ऐसा गुण है कि वह पुरानी सैनिक नजीर 
को बरतरफ़ कर देती है। इस संबंध में फ्रांसीसी क्रांति की फटेहाल सेनाओं 
को - वाल्मी और वेइसेमबुर्ं” की विजयी सेनाझओं को - भुलाया नहीं जा 
सकता। सोवियत सेनाग्नों के ख़िलाफ़ युंकरों। कर्जाकों, ज़मींदारों , 
अमीरज्ञादों , यमदूत सभाइयों का 'भारी जमाव था-जार का नया अवतार 
हो रहा था, ज़ारशाही की लू फ़िया पुलिस राता की ह साइबेरिया 
में जेल भौर काला पानी की बेड़ियां फिर गढी जा रही थीं। ऊपर से 1 


की में फ्रांस की 
*२० सितम्बर १७९२ को हुई वाल्मी की ऐतिहासिक लड़ाई पयो म 
क्रांतिकारी सेना के वालंट्यिर दस्तों ने प्रशियाई सैनिक दुकड़ियों को ना 
पेरिस की ओर बढ़ रही थीं, हरा दिया और उन्हे पीछे हटने प सजवू. 


२९३. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जर्मनों का सर्वव्यापी, भीषण खतरा था... कार्लाइल के शब्दों में, विजय 
का अर्थ था “अनंत देवत्व तथा स्वर्णयुग ! ” 

इतवार की रात सैनिक क्रांतिकारी समिति के कमिसार लड़ाई के 
मैदान से निराश लौट रहे थे। पेत्नोग्राद की गैरिसन ने अपनी पांच 
प्रादमियों कौ-दो अफ़सरों और तीन सिपाहियों की-समिति, अपना 
हैनिक स्टाफ़ निर्वाचित किया, जिनके बारे में साधिकार यह घोषणा की 
गयी कि वे प्रतिक्रांति के कलुष से सर्वथा मुक्त हैं । कमान भूतपूर्व प्रति रक्षावादी 
कर्नेल मुराव्योव के हाथ में थी, जिनकी कारगुज़ारी के वारे में शक नथा; 
लेकिन फिर भी जिनके ऊपर कड़ी नज़र रखना ज़रूरी था।* कोलपिनो में, 
ग्रोबूखोवो में, पूल्कोवो श्रौर क्रास्नोये सेलो में अस्थायी सैनिक दस्तों का 
गठन किया गया, और जैसे जैसे भटके हुए सिपाही चारों ओर से ग्रा 
प्राकर इन दस्तों में शामिल होने लगे, उनका आकार बढ़ने लगा। सिपाही, 
मल्लाह , लाल गाईड, रेजीमेंटों के हिस्से, पैदल सिपाही, घुड्सवार और 
तोपंखाने -ये सव गाकर' इन दस्तों में मिल गये थे। उनमें कुछ बख्तरबंद 
गाड़ियां भी शामिल हो गई थीं। | 

पौ फटी और केरेन्स्की के कज्जाकों की गश्ती टुकड़ियों के साथ इन 
सिपाहियों का सामना हुआ। छिटफुट गोलियां चलीं और आत्मसमर्पण करने 
को कहा गया। बीहड़ मैदान में ठंडी ख़ामोश हवा में लड़ाई को आवाज 
गूंजने लगी और यह आवाज़ अपने छोटे छोटे झलावों के चारों ओर बैठे 
इंतजार करते हुए झुंड के २ घुमंतू सिपाहियों के कानों में पड़ी . . अच्छा , 
तो लड़ाई शुरू हो रही है! और थे सिपाही लड़ाई के मैदान की तरफ़ 


किया। १७९४ में वेइसेमबुर्ग की लड़ाई में फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेना ने, 
जिसकी कमान वास्तव में सेंट-जुस्त के हाथ में थी, ास्ट्रियाई सेना को चूर 
कर दिया झौर उसे फ्रांस की सीमाओं से पीछे खदेड़ दिया। - सं० 
* मुराव्योव दुलमुल राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे। सोवियतों 

की ओर भने से पहले उन्होंने “विजय पर्यंत युद्ध के नारे का समर्थन 
गा । कोर्नीलोव विद्रोह के दौराज़ उन्होंने वामपंथी समाजवादी-ऋँतिकारियों 

साथ सांठ-गांठ की। बाद में वह सोवियत शत्रुओं की ओर 
प नह ह्‌ सत्ता के शत्रु 
२९४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वढे । सीधे राजमार्गो से ग्रा रहे मजदूरों ने अपने कदम बढ़ाये . .. इस प्रकार 
श्राक्रमण के प्रत्येक बिंदु पर क्रुद्ध मानवों के झुंड अपने ग्राप बटुर गये, जहां 
पहुंचते ही कमिसारों ने उनका स्वागत किया, उन्हें खास खास जगहो में 
तैनात किया और वताया कि उन्हें क्या काम करना है। यह उनको अपनी 
लड़ाई थी , अपनी दुनिया के लिये उनकी लड़ाई और जिन ग्रफसरों के हाथ 
में कमान थी, वे उन्हीं के द्वारा चुने गये थे। इस घड़ी असंख्य इच्छायें 
एकाकार होकर एक इच्छा में वदल गयी थीं। 

इस लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया, उन्होंने मुझे बताया कि किस 
प्रकार मल्लाह तब तक दनादन गोलियां चलाते रहे, जब तक कि उनके 
कारतूस चुक नहीं गये और फिर वे दुश्मन के ऊपर एकबारगी टूट पड़े; 
किस प्रकार मामूली मजदूर, जिन्हें लड़ाई का कोई इलम न था, हमला 
करते हुए कज्जाक घुड़सवारों पर झपटे, उन्हें उनके घोड़ों से खींचकर 
नीचे गिरा दिया; किस प्रकार श्रनाम जनता के दल के दल घुप्प ग्रंधेरे 
में रणक्षेत्र के चतुर्दिक जुट कर तूफान की तरह उठे और शतु के ऊपरछा 
गये ... सोमवार को गाधी रात होते होते कज्जाको के पैर उबड़ गये और 
वे अपना तोपख़ाना पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए। सर्वहारा सेना दूर तक 
फैले हुए ऊबड़-खावड़ मोर्चे पर ग्रागे बढ़ी और देखते देखते त्सारस्कोये 
सेलो में उमड़ पड़ी। दुश्मन को इतना भी मौक़ा न मिला कि! के उस 
वृहत्‌ सरकारी रेडियो स्टेशन को नष्ट कर सके, जिससे इस समय स्मोल्नी 
के कमिसार दुनिया को ललकार ललकार कर पनी `विजय-गाथा ; अपनी 
श्रशस्तियां प्रसारित कर रहे थे... 


सभी मजबूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों को 
सोवियतों के ताम र 
१२ नवम्बर को त्सारस्कोये सेलो के पास खरेज लहार 6 
क्रांतिकारी सेना ने केरेन्स्की और कोर्नीलोव की प्रतिक्तांतिकारी ताहि 
हरा दिया। क्रांतिकारी सरकार के नाम पर मैं सभी रेजीमेंटो कप को; मात 
देता हूं कि वे क्रांतिकारी जनवाद के शत्रुओं पर हमला बोसः दे भोर 
केरेन्स्की को गिरफ्तार करने के लिये सभी उपाय करें मौर ऐसे हिली भी द्र 
२९५, 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


. टेलीफ़ोन काम नहीं कर रहे थे। शहर 
* तहखानो में छिप गया था.. 


दुस्साहसिक कार्य का विरोध भी करें, जिससे क्रांति की उपलब्धियां 
ओर सर्वहारा की विजय खतरे में पड़ सकती हो। 
क्रांतिकारी सेना ज़िन्दाबाद ! 


मुराव्योव 
प्रांतों से ख़बरें... 
सेवास्तोपोल में स्थानीय सोवियत ने शासन-सूत्र अपने हाथ में ले 
लिया हैं; वन्दरगाह में मौजूद जंगी जहाज़ों के मल्लाहों की एक विशाल 
सभा ने अपने अफसरों को मजबूर किया कि वे उनके साथ क़दम मिला 
कर नयी सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लें। नीजनी नोवगोरोद नगर 
सोवियत के हाथ में है। कज़ान से खबर आयी कि वहां सड़कों पर लड़ाई 
हो रही है - एक गोर वोल्शेविक गैरिसन 7 दसरी ओर युंकर लोग और एक 
तोप़ख़ाना ब्रिगेड . . . 
मास्को मे फिर घमासान लडाई छिड गयी थी। क्रेमलिन और नगर 
के मध्य भाग पर युंकरों ग्रौर सफ़ेद गा्डो का कव्जा था, जिनप्र 
सैनिक क्रांतिकारी समिति के सिपाही चारों ओर से छापा मार रहे थे। 
सोवियत तोपख़ाना स्कोबेलेव चौक में वैठाया गया था और वहां से नगर 
हुमा-भवन , कलक्टरी तथा मेट्रोपोल होटल पर गोलावारी की जा रही थी। 
त्वेरस्काया तथा निकीत्स्काया सड़कों के पत्थर खाइयों और वैरिकेडों के लिए 
उखाड़ डाले गये थे। वड़े बड़े बैंकों और कोठियों वाली जगहों पर 
मशीनगनो से गोलियों की बौछार को जा रही थी। वत्तियां गुल थीं, 
{ की आ्रावादी का पूंजीवादी हिस्सा 
* ताज्ञा समाचार-बुलेटिन के अनुसार सैनिक 
नक सुरक्षा समिति * को अल्टीमेटम देकर मांग 
छोड़ दें, नहीं तो उस पर गोलावारी की 


क्रांतिकारी समिति ने सार्वजरि 


की थी कि वे क्रेमलिन रो 
जायेगी । 


* सार्वजनिक सुरक्षा समिति 


- नवम्बर , १६१७ में मार्को में प्रतिक्रांतिं 
का केन्द्र 1-सं० . 


२९६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१००४६ + 


“ क्रेमलिन पर गोलावारी ? भला उनकी जुरंत भी होगी!” साधारण 
नागरिक ने कहा । 

बोलोग्दा से दूर साइवेरिया में चिता तक, प्स्कोव से काले सागर 
तटवर्ती सेवास्तोपोल तक, बड़े बड़े शहरों में भ्रौर छोटे छोटे गांवों में भी 
गृहयुद्ध की आग भड़क उठी। हज़ारों कारखानों, गांव-समुदायों , रेजीमेंटों , 
सेनाश्रों , समुद्र में संतरण कर रहे जहाज़ों के अभिनंदन-संदेश, जनता की 
सरकार के लिए अभिनंदन-संदेश पेन्नोग्राद पहुंचने लगे। 

नोवोचेर्कास्क से क़ज्जाक सरकार ने केरेन्स्की को तार दिया, 
“ कज्ज़ाक सेनिक सरकार अस्थायी सरकार को श्रौर जनतंत्र को परिषद्‌ 
के सदस्यों को बुलावा भेजती है कि भ्रगर संभव हो, तो वे नोबोचेर्कास्क 
चले श्रायें, जहां हम मिल-जुल कर बोल्शोविकों के . ख़िलाफ़ संघर्ष 
संगठित कर सकते हें।” 

फ़िनलैड में भी हलचल शुरू हो गयी थी। हेलसिंगफ़ोस की सोवियत 
आर त्सेन्त्रोबाल्त ( वाल्टिक वेडे की केन्द्रीय समिति) ने संयुक्त रूप से 
घेराबंदी का एलान किया था और कहा था कि वोल्शेविक सेनाओं के साथ 
किसी तरह की छेड-छाइ करने की कोशिश को और सोवियत के आदेशों 
के प्रति समस्त सशस्त्र प्रतिरोध को सख्ती के साथ कुचल दिया जायेगा । 
इसके साथ ही, फ़िनलैंड की रेल मजदूर यूनियन ने एक देशब्यापी हड़ताल 
वृलायी , ताकि समाजवादी संसद ने, जिसे केरेत्स्की ने भंग कर दिया था, 
जून १९१७ में जो क़ानून स्वीकृत किये थे, उन्हें कार्यान्वित किया जा सके. : - 


सुबह तड़के ही निकल कर मैँ स्मोल्नी पहुंचा । बाहरी फाटक से घुस 
कर जव मैं लकड़ी की वनी लंबी पटरी से जा रहा था, मैंने देखा शांत, 
निस्तब्ध , धमिल आकाश से वफ़ की नर्म पंखुड़ियां हल्के हल्के झर रही 
हैं। यह मौसम की पहली वफ़ थी। दरवाजे पर खड़े सिपाही की बत्तीसी 
खिल गयी। वह खशी से चीख पड़ा, “ वफ़ ! सेहतवरुश वर्फ़ ` ग्रंदर लंबे 
लंबे धुंधले हॉलो में और मनहूस कमरों में सन्ताटा छाया हुआ था। इतनी 
बड़ी इमारत में तिनका भी नहीं हिल रहा था। और फिर एक गहरी ग्रजीब- 
सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। चारों ओर नज़र दौड़ा कर मैंने देखा, हर 
जगह, फ़र्श पर, दीवारों के साथ लोग सोये पड़े हैँ। रुक्ष, कठोर, मैले- 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri - ॐ 


कुचैल लोग, मज़दूर और सिपाही , कीचड़ में सने , ग्रकेले या झुंड के झुंड, 
घोड़ा बेच कर सो रहे थे-अपने से विल्कुल बेख़बर ! कुछ ने अपने ज़रुमों 
पर पट्टियों की जगह गूदड-गादड़ बांध रखे थे, जिन पर खून के धब्बे थे। 
बंदूकें ग्लौर कारतूस की पेटियां चारों तरफ़ बिखरी पड़ी थीं... यह थी 
विजयी सर्वहारा सेना! 

ऊपर रेस्तोरां में इतने श्रादमी पड़े हुए थे कि उनके बीच से निकलना 
मुश्किल था। हवा में घुटन थी। कुहासाछन्न खिड़कियों से मद्धिम रोशनी 
ग्रा रही थी। एक पुराना दवा-पिचका समावार काउंटर पर रखा हुआ था- 
बिल्कुल ठंडा -ग्रौर पास में बहुत से गिलास जिनमें चाय पी गयो थी पडे 
थे। नज़दीक ही सैनिक क्रांतिकारी समिति की ताजी बुलेटिन की एक कापी 
उल्टी पड़ी थी, और उस पर किसी की टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट थी। दर 
असल यह किसी सिपाही ने फर्श पर लुढ़क कर सो जाने से पहले अपने 
उन साथियों की यादगार में लिखा था, जो केरेन्स्की के खिलाफ़ लड़ाई 
में खेत रहे थे। रोशनाई जगह जगह फैली हुई थी, शायद लिखते हुए कुछ 
आंसू टपक पड़े थे... 


अलक्सेई विनोग्रादोत्र द० लेश्रोन्स्की 


द० मोस्ववीन द० प्रेश्नोत्राजेन्स्की 
स० स्तोलत्रिकोव व° लाइदान्स्क़ी 
ग्रम वोस्क्रेसन्स्की मि० वेर्चिकोव 


ह ये श्रादमी १५ नवंवर , १६१६ को सेना में भर्ती किये गये थे। उनमें 
स केवल तीन वच हैं- 
मिखाईल वेरचिकोब 
श्रलेक्सेई वोस्त्रेसेन्स्की 
द्मीत्री लग्नोन्स्को 
सोग्रो, वीरो, चैन की नोंद सोग्रो 
तुमने, हमारे प्यारो, सुख और अनंत शांति अर्जित की है। 
भ्रपनी क्रब्र की मिट्टी के नीचे 
२९८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


EE ENE 


४ ३4 


तुमने श्रपनी पांतों को एकजुट किया है । 
सोग्रो नागरिको ! _ 


केवल सैनिक क्रांतिकारी समिति ग्रभी भी काम कर रही थी, उसके 
लिये नींद हराम थी। भीतरी कमरे से निकलते हुए स्त्रिप्निक ने कहा 
कि गोत्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन अन्क्सेन्त्येव की तरह 
उन्होंने भी इस बात से साफ़ इनकार किया कि उन्होंने उद्धार समिति की 
घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। खद उद्धार समिति ने गैरिसन के नाम 
अपनी अपील को रद्द कर दिया। स्क्रिप्निक ने बताया कि शहर की रेजीमेंटों 
में अभी भी अशान्ति थी, मसलन्‌ वोलीन्स्की रेजीमेंट ने केरेन्स्की के खिलाफ 
हथियार उठाने से इनकार कर दिया था। 

चेर्नोव के नेतृत्व में “ तटस्थ” सैनिकों के कई दस्ते गातचिना में मौजूद 
थे और वे केरेन्स्की को इसके लिये करायल करने की कोशिश कर रहे थे 
कि वह पेत्नोग्राद पर श्रपना हमला बंद करें। 

स्क्रिप्निक ने हंसकर कहा, “अब किसी के “तटस्थ ' रहने का सवाल 
` नहीं रह गया है। हमारी जीत हुई है!” उसके तीखे दढ़ियल चेहरे पर 
ऐसी रोशनी थी, गोया उसे इलहाम हासिल हुआ हो। “मोर्चे से साठ से 
ज़्यादा प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं और उन्होंने हमें, रूमानियाई मोर्चे के 
सिपाहियों को छोड़कर , जिनकी कोई ख़बर नहीं मिली है, बाक़ी सभी 
सेनाझों के समर्थन का आश्वासन दिया है। सैनिक समितियों ने पेत्रोग्राद 
से पहुंचने वाले समाचारों को दबाने की कोशिश की है, परंतु अब हमने 
संदेशवाहकों की एक नियमित व्यवस्था स्थापित कर ली है...” 

नीचे सामने के हॉल में, नयी सरकार की स्थापना के लिये होने 
वाले सम्मेलन के रात भर के अधिवेशन से थक कर चूर, मगर फिर भी 
खश कामेनेव प्रवेश कर ही रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, “ समाजवादी- 
क्रांतिकारी अब हमें नयी सरकार में शामिल करने का रुझान हे रखते हे । 
दक्षिणपंथी दल क्रांतिकारी भ्रदालतों से घबराये हुए हैं। वे मारे दहशत के 
यह मांग कर रहे हैं कि वे तभी झागे वातचीत करेंगे, जब हम इन झदालतों 
को भंग कर दें... हमने विकजेल के एक यकरंगी समाजवादी मंत्रिमंडल 
क़ायम करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है भर अब वे अपने इस 


२९९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्ताव को विस्तृत रूप दे रहे हैं। आप देखते हैं ये सारी बातें हमारी विजय 
से पैदा होती हैं। जब हम दवे हुए थे, वे हमें किसी भी क़ीमत पर लेने 
के लिये तैयार नहीं थे, लेकिन श्रव सभी इस हक़ में हैं कि सोवियतों के 
साथ किसी न किसी तरह का समझौता होना चाहिये... हमें जिस चीज़ 
की जरूरत है, वह है वास्तव में निर्णायक विजय। केरेन्स्की युद्ध-विराम 
चाहते हैं, परंतु उन्हें समर्पण करना होगा...” 

यह था बोल्शेविक नेताश्रों का मिज्ञाज *। जब एक विदेशी पत्रकार 
ने त्रोत्स्की से पूछा कि क्‍या वह दुनिया को कोई बयान देना चाहेंगे , उन्होंने 
जवाब दिया: “इस घड़ी श्रगर हम कोई बयान दे सकते हैं, तो वही जो 
हम अपनी तोपों के दहानों से दे रहे है!” 


* ११ नवम्वर को विक्जेल अखिल रूसी रेल मजदूर यूनियन की 
कार्यकारिणी समिति -ने, जो नवम्बर क्रांति के बाद सोवियत-विरोधी क्रियाः 
कलाप का एक मुख्य केन्द्र बन गई थी, एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें 
सभी “ समाजवादी” पार्टियों की एक सरकार की मांग की गयी थी।. 
लेनिन तथा केन्द्रीय समिति ने परिकल्पना की थी कि विक्जेल के साथ वार्ता 
“युद्ध के लिए एक कूटनीतिक पर्दे” का काम, देगी। परन्तु कामेनेव और 
सोकोलनिकोव ने , जिन्होंने इस वार्ता में बोल्शेविकों का प्रतिनिधित्व किया , 
लेनिन तथा केन्द्रीय समिति के निर्देशों का उल्लंघन कर विकजेल की मांगों 
को मान लिया और सरकार के अन्दर प्रतिक्रान्तिकारी मेन्शेविक तथा समाजः 
वादी-क्रान्तिकारी पार्टियों के प्रतिनिधियों को शामिल करना मंजूर कर लिया। 

१५ नवम्बर को केन्द्रीय समिति ने लेनिन के सुझाव पर एक प्रस्ताव 
स्वीकृत किया, जिसके द्वारा इन पार्टियों के साथ समझौते की नीति को 
ठुकरा दिया गया । प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया था कि “ सोवियत 
सत्ता के नारे का परित्याग किये बिना खालिस बोल्शेविक सरकार की नीति 
को छोड़ देना असम्भव है,” क्योंकि सोवियतों की अखिल. रूसी कांग्रेस 
ने इसी सरकार के हाथ में सत्ता सुपुदं की है। इस प्रकार रीड द्वारा उद्धृत 
कामेनेव के शब्द सभी बोल्शेविकों की नहीं, केन्द्रीय समिति के ग्रन्दर केवल 
उस छोटे से अवसरवादी दल की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिसकी 


| दृष्टि में रूस में समाजवादी क्रान्ति असम्भव थी । - सं० 


३०० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


परन्तु विजय के इस उल्लास के भीतर ही भीतर वास्तविक चिंता 
का एक भाव भी छिपा हुआ था -वह चिंता थी वित्त के प्रश्‍न को लकर । 
वॅक-कर्मचारी यूनियन ने सैनिक क्रांतिकारी समिति के आदेशानुसार बँकों को 
खोलना तो दूर वाक़ायदा एक मीटिंग करके हड़ताल की घोषणा कर दी 
थी। स्मोल्नी ने राजकीय बैंक से साढ़े तीन करोड़ रूवल की मांग की थी, 
लेकिन कैशियर ने ख़ज़ाने में ताला लगा दिया था ग्रौर वह सिर्फ़ अस्थायी 
सरकार के प्रतिनिधियों को रुपया दे रहा था। प्रतिक्रियावादी राजकीय बैंक _ 
का अपने एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में उपयोग कर रहे थे। उदाहरण 
के लिये , जव विक्‍जेल ने सरकारी रेल कर्मचारियों की तनख़ाहों की ग्रदायगी 
के लिये पैसा मांगा, तो उसे स्मोल्ती का रास्ता दिखाया गया, उससे कहा - 
गया , जाश्रो स्मोल्नी से मांगो... ; 

मैं नये कमिसार से मुलाक़ात करने राजकीय बँक गया । पेत्रोविच 
नामक तांबाई रंग के वालों वाले यह सज्जन उतक्राइनी बोल्शेविक थे। 
हड़ताली क्लर्क बैंक को जिस अस्त-व्यस्त स्थिति में छोड़ गये थे, वह उसे 
ठीक करने और व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उस विशाल 
भवन के सभी कार्यालयों में वालंटियर मजदूर , सिपाही और मल्लाह अजीव 
उलझन और परेशानी की मुद्रा में बड़े बड़े खातों पर झुके हुए थे। गाढे 
मानसिक परिश्रम से उन्हें दांतों पसीना ग्रा रहा था और प्राण गले तक 
ग्रा गये थे। 

दूमा-भवन में खासी भीड़ थी। नयी सरकार को अभी भी वाज़ 
ओऔक़ात चुनौती दी जा रही थी, लेकिन बाज ग्रौक्कात ही। केन्द्रीय भूमि 
समिति ने किसानों से पील करते हुए उन्हें आदेश दिया था कि वे 
सोवियतों की कांग्रेस द्वारा स्वीकृत भूमि-आज्ञप्ति को न मानें, क्योकि उससे 
उलझाव पैदा होगा और गृहयुद्ध भड़केगा। मेयर श्रेददेर ने घोषणा की कि 
वोल्णेविक विद्रोह के कारण संविधान सभा के चुनावों को निश्चित काल 
के लिये स्थगित कर देना पड़ेगा। गृहयुद्ध की उग्रता और भीषणता से 
स्तंभित सभी आदमियों के मन में दो खास सवाल थे - पहला , रक्त रात. 
वंद करने का सवाल” भ्रौर दूसरा, नयी सरकार की स्थापना करने का। 
अय “ बोल्णेविको को नेस्तनाबूद करने की बातचीत वन्द हो चुकी थी। 
जन-समाजवादियों और किसानों की सोवियतों को छोड़कर शायद ही 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Mi 


= 


4 
9 
f 
ह 
धट 
i 
ss 
“4 
| = 


कोई बोल्शेविकों को सरकार से भ्रलग रखने की वात कर रहा था। यहां 
तक कि स्मोल्नी के सबसे कट्टर शत्रु स्ताव्का ( सदर मुकाम ) में स्थापित 


केन्द्रीय सैनिक समिति ने मोगिल्योव से फ़ोन किया: “ अगर नये मंत्रिमंडल ' 


का गठन करने के लिए बोल्शेविकों के साथ समझौता क़ायम करना ज़रूरी 
है, तो हम उन्हें मंत्रिमंडल में ल्पमत में शामिल करने के लिये राजी 
हैँ । 1) 

 प्राव्दा ' ने केरेन्स्की की “ मानव-प्रेमी भावनाश्रों” की ओर विद्रूप 
के भाव से ध्यान श्राकर्पित करते हुए उद्धार समिति के नाम उनके संदेश 


५ 


को प्रकाशित किया: 


उद्धार समिति तथा उसके गिदे एकजुट सभी जनवादी संगठनों के 


प्रस्तावों के मुताबिक मैने विद्रोहियों के ख़िलाफ़ हर तरह की फ़ौजी कारंवाई . 


बंद कर दी है। समिति के एक प्रतिनिधि को समझौते की बातचीत के लिये 
भेजा गया है। निर्थक रक्तपात को रोकने के लिये आप सभी तरह 'के 
उपाय करें। 


विक्जेल ने रम के कोने कोने में इस आशय का तार भेजा: 


समझौते की ग्रावश्यकता को माननेवाले युद्धरत पक्षों के प्रतिनिधियों 
के साथ रेल-मज़दूर यूनियन का जो सम्मेलन हुआ है, वह गृहयुद्ध म॑! 
विशेषतः जव वह क्रांतिकारी जनवाद के विभिन्न दलों के वीच चलाया जा 
रहा हो, राजनीतिक श्रातंक के इस्तेमाल के प्रति प्रवल प्रतिवाद प्रगट 
करता हैं और घोषणा करता है कि राजनीतिक आतंक , वह चाहे. जिस भी 
रूप में हो, नयी सरकार स्थापित करने के लिये समझौते की बातचीत 
के विचार का ही खंडन है 

सम्मेलन” ने अपने शिष्टमंडलो को मोर्चे के लिए, गातक्षिता र 
लियर रवाना किया । सम्मेलन में ऐसा लगता था कि सभी वातै अंतिम इ 


~ 


* इशारा " मेलमिलाप सम्मेलन ' - एक नई सरकार वनाने के लिए 


सम्मेलन -की श्रोर है। - सं० 


३०२ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


से तय हो जानेवाली हैं। उसमें यहां तक फैसला कर लिया गया था 
कि एक अस्थायी जन-परिपद्‌ का.“चुनाव किया जायेगा, जिसमें क़रीव चार 
सा. सदस्य हागे - ७५ स्मोल्नी के प्रतिनिधि, ७५ पुरानी त्से-ई-काह के 
श्रार शप सदस्य नगर दृमाझ्रों, ट्रेई-गृनियनो , भूमि समितियों तथा राजनीतिक 
पार्टियों के बीच बंटे होंगे। नये प्रधान-मंत्री के लिये चेर्नोव का नाम लिया 
गया। श्रफ़वाह यह थी कि लेनिन और त्रोत्ककी को नयी सरकार से अलग 
रखा जायेगा.. 


दोपहर के क़रीब मे फिर स्मोल्नी भवन के सामने था ग्रौर 
क्रांतिकारी मोर्चे के लिए रवाना होने के लिये तैयार एक एम्बुलेंस-गाड़ी 
के ड्राइवर से वात कर रहा था। मैने उससे पुछा कि क्या मैं उसके साथ 
चल सकता हूं। वेशक, उसने कहा। ड्राइवर दर असल यूनिवर्सिटी का एक 
विद्यार्थी था, जो ग्व वालंटियर हो गया था। और जव हमारी गाड़ी सड़क 
स सरपट भागी जा रही थी, वह पीछे मुड़ कर भ्रष्ट जर्मन फ़िकरे बोलता 
जाता: «0150, gut! Wir nach die Kasernel था cssen gehenly* 
उसकी वात से मैने समझा कि हम किमी वारिक में रुक कर खाना खायेंगे। 
कीरोचनाया मार्ग पर आकर हम एक बहुत बड़े ग्रह्माते में दाखिल हुए, 
जिसके चारों ओर फ़ॉजी इमारतें थीं। ग्रंधेरी सीढ़ियां चढ़ कर हम एक 
कमरे में पहुंचे। उसकी छत बहुत नीची थी और उसमें बस एक ही खिड़की 
थी, जिससे रोशनी श्रा रही थी। एक लम्बी लकड़ी की मेज़ के चारों ओर 
करीव वीस सिपाही बैठे थे। वे लकड़ी की चम्मचों से एक बड़े भारी टबः 
मे, जैसा भ्रमूमन्‌ नहाने-धोने के काम आता है, शच ( बंदगोभी का शोरवा ) 
निकाल निकाल कर खाते और जोर जोर्‌ से बात भी करते जाते। बीच बीच 
म हसी के ठहाके भी लगते जा शथ्र। 
छठी रिजर्व इंजीनियर व्रटालियन की बटालियन समिति को 
अभिवादन ! ” मरे दोस्त ने चिल्ला कर कहा भ्रौर एक अमरीकी समाजवादी 
के रूप में मेरा परिचय दिया। सभी उठकर हमसे हाथ मिलाने लगे और 
* इस वाक्य का अर्थ लगभग यह हैँ: “श्रच्छी बात है! हम वारिक 
में खाना खाने जायेंगे!" -सं० 


३०३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जे 
i 


एक पुराने सिपाही ने मुझे भ्रपनी वांहों में भर कर चूमा। किसी ने लकड़ी 
की एक चम्मच पेश की और उनके साथ मै भी वेठ गया। एक और टव 
वहां लाया गया, उसमें काशा ( दलिया) लवालव भरा था, साथ में एक 
बहत वड़ी काली डबल-रोटी थी और चायदानियां तो खेर थीं ही। फ़ौरन 
हर आदमी ने मुझसे भ्रमरीका के वारे में सवाल पूछना शुरू किया। क्या 
यह सच है कि एक आज़ाद देश के लोग अपने वोटों को पैसों के लिए 
वेच देते हे? श्रगर यह वात है, तो वे अपनी ज़रूरतें केसे पूरी करवा सकते 
? “ टैमिनी ”* के वारे में आपको क्या कहन].है? क्या यह सच है कि 
एक आज़ाद देश में मुट्री भर लोग अपना गुट वना कर एक पुरे शहर पर 
हावी हो सकते हैं और उसे ग्रपने जाती फ़ायदे के लिये इस्तेमाल कर सकते 
हैं? लोग इस चीज़ को कैसे वर्दाशत करते हैं? रूस में जार के ज़माने में 
भी ऐसी वातें नहीं हो सकती थीं। यह सच है कि यहां घूस का वाजार 
हमेशा गर्म था, लेकिन एक पुरे शहर को , जिसमें इतने सारे लोग रहते हों, 
खरीदना और बेचना! और वह भी एक आज़ाद देश में! क्या 
वहां लोगों में क्रांतिकारी भावना नदारद है? मैंने उन्हें समझाने की 
कोशिश की कि मेरे देश में लोग क़ानून के ज़रिये रहोवदल लाने की 
कोशिश करते हैं। 
बक्लानोव नामक एक नौजवान साजेंट ने, जो फ्रांसीसी बोलता था, 
अपना सिर हिला कर कहा, “ बेशक , लेकिन आपके यहां अत्यधिक विकसित 
पूंजीपति वर्ग मोजूद है, क्‍यों? अगर ऐसा है, तो यह वर्ग ज़रूर विधान 
सभाझ्रों और अदालतों पर हावी होगा। फिर लोग हालात को कैसे 
बदल सकते हूँ? में आपके देश को नहीं जानता, लिहाजा आप मुझे 
कायल कर सकते हैं, फिर भी मुझे यह वात विश्‍वसनीय मालूम 
होती है...” 
मैने कहा कि मैं त्सारस्कोये सेलो जा रहा हुं। “मैं भी चलूंगा, 


हू ‘° 
वकलानाव न ग्रकायक कहा। “गौर में भी... और मै भी...” कड्या 


_++ 


*" टेसिनी ” था “ टंमिनी हॉल” , न्य-यार्क 
पार्टी का सदर दफ्तर, जो उन दिनों हुए भंडाफोड़ 
अपराध का प्रतीक बन गया । - सं० 


अमरीकी डेमाक्रेटिक 


में 
के वाद भ्रप्टाचार तथा 


३०४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दिबेंको की कमान में मल्लाहों का एक दस्ता केरेन्स्की की सेना से 
लड़ने जा रहा है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ki, sent LN 
. 


वख्तरवन्द ट्राम-गाड़ी, जिसे मासको के जामोस्क्वोरेच्ये इलाके 


~ 


म नवम्वर की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ने कहा । और फिर नो सत्र के सब तुर्त त्सारस्कोये सेलो जाने का 
फगला कर व्र] 

ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई । दरवाज़ा खुला तो चौखट 
पर एक कर्नल की शकल नज़र आयी। उसे देख कर उठा तो कोई भी नहीं 
लेकिन सभी ने ऊंची आवाज़ में ग्रभिवादन जताया। “ मैं ग्रंदर ग्रा सकता 
हूं ?” कर्नल ने पूछा। “ प्रोसिम ! प्रोसिम !” (बेशक , बेशक ) उन्होंने सहषं 
कहा । कर्नेल मुस्कुराते हुए श्रंदर आये -लंबा क़द, वदन पर एक चमड़े 
का लवादा, जिस गर सुनहरी जरी का काम था। “मेरा ख्याल 
है मैंने आप लोगों को यह कहते हुए सुना कि श्राप त्सारस्कोये सेलो 
जा रहे हूँ,” कर्नेल ने कहा, “क्या मैं भी आपके साथ चल 
सकता हुं?” 
वक्लानोव ने सोचते हुए जवाब दिया, “मैं नहीं समझता कि आज 
यहां हमें कुछ करना है। श्रच्छी बात हैँ, कामरेड, ग्राप बड़ी खूशी से हमारे 
साथ चलिये। ” कर्नल ने उन्हें धन्यवाद जताया और अपने लिए गिलास 
में चाय ढालते हुए बैठ गये। 

बक्लानोव ने कर्नल के अभिमान को ठेस पहुंचाने के भय से मेरे कान 
में कहा: “वात यह कि मैं समिति का अध्यक्ष हृं। सिवाय लड़ाई के वकत, 
जव हम कमान कर्नल के हाथ में सौंप देते हैं, बटालियन पूरी तरह हमारे 
अख्तियार में हैं। लड़ाई के मैदान में उनके हुक्म की तामील जरूरी है, 
लेकिन वह हमारे प्रति पूरी तरह उत्तरदायी हैं। वारिकों के भ्रन्दर बिना 
हमारी इजाज़त के वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उन्हें हमारा 
कार्यकारी अफ़सर कह सकते हैं 

हमें हथियार -बंदूकें और तमंचे - दिये गये। “मालूम है, रास्ते में 
कज़्जाकों से मठभेड़ हो सकती दे, '-झौर हम सव एऐंबुलेस-गाडी में लद 
गये । मोर्चे के लिए अखबारों के तीन बड़े बड़े बंडल भी उसमें लाद दिये गये। 
गाड़ी सीधे लितेइनी की सड़क से और फिर ज़ागोरोदनी मार्ग से धड़ धड़ 
करती हई चली। मेरी वल में लेफ़्टीनेंट का बिल्ला लगाये एक नौजवान 
वैठा था। ऐसा लगता था कि वह यूरोप की सभी भाषाझों को 
समान रूप से धडल्ने से बोलता है। वह बटालियन समिति का 


एक सदस्य श्रा। ; 


20 उ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri हम 


“मै वोल्णेविक नहीं हूं, उसने मुझे विश्वास दिलाते हुए आग्रहपूर्वक 
कहा । “मेरा परिवार बड़े पुराने और अभिजात परिवारों में से है। में 
खू द-ग्राप चाहें तो कह सकते हैं कि मैं कॅडेट हूं... 

“लेकिन कैसे...” मै अचकचा कर पूछने लगा था कि उसने कहा: 

“हां, में समिति का सदस्य हूं। में अपने राजनीतिक विचारों को 
छिपाता नहीं हूं, लेकिन दूसरों को कोई एतराज़ नहीं है, क्‍योंकि वे जानते 
हैं कि मैं बहुमत की इच्छा का विरोध करने का हामी नहीं हं... फिर भी 
मैंने मौजूदा गृहयुद्ध में कोई भी भाग लेने से इनकार किया है, क्योंकि मैं 
अपने रूसी भाइयों के ऊपर तलवार उठाने का हामी नहीं हूं..." 

“ उकसावेवाज़ ! कोर्नीलोवपंथी ! ” पास के दूसरे आदमी ने हंसते हुए 
उसके कंधे पर हाथ मार कर कहा... 

मोस्कोव्स्की द्वार के विशाल' सियाहीमायल पत्थर से वने मेहराब के 


नीचे से निकल कर, जिस पर सुनहरे चित्राक्षर, भारी-भरकम शाही. 


उक़ाब ग्रोर जारों के नाम खुदे हुए थे, हम प्रशस्त राजमार्ग पर दौड़ने 
लगे, जिसके सलेटी रंग में मौसम की पहली हल्की बर्फ की सफ़ेदी मिल 
गयी थी। सड़क पर लाल गाड्डों का रेला चला झा रहा था - गाते-बजाते 
भौर शोर मचाते वे क्रान्तिकारी मोचे की ओर पैदल चले जा रहे थे। 
हसरी ओर से लोग, जिनके मुंह सूखे हुए और कपड़े कीचड़ में सने हुए 
थे, लोट रहे थे। उनमें ्रधिकांश लड़के मालूम होते थे । औरतें जा रही थीं - 
उछ फावडा-कुदाल लिये, कुछ बंदूकें और कारतूस की पेटियां लिये रौर 
कुछ अपनी वांहों पर रेड क्रास का फीता लगाये - झुग्गी-झोंपड़ियों की 
औरतें, जो मेहनत करते करते छीज गयी थीं और जिनकी कमर झुक 
गयी थी। सिपाहियों के दस्ते बेतरतीब चलते .हुए और लाल गार्डो को 
गुहव्वत भरी श्रावाज़ें देते हुए ; रक्ष, कठोर मल्लाह ; अपने मां-बाप के 
लिए खाने के छोटे छोटे पैकेट लिये हुए लड़के -ये सब :ञ्रा रहे थे या जा 
रहे थे। पथरीली सड़क पर चार अंगुल कीचड़ होगी, . जिसमें वर्फ़ की 
सफ़ेदी मिल गयी थी- उसमें पैर धंसाते लोग चले जा रहे थे। गोला- 
वारूद की पेटियों के साथ टन टन करती दक्षिण की रोर जातीं तोषे; 
हृथियारबंद लोगों से खचाखच भरी दोनों ओर जा रही ट्रके; लड़ाई के 
मैदान से लौटतीं घायलों से भरी ऐंबुलेंस-गाड़ियां - हम इन सबको पीछे 


३०६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ee 


| 
| 


छोड़ कर ग्रागे वढ़ गये। एक वार चूं-चूं करता एक देहाती छकड़ा भी 
नज़र श्राया, जिसमे एक विवर्ण-मुख नौजवान अपने पेट के ऊपर, जो 
भुरकुस हो गया था, झुका हुआ था और लगातार एक से स्वर में चीख- 
कराह रहा था। दोनों ओर खेतों में औरतें और वूढे प्रादमी खाइयां खोद 
रहे थे श्रौर कंटीले तार लगा रहे थे। 

पीछे उत्तर की ओर वादल सहसा, जैसे एक चमत्कार हो गया हो, 
फट गये और पीला, मुरझाया हुआ सूरज निकल झाया। सपाट, कीचड़ 
भरे मैदान के उस पार पेत्रोग्राद चमक रहा था। दायीं ओर सफ़ेद, सुनहरे 
और रंगीन गुंबद और मीनारें ; बायीं ओर ऊंची ऊंची, काला धुआं उगलती 
हुई चिमनियां। दूर फ़िनलैंड के ऊपर आसमान में उमड़ते-घुमइते वादल। 
हमारे दोनों वाजू गिरजाधर, मठ... कभी कभी कोई भिक्षु सड़क पर 
लहराती , बल खाती सर्वहारा सेना को देखता नजर झा जाता था। 

पूल्कोवो में सड़क एक तिमुहानी में मिल गयी थी ; वहां एक बहुत बड़ी 
भीड़ के बीच हम रुक गये। वहां, जहां तीनों ओर से रेले चले आ रहे थे, 
भारी जमघट लगा हुआ था - दोस्त बड़े जोश के साथ मिलते, एक-दूसरे को 
वधाइयां देते और एक-दूसरे को लड़ाई का हाल सुनाते। ऐन तिमुहानी पर 
इमारतों की एक क़तार थी, जिन पर गोलियों के निशान थे। आधे मील 
की दूरी में लोगों के पैरों के नीचे मिट्टी बुरी तरह रौंदी गयी थी, जैसे 
आटा गंधा जाता है। यहां घमासान लड़ाई हुई थी... पास ही कज्ज़ाकों 
के विना सवारों के घोड़े भूखे चक्कर काट रहे थे, क्योंकि मैदानों की घास 
बहुत पहले ही मर चुकी थी। बिल्कुल हमारे सामने ही एक लाल गार्ड 
एक घोड़े पर चढ़ने की अटपटी कोशिश कर रहा था, वह बार बार 
गिरता और फिर चढ़ने की कोशिश करता। एक हजार सीधे-सादे लोग 
उसे देख कर बच्चों की तरह आनंद ले रहे थे। 

बायीं ओर की सड़क, जिससे बचेखुचे कज्ज़ाक भाग निकले थे, 
एक पहाड़ी के ऊपर भ्राबाद एक छोटे से गांव को जाती थी, जहां से नीचे 
दूर दुर तक फैले हुए धूसर मैदान का, शांत, निस्तब्ध समुद्र की तरह 
जस्तई मैदान का बड़ा सुंदर दृश्य मिलता था- ऊपर काले काले बादल 
उमड-घुमड़ रहे थे, और नीचे सड़कों पर उस शाही शहर के हलक़ से 
निकले हुए हज़ारों नागरिकों का हुजूम था। दूर बायीं ओर क्रास्नोये सेलो. 


३०७ 


20° 


की पहाड़ी थी, जहां शाही गाड के ग्रीष्म आवास का परेड-मैदान था और 
साथ में शाही डेयरी भी थी। बीच की दूरी में सपाट मेदान था, जिसकी 
एकरसता को अगर कोई चीज़ भंग करती थी, तो वह थी चहारदीवारी 
से घिरे हुए मठ और विहार, इक्के-दुक्के कारख़ाने और कुछ बड़ी बड़ी 
इमारतें, जिनके ग्रहातों में झाड़-झंखाड़ भरे थे-ये थे भ्रनाथालय ग्रौर 
आश्रम .... 

उस बीहड़ पहाड़ी पर मोटर चढ़ाते हुए ड्राइवर ने कहा, “यह 
देखिए, यहां वेरा स्लूत्स्काया मारी गयीं-जी हां, दूमा की बोल्शेविक 
सदस्य वेरा स्लूत्स्काया । आज सुबह की ही तो बात है। वह एक मोटर 
में थीं-साथ में ज़ालकिन्द और एक साथी और थे। लड़ाई में मोहलत का 
एलान किया गया था, और वे मोर्चे की खाइयों की तरफ़ जा रहे थे। 
वे हंस हंस कर वात कर रहे थे कि यकायक जिस वख्तरबंद रेल-गाड़ी में 
केरेन्स्की खद सफ़र कर रहे थे, उसमें किसी ने मोटर को देखा और उस पर 
एक गोला दाग्र दिया । गोला वेरा स्लूत्स्काया को लगा और वह मारी गयीं...” 

इस प्रकार हम त्सारस्कोये सेलो पहुंचे , जहां सर्वहारा सेना के गर्वस्फीत 
शूरवीर भीड़ लगाये हुए थे। जिस महल में सोवियत की मीटिंग हुई थी, 
वहां खव चहल-पहल थी। सहन में लाल गार्डों और मल्लाहों की भीड़ 
थी, दरवाज़ों पर संतरी खड़े थे और दूतों तथा कमिसारों की आवा-जाही 
बरावर लगी हुई थी। सोवियत सभा-कक्ष में समावार रख दिया गया था 
और पचास-साठ मजदूर , सिपाही, मल्लाह और अफ़सर चारों ओर खड़े 
चाय की चुसकियां ले रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। एक 
कोने में दो मजदूर एक साइक्लो मशीन को चलाने की कोशिश कर रहे 
थे। बीच की मेज पर विशालकाय दिवेंको एक नक्शे के ऊपर झुके हुए थे 
और लाल तथा नीली पेंसिलों से सेनाश्रों की स्थितियों को अंकित कर रहे 
थे। हमेशा की तरह इस वक़्त भी उनके खाली हाथ में नीले इस्पात का 
बड़ा तमंचा था। ज़रा देर बाद ही वह ठाइपराइटर के सामने बैठ गये 
और एक ही उंगली से खट-खट टाइप करने लगे। ज़रा ज़रा देर बाद 
रुके कर वह तमंचा उठा लेते और उसे बड़े प्रेम से हाथ में घुमाने लगते। 
__ दीवार के साथ एक सोफ़ा पड़ा था, जिस .पर एक नौजवान मजदूर 
चेटा हुआ था। दो लाल गार्ड उसकी सेवा-सुभूषा में लगे हुए थे, लेकिन 


३०८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


बाक़ी लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। गोली ने उसकी छाती में सूराख 
कर दिया था; दिल की हर धड़कन के साथ ताजा खून उसके कपड़ों में 
छलक पड़ता। उसकी श्रांखें वंद थीं, और दढ़ियल चेहरे पर मुर्दती छाई 
हुई थी, उसकी सांस अ्रभी भी धीमी धीमी चल रही थी और हर सांस 
के साथ आवाज़ ग्रा रही थी-“मीर बूदित! मोर बूदित!” (शांति 
आनेवाली है! शांति आनेवाली है!) 

जव हम श्रंदर घुसे, दिवेको ने सिर उठा कर हमारी ओर देखा, 
आर फिर बवलानोव से कहा, “ कामरेड, क्या आप कमांडेंट के मदर दफ्तर 
का चार्ज लेंगे? ठहरिये, में आपके लिए प्रत्यय-पत्र लिख दूं।' वह 
टाइपराइटर के सामने बैठकर धीरे धीरे एक अक्षर के वाद दूसरे अक्षर 
पर उंगली मारने लगे। 

त्सारस्कोये सेलो के नये कमांडेंट के साथ में यकातेरीना प्रासाद के 
लिए रवाना हो गया। बक्लानोव बड़ा उत्तेजित था, वह यह महसूस कर 
रहा था कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसी काफूरी सजावटी 
कमरे में कई लाल गाडं कौतूहल से चीज़ों को गार से देख रहे थे और मेरा 
पुराना दोस्त कर्नल खिड़की के पास खड़ा अपनी मूंछें चवा रहा था। वह 
मुझसे इस प्रकार से मिला, जैसे उसे उसका .बहुत दिनों का खोया हुआ भाई 
मिल गया हो। दरवाजे के पास एक मेज़ के साथ बेसाराबिया का रहने 
वाला फ्रांसीसी भी बैठा था। बोल्शेविकों ने उसे हुक्म दिया था कि वह 
वहीं रहे और अपना काम करता रहे। 

“मैं भला करता ही क्या?” वह भुनभुताया। “मेरे जैसे आदमी 
कमीनी भीड़ की नादिरशाही को फ़िंतरी तौर पर कितना भी नापसंद कया 
न करें, वे ऐसी लड़ाई में किसी भी ओर से लड़ नहीं सकते .. . मुझे सिर्फ़ 
एक ही श्रफ़सोस है, कि मैं बेसाराविया में अपनी मा सा इतना हूर हू bs 

बक्लानोव आपचारिक रूप से कमांडेंट से चार्ज ले रहा था। यह 
लीजिये , मेज़ की दराज़ों की चावियां,” कर्नल ने भर्राई हुई आवाज़ में 
कहा । 

एक लाल गाइ गे बीच में टोंक कर कडू स्वर मं पूछा, ' मुपया कहां 
है?” कर्नल जैसे ताज्जव में आकर बोला, “ रुपया , रुपया ? ग्रापका मतलव 
शायद संदूकची से है। यह लीजिये बिलकुल वैसी ही, जेसी मंन उस 


३०९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


EI ATER 2० 1 VY 2 


= 


आज से तीन दिन पहले पाया श्रा। चावियां ?” कर्नल ने अपने कंधे को 
जुंविश दी। “ चावियां मेरे पास नहीं हैं। 


लाल गाई ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए इस अंदाज़ से कहा, जैसे 


= 


उसे सब कुछ मालूम है: “क्यों होंगी! आपकी सहुलियत जो ठहरी!” 

“आइये , हम मंदूकची को खोल डालें,” वकलानोव ने कहा, “लाना 
भाई एक हथौड़ा। यह हमार एक अमरीकी साथी हैँ, वही संदूकची को 
तोड डालें और जो भी उन्हें उसके भीतर मिले, उसे दर्ज कर लें।” 

मैंने हरथोड़ा चलाया। लकड़ी की संटूकची खाली थी। 

“ हमें इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ' लाल गाड ने गुस्से और 
नफ़रत से कहा। “यह केरेन्स्की का ग्रादमी है। इसने पैसे चुरा लिये हैं 
श्रौर उन्हें केरेन्की को दे डाला है। ” 

वकलानोव उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। “नहीं, नहीं, 
उसने कहा । “पहले जो कोर्नीलोवपंथी यहां था, उसने यह काम किया होगा। 
यह दोषी नहीं है। ” 

“आप नहीं जानते, यह पूरा शैतान है,” लाल गाइ ने तेज़ लहजे 
में कहा। “मैं कहता हूं, यह केरेन्स्की का झादमी है। श्रगर आप इसे 
गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। हम उसे पेत्रोग्राद ले जायेंगे और 
पीटर-पाल किले में बंद कर देंगें। उसकी वही जगह है!” दूसरे लाल गांडों 
ने भी गुरति हुए उसकी हां में हां मिलायी। कर्नल हमारी ओर दयनीय 
दृष्टि से देखते हुए ले जाया गया... 


उस महल के सामने, जहां सोवियत' का सदर दफ्तर था, एक ट्रक 
खड़ी थी और मोर्चे के लिए रवाना होने को थी। एक लम्बे-तड़ंगे मजदूर 
के नेतृत्व में आधा दर्जन लाल गाई , चंद मल्लाह और दो-एक सिपाही 
ट्रक के अंदर चढ़ गये और उन्होंने मुझे ग्रावाज लगाई कि मैं भी उनके 
साथ चला चलूं। सदर दफ्तर से कई लाल गार्ड निकले, वे ग्रुबित से भरे 
छोटे छोटे नालीदार लोहे के वम हाथ में लिये थे भर उसके बोझ से 
लड़खड़ा कर चल रहे थे। कहते हैं कि ग्रुबित डाइनेमाइट से दस गुता 
अधिक विस्फोटक और पांच गुना जल्दी भड़क उठने वाला होता है। बमों 
को ट्रक के अंदर डाल दिया गया, फिर एक तीन इंच के मुंह वाली तोप 


३१० 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उसमें लाद दी गई और उसे ट्रक के पीछे की ओर रस्सियों भ्रौर तार से 
बांध दिया गया । 

हमने जोर की एक दहाइ मारी और चल दिये -कहने की ज़रूरत 
नहीं कि बड़ी तेज़ रफ़्तार से चले। ट्रक झोंक में कभी दायीं ओर होती , तो 
कभी वायीं ओर। जुम्विश खाकर तोप का कभी एक पहिया ऊपर उठ 
जाता , कभी दूसरा। ग्रुबित के वम हमारे पैरों के नीचे गाड़ी भर में लढ़कते- 
फिरते और उसकी दीवार के साथ बड़ी ज़ोर से टकराते। 

लंबे-तड़ंगे लाल गार्ड ने, जिसका नाम व्लादीमिर निकोलायेविच था, 
अमरीका के वारे में सवालों की झडी लगा दी। “अमरीका लड़ाई में क्यों 
शामिल हुआ ? क्या श्रमरीकी मजदूर पूंजीपतियों का तख्ता उलटने के लिए 
तैयार हे? मनी" वाले मामले में ग्रव क्या स्थिति है? कया वे वर्कमंन** 
को सान-फ्रांसिस्को के हवाले कर देंगे?” और इसी तरह के दूसरे सवाल, 
जिनका जवाब देना मुश्किल था। वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, 
ताकि गाड़ी के शोरगुल के बीच उसे सुना जा सके और हम एक दूसरे 
को थामे हुए थे और साथ साथ झोंके खा रहे थे, और हमारे इद-गिर्द 
ग्रुबित के वम ढुलक रहे थे। 

कभी कभी कोई गश्ती दस्ता हमें रोकने की कोशिश करता। सिपाही 
सड़क पर दौड़ कर हमारे सामने भ्रा जाते और चिल्लाते “ स्तोइ ! ” ( ठहर 


जाओ! ) और श्रपनी वन्दूकें सीधी करते। 
हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। “ जहन्नुम में जाश्रो ! ' लाल गार्ड 


*टाम मनी -श्रमरीका के मज़दूर आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने 
वाले एक स्मेल्टर, जिसे २२ जुलाई, १६१६ को सान-फ्रांसिस्को नगर 
की परेड में बम फेंकने का झूठा इलज़ाम लगा कर मौत की सज़ा दी गई। 
जनतां के दवाव के कारण प्रेजिडेंट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा 
आर मौत की सज़ा आजीवन कारावास में बदल दी गई। यद्यपि बाद में 
यह पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि टाम मूनी निर्दोष था, उसे बीस साल 
जेल में काटने पड़े और उसे तभी छोड़ा गया, जब रूज़वेल्ट भ्रमरीका 


के प्रेजिडेंट हुए।-सं० - 
** बुर्केमेन पर टाम मनी के साथ ही मुक़दमा चलाया गया था । - स० 


३११ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
ge eis >> 


५ 
$ 


चिल्लाते। “हम हैं लाल गार्ड! हम किसी के लिये रुकने वाले नही हैं!” 
और हम वड़े रोब से धडधड़ाते हुए निकल जाते। और उसी शोर-गुल में 
ब्लादीमिर निकोलायेविच गला फाड़ कर चिल्लाते-पनामा नहर के 
अंतर्राष्ट्रीयकरण के वारे में ग्रौर दूसरी ऐसी ही वातों के वारे में वात करते . . . 

क़रीब पांच मील जाने के वाद हमने देखा कि मल्लाहों का एक जत्था 
वापिस लोट रहा था और हमने गाड़ी धीमी कर दी। 

“मोर्चा कहां है, भाइयो ? ” 

सबसे आगे जो मल्लाह था उसने रककर श्रपना माथा खुजलाते हुए 


कहा , “आज सुबह तो वह यहां से लगभग आधा मील दूर था। लेकिन इंस 


वक्त तो कमबख्त वह कहीं भी नज़र नहीं भ्राता । हम चलते गये, चलते 
गये, लेकिन मोर्चे का कहीं पता न था।” 

वे भी गाड़ी में चढ़ आये और हम आगे वढ़े। हम क़रीब एक मील गये 
होंगे कि व्लादीमिर निकोलायेविच के कान खड़े हो गये, उन्होंने ध्यान से 
सुना और ड्राइवर को रुकने को कहा। 

“सुनते हो? गोली चलने की आवाज़ !” उन्होने कहा । क्षण भर 
निस्तब्ध शांति और फिर ज़रा आगे वाई ओर दनादन तीन गोलियों के 
छूटने की आवाज़ | जहां हम ठहरे थे, सड़क के किनारे घना जंगल था। 
हम अत्यंत उत्तेजित भाव से फुसफुसा कर वात करते चींटी की चाल से 
भ्रागें बढ़ते गये, जब तक कि गाड़ी क़रीब क़रीब उस जगह के सामने 
नहीं अआ गई, जहां से गोलियां छूटी थीं। हर श्रादमी ने अपनी बंदूक उठाई 
भौर हम नीचे उतर कर फैल गये भर दबे क़दमों से जंगल के अंदर घुस गये। 

इसी बीच दो साथियों ने तोप को खोल लिया था और उस समय 
तक घुमाते रहे, जव तक कि वह हमारी पीठ की ओर सीधी न हो गई! 

जंगल के अंदर निस्तब्ध शांति थी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं 
झौर शरद की रुण्ण निस्तेज धूप में ऐसा लगता था कि उनके तनों पर 
मुर्दनी छाई हुई है। सिवाय जंगल के तलइयों की बफ़ं के, जो हमारे पैरों 
के दवाव से कांप रही थी, कहीं पर एक पत्ता भी नहीं खड़क रहा था! 
मन में हुआ, कहीं दुश्मन घात में तो नहीं बैठा है ? 

हम बिना किसी दुर्घटना के तव तक ग्रागे बढ़ते गये, जब 


तक कि हम जंगल के एक बहुत झीने भाग में नहीं पहुंच गये। उस रोर | 


३१२ 


. ८० 0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हां पेड़ों को काट कर थोड़ी सी जगह साफ़ कर ली गई थी, तीन सिपाही 

हमारी शोर से विल्कुल वेखवर एक छोटे से अलाव के चारों ओर बैठे थे। 

व्लादीमिर निकोलायेविच ने आगे बढ़ कर अभिवादन जताया है 
“ उटरास्त्बुइते , साथियो !” उनके पीछे एक तोप, वीस वन्दूकें भ्रौर गाड़ी 
भर ग्रेबित के वम एक इशारे पर छूटने के लिए तैयार थे। तीनों सिपाही 
उछल पड़ें। 

“यहां कैसी गोली चल रही थी?” 

एक सिपाही ने इतमीनान की सांस लेते हुए कहा, “ कुछ नहीं , कामरेड , 
हम वस खरगोश का शिकार कर रहे थे...” 


दिन की खुली, उजली धूप में हमारी गाड़ी रोमानोव की ओर बढ़ी। 
पहले चौराहे पर दो सिपाही दौड़ कर हमारे सामने झा गये मौर उन्होंने 
अपनी वन्दूकों मे इशारा किया। हमने गाड़ी धीमी की और रुक गये। 

“ आपके पास कहां हैं, साथियों ! ” 

लाल गार्डो ने बड़ा हल्ला मचाया। “ अजी, हम लाल गाड हैं, हमें . 
पास-वास की जरूरत नहीं है... ड्राइवर, भागे वढ़ो, उनकी परवाह 
मत करो!” 

लेकिन एक मल्लाह ने एतराज़ किया „“ यह चीज ग़लत है, साथियो। 
हमारे लिये क्रांतिकारी अनुशासन ज़रूरी है। मान लीजिये, कुछ प्रति- 
क्रांतिकारी ट्रक में चढ़ कर आयें और बोलें “हमें पासों की ज़रूरत नहीं है 
तो फिर? आख़िर यहां के साथी आपको जानते तो नहीं हैं। ” 

इस पर एक खासी बहस छिड़ गई। एक एक करके मल्लाहों अर 
सिपाहियो ने पहले मल्लाह की हां में हां मिलाई। हर लाल याडं ने 
भुनभुनाते हुए अपनी गंदी बुमागा ( कागज ) निकाली। मेरे पास के सिवा, 
जो स्मोल्नी में क्रांतिकारी सैनिक स्टाफ़ द्वारा जारी किया गया था, बाक़ी 
सभी काराज़ एक ही ढंग के थे। संतरियों नें कहा कि मुझे उनके साथ जाना 
होगा। लाल गाडों ने घोर ग्रपत्ति प्रगट की, लेकिन जिस मल्लाह ने पहले- 
पहल बात की थी, उसने आग्रहपुर्वक कहा, “हम जानते हैं कि यह साथी 
सच्चे साथी हैं। परन्तु समिति के कुछ आदेश हैं, जिनका उल्लंघन हरगिज़ 
नहीं किया जा सकता। यही तो क्रांतिकारी अनुशासन है... 


३१३ 


मेरी वजह से कोई परेशानी न पैदा हो, इस ख्याल से मैं ट्रक से 
नीचे उतर आया और मेरे देखते देखते वह साथियों की अलविदा के साथ 
सड़क की मोड़ पर ग्रायव हो गयी। सिपाहियों ने आपस में मिनट भर सलाह- 
मशविरा किया और फिर मुझे ले जा कर एक दीवार के साथ खड़ा कर 
दिया। बिजली की तरह मेरे मन में यह वात काँध गई: वे मुझे शूट करने 
जा रहे हैं! 


HCTONRNTeALHAN ॥॥ाश' 


॥ए7?01741॥01(010 COBETA 
PABOYHXD ॥ CONAATCKHX 
AENYTATOBb 


Boenubin 0९१४ 


28 OrTadpa 197 
£ F 


२2८1189 


JAOCTOBSPEHIE. 


HacTosmee yAocToBSpetie AaHo InpencTaBHTe 
AMepHkanckok Couian = AeHokpaTin HHTepHauioHa- 
“Hey ToBapuuy IJXOHY PHATD Be TOMD, 
8०९8० - Penonkuionnu# KoMnrer™ Ierep 6yprckar 
Contra Paboyyx> # Conparekion Renyraros> npea — 
CrABHEsD WMD npaBa cBobopHaro npotspa no Bein 


C% 
BepHOMy PponTy 8८ uhnayn 0cBbAOMNEHIA HawNXb 


ee Se 


AMe i e 
sree ToBapuuei HHTepHayioHanneToB® ९७ 
| CoQuTIAMH BY Pocciy. 
f र 
® 
चि 


> ८ १००१०५१५८८ rend 


उत्तरी मोर्चे की यात्रा करने के लिए जॉन रोड को दिया गया पास 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तीनों दिशाओं में चिड़िया का एक पूत भी दिखायी नहीं दे रहा था। 
चस वग्रल की सड़क से चौथाई मील दूर एक दाचा - लकड़ी के एक बेढंगे 
मकान से जो धुआं निकल रहा था, वही जीवन का एकमात्र चिह्न था | 

दोनों सिपाही सड़क पर पहुंचे ही होंगे कि मैं घ्वरायरा हुआ उनके 
पीछे दोडा । 

“ लेकिन , साथियो , देखिये , यह सैनिक क्रांतिकारी समिति की मुहर है! ” 

उन्होंने श्रनवूझ भाव से एकटक मेरे पास की ओर देखा और फिर 
एक दूसरे की श्रोर। 

“भाई, हम पढ़ नहीं सकते,” एक ने कुछ चिढ़कर कहा । “ लेकिन 
यह पास औरों से अलग है।” 

मैने उसकी कुहनी पकडते हुए कहा, “आइये, हम उधर उस घर 
की ओर चलें। वेशक वहां कोई न कोई इसे पढ़ सकेगा।” वे हिचकिचा 
रहे थे। “नहीं,” एक ने कहा। दूसरा मुझे सिर से पांव तक देख कर 
भुनभुनाया , “ क्यों नहीं ? भ्राखिरकार एक बेक़सूर ग्रादमी को मारना भारी 
अपराध है।” 

हमने मकान के सामने के दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी। एक मोटी 
ठिंगनी सी औरत ने दरवाज़ा खोला और घवराकर पीछे हट गई। उसने 
लड़खड़ाई हुई आवाज़ में कहा, “मैं उनके वारे में कुछ नहीं जानती ! मैं” 
उनके बारे में कुछ नहीं जानती!” एक संतरी ने उसकी ओर मेरा पास 
बढ़ाया। वह डर के मारे फिर चीख पड़ी। “ कुछ नहीं, इसे वस पढ़ दीजिये , 
कामरेड । ” उसने कांपते हाथों से पुर्जा लिया* और जल्दी जल्दी पढ़ डाला: 


इस पास के वाहक, जॉन रीड, ग्रमरीकी सामाजिक-जनवाद के एक 
प्रतिनिधि हैं, एक अन्तरराष्ट्रीयतावादी हे... 


> 


सड़क पर वापिस आकर दोनों सिपाहियों ने फिर आपस में मशविरा 
किया। “हमें श्रापकों रेजीमेंट समिति के पास ले जाना होगा, उन्होंने 


कहा । हम शाम के तेज़ी से गहरे होते हुए झुटपुटे में कीचड़ भरी सड़क 
से मन मन भर के पैर रखते चले। कभी कभी सिपाहियों का कोई दस्ता 


रास्ते में मिल जाता। वे हमें रोक लेते और मुझे बुद्ध दृष्टि से 
३१५ 


8857 “प 


८८०७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr प ८: >. 
>>> GENS ST 5 


| 
> 
; 


घूरते हुए एक दूसरे के हाथ में मेरे पास को देते और इस वात को 
लेकर गर्मागर्म वहस करते कि आया मुझे गोली मार देनी चाहिये या नहीं... 

जव हम दूसरी त्सारस्कोये सेलो राइफिल्स की वारिकों में पहुंचे, 
अंधेरा घिर आया था। सड़क के किनारे नीची छत की इमारतें , एक दूसरी 
से सटी सटी , बेढंगे तरीक़े से फैली हुई थीं। फाटक पर शिथिल भाव से खडे 
कुछ सिपाहियों ने बड़े उत्सुक भाव से पूछना शुरू कर दिया, “ जामूरा 


“है? उकसावेवाज है?” हम घुमावदार सीढ़ियों से चढ़ कर एक बहुत बडे 


हॉल में ग्रा गये , जो सामान से खाली था और जिसके बीच में एक बहुत 
बड़ी भट्टो जल रही थी। फर्श पर कतार की कतार चारपाइयां बिछी हुई 
थीं, जिन पर लगभग एक हज़ार सिपाही ताश खेल रहे थे, वातचीत 
कर रहे थे, गा-वजा रहे थे या वस सोये पडेथे। छत में, जहां केरेन्स्की 
का गोला गिरा था, एक वेढंगा सूराख था... 
मैं ड्योढ़ी में खड़ा था और यकायक हॉल में सन्नाटा छा गया श्रौर 
सिपाहियों के झुंड मेरी ओर मुड़ कर मुझे घूरने लगे, और फिर अचानक 
वे उठ खड़े हुए और पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से चिल्लाते हुए मेरी 
ग्रोर लपके। उनके चेहरे नफ़रत से सियाह हो रहे थे। “ साथियो , साथियो,” 
मेरे साथ के एक संतरी ने चिल्ला कर कहा, “समिति, समिति को 
बुलाइये ! ' भीड़ ठहर गई और लोग भुनभुनाते हुए मुझे घेर कर खड़े 
हो गये। उनको ठेलता-ठालता एक दुवला-पतला नौजवान सामने गाया, 
जिसने श्रपनी वांह पर एक लाल फीता बांध रखा था। 

“यह्‌ कौन है?” उसने कड़ी आवाज़ में पूछा। गाडों ने सारा मामला 


उसे समझाया। “लाझो, काग्रज़ मेरे हाथ में दो।” उसने मेरी झोर तेज . 


नजर से देखते हुए उसे ध्यान से पढ़ा। फिर वह मुस्करा पड़ा और मुझे 
पास वापिस देता हुआ बोला , “साथियो , यह अमरीका के एक साथी है! 
मै समिति का अध्यक्ष हूं और आपका रेजीमेंट में स्वागत करता हुँन 
यकायक भीड़ से एक गूंज उठी, जो ग्रभिवादन के तुमुल स्वर में बदल 
गयी। वे मुझसे हाथ मिलाने के लिए बढ़े। 


“ आपने खाना तो नहीं खाया होगा? यहां हम खा चुके हैँ। झप | 
भ्रफ़सरो वे मेस में जायें, वहां आपको अपनी भाषा बोलने वाले कुछ लोग | 


मिलेंगे . . . ” 


३१६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ris डे रू 
"I at PORE 


वह मुझे लिए सहन पार कर एक दूसरी इमारत के दरवाजे 
पर पहुंचा । वहां लेफ़्टीनेंट की वर्दी पहने एक नौजवान, जो देखने में 
रइसज़ादा मालूम होता था, उसी वक्‍त अंदर दाखिल हो रहा था। 
अध्यक्ष ने उससे मेरी मुलाक़ात कराई और .हाथ मिला कर वापिस 
चला गया। 

लेफ्टीनेंट ने सुन्दर फ्रांसीसी बोलते हुए कहा, “मैं स्तेपान 
गेश्नोगियेविच मोरोव्स्की हूं और मैं आपकी ख्रिदमत में हाज़िर हूं 

सर्ज-सजाये प्रवेश-कक्ष से एक आरायशी सीढ़ी ऊपर चली गई थी 
जिस पर चमकते हुए झाड़-फ़ानूसों की रोशनी पड़ रही थी। ऊपर की मंजिल 
पर एक हॉल था, जिसके दरवाज़े बिलियर्ड खेलने, ताश खेलने के कमरों 
रौर लाइब्रेरी में खुलते थे। हम खाने के कमरे में दाखिल हुए, जिसके 
बीच में एक लंबी मेज़ लगी थी और उसके चारों शोर क़रीब बीस अफसर 
अपनी पूरी वर्दियां पहने, सोने और चांदी की मुठियों वाली तलवारें बांधे 
भर शाही तमग्रों को लगाये हुए बैठे थे। जव मैं घुसा, सबके सव 
शिष्टाचार से उठ खड़े हुए और उन्होंने मेरे लिए कर्नल की वग़ल में जगह 
की। वह एक लहीम-शहीम रोबीले चेहरे का भ्रादमी था, जिसकी दाढ़ी 
भूरी थी। प्रदली सधे हाथों से खाना परस रहे थे। वातावरण वही 
था, जो यूरोप में किसी भी श्रफ़सरी मेस का हो सकता है। तो फिर कहां 
थी क्रांति? 

“आप बोल्शेविक तो नहीं है?” मैने मोरोव्स्की से पूछा। 

मेज के गिद बैठे लोग मुस्करा पड़े। लेकिन मैने यह भी लक्ष्य किया 


कि एक-दो झादमी नजर बचा कर म्र्देली की ग्रोर देख रहे थे। 
“नहीं, ” मेरे दोस्त ने जवाब दिया। “इस रेजीमेंट में सिर्फ एक 


ही बोल्शेविक ग्रफ़सर है, और इस रात वह पेत्रोग्राद में है। कर्नल मेन्शेविक 
है, रौर उधर बैठे कप्तान खेर्लोव कॅडेट हूँ। मैं ख्‌.द दक्षिणपंथी समाजवादी- 
क्रांतिकारी हूं... मुझे कहना चाहिये कि सेता के अधिकांश अफसर बोल्शेविक 
नहीं हैं, लेकिन मेरी तरह वे भी जनवाद में विशवास करते हैँ, वे विश्वास 
करते हैं कि उन्हें ग्राम सिपाहियों की इच्छा का पालन जरूर करता 


चाहिये 
खाना ख़त्म होने के बाद नक्शे लाये गये भौर कर्नल ने उन्हें मेज़ 
पर फैला दिया। बाक़ी लोग भी नक्शे के ऊपर झुक गये। 


३१७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कर्नल ने नक्शे पर पेंसिल के निशानों की ओर इशारा करते हुए 


कहा, “यह देखिये, भ्राज सुबह हमारे मोर्चे यहां पर थे। व्लादीमिर 


किरीलोविच , आपकी कंपनी कहां «पर है?” 


कप्तान खेलोंव ने नक्शे में एक स्थल की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया, . 
“हमें जो हुक्म दिया गया था, उसके मुताविक्र हमने इस सडक के किनारे 


की जगह पर कव्जा कर लिया। पांच वजे करसाविन ने मुझसे चार्ज लिया।” 

ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक सिपाही के साथ रेजीमेंट 
समिति के अध्यक्ष अंदर श्राये। कर्नल के पीछे जो लोग खड़े थे, वे भी उनके 
साथ नक्शे को देखने लगे। 


“ठीक हैं,” कर्नल ने कहा, “ हमारे क्षेत्र में कज्ज़ाक दस किलोमीटर 


पीछे हट गये है । मेरे ख्याल में ्रागे वढू कर मोर्चाबंदी करना जरूरी नहीं 
है। श्राप साहवान भ्राज की रात मौजूदा मोचा. को संभालेंगे और उन्हे 
मजवूत करने के लिए...” 

रेजीमेंट समिति के अध्यक्ष ने बात काटते हुए फ़रमाया, “आपकी 
इजाज़त से में कुछ कहना चाहता हूं। हुक्म यह है कि पूरी तेज़ी के साथ 
आगे बढ़ा जाये और सुबह गातचिना के उत्तर में कज्जाकों से लोहा लेने 
की तैयारी की जाये। उन्हें जबरदस्त शिकस्त देना ज़रूरी है। श्राप कृपा 
कर उचित व्यवस्था करें।” 

क्षण भर सन्नाटा रहा। कर्नल ने दोबारा नक्शे पर झुककर भिन्न 
स्वर भें कहा , “अच्छी वात है, स्तेपान गेओरगियेबिच , आप कृपा कर... 
नक्शे पर एक नीली पेंसिल से जल्दी जल्दी निशान लगाते हुए उन्होंने 
अपने हुक्म दिये और साथ ही साथ एक साजेंट शार्टहैंड में उन्हें दर्ज करता गया । 
फिर साजेंट वहां से चला गया और दस मिनट बाद कर्नल के हुक्म को 
टाइप करके मय एक कार्बन कापी के ले आया। समिति के अध्यक्ष ने एक 
कापी अपने सामने रख कर नक्शे का ध्यान से अध्ययन किया। 

“ठीक है,” उन्होंने उठते हुए कहा और कार्बन कापी चौपत मोई 
कर अपनी जेव में डाली। फिर उन्होंने दूसरी प्रति प्रर हस्ताक्षर किये 


अपनी जेव से गोल सील निकाल कर उस पर मोहर लगाई झौर उसे 
कर्नल के हाथ में दे दिया। 


यह थी क्रांति! 
३१८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


मै रेजीमेंट की स्टाफ़-गाड़ी में बैठ कर त्मारस्कोये के सोवियत प्रासाद 
में वापिस लोटा । अ्रभी भी वहां झुंड के झुंड मजदूरों, सिपाहियां और 


* मल्लाहों का आना-जाना लगा हुंग्रा था; ग्रभी भी वहां ट्रकों, वख्तरखंद 
गाड़ियों की रेल-पेल थी, वैसे ही दरवाज़े पर बदस्तूर तोप थी और नयी, 
निराली विजय के उल्लास में उद्घोष श्रौर भ्रट्टहास गूंज रहा था। ग्राधे 


दर्जन लाल गार्ड अपने बीच में एक पादरी को लिये हुए भीड़ को ठेलते 
हुए अंदर घुस रहे थे। उन्होने कहा कि यह फादर इवान हैं, जिन्होंने 
कज्जाकों को, जब वे शहर में दाखिल हुए, श्रपना आशीर्वाद दिया था। , 


' वाद में मेने सुना कि उन्हें गोली मार दी गई..." 


दिवेंको उसी वक्त वहां से निकल रहे थे और लगातार ग्रादेश पर 
आदेश दिये जा रहे थे। उनके हाथ में वही भारी तमंचा था। सड़क के 
किनारे एक मोटर-गाड़ी खड़ी थी, जिसका इंजन दौड़ रहा था। वह पीछे 
की सीट में अकेले ही बैठ गये गौर केरेन्स्की को जीतने के लिए गातचिना 
के लिए रवाना हो गये। 

रात होते होते वह शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचे और वहां गाड़ी 
से उतर कर पैदल ही आगे वढे । दिवेंको ने कज्ज्ञाको से क्या कहा, कोई 
नहीं जानता, लेकिन हक़ीक़त यह है कि जनरल क्रास्नोव गौर उनके 
स्टाफ और कई हज़ार कउज्ञाकों ने हथियार डाल दिये और केरेन्स्को को 
भी ऐसा ही करने की राय दी।* 

जहां तक केरेन्स्की. का सवाल है, १४ नवम्बर की सुबह जनरल 
क्रास्नोव ने जो बयान दिया, उसे मैं यहां छाप रहा हूं: 


“ ग्रातचिना ; १४ नवम्बर, १६१७। आज क़रीब तीन बजे ( सुबह ) 
मुख्य सेनापति ( केरेन्स्की ) ने मुझे तलव किया। वह बहुत उत्तेजित और 
बहुत. घबराये हुए थे। 

“४ “जनरल , ! उन्होंने मुझसे कहा, ' आपने मुझे धोखा दिया। आपके 
कज्जाकों ने यह साफ़, एलान किया है कि वें मुझे गिरफ्तार करके मल्लाहों 
के हवाले कर देंगे ।' कळीत, री 

“जी हां, ! मैने जवाब दिया, इस क्विस्म की बातचीत सुनने में 
आयी है। मैं जानता हूं कि आपके लिए कहीं भी किसी को हमदर्दी नहीं है। 


३१९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तिला SSRN 2५७ Se Sash Sin 


2026472202 अया... क्या 


« ' लेकिन अफ़सर भी वही वात कह रहे है ।' 
“'जी हां, अफ़सर ही आप से सबसे ज़्यादा खफा हें । ' 
“फिर मँ कया करूं? मुझ आत्महत्या कर लेनी चाह्यि!' 

“ अगर गाप सम्माननीय -व्यक्ति हैं, तो आपको चाहिये कि आप 
फ़ौरन हाथ में सफ़ेद झंडी लेकर पेत्रोग्राद जायें, सैनिक क्रांतिकारी समिति 
के सामने हाजिर हों और श्रस्थायी सरकार के अध्यक्ष की हैसियत से उनके 
साथ वातचीत शुरू करें ।' 

“*अच्छी बात हे। में ऐसा ही करूंगा, जनरल ।' 

“मे आपको एक रक्षक-दल दूंगा और यह भी मांग करूंगा कि एक 
मल्लाह आपके साथ जाये। 

“ 'नहीं नहीं, मल्लाह नहीं। क्या यह सच है कि दिवेंको यहां पर 
मौजूद है? झाप जानते हैं?' | 

“ “मैं नहीं जानता दिवेंको कौन है।' 

“ "बह्‌ मेरा दुश्मन है। ' 

“ इससे कोई फ़क़ नहीं पडता । भ्रगर आपने भारी वाजी लगाई 
है, तो आपको यह जानना ही चाहिये कि अवसर का उपयोग कैसे किया 
जाये । ' 

“'हां, मैं श्राज रात ही रवाना हो जाऊंगा।' 

_ रात में क्यों? इसका मतलव होगा भागना। श्राप खुल्लमखुल्ला 
इतमीनान से जाइये , ताकि हुर आदमी देख सके कि श्राप भाग नहीं रहे हैं।' 


“अच्छी वात है। लेकिन आप मुझे जरूर ऐसे रक्षक दीजिये, जित 
पर में भरोसा कर सकूं।' 


“ "ठीक है।' 

“मे बाहर निकल झाया और मैने दोन की दसवीं रेजीमेंट के 
केस्याक रूसाकोव को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वह मुख्य सेनापति 
के साथ जाने के लिए दस कजज़ाकों को चुन ले। ग्राधा घंटा बाद कज्जञाको नें 
ग्राकर मुझे बताया कि केरेन्स्की ग्रपने मुकाम में नहीं हैं, कि वह भाग गये हैं। 

. “मैने ख़तरे का बिगुल बजवाया और हुक्म दिया कि उनकी तलाश 


की जाये। मेरा ख्याल था कि वह गातचिना से बाहर नहीं जा सके होंगे! 
लेकिन उनका पता न चल सका...” 


३२० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


और इस प्रकार केरेन्स्की मल्लाह की वर्दी में छिप कर अकेले भाग 
निकले । ग्रगर रूसी जन-साधारण के वीच उनकी कुछ साख बची थी, 
तो वह इस हरकत से विल्कुल ही जाती रही... 


में एक ट्रक की सामने की सीट में बैठ कर पेत्रोग्राद वापिस लौटा, 
जिसे एक मजदूर चला रहा था और जिसमें लाल गार्ड भरे हुए थे। ट्रक की 
वत्तियां गुल थीं, क्योंकि हमारे पास मिट्टी का तेल न था। सड़क पर घर 
लौटती हुई सर्वहारा सेना का ग्रौर उनकी जगह लेने के लिए उमड़ने वाले 
नये रिज़र्व सैनिकों का रेला था। रात के अंधेरे में हमारी ट्रक जैसी बड़ी 
बड़ी ट्के, कतार की कतार तोपें और छकड़ा-गाड़ियां धुंधली घुंधली दिखाई 
दे रही थीं। हमारी ही तरह सव की सव वगैर रोशनी के थीं। हमारी 
गाड़ी हड़हड़ाती हुई वेतहाशा दौड़ रही थी और टक्करों से वचने के लिए, 
जो मालूम होता था लग कर ही रहेंगी, झटके से कभी दाई य्रोर मुड़ती, 
तो कभी बाई शोर रौर दूसरी गाड़ियों के साथ रगड़ खाती आगे बढ़ जाती । 
पीछे से पैदल मुसाफ़िर कोसते श्रौर गालियां देते। 

राजधानी , जो दिन के मुक़ावले रात में कहीं ज्यादा ख़.बसूरत नज़र 
ग्रा रही थी, क्षितिज पर धनुषाकार फैली हुई थी और उसकी बत्तियां 
चमक रही थीं। ऐसा मालम होता था, जैसे वीहड़ मैदान में किसी ने 
हीरा-मोती ढेर जमा कर दिये हों। 

पुराने मजदूर ने, जिसका एक हाथ गाड़ी की स्टियरिंग पर था, 
दूसरे हाथ को घुमाते हुए दूर चमकती राजधानी की श्रोर बड़े उल्लासपूर्ण 
भाव से इशारा किया। 

“मेरा पेत्रोग्राद |” वह चीख उठा और उसका चेहरा चमक रहा 


था। “मेरा! सारा का सारा मेरा!” 


21-2360 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दसवां ग्रध्याय 


सास्को 


सैनिक क्रांतिकारी समिति अपनी विजय के बाद हाथ पर हाथ धरे 
नहीं बैठी रही, बल्कि वह ताबड़तोड़ चोट पर चोट करती गई: 


१४ नवम्वर। 

सभी सेनाग्रों, कोरों, डिवीजनों , रेजीमेंटों की समितियों, सभी 
मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के नाम, 
सभी जनों के नाम, सभी के नाम। 

कज्ज़ाकों, युंकरों, सिपाहियों, मल्लाहों और मजदूरों के बीच हुए 
समझौते के मुताविक यह फैसला किया गया है कि अलेक्सान्द्र फ्योदोरोविच 


केरेनस्की को जनता के एक न्यायाधिकरण के सम्मुख आरोप के लिए बुलाया _ 


जाये। हम मांग करते हैं कि केरेन्स्की को गिरफ़्तार किया जाये और उन्हें 

निम्नलिखित संगठनों के नाम पर आदेश दिया जाये कि वह अविलम्ब 
ेत्रोग्राद ग्रायें ौर न्यायाधिकरण के सामने हाजिर हों। 

हस्ताक्षरित , उसूरी घुइ्सवार सेना की पहली डिवीज्ञन के 

कर्वाक ; पेत्रोग्राद क्षेत्र के छापामार दस्ते की युंकर समिति! 

पांचवों सेना का प्रतिनिधि । 


३२२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जन-कमिसार दबे 


उद्धार समिति , दूमा , समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी की केन्द्रीय समिति , 
जो गर्व के साथ दावा करती थी कि केरेन्स्की उसकी पार्टी के सदस्य है, - 
इन सव ने उम्र प्रतिवाद किया और कहा कि उन्हें संविधान सभा के प्रति 
ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता हे.। 

१६ नवम्वर की शाम को मैंने देखा, ज़ागोरोदनी मार्ग पर एक फौजी 
बैंड के पीछे, जो 'मर्सेइयेज़ ' की धुन बजा रहा था-सुनने में यह धुन 
उस घड़ी कितनी संगत लग रही थी! -दो हज़ार लाल गार्ड मार्च कर रहे 
थे ; मजदूरों की धूसर पांतों के ऊपर लाल - शहीदों के खून की तरह लाल - 
झंडे लहरा रहे थे। ये लोग अपने उन भाइयों का स्वागत करने निकले 
थे, जो “ लाल पेत्नोग्राद ” की रक्षा करने के वाद घर लौट रहे थे। शाम के 
झुटपुटे और सर्दी में वे - मर्द ग्रौर झौरत दोनों ही - भारी क़दमों से चले 
जा रहे थे, और उनके क़दमों के साथ उनकी ऊंची संगीनें जुंबिश खा रही 
थीं ।॥ जिन सड़कों से वे गुजर रहे थे, उन पर कीचड़ थी और फिसलन 
थी और रोशनी नाम को ही थी, गौर उसके दोनों ओर पूंजीवादियों की 
खामोश भीड़ थी, जो उन्हें घृणा से पर भय से भी देख रहे थे... 

ये सभी उनके खिलाफ़ थे - व्यापारी, सट्टावाजी करनेवाले और पूंजी 
की कमाई खानेवाले लोग, जमींदार , सैनिक ग्रफ़सर , राजनीतिज्ञ , , अध्यापक , 
विद्यार्थी, उदार पेशों के लोग, दुकानदार, क्लर्क , दलाल । दूसरी समाजवादी 
पार्टियां बोल्शेविकों से घोर घृणा करती थीं। सोवियतों की झोर थे” साधारण 
मजदूर , मल्लाह, वे सभी सिपाही, जो पस्तहिम्मत नहीं हुए थे, खेतिहर 
मजदूर , थोड़े से-वहुत थोड़े से- बुद्धिजीवी . . - 

विशाल रूस के, जहां सड़कों की घमासान लड़ाई भइक उठी थी, 
जैसे आग भड़कती है, कोने कोने से केरेन्स्की की पराजय का समाचार 
सर्वहारा के प्रचण्ड जयघोष को प्रतिध्वनित कर रहा था - कजञान , सरातोव , 
नोवगोरोद , वीज्नित्सा से, जहां सड़कें ख़ून से तर हो गई थीं; मास्को से, 
जहां बोल्शेंविकों ने पनी तोपें पूंजीपति वर्ग के श्राख़िरी गढ़ करेमलिन की 
ओर सीधी कर दी थीं। 

“बे क्रेमलिन पर गोलावारी कर रहे हैं!” पेत्नोग्राद के गली-कूचों 
में यह ख़बर कानोंकान फैल गई, लोगों के दिलों में एक तरह का हीन 
पैदा करती हुई। “शुभ्र श्रौर उज्ज्वल प्यारी मां मासको ” से झाने वाले 

३२३. 


SPS. PSU SISOS HAN कक ६७ ७. 


यात्रियों ने भयानक कथायें सुनायीं - हजारों मारे गये हैं; त्वेरस्काया और 
कुज़नेत्स्की मोस्त जल रहे हैं, वसीली व्लाजेन्नी का गिरजा आग की लपटों 
में स्वाहा हो गया है; उस्पेस्की गिरजाघर ढह गया है; क्रेमलिन का 
स्पास्स्की द्वार भहरा पड़ा है, दूमा-भवन जल कर राख हो चुका है 

बोल्शेविकों ने अभी तक जो कुछ भी किया था, उसकी तुलना किसी 
भी प्रकार पवित्र रूस के केंद्र में हुए इस भयानक कुफ़ के साथ नहीं कीजा 
सकती थी। पवित्र, प्रावोस्लाव गिरजे पर गोले वरसाती हुई और रूसी 
राष्ट्र के पवित्र उपासना गृह को धूल में मिलाती हुई तोपों के धमाके 
श्रद्धालुओं के कान में पड़े... 

१५ नवम्बर को जन-शिक्षा-कमिसार लुनाचास्की जन-कमिसार परिषद्‌ 
के अधिवेशन में रो पड़े और यह कहते हुए कमरे भे बाहर निकल गये, 
“मै इस चीज़ को वर्दाश्‍त नहीं कर सकता! मै सौंदर्य तथा परम्परा के 
इस भयंकर विनाश को सहन नहीं कर सकता...” 

उसी दिन तीसरे पहर अखबारों में उनकी इस्तीफ़ें की चिट्टी छपी: 


अभी अभी बताया है। 


CN 


वसीली ब्लाजेन्नी के गिरजे पर और उस्पेस्की गिरजे पर गोलाबारी 
की गई है। क्रेमलिन पर, जहां पेव्रोग्राद तथा मासको की सबसे महत्वपूर्ण 
कला-निधियां संचित हैं, गोलावारी हो रही है। हज़ारों आदमी हताहत 
हुए ह्‌। > 

यह भयानक संघर्ष पाशविक नृशंसता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। 

अब वाक़ी क्या वचा है? इससे ज़्यादा और क्‍या हो सकता है? 
RR इसे वर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा प्याला लबरेज़ हो चुका हैं। 
मे इन विभीषिकाओं को सहन करने में असमर्थ हूं। जो विचार मुझे 
पागल बनाये दे रहे है, वे जब वराबर कोंच रहे हों, काम करता 
असंभव है! 

यही वजह 'हे कि मैं जन-कमिसार परिषद्‌ से बरतरफ़ हो रहा हूँ। 

आ अपन; इस निर्णय की गंभीरता को समझता हूं, परंतु मैं अब ग्र 
सहन नहीं कर सकता ...! 


मुझें मास्को से आने वाले लोगों ने वहां की घटनाश्रों के वारे में 
द 
ट्‌ 


३२४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उसी दिन क्रेमलिन में मौजूद सफ़ेद गाड़ों और युंकरों ने हथियार 
डाल दिये और उन्हें सही-सलामत वाहर जाने दिया गया। उनके और 
बोल्शेविकों के वीच जो शांति-संधि हुई, वह नीचे दी जाती है: 


१. सार्वजनिक सुरक्षा समिति का अस्तित्व समाप्त किया जाता है। 

२. सफ़ेद गाडं अपने हथियार रखते हैं और ग्रपने संगठन को भंग 
करते हूँ। अफसर अपनी तलवारें श्रौर नियमानुमोदित दूसरे छोटे हथियार 
रख सकते हुँ। सैनिक स्कूलों में वही हथियार छोड़े जायेंगे, जो शिक्षण के 
लिए आवश्यक हैं । वाक़ी सभी हथियार युंकरों द्वारा समर्पित किये जायेंगे । 
सैनिक क्रांतिकारी समिति व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी देती है । 

३. दूसरी धारा में उल्लिखित निरस्त्रीकरण के प्रश्‍न का निपटारा 
करने के लिए शांतिवार्ता में भाग लेने वाले सभी संगठनों के प्रतिनिधियों 
को लेकर एक विशेष झायोग नियुक्त किया जाता है। 

४. इस शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर होते ही दोनों पक्ष विलंब लड़ाई 
बन्द करने तथा समस्त सैनिक गतिविधि रोक देने के लिए आदेश देंगे और 
इस आदेश की यथासमय पूर्ति के लिए कार्रवाई करेंगें। 

५, संधि पर हस्ताक्षर होने पर दोनों पक्षों द्वारा गिरफ्तार किये 
गये सभी क्रैदियों को रिहा कर दिया जायेगा... 


दो दिनों से शहर बोल्शेविकों के हाथ में था। भयभीत नागरिक 
तहख़ानों से निकल रहे थे भौर अपने साथियों की लाशों को ढूंढ़ रहे थे। 
बैरिकेड हटा दिये गये थे। फिर भी मास्को के विध्वंस की कहानियां घटने 
की जगह और भो अतिरंजित होकर फँलती जा रही थीं... वहां से झाने 
वाली इन भयानक रिपोटों के असर से ही हमने मास्को जाने का फैसला 
किया । 

कुछ भी हो, पेत्रोग्राद दो सौ साल से शासन का केन्द्र होते इए भी 
अभी भी एक कृत्रिम नगर था। मास्को है भ्रसली रूस, रूस जसा वह 
अतीत में था और जैसा वह भविष्य में होगा। मासको में हमें क्रांति के बारे 
में रूसी जनता की सच्ची भावना का पता लगेगा। वहां पर जीवन अधिक 
तीन्न है। - 


३२५ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०६४. 


पिछले एक सप्ताह से आम रेल मजदूरों की सहायता से पेत्रोग्राद 
की. सैनिक क्रांतिकारी समिति ने निकोलाई रेलवे लाइन पर क़्ब्जञा कर रखा 
था और वह उस लाइन पर दक्षिण-पूर्व की गोर मल्लाहों श्रौर लाल गाडों 
से भरी रेल-गाड़ी पर रेल-गाड़ी दौड़ा रही थी... हमें स्मोलनी से पास 
मिले थे, जिनके विना कोई भी राजधानी से बाहर नहीं जा सकता था... 
जव गाड़ी पीछे की ओर चलती हुई स्टेशन में आकर ठहर गई, मैले- 
कुचैले सिपाहियों की एक भीड़, जो अपने हाथों में खाने-पीने की चीज़ों 
की बोरियां लिए हुए थे , दरवाजों-खिड़कियों पर टूट पड़ी; उन्होंने खिड़कियों 
के शीशे तोड़ डाले और वे सभी डिब्बों में इस तरह भर गये, कि सीटें 
तो क्या रास्तों में भी तिल धरने की जगह न रह गयी, यहां तक कि कुछ 
गाड़ी की छत पर भी चढ़ गये। हममें से तीन बड़ी मुश्किल से एक डिब्बे 
में घुस गये, लेकिन क़्रीव उसी वक्‍त वीसेक सिपाही अंदर घुसने लगे, 
जव कि वहां सिर्फ़ चार ्ादमियों के लिए जगह थी। हमने उनके साथ 
वहस की, आपत्ति प्रगट की और कंडक्टर ने भी हमारा समर्थन किया, 
लेकिन सब बेसूद, सिपाहियों ने हमारी वात को हंसी में उड़ा दिया। वे 
इत्त सारे बुर्जुई (पूंजीपतियों) के आराम की फिक्र क्यों करें? 
हमने स्मोल्नी के अपने पास दिखाये और सिपाहियों का रुख़ फ़ौरन 
बदल गया। 

“ मान जाइये, साथियो,” एक ने चिल्ला कर कहा। “ये अमरीकी 
तोवारिश्ची (साथी ) हैं। ये लोग तीस हज़ार वेर्स्ता से हमारी क्रांति को 
देखने आये हैं ्रौर स्वभावतः थके हुए हुँ...” 

नम्र और मैत्रीपूर्ण भाव से क्षमा मांगते हुए सिपाही जाने लगे। जरा 
देर वाद, ग्रावाज राई, वे जवरदस्ती एक डिब्बे में घुस रहे थे, जिसमें 
दो मोदे-ताज़े सुन्दर वेश-भूषा वाले रूसी जमे हुए थे; उन्होंने कंडक्टर को 
घूस दी थी और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। 

. शाम को क़रीब सात वजे गाड़ी स्टेशन से वाहर निकली - एक बहुत 
बड़ी गाड़ी, जिसे एक छोटा सा कमज़ोर इंजन खींच रहा था, जिसमें कोयले 
की जगह लकड़ी जलाई जा रही थी। गाड़ी धीमी रफ़्तार से जगह जगह 
रुकती , लड़खड़ाती चली जा रही थी। छत पर बैठे सिपाही अपने पैरों 
से ताल देकर गांवों के करुण, शोकपूर्ण गीत गा रहे थे। अंदर कैरीडोर 


३२६ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


व 


में, जहां ऐसी ठसाठस भीड़ थी कि बीच से निकलना मुश्किल था, पूरी 
रात गर्मागर्म बहसें होती रहीं। आदत और दस्तूर के मृताविक़ कभी कभी 
कंडक्टर टिकट देखने के लिए वहां श्राता, लेकिन हमारे जैसे दो-चार 


्रादमियों को छोड़ कर टिकट नदारद थे। श्राध घंटे तक फ़जूल बहस भर 


तकरार करने के वाद वह निराश भाव से अपने हाथ को झटकारता हुआ 
वहां से चला गया। हवा में वदवू और धुआं भरा हुआ था और बेतरह 
घुटन थी। अगर खिड़कियों के शीशे टूटे न होते, तो ज़रूर रात में हमारा 
दम घुट गया होता। 

सुबह कई घंटे ' लेट' चलते हुए, हमने खिड़कियों से देखा - बाहर 
एक वर्फे की दुनिया फैली हुई थी। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। दोपहर 
के क़रीब एक किसान औरत डिब्बे में आई, जिसके हाथ में डबल-रोटी 
की एक टोकरी थी और कहवे के नाम पर किसी नीमगमं पेय का एक 
बड़ा भारी टीन था। इसके वाद से अंधेरा होने तक बस एक ही चीज - 
ठसाठस भरी, हचकोले खाती और जगह-जगह रकती हुई गाड़ी रौर यदा- 
कदा कोई स्टेशन, जहां भूखी भीड़ रेस्तोरां पर टूट पड़ती गौरं जो भी 
थोड़ा-चहुत सामान वहां मिलता, उसे सफ़ाचट कर जाती... इन्हीं में से 
एक स्टेशन पर मैं नोगीन और रीकोव से टकरा गया, जो जन-कमिसार 
परिषद्‌ से बरतरफ़ हो गये थे भौर अपनी सोवियत के सामने शिकायतें 
पेश करने के लिए मास्को वापिस लौट रहें थे।* वहां से जरा दूरी पर भूरी 
दाढ़ी वाले नाटे क़द के बुखारिन खड़े थे, जिनकी आंखों से एक तरह की 


दीवानगी झलकती थी। “यह लेनिन से भी श्रधिक वामपंथी हँ, लोग ' 


उनके वारे में कहते... 

स्टेशन के घंटे पर तीसरी चोट हुईं और हम गाड़ी की तरफ़ दौड़े और 
घुस कर अंदर गाड़ी के जनसंकुल और कोलाहलपूणं भीड़ से एक एक 
कदम मुश्किल से चलते हुए अपनी जगह पहुंचे .. . यह एक ख़शमिज्ञाज 
भीड़ थी, जो सफ़र की तक़लीफ़ों को पुरमज़ाक़ सब्र के साथ झेल रही थी 
और जो पेत्नोग्राद की परिस्थिति से लेकर ब्रिटिश ट्रेड-यूनियन व्यवस्था 
तक दुनिया की सभी चीज़ों के बारे में कभी त ख़त्म होने वाली बहस कर 


* देखिये अध्याय ११॥- जॉ० री० 
३२७ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 809819० 


~ 


LF Tt 


रही थी भ्रौर गाड़ी में जो चंद बुर्जुई ( पूंजीपति ) थे उनके साथ रार 
मचाये हुई थी। मास्को पहुंचने से पहले प्रायः हर डिब्बे ने खाद्य सामग्री 
को प्राप्त करने और उसका वितरण करने के लिए एक समिति का निर्वाचन 
कर लिया था; ये समितियां राजनीतिक दलों में बंद गईं, जो बुनियादी 
सिद्धांतों को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे... 

मास्को का स्टेशन सूना पड़ा था। हम अपने वापसी टिकटों का 
प्रवन्ध करने के लिए कमिसार के कार्यालय में गये। लेफ्टीनेंट की वर्दी पहने 
हुए एक नौजवान आदमी मुंह पर खीझ का भाव लिए वहां बैठा था- यह 
था कमिसार। जव हमने स्मोल्नी के अपने कागजात उसे दिखाये, उसका 
गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि वह वोल्शेविक नहीं है, वह सार्वजनिक 
सुरक्षा समिति का प्रतिनिधि है... यह एक मिसाली वाक़या था - शहर 
पर क़ब्ज़ा करने की ग्राम हड़बड़ी में विजेताशों को मुख्य रेलवे स्टेशन का 
ही ध्यान न रहा था... 

वाहर एक भी वरघी-गाड़ी नजर नहीं श्रा रही थी। लेकिन वहां से 
थोड़ी ही दूरी पर एक इज्ञ्वोज्ञचिक ( कोचवान) भही रूइदार बंडी पहने 
अपनी छोटी८सी स्लेज के वावस पर बैठे बैठे ऊंघ रहा था। हमने उससे 
पुछा, “ बीच शहर चलने का क्या लोगे, भाई?” 

उसने श्रपना माथा खुजलाते हुए कहा , “ श्राप श्रीमानों को किसी भी 
होटल में कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन सौ रूबल दीजिये, तो मैं झापकों 
घुमा दूं...” क्रान्ति से पहले उतनी दूर जाने के सिर्फ़ दो रूबल लगते थे ! 
हमने एतराज़ किया, लेकिन उसने भ्रपने कंधों को जुम्विश देकर कहा, 
“ जनाब , ग्राजकल स्लेज चलाना मामूली वात नहीं है। उसके लिए गज 
भर की छाती चाहिये।” हम किसी भी तरह उसे पचास रूबल से नीचे 
नहीं उतार सके... जब हम निस्तब्ध धुंधली वर्फ़ीली सड़कों पर स्लेज- 
गाड़ी से भागे जा रहे थे, उसने छः दिन की लड़ाई के अपने रोमांचकारी 
अनुभव को बयान किया: “स्लेज-गाड़ी चला रहा हूं या किसी मोड़ पर 
मुसाफिर का इंतज़ार कंर रहा हूं और यकायक बड़े जोर का धमाका! एक 
गोला यहां छूट रहा है तो एक वहां और फिर कड़कड़ कड़कड़ मशीतगत 
चलने की आवाज़... चारों ओर धांय धांय गोलियां छूट रही हैं... मैं 
` घोड़ा दौड़ा देता हूं और एक अच्छी ख़ामोश सड़क पर पहुंचकर सक जाता 


३२८ 


७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri * 


Bs 


हूं, जरा देर ऊंघता हूं श्रौर फिर वही धमाका- एक और गोला फटता 
है- फिर वही कड़कड़... शैतान के बच्चे! शैतान के बच्चे! |” 

बीच शहर में वफ़े से भरी सड़कों पर हंगामे के वाद की खामोशी 
छाई हुई थी गोया शहर भारी वीमारी के बाद निढाल पड़ा हो। चंद 
रार्क-वत्तियां ही जल रही थीं और इक्के-दुक्के आदमी राह चलते नजर 
आ रहे थे। मैदानों से वर्फानी हवा वह रही थी, जो वदन को तीर की 
तरह लगती थी। हम सवसे पहले जिस होटल में घुसे, उसके दफ्तर में 
दो मोमवत्तियां जल रही थीं। 

“जी हां, हमारे पास कुछ बहुत ही आरामदेह कमरे हूँ, लेकिन उनकी 
खिड़कियों के शीशे उड़ गये हैं। अगर गोस्पोदीन ( श्रीमान) को थोड़ी 
सी ताज़ी हवा खाने में एतराज न हो...” 

त्वेरस्काया मार्ग पर दुकानों की खिड़कियां चकनाचूर .हो गई थीं; 
सड़क पर गोलियों के निशान थे गौर जहां-तहां उखड़े हुए पत्थर पड़े थे। 


हम एक के बाद दूसरे होटल में गयें। वे सभी भरे हुए थे, या उनके, 


मालिक अभी भी इतने डरे हुए थे किं वे वस इतना ही अपने मुंह से 
निकाल सके, “नहीं, भाई, नहीं, हमारे यहां जगह नहीं है, बिल्कुल जगह 
नहीं है! ” मुख्य सड़कों पर, जहां बड़े बड़े बैंक ग्रौर कोठियां थीं , बोल्शेविक 
तोपख़ाने ने ग्रायें-वायें देखे बिना जबरदस्त गोलावारी की थी। जैसा एक 
सोवियत अधिकारी ने मुझे बताया, “जव भी हमें यह मालूम न होता 
कि युंकर और सफ़ेद गार्ड कहां हैं, हम उनकी ' पासवुकों ' पर गोले दाग्रते . . -” 

अन्ततोगत्वा ' नत्सिश्रोनाल ' होटल में, जो एक खासा बड़ा होटल 
था, हमें जगह दी गई, कारण, हम विदेशी थे ग्रोर सैनिक क्रांतिकारी 
समिति ने उन जगहों की रक्षा का वचन दिया था, जहां विदेशी रहते 
हैं... सबसे ऊपर की मंजिल पर मैनेजर ने हमें वे जगहें दिखाई, जहां 
कई खिड़कियां गोलियों से चकंनाचूर हो गई थीं। कल्पना में बोल्शेविकों 
को अपना घूंसा दिखाते हुए उसने कहा, जानवर कहीं के! लेकिन 
ठहरो ! उनके दिन पुरे होने ही वाले हैँ! दो-चार दिनों के अंदर ही इस 
हास्यास्पद सरकार का पतन होगा और फिर हम उन्हें स प क. 

हमने एक शाकाहारी भोजनालय में खाना खाया, जिसका नाम वह 
दिलचस्प था: “मैं किसी को खाता नहीं” भर जिसकी दीवारों पर तोल्स्तोई 


३२९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


की तसवीरें लगी थीं। खाना खाते ही हम फिर सड़कों पर निकल 
पड़े । 

मास्को सोवियत का सदर दफ्तर ठीक स्कोबेलेव चौक पर एक 
शानदार सफ़ेद इमारत में था-एक महल, जो भूतपूर्व गवनेर-जनरल का 
आवास था। फाटक पर लाल गार्ड पहरा दे रहे थे। चौड़ी ग्रारास्ता 
सीढ़ी से, जिसकी दीवारें समिति की सभाग्रों तथा राजनीतिक पार्टियों के 
भाषणों की सूचनाओं से भरी हुई थीं, चढ़ कर हम एक के वाद एक कई 
आलीशान पेश-कमरों से गुज़रे, जिनमें सुनहरे फ्रेमों में जड़ी और लाल 
कपड़े से ढंकी तसवीरें टंगी हुई थीं, और फिर हम सुनहरी कानिंसों वाले 
भव्य राजकीय स्वागत-कक्ष में पहुंचे, जिसमें व्रिल्लौरी के ख बसूरत झाड़- 
फ़ानूस लगे हुए थे। वहां धीमी झावाज़ों की एक' हल्की सी गूंज के साथ 
वीसेक सिलाई मशीनों की घर घर की आवाज़ मिल गई थी ।. लाल और 
काले कपड़े के सूती थान खुले हुए थे और वे जगह जगह वल खाते लकड़ी 
के फ़श और मेज़ों के ऊपर फैले हुए थे। मेज्ञों के साथ क़रीब पचास 
:कटाई और सिलाई करती हुई औरतें क्रांतिकारी शहीदों की शवयात्रा के 
लिए फरहरे और झंडे तैयार कर रही थीं। इन स्त्रियों के चेहरे जीवन की 
कठिन दाह से झुलस गये थे और उनमें स्निग्धता शेष न रही थी । इस समय वे 
निस्तब्ध भाव से काम कर रही थीं और उनमें बहुतों की ग्रांखें रोते रोते 
लाल हो गई थीं... लाल सेना के बहुत से आदमी मारे गये थे। 

एक कोने में मेज़ के साथ दढ़ियल रोगोव बैठे थे - देखने में बुद्धिमान, 
चश्मा लगाये भ्रौर मजदूरों की काली जैकेट पहने हुए। उन्होंने हमें आमन्तित 
किया कि हम दूसरे दिन शवयात्रा में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के साथ 
साथ चलें... 

“ समाजवादी-क्रांतिकारियों और मेन्शेविकों को कुछ भी सिखाना 
असंभव है!” उन्होंने तेजी से कहा। “वे अपनी आदत से मजबूर हैं और 
समझौता किये बिना मान नहीं सकते। ज़रा सोचिये » उन्होंने प्रस्ताव किया 
कि हम युंकरों के साथ मिल कर जनाजे निकालें!” 

हॉल की दुसरी ओर से सिपाहियों वाला फटा पुराना कोट .पहते 
भोर शाप्का (टोपी) लगाये एक श्रादमी वहां राया, जिसका चेहरा मेरे 
लिये परिचित था । मैंने पहचाना, यह मेल्निचान्स्की था] उसे बायोने, न्यू 


हे 5 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


; i ह | ड शीत ५1३४ ००००. 


जेरसी ( श्रमरीका ) में स्टैण्डडं ग्रायल कम्पनी की जबरदस्त हड़ताल के 
ज़माने में मै घड़ीसाज़ जाजं मेल्चर के नाम से जानता था। उसने मुझे 
वताया कि श्रव वह मास्को धातुकर्मी यूनियन का मंत्री और लड़ाई के 
दौरान सैनिक क्रांतिकारी समिति का एक कमिसार था। 

“मेरा हाल देखिये!” उसने अपने फटे-पुराने कपड़ों की ओर इशारा 
करके कहा। “जब पहली वार युंकर क्रेमलिन में आये, मैं वहां भ्रपने 
जवानों के साथ था। उन्होंने मुझे तहख़ाने में बंद कर दिया और मेरा 
ग्रोवरकोट , रुंपया-पैसा , मेरी घड़ी और यहां तक कि मेरी अंगूठी भी उड़ा 
दी। अव मेरे पास पहनने के लिए बस यही रह गया है!” 

उसने मुझे उस छः दिन की खूनी लड़ाई के वारे में बहुत सी बातें 
बताई , जिसने मास्को को दो हिस्सों में बांट दिया था। पेत्रोग्राद के विपरीत 
मास्को में नगर दूमा ने युंकरों और सफ़ेद गार्डों की कमान संभाली थी। 
मेयर रूदनेव श्रौर दूमा के सभापति मीनोर महोदय ने सार्वजनिक सुरक्षा 
समिति की तथा सैनिकों की कार्यवाहियों का संचालन किया था। नगर 
का कमांडेंट, रियाब्त्सेव जनवादी भ्रवृत्तियों का व्यक्ति था और वह 
सैनिक क्रांतिकारी समिति की मुख़ालफ़त करते हिचकिचा रहा था, लेकिन 
दूमा ने उसे मजबूर कर दिया था... क्रेमलिन पर क्रव्ज्ञा करने का आग्रह 
मेयर ने ही किया था। “वहां वे आपके ऊपर गोले दाग्ने की जुरंत कभी 
नहीं करेंगे,” उन्होंने कहा था... 

गैरिसन की एक रेजीमेंट से, जो लंबी निष्क्रियता के कारण बिल्कुल 
पस्तहिम्मत हो चुकी थी, दोनों पक्षों ने सहायता मांगी। रेजीमेंट ने यह 
फैसला केरने के लिये कि वह क्या कदम उठाये, एक मीटिंग की और 
यह फैसला किया “कि रेजीमेंट तटस्थ रहे और अपनी मौजूदा कारंवाइयों 
को चलाती जाये -ये कारंवाइयां थीं सूरजमुखी के बीज भौर लाइटर बचना ६ 

“लेकिन सबसे बुरी वात यह थी, He ने हम, 
“कि हमें लड़ते लड़ते ही अपने को संगठित भी करना पड़ा क 
जानता था कि उसे रा , लेकिन हमारे यहां सिंपाहियों की पनी 
सोवियत थी और मज़दूरों की पनी... मुख्य सेनापति कौन 25 डत 
बात को लेकर ऐसी तू-तू मै-मै हुई कि पूछो मत। कई रेजीमेंट ने कई 
दिन तक बहस करते के बाद ही कहीं जाकर कुछ करने का फैसला किया । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 898190 ह 


३३१ री र र | 


गौर जव ग्रफ़सरों ने एकाएक हमारा साथ छोड़ दिया, हमें ग्रादेश देने 
वाला कोई न रहा; हमारी युद्ध-कमान हो नदारद थी...” 

उसने उन दिनों की छोटी छोटी घटनाओं का वड़ा सजीव वर्णन 
किया। एक दिन, जब आसमान धुंधला-धुंधला था और काफ़ी सर्दी थी, 
वह निकीत्स्काया मागे की मोड़ पर खड़ा था, जहां मशीनगंन की गोलियों 
की बौछार हो रही थी। मोड़ पर छोटे छोटे लड़कों की एक भीड़ जमा 
थी -सड़कों पर ग्रावारा फिरने वाले लड़के, जो पहले ग्रखवार बेचा करते 
थे। धृष्ठ , दुस्साहसी , उत्तेजित, जैसे उन्हें खेलने के लिए एक नया खेल 
मिल गया हो, वे बौछार धीमी होने का इंतज़ार करते और फिर दौड़ 
कर सड़क पार करने की कोशिश करते... उनमें बहुतेरे मारे गये , लेकिन 
वाक्की एक ओर से दूसरी ओर दौड़ लगाते रहे, हंसते, खिलखिलाते, एक 
दूसरे को ललकारते... 

शाम को काफ़ी देर से मैं द्वोरिथान्सकोये सोग्रानिये - श्रभिजातों के क्लव - 
में गया, जहां मासको के बोल्शेविक मिलने वाले थे और जन-कमिसार 
परिषद्‌ का परित्याग करके आये हुए नोगीन, रीकोव इत्यादि की रिपोर्ट 
पर विचार करने वाले थे। 

सभा एक थियेटर में हुई, जहां पुराने ज़ारशाही ज़माने में श्रमेचर 
खिलाड़ी सव से ताज़ा फ्रांसीसी प्रहसन का भ्रफ़सरों गौर भड़कीले कपड़े 
पहने हुए महिलाशों के सामने अभिनय किया करते थे। 

सभा में सबसे पहले बुद्धिजीवी लोग इकट्टे हुए, जो नगरःकेन्द्र के 
समीप रहते थे। नोगीन बोले और यह स्पष्ट था कि अ्रधिकांश श्रोता उनका 
समर्थन करते है । मजदूर देर से पहुंचे, क्योंकि मज़दूर बस्तियां शहर कें 
बाहरी हिस्सों में थीं और ट्राम-गाड़ियां चल नहीं रही थीं। लेकिन आधी 
रात के क़रीब वे दस दस, बीस बीस कर के सीढ़ियों प्र जमा होने लगे - 
मोटे » खुरदरे कपड़े पहने, सीधे-सादे लोग, जो ग्रभी अभी मोर्चे से लौटे 
थे, जहां पुरे एक सप्ताह तक उन्होने दानवों की तरह मुद्ध किया था और 
अपने चारों ओर अपने साथियों को धराशायी होते देखा था। 

सभा औपचारिक रूप से शुरू हुई ही थी कि गुस्से से चिल्लाते और 
हा उड़ाते लोग नोगीन के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने समझाने की, तकं 
करने की कोशिश की, लेकिन सव बेकार। वे उनकी बात को सुनने के लिंए 


३३२ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ही तैयार नहीं थे। इन लोगों ने जन-कमिसार परिषद्‌ का परित्याग किया 
था। जिस वक़्त लड़ाई की आग ज़ोर से धधक रही थी, वे मोर्चे से भाग 
खड़े हुए थे। जहां तक पूंजीवादी अख़बारों का सवाल था, यहां कोई 
पूंजीवादी अख़बार न थे। यहां तक कि नगर दूमा भी भंग कर दी गई 
थी। रोद्रमूतिं वुखारिन बोलने के लिये खड़े हुए। उनकी वात कील-कांटे 
से दुरुस्त थी श्रौर आवाज़ ऐसी थी, जैसे पैनी छुरी, जो अंदर घुंप जाती 
थी, निकलती थी और फिर घुंप जाती थी... वे उनकी बात को सुन 
रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। जन-कमिसार परिषद्‌ की कारं- 
वाई का समर्थन करने का प्रस्ताव विशाल बहुमत से पास किया गया। 
यह थी मास्को की आवाज. . 8” 

रात बहुत काफ़ी गुज़र चुकी थी, जव हम सूनी सड़कों को पार 
करते हुए इवेरियाई दरवाज़े से निकल कर क्रेमलिन के सामने विशाल लाल 
चौक में आये। अंधेरे में वसीली ब्लजेन्नी का गिरजा अद्भुत और विचित्र 
लग रहा था, उसके रंग-विरंगे सजावटी लहरियादार गुंबद धुंधले धुंधले 
चमक रहे थे। कहीं कोई बरवादी के निशान न थे... चौक के एक झोर 
केमलिन की सियाह बुर्जियां भर दीवारें खड़ी थीं। ऊंची दीवारों पर 
अलावों की लाल रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन अलाव देखे नहीं 
जा सकते थे। चौक के दूसरी ओर से लोगों के बोलने की और फरसा- 
कुदाल चलने की आवाजें ग्रा रही थीं। चौक पार कर हम उधर गये। 

क्रेमलिन की दीवार के साथ मिट्टी और कंकड़-पत्थर के अंबार लगे 
हुए थे, जिन पर चढ़ कर हमने देखा, नीचे दो बड़े लंबे-चौड़े गड्ढे खोदे 
जा रहे थे - दस-पन्द्रह फुट गहरे भौर पचास गज्ज लंबे। उनमें सैकड़ों सिपाही 
और मज़दूर बड़े बड़े अलावों की रोशनी में खुदाई कर रहे थे। 

एक नौजवान विद्यार्थी ने हमसे जर्मन में वात की। “ यह बिरादराना 
न्न है,” उसने हमें समझाया। “कल हम यहां क्रांति के लिए अपनी जिंदगी 
कुर्बान करने वाले पांच सौ सर्वहाराप्रों को दफ़नायेंगे । ' | 

वह हमें नीचे गड्ढे में ले गया। फरसे-कुदाल बड़ी i से चल रहे 
थे और मिट्टी के स्तूप और भी तेजी से उठते जा रहे थे। किसी के के पर 
भ्रावाज़् न थी। ऊपर आसमान सितारों से भरा हुआ था शोर १ शाही 
क्रेमलिन की दीवार बेग्रंदाज़ ऊंची नज़र झा रही थी। ' 

३३३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“इस पाक जगह में,” विद्यार्थी ने कहा, “जो पूरे रूस में सबसे 
ज्यादा पाक-साफ़ है, हम अ्रपने पाकीज़ा साथियों को दफ़नायेंगे। यहां जहां 
पर ज़ारों के मज़ार हैं, हमारा जार - जनता - सोयेगी ...” उसका एक 
हाथ सिलिंग से लटका था। उसे लड़ाई में गोली लगी थी। भ्रपनी चोट 
की ओर देखते हुए उसने कहा, “आप विदेशी लोग हम रूसियों को 
हिक़ारत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि हमने इतने दिनों तक मध्ययुगीन 
राजतंत्र को वर्दाश्त किया। लेकिन हमने यह देखा कि संसार में जार ही 
अकेला अत्याचारी नहीं है। पूंजीवाद उससे भी गया-वीता है। और संसार 
के सभी देशों में पूंजीवाद की तूती बोलती है... रूसी क्रांतिकारी कार्यनीति 
सबसे अच्छी कार्यनीति है... 

, जव हम वहां. से चले, मजदूर, जो थक कर चूर हो गये थे और 
सर्दी के वावजूद पसीने से नहाये हुए थे, भारी क़दम रखते बाहर निकलने 
लगें। लाल चौक की दूसरी भ्रोर से कुछ धुंधली सी झ्राकृतियां जल्दी जल्दी 
उधर वढी झा रही थीं। ये दूसरी पाली के लोग थे, जो झुंड के झुंड 
गड्ढों में उतर गये और फरसे-कुदाल उठा कर चुपचाप खोदने लगे... 

इस प्रकार पूरी रात श्राम जनता के वीच से आने वाले इन वालंटियरों 
ने वारी वारी से एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते हुए काम किया - खुदाई 
उसी प्रचंड वेग से चलती रही, अविराम और अ्रनवरत । श्रौर जब सुबह 
की ठंडी रोशनी ने वफ़ से ढके सफ़ेद विशाल लाल चौक से कुहासे का झीना 
पर्दा हटा लिया, लोगों ने देखा, “विरादराना कब्र” के मुंह बाये सियाह 
गड्ढे पूरी तरह खोदे जा चुके हँ । 


हम सूरज निकलेने से पहले ही उठे और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते. 


अंधेरी सड़कों से हो कर स्कोवेसेव चौक पहुंचे। इतना बड़ा शहर लेकिन 
कहीं चिड़िया का पूत भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस दूर श्रौर नजदीक, 
सभी जगह एक हल्का सा मर्मर स्वर था, जैसा उस वक्त होता है, जब 
निस्तब्धता को भंग कर हवा चलने ही वाली होती है। भोर के धुंधलके 
में सोवियत के सदर दफ्तर के" सामने मर्दों और औरतों की एक छोटी सी 
भीड़ जमा थी, -जिनके हाथ में स्वर्णाक्षरों से अंकित लाल पताकायें थीं - 
ये थे मास्को' सोवियत की कार्यकारिणी समिति के सदस्य। रोशनी फैली 
और धीरे धीरे दूर कहीं वह मर्मर ध्वनि गहरी हुई आर तेज़ हुई और फिर 


३३४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वह गंभीर मंद्र स्वर में बदल गई। शहर उठ रहा था। हम त्वेरस्काया' 
मार्गे से चले-झंडे हमारे सिर के ऊपर फहरा रहे थे। रास्ते में जो छोटे 
छोटे गिरजे थे, वे बंद थे और उनमें रोशनी गुल थी उसी तरह , जैसे माता 
मरियम का इवेरियाई गिरजा बंद था, वह गिरजा, जहां हर नया जार 
क्रेमलिन में राज्याभिषेक होने से पहले आकर शीश नवाता था और जो 
रात हो या दिन हमेशा खुला रहता था, जहां हमेशा भीड़-भइक्का भर 
चहल-पहल रहती थी और जो श्रद्धालुओं की मोमवत्तियों के प्रकाश में 
झिलमिलाती हुई प्रतिमाओं के सोने-चांदी और जवाहिरात की चकाचौंध 
से जगमग रहता था। कहते हैं कि जब मासको में नेपोलियन ग्राया 
था, तब से आज तक के समय में ये मोमवत्तियां पहली वार गुल 
हुई थीं। 
पवित्र प्रावोस्लाव चर्च ने मासको से, जो क्रेमलिन पर गोलाबारी 
करने वाले कुटिल, श्रद्धाहीन जनों का अड्डा बना हुआ था, अपना वरद . 
हस्त खींच लिया था। गिरजाघरों में अंधेरा ग्रौर सन्नाटा था। पादरी ग्रायब 
हो गये थे। लाल शहीदों की ग्रत्येष्टिःक्रिया के लिए पादरी मौजूद न थे। 
काफ़िरों की क़्ब्रों पर न दुआयें की गई, न मसिंया पढ़ा गया, न और 
कोई मज़हबी रस्म पूरी की गई। निकट भविष्य में मास्को के धर्माध्यक्ष 
तीखोन सोवियतों का धर्मबहिष्कार करने वाले थे... 

गिरजाघरों की तरह दुकानें भी बंद थीं भौर मिल्की वर्गो के लोग 
अपने घरों के अंदर ही थे, लेकिन इसकी वजह कुछ रौर थी। यह जनता 
का दिवस था, जिसके आगमन की ध्वनि समुद्र के प्रचंड गर्जन की तरह 
गूंज ट 
इबेरियाई दरवाजे से एक रेला चला आ रहा था। विशाल 
लाल चौक में हज़ारों नरमुंड देखे जा सकते थे। मैने ग्रौर किया कि जब 
भीड़ इबेरियाई गिरजे के सामने से गुजरी , जहां से जाने वाला हर झादमी 
हमेशा नतमस्तक होकर क्रूस का चिह्न बनाता था, उसने जेसे गिरजें को 


लक्ष्य ही नहीं किया.-- 
क्रेमलिन की दीवार के पास जो घनी भीड़ जमा थी द त्त 

ठालते उसके बीच से निकल कर मिट्टी के एक स्तूप पर यव दा 
अभी से कई झादमी वहां पहुंच गये थे; उनमें मुरानोव नामक सिपाही भी 
३३५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


d को. 


था, जिसे मास्को का कमांडेंट चुना गया था। एक लंवा-तडंगा , सीधा- 
सादा दढ़ियल आदमी, जिसके चेहरे से कोमलता टपकती थी। 

लाल चौक जाने वाले सभी सड़कों से रेले चले ग्रा रहे थे - हजारों 
श्रादमी , जिनको देखने से मालूम होता था कि वे सव ग्ररीव श्रौर मेहनतकश 
लोग हैं। “इंटरनेशनल ' की धुन वजाता हुआ एक फ़ोजी बैंड माचे करता 
हुआ श्राया, श्रौर जैसे हवा के श्रसर से समुद्र में लहरें उठती और फैलती 
हैँ, यह धुन-मंद्र भौर गंभीर -भ्रपने-श्राप जन-समुद्र के वीच फैल गयी: 
हर आदमी के लबों पर वही गाना। केमलिन की दीवार से बड़े बड़े झंडे 
नीचे की ओर लटके हुए थे-लाल झंडे, जिन की सुखें ज़मीन पर बड़े 
बड़े सुनहले श्रौर सफ़ेद अक्षरों में श्रंकित था: “विश्व समाजवादी क्रांति 
की पहली लड़ाई के शहीदों को ” श्रौर “संसार के मजदूरों का भाईचारा - 
जिंदाबाद ! ” 

लाल चौक में तेज़ सर्द हवा वह रही थी और उसकी वजह से नीचे 
झुके हुए झंडे उठ-उठ जाते थे। श्रव शहर की दूर की वस्तियों से विभिन्न 
कारखानों के मजदूर अपने मृत साथियों को लिये हुए पहुंचने लगे थे। हम 
देख सकते थे, वे इवेरियाई दरवाज़े से चले ग्रा रहे थे- हम उनके सुखं 
झंडों को और उनके साथ फ़ीके लाल- खून की तरह लाल-तावूतों को 
देख सकते थे। ये तावूत भोंडे ग्रनगढ़ क़्िस्म के संदूक थे, जिनकी लकड़ी 
पर रंदा भी न किया गया था और जिन पर लाल रंग पोत दिया गया था। 
उसी तरह अनगढ़ परिष्कृत लोग उन्हें अपने कंधों पर उठाये थे - उनकी 
म्रांखों से आंसू जारी थे श्रौर उनके पीछे औरतें रोती-कलपती या मौन, 
यंत्रवत चल रही थीं-चेहरे फक और उनपर मुर्दनी छायी हुई । कुछ 
ताबूत खुले हुए थे और पीछे के लोग उनके ढक्कन लिये चल रहे थे । कुछ 
सुनहरे या रुपहले गोटों से टंके कपड़ों से ढंके थे या उनके ऊपर सिपाही 
की टोपी कील से जड़ दी गयी थी। वेढंगे नकली फूलों की कितनी ही माः 
लाये वहां थीं... 

मातमी जुलूस भीड़ के बीच से रास्ता दनाता उधर श्रा रहा था, 
जिधर हम खड़े थे। इवेरियाई दरवाज़े से एक श्रनवरन क्रम में झंडे बढे 
भा रहे थे-हल्के से हल्के से लेकर गहरे से गहरे लाल रंग के झंडे- 
जिन पर सुनहरे ग्रौर रुपहले श्रक्षर अंकित थे गौर जिनसे काले क्रेप के 


३३६ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मातमी फ़ीते लटके हुए थे। उनमें कुछ अराजकतावादियों के भी झंडे थे, 
सफ़ेद अक्षरों से अंकित काले झंडे। फ़ौजी बेंड ' क्रांतिकारी शवयात्रा' की 
धुन वजा रहा था, और नौक में नंगे सिर खड़ी तमाम भीड़ वही गाना गा 
रही थी और वही जुलूस के लोग भारी और रुलाई आने से रुंधी हुई 
आवाज़ में गा रहे थे... 

मिल मज़दूरों के बीच में सिपाहियों की कंपनियां भ्रपने ताबूत लिये 
चल रही थीं, घुड़सवारों के स्ववाडून सलामी देते हुए, ग्रौर तोपखाने के 
बैटरी-दस्ते भी चल रहे थे, जिनकी तोपों के मुंह लाल और काले कपड़े 
से ढंके हुए थे-लगता था झव उनके मुंह कभी न खुलेंगे। उनके फरहरों 
पर लिखा था: “तीसरा इंटरनेशनल जिंदाबाद!” या “हम सच्ची, 
सामान्य, जनवादी शांति: चाहते हूँ!" 

जुलूस अपने तावूतों को लिये हुए धीरे धीरे कब्र के पास पहुंचा और 
जो लोग ताबूत लिये चल रहे थे, वे भ्रपना बोझ उठाये मिट्टी के ढूहों पर 
चढ़ गये और गड्ढों में उतर गये। उनमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं - मज़बूत , 
चौड़ी-चकली मजदूर स्त्रियां । ताबूतों के पीछे दुसरी स्त्रियां थीं, भग्नहृदय 
युवतियां या वृद्धायें, जिनके मुंह पर झुर्रियां पड़ी थीं और जो घायल हिर- 
णी की तरह अस्फुट स्वर में कराह रही थीं। ये स्त्रियां अपने पतियों या 
पुत्रों के पीछे बिरादराना कब्र में जाने की कोशिश करतीं और जब दयालु 
हाथ उन्हें रोक. लेते, वे चीख पड़तीं। ग्ररीब लोग एक-दूसरे से कितना 
प्यार करते हैं! 

जुलूस र सिलसिला सारे दिन जारी रहावे इवेरियाई दरवाजे ` 
की ओर से चौक में प्रवेश करते भर निकोल्स्काया मार्ग से निकलते - 
जुलूस क्या था, लाल फरहूरों का एक दरिया था, जिन पर आशा के 
भाईचारे के, विस्मयकारी भविष्यवाणियों के शब्द अंकित थे। , पृष्ठभूमि में 
पचास हज़ार आदमी चल रहे थे, जिन पर दुनिया के मज़दूरों की निगाहें 
थीं ौर जिन पर इन मजदूरों के वंशजों की निगाहें सदा के लिए लगी 


रहनी थीं... 
एक एक करके पांच सौ ताबूत गड्ढों में उतारे गये। शाम त 
झुटपुटा होने लगा, लेकिन झंडे अभी भी चले आ रहे थे -शुके हुए हि 
लहराते हुए। फ़ौजी बैंड अभी भी “शवयात्रा _ की धुन बजा रहा भा स्य 
क दच 
22-2360 27 ३ र ERE हर ' 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr i 


विशाल भीड़ वही गाना गा रही थी। क्रत्र के ऊपर टुंठ पेड़ों की शाखां 
में भालायें लटक रही थीं; लगता था उन पेड़ों में अद्भुत पंचरंगी फूल 
खिल गये हैँ। दो सौ आदमी फरसे लेकर क्रत्र में मिट्टी डालने लगे। तावूतों 
पर भुरभुरी मिट्टी के विखेरे जाने की आवाज़ करुण जन-गायन के वीच 
भी सुनी जा सकती थी... 

वत्तियां जलायी गयीं। धीरे धीरे करके खिरी झंडे और फरहरे 
गुजर गये और कराहती ग्रौर श्राहें भरती हुई झाख़िरी औरतें तीब्र, 
भावपूर्ण , विह्वल दृष्टि से पीछे की ओर देखती हुई निकल गयी । विशाल 
चौक में सबंहारा-जनों की जो ज्वार झायी थी, वह धीरे धीरे लौट गयी... 

सहसा मुझे अनुभूति हुई कि धर्म-परायण रूसी जनता को भ्रव इस 
वात की जरूरत न रही कि पादरी और पुरोहित उसके स्वर्गारोहण के 
लिए प्रार्थना करें। वह अब पृथ्वी पर ही एक स्वर्ग का निर्माण कर रही 
थी, जो किसी भी स्वर्ग से अधिक उज्ज्वल है और जिसके लिए अपने 
प्राणों को आहुति देना एक गौरव की वात (5८५ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्यारहवां अध्याय 


सत्ता पर अधिकार ' 


रूस की जातियों के ग्रधिकारों को घोषणा 


¦. . इस साल जून में सोवियतों की पहली कांग्रेस ने रूस की 
जातियों के ग्रात्मनिर्णय के ग्रधिकार की घोषणा की। 

पिछले नवम्बर में सोवियतों की दूसरी कांग्रेस ने रूस की जातियों के 
इस असंक्राम्य धिकार की और भी निर्णायक तथा निश्चित रूप से पुष्टि की। 

इन कांग्रेसों की इच्छा को कार्यान्वित करती हुई, जन-कमिसार 
परिपद्‌ ने निर्णय किया है कि वह जातियों के प्रश्‍न के संबंध में अपने क्रिया- 
कलाप के आधार रूप में निम्नलिखित सिद्धांतों को स्थापित क्रेः 

(१) रूस की जातियों की समानता तथा प्रभुसत्ता। 

(२) रूस की जातियों का, विलग होने तथा स्वतंत्र राज्य स्थापित 
करने की हद तक भी, स्वतंत्र आत्मनिर्णय का अधिकार! MR 

(३) समस्त राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय-धार्मिक विशेषाधिकारों और 
प्रतिबंधों का उन्मूलन । ् डड 

(४) रूस के राज्यक्षेत्र में निवास करने वाली अल्पसंख्यक जातिर 
तथा जातीय दलों का उत्मुक्त विकास । न 
पयः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


जाति-संबंधी एक ग्रायोग स्थापित करने के फ़ौरन वाद तत्संबंधी श्राज्ञप्तियां 
तैयार की जायेंगी । र 
रूसी जनतंत्र के नाम पर 
जातियों के लिए जन-कमिसार 
जोज़ेफ़ दुजुगाश्‍वीली-स्तालिन 
जन-कमिसार परिषद्‌ के अध्यक्ष 
ब्ला० उल्यानोव (लेनिन) 
कीयेव में स्थापित केंद्रीय रादा ने फ़ौरन उऋइना को स्वाधीन जनतंत्र 
घोषित कर दिया; हेल्मिंगर्फोस की सेनेट की मारफ़त फ़िनलैंड की सरकार 
ने भी ऐसा ही किया। साइवेरिया और काकेशिया में भी स्वतंत्र “ सरकारें” 
बरपा हो गई। पोलैड की मुख्य सैनिक समिति ने जल्दी जल्दी रूसी सेना 
के पोलिश सिपाहियों को इकट्ठा किया, उनकी समितियों को भंग कर दिया 
और लोह-ग्रनुशासन स्थापित किया ... 
इन सभी “सरकारों ” और “आंदोलनों ” में दो विशेषतायें समान थीं: 
उनकी वागडोर मिलकी वर्गो के हाथ में थी और वे बोल्शेविज्म से दहशत 
खाते थे और नफ़रत करते थे 
विस्मयकारी - परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाली विश्वृंखलता के बीच जन- 
कमिसार परिषद्‌ अनवरत रूप से समाजवादी व्यवस्था का ढांचा तैयार करती 
जा रही थी। सामाजिक बीमा तथा मजदूरों के नियन्त्रण के बारे में ग्राज्ञप्तियां , 
वोलोस्त भूमि समितियों के लिए नियमावली , दर्जो ग्रौर उपाधियों का 
उन्मूलन, श्रदालतों की पुरानी व्यवस्था का उन्मूलन गौर उसकी जगह 
ग्रवामी अदालतों की स्थापना... 
एक सेना के बाद दूसरी सेना, एक बेड़े के वाद दूसरे बेड़े ने “ जनता 
की नयी सरकार का सहर्ष अभिनंदन करने के लिए” अपने शिष्टमंडल भेजे। 
एक दिन स्मोल्नी भवन के सामने मैंने एक फटेहाल रेजीमेंट को देखा, 
जो ग्रभी ग्रभी खाइयों से लौटी थी। स्मोल्नी के बड़े बड़े फाटकों के सामने 
ये सिपाही - दुबले-मतले , चेहरे जर्द -क़तार बांधे खड़े थे और स्मोल्नी 
भवन की ओर इस प्रकार देख रहेथे, जैसे ईश्वर स्वयं उसमें निवास करता 
हो। कुछ सिपाहियों ने हंसते हुए दरवाज़े के शाही उकाबों की गोर इशारा 
किया . . . लाल गार्ड वहां पहरा देने के लिए भ्राये। सभी सिपाही मुड़कर 


३४० 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उनकी ओर कुतूहल के भाव से देखने लगे, गोया उन्होंने उनके बारे में 
सुन तों रखा है, मगर पहले कभी देखा नहीं। सद्भावनापूणं भाव से हंसते 
हुए वे अपनी लाइनों से निकल आते और कुछ मज़ाक़ में और कुछ तारीफ़ 
में बातें करते हुए लाल गार्डो की पीठ टोंकते... 

"प्रस्थायी सरकार का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। १५ नवम्बर 
को राजधानी के सभी गिरजाघरों में पादरियों ने उसके लिए दुआ करना 
बंद कर दिया था। लेकिन, जैसा ख़ुद लेनिन ने खिल रूसी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समिति की एकं बैठक में कहा, यह “सत्ता पर अधिकार करने 
की शुरूआत भर” थी। हथियारों से वंचित होकर विरोध-पक्ष, जिसका 
देश के ग्रार्थिक जीवन पर अभी भी शिकंजा था, विसंगठन संगठित करने 
में और संयोजित रूप से कार्य करने की ग्रसाधारण रूसी योग्यता के साथ 
सोवियतों के रास्ते में रोड़े भ्रटकाने, उन्हें पंगु बनाने ग्रौर उनकी साख 
मिटाने में जुट गया। ; 

बैंकों तथा कोठियों के रुपये-पैसे से चलने वाली सरकारी कर्मचारियों 
की हड़ताल भली भांति संगठित की गई थी। सरकारी मशीनरी को अपने 
हाथ में लेने के बोल्णेविकों के प्रत्येक उपक्रम का प्रतिरोध किया गया। 

त्रोत्स्की विदेश मंत्रालय में गये। मंत्रालय के कर्मचारियों ने उन्हे 
मानने से इनकार किया, अंदर से दरवाज़े बंद कर लिये और जब दरवाजे 
जबरदस्ती खोले गये, उन्होंने इस्तीफे दे दिये। त्रोत्स्की ने मंत्रालय के 
अभिलेखागार की चावियां मांगीं; ये चाबियां तभी दी गईं, जब ताले 
तोड़ने के लिए मिस्त्री बुलाये गये । भर तब इस वात का पता चला कि भूतपूर्व 
सहायक परराष्ट्र-मंत्री नेरातोव गुप्त संधियों को लेकर ग्रायव हो गये बे 

शल्याप्निकोव ने श्रम मंत्रालय पर झधिकांर स्थापित करने की 
कोशिश की। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, लेकिन भीतर आतिशदानों 
में आग सुलगाने के लिए कोई आदमी मौजूद न था। बह सेन 
चारी मौजूद थे, लेकिन उनमें एक भी यह बताने के लिए तैयार त था कि 
मंत्री का अपना कक्ष कहां है. .- 

वसना कोल्लोन्ताई, जिन्हें १३ नवम्बर को जन कल्याण “अनुदान 


>“ 


कर्मचारियों ने हड़ताल करके उनका स्वागत किया । बड़े बड़े शहरों के ग्ररीव- 
गुरवा पर, खैरात से चलने वाली संस्थाओं के लोगों पर पहाड़ दूट पड़ा: 
झुंड के झुंड भूखों मरते लूले-लंगड़े लोगों श्रौर यतीमों की, “जिनके चेहरों 
पर हवाइयां उड़ रही थीं, मंत्रालय में भीड़ लग गई.। उनकी दुर्गति देखकर 
कोल्लोन्ताई को रोना श्रा गया और उन्होंने हड़तालियों को तब तक के 
लिए गिरफ्तार कर लिया, जब तक कि वे कार्यालयों और सेफ़ की चावियां 
उनके हवाले न कर दें। लेकिन जव उन्हें चाबियां मिलीं, तव इस बात का 
पता चला कि भूतपूर्व मंत्री काउन्टेस पानिना सारा रुपया-पैसा लेकर चली गई 
थीं, जिसे उन्होंने संविधान सभा के हुक्म के वगैर लौटाने से इनकार किया।* 

कृषि मंत्रालय , खाद्य मंत्रालय , वित्त मंत्रालय में भी इसी प्रकार की 
घटनायें हुई। जब मंत्रालयों के कर्मचारियों को हुक्म दिया गया कि वे 
या तो काम पर वापिस लौटें या अपनी नौकरियों और पेंशनों से हाथ 
धोयें, वे या तो लोटे नहीं या लौटे तो भीतर से तोड़-फोड़ करने के लिए 
लोटे... सोवियत सरकार नये कर्मचारियों की भर्ती कहां से कंरती- 
प्रायः सारे बुद्धिजीवी लोग बोल्शेविकों के विरोधी थे... 

निजी बैंक बंद थे और बंद रहने पर तुले हुए थे, लेकिन सट्टेवाजों 
के लिए पीछे का चोर दरवाज़ा खुला हुआ था। जब बोल्शेविक कमिसारों 
ने बैंकों में प्रवेश किया, क्लकों ने वही-खातों को छिपा दिया, खजाने 
का रुपया-पैसा कहीं और हटा दिया और खूद ग्रायव हो गये। तहखानों 
और मिंट में काम करने वाले कलरको को छोड़ कर राजकीय बैंक के सभी 
कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, लेकिन इन कलको ने भी स्मोल्नी की सभी 
मांगों को ठुकरा दिया, मगर गुपचुप उद्धार समिति तथा नगर दूमा को 
बड़ी बड़ी रक्में दा कीं। 

लाल गाड़ों के एक दस्ते को साथ लेकर एक कमिसार सरकारी खर्च 
के लिए बड़ी रक्षमों की अदायगी के लिए वाक़ायदा ताक़ीद करने के लिए 
दो बार राजकीय बैंक भ्राया। जब वह पहली बार श्राया, नगर दूमा के 
सदस्य और मेन्शेविक्‌ तथा समाजवादी-क्रांतिकारी नेता वहां ख़ासी बड़ी 
तादाद में मौजूद थे और उन्होंने इस कारवाई के भयानक परिणामों के 
वारे में इतनी गंभीरता से. बात की कि बेचास कमिसार घबरा गया! 
दुसरो वार वह एक वारंट लेकर राया, जिसे उसने वाक्नायदा पढ़ना शुरू 


३४२ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


04 
किया, लेकिन तभी किसी ने उसका ध्यान इस वात की ओर दिलाया कि 
वारंट पर न तो कोई तारीख थी ग्रौर न मोहर, और तहरीरी “ दस्ता- 
वेजों ” के लिए रूसियों के मन में जो रवायाती लिहाज होता है, उससे 
मजबूर होकर वह लौट गया... 

उधार-चांसरी के कर्मचारियों ने अपने वही-खातों को ही नष्ट कर 
दिया और इस प्रकार विदेशों के साथ रूस के वित्तीय संबंधों के सारे 
रिकांड जाते रहे। 
| खाद्य समितियां श्रौर नगरपालिका के हाथ में जो सार्वजनिक सेवायें 
। थीं, उनके प्रशासन या तो विल्कुल ही ठप थे, या तोड़-फोड़ में लगे 
हुए थे। और जव शहर की आबादी की इन्तिहा जरूरतों को देखते हुए 
बोल्शेविकों ने मजवूरन सार्वजनिक सेवा में सहायता पहुंचाने ग्रथवा उसे 
अपने नियंत्रण में लेने का प्रयत्न किया, नगरपालिका के सभी कर्मचारी 
फ़ौरन हड़ताल पर चले गये ग्रौर दूमा ने वोल्शेविकों द्वारा “नगरपालिका 
के स्वायत्त अधिकारों के उल्लंघन” के वारे में रूस में सव झोर तार पर 
तार भेजने शुरू कर दिये। 

सैनिक सदर मुक़ाम में, युद्ध तथा नौसेना मंक्रालयों के कार्यालयों 
में, जहां पुराने कर्मचारी काम करने के लिए राजी हुए थे, सैनिक समितियों 
` तथा हाई कमान ने सोवियतों के रास्ते में सभी तरह से रोडे डाले थे, यहां 
तक कि उन्हें मोर्चे के सिपाहियों की जरूरतों की उपेक्षा तक करने में संकोच 
न हुआ। विक्जेल वैरी वना हुआ था गौर सोवियत सेनाझों का परिवहन 
करने से इनकार कर रहा था। सिपाहियों से भरी जो भी रेल-गाड़ी पेतरोग्राद 
से रवाना हुई, वह ज़वरदस्ती भेजी गई थी और हर बार रेल कर्मचारियों 
को “गिरफ्तार करना पड़ा था। इस पर विक्जेल ने धमकी दी कि ग्रगर 
उन्हें छोड़ा नहीं जाता, तो वे फ़ौरन ग्राम हड़ताल शुरू कर देंगे... 

स्मोल्नी ज्ाहिरा लाचारी की हालत में था। अखबारों का कहना था 
कि ईंधन के अभाव में पेत्रोग्राद के सभौ कारख़ानों को तीन हफ़्तों के अंदर 
वंद कर देना पड़ेगा। बिक्नेल ने घोषणा की कि पहली दिसंबर तक रेल- 
“गाड़ियों का चलना बंद हो जायेगा । पेत्रोग्राद सें सिर्फ़ तीन दिनों के लिए 
रसद-पानी था र बाहर से माल आने की कोई सूरत नहीं थी। मोचे 
पर सेना फ़ाक़े कर रही थी... उद्धार समिति भ्रौर विभिन्‍न केंद्रीय समितियों 


३४३ 


| - 
* 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 


ने आवादी से सरकारी आज्ञप्तियों की उपेक्षा करने की भ्रपील करते हुए 
देश भर में श्रपने संदेश भेजे थे। मित्र-राष्ट्रो के दूतावास या तो उदासीन 
भाव से तटस्थ थे, या खुल्लमखुल्ला विरोधी... 

विरोध-पक्ष के समाचारपत्र, जो एक दिन बंद किये जाते और दूसरे 
दिन सुबह नये नामों से निकलते, नई हुकूमत का बुरी तरह मज़ाक़ उड़ा 
रहे थे।' 'नोवाया जीज्न' तक ने कहा कि यह सरकार “ वाचालता 
तथा नपुंसकता का एक संयोजन ” है। 


दिन-व-दिन ( उसने कहा ) जन-कमिसारों की सरकार छोटी छोटी 
बातों के चक्कर में फंसती जा रही है। सत्ता पर सहज ही श्रधिकार 
स्थापित कर... बोल्शेविक उसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। 

वे सरकार की मौजूदा मशीनरी को चलाने में श्रसमर्थ हैं, इसके 
साथ ही वे एक ऐसी नई मशीनरी स्थापित करने में अ्रसमर्थ हैं, जो 
समाजवादी प्रयोगकर्ताओं के सिद्धांतों के अनुसार सहज और निर्विघ्न रूप 
से काम करे। 

अभी थोड़े ही दिन पहले बोल्शेविकों के पास इतने झादमी न थे कि 
वे अपनी बढ़ती हुई पार्टी को चला सकें-जो काम सबसे अधिक 
भाषणकर्त्ताओं और लेखकों का है; तब फिर उन्हें प्रशासन के विविध 
तथा जटिल कामों को सम्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्त कहां से मिलेंगे ! 

नई सरकार कारंवाइयां करती है और धमकियां देती है, देश में 
आज्ञप्तियों की झड़ी लगाती है, जिनमें हर श्राज्ञप्ति पिछली झाज्ञप्ति से 
अधिक उग्र और “समाजवादी ” है। परंतु कागजी समाजवाद की इस नुमाइश 
भें-जो संभवतः हमारे वंशजों को स्तंभित करने के लिए झाकल्पित की 
गयी है-आज की तात्कालिक समस्याश्रों को हल करने की न तो इच्छा 
दिखाई देती है और न सामर्थ्यं ही! 


उधर नई सरकार की स्थापना के लिए विक्जेल द्वारा आयोजित 
सम्मेलन दिन-रात चल रहा था। नई सरकार का झाधार क्या होगा, 
वारे में दोनों पक्ष सिद्धांततः सहमत हो चुके थे। इस समय जन-परिषद्‌ | 
की सदस्यता पर विचार किया जा रहा था। प्रधान मंत्री के लिए चेनोंव _ 


३४४ 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के साथ मंत्रिमंडल को अस्थायी रूप से चुना जा चुका था। बोल्णेविको को 
प्रवल श्रल्पमत में स्वीकार किया गया था, परंतु लेनिन और क्रोत्स्की 
स्वीकार्य न थे। मेन्शेविक तथा समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टियों की केंद्रीय 
समितियों और किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति ने फैसला 
किया था कि यद्यपि वे बोल्शेविकों की “ ग्रपराधपूर्ण राजनीति” का भ्रविचल 
रूप से विरोध करते हैं, वे “इस गरज़ से कि भाई भाई का ख़ून वहाना 
बंद करे” जन-परिषद्‌ में उनके शामिल होने का विरोध नहीं करेंगे। 

परंतु केरेन्स्की के पलायन तथा सभी जगह सोवियतों की विस्मयकारी 
सफलता से परिस्थिति बदल गयी। १६ तारीख को त्से-ई-काह की एक मीटिंग 
में वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने आग्रहपूर्वक कहा कि बोल्शेविक दूसरी 
समाजवादी पार्टियों के साथ मिलकर एक संयुक्त सरकार बनायें, नहीं तो 
वे सैनिक क्रांतिकारी समिति तथा त्से-ई-काह, दोनों से निकल जायेंगे। 
माल्किन ने कहा, “मास्कों से, जहां हमारे साथी बैरिकेडों के दोनों ओर 
खेत हो रहे हैं, जो समाचार आया है, उसने हमें एक बार फिर सत्ता 
के गठन के प्रश्‍न को उठाने के लिए विवश किया है। यह प्रश्न उठाना 
हमारा अधिकार ही नहीं, वरन कत्तंव्य भी है... हमने यहां स्मोल्नी संस्थान 
के भवन में बोल्शेविको के साथ बैठने का और इस मंच से बोलने का 
अधिकार अर्जित किया है। अगर आप समंझौता करने से इनकार करते हैं, 
तो हमें भीषण आंतरिक पार्टी-संघषं के बाद मजबूर होकर बाहर खुल्लमखुल्ला 
लड़ाई के मैदान में उतरना होगा... हमें जनवादी अंशकों से एक स्वीकार्य 
समझौते की शर्तों का प्रस्ताव करना होगा... 

इस अल्टीमेटम पर विचार करने के लिए बैठक थोड़ी देर के लिए 
स्थगित कर दी गई, जिसके बाद बोल्शेविक प्रस्ताव लेकर वहां लौटे। 
कामेनेव ने इस प्रस्ताव को पढ़ा: 


त्से-ई-काह की दृष्टि में उन सभी समाजवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों 
का मंत्रिमंडल में शामिल होना ज़रूरी है, जो मजदूरों, सैनिकों तथा किः 
सानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों में शामिल हें और जो सात नवम्बर 
कौ क्रान्ति को उपलब्धियों को अर्थात्‌ सोवियतों की सरकार की स्थापना को, 
शांति, भूमि तथा उद्योग पर मजदूरों के नियंत्रण-्संबंधी भ्राज्ञप्तियों को म्रौर 


३४५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मजदूर वर्ग को हथियारबंद करने को मानते हें । ग्रतएव त्से-ई-काह मंत्रिमंडल 
के गठन के वारे में सोवियतों की सभी पार्टियों से वार्ता का प्रस्ताव करने 
का फ़ैसला करती है और इस वार्ता के आधार के लिए निम्नलिखित 
शर्तों का आग्रह करती है: 

मंत्रिमंडल त्से-ई-काह के प्रति उत्तरदायी होगी । त्से-ई-काह की सदस्य- 
संख्या बढ़ाकर १५० कर दी जाग्रेगी । मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों 
की सोवियतों के इन १५० प्रतिनिधियों के भ्रतिरिक्‍्त उसमें किसानों के 
प्रतिनिधियों को प्रांतीय सोवियतों के ७५ प्रतिनिधि, सेना तथा नौसेना के 
मोर्चे के संगठनों के ८० प्रतिनिधि, ट्रेड-यूनियनों के ४० प्रतिनिधि ( वि- 
भिन्न अखिल रूसी यूनियनों के, उनके महत्त्व के अनुसार, २५ प्रतिनिधि, 
विक्‍्जेल के १० तथा डाक-तार मजदूरों के ५ प्रतिनिधि ) और पेत्नोग्राद नगर 
दूमा के समाजवादी दलों के ५० प्रतिनिधि लिये जायें। यह आवश्यक हैं 
कि मंत्रिमंडल में कम से कम आधे पोर्टफोलियो वोल्शेविको के लिए ग्रारक्षित 
रखे जायें। श्रम, गृह तथा विदेश मंत्रालय बोल्शेविकों को दिये जायें। यह 
भी आवश्यक है कि पेत्नोग्राद तथा मास्को की गैरिसनों की कमान मास्को 
तथा पेत्नोग्राद की सोवियतों के हाथ में ही रहे। 

सरकार समूचे रूस के मज़दूरों को वाक़ायदा हथियारबंद करने का 
बीड़ा उठाती है। 


'मंत्रिमंडल के लिए लेनिन और त्रोत्सकी की नामूज़दगी के लिए प्राग्रह 
करने का फैसला किया जाता है। - जप 


प्रस्ताव का स्पष्टीकरण करते हुए कामेनेव ने कहा: “सम्मेलन ने 
जिस तथाकथित ' जन-परिषद्‌ ' का प्रस्ताव किया है, उसमें लगभग ४२० 
सदस्य होंगे, जिनमें लगभग १५० वोल्शेविक होंगे। इसके श्रलावा उसमे 
प्रतिक्रांतिकारी पुरानी त्से-ई-काह के प्रतिनिधि होंगे, नगर दूमाओं द्वारा 
निर्वाचित १०० सदस्य-सव के सव कोर्नीलोवपंथी-होंगे , किसानों की 
सोवियतो के १०० प्रतिनिधि होंगे, जो ग्रन्नसेन्त्येव द्वारा तियुक्त होंगे ग्रौर 


पुरानी सैनिक समितियों के ८० प्रतिनिधि होंगे, जो ्रव ग्राम सिपाहियों । 


का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 


३४६ 


* CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“हम पुरानी त्से-ई-काह को और नगर दुमाश्नों के प्रतिनिधियों को 
शामिल करने से इनकार करते हैं। किसानों की सोवियतों के प्रतिनिधि कि- 
सानों की कांग्रेस द्वारा चुने जायेंगे, जिसे हमने बुलाया है और जो इसके 
साथ ही एक नयी कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेगी। लेनिन और 
त्रोत्स्की को अलग रखने का प्रस्ताव हमारी पार्टी का शिरश्छेद करने का 
प्रस्ताव है और हम उसको स्वीकार नहीं करते। और अंत में हम किसी 
भी परिस्थिति में ' जन-परिषद्‌ ' को आवश्यक नहीं समझते। सोवियतों का 
दरवाज़ा सभी समाजवादी पार्टियों के लिए खुला हुआ है और जन-साधारण 
के बीच उनका जितना वास्तविक प्रभाव है, उसके अनुसार त्से-ई-काह 
में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त है...” 

वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की ओर से करेलिन ने घोषणा 
की कि उनकी पार्टी बोल्शेविकों के प्रस्ताव के पक्ष में वोट. देगी, परंतु 
किसानों के प्रतिनिधित्व जैसी कुछ तफ़सीलों के मामले में उसे उसका संशोधन 
करने का अधिकार होगा, भर उसकी मांग है कि कृषि मंत्रालय वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारियों के लिए आरक्षित रहे। उनकी यह मांग मान ली 


गयी... 
बाद में पेत्रोग्राद सोवियत की एक मीटिंग में त्रोत्स्की ने नयी सरकार 


के गठन के वारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा: 

“ मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मै वार्ता में भाग नहीं ले रहा 
हुं... मगर मैं नहीं समझता कि इस वार्ता का बहुत अधिक महत्त्व है... 

इस रात सम्मेलन का वातावरण ग्रत्यंत ग्रशांत रहा । नगर दूमा के 
प्रतिनिधि सम्मेलन से ग्रलग हो गये... हे 

परंतु स्वयं स्मोल्नी में बोल्शेविक पार्टी की पांतों में लेनिन की नीति 
के प्रति प्रवल विरोध उत्पन्न हो रहा था। १७ नवंबर की रात को स्मोल्नी 
भवन का बड़ा हॉल त्से-ई-काह की मीटिंग के लिए ठसाठस भरा हुआ था - 


ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। डी. 
बोल्शेविक लारिन ने कहा कि संविधान सभा के चुनावों की घड़ी 


नजदीक आ रही है भ्ौर इसलिए अब वक़्त आ गया है कि “ राजनीतिक 
आतंक ” समाप्त किया जाये। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ल इ 


“ प्रेस-स्वातंत्य के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयां की गयी हैं, उन्हें वदलना 
चाहिए। संघर्ष के .दौरान उनके लिए जो भी कारण रहा हो, अब उनके 
लिए कोई बहाना नहीं रह गया है। समाचारपत्नों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण 
रहनी चाहिये। हां, अगर वे वलवा या वग्नावत के लिए उकसाते हों, 
तो दूसरी बात है।” 

` अपनी ही पार्टी के लोगों की ग्रावाजों-हु-ह, लू-लू- की वौछार. के 
बीच लारिन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया 


जन-कमिसार परिषद्‌ की प्रेस-संबंधी श्राज्ञप्ति रह की जाती है। 
राजनीतिक दमन की कारंवाइयां एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्णय 
के अधीन ही की जा सकती हैं [जो त्से-ई-काह हारा उसमें प्रतिनिधित्व- 
प्राप्त विभिन्न पार्टियों की शक्ति के अनुपात में निर्वाचित किया जायेगा ]" 
इस. न्यायाधिकरण को यह भी अधिकार प्राप्त होगा कि जो दमनकारी 
कारंवाइयां की जा चुकी है वह उन पर पुनर्विचार करे। 


इस प्रस्ताव का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया, न 
केवल वामपंथी समाजबादी-क्रांतिकारियों द्वारा बल्कि कुछ बोल्शेविकों द्वारा 
भी। 

लेनिनपंथियों की ओर से भ्रवानेसोव ने जल्दी से प्रस्ताव किया किं 
श्रस का सवाल तब तक के लिए मुल्तवी कर दिया जाये, जब. तक कि 
समाजवादी पार्टियों के बीच कोई समझौता न हो जाये । प्रस्ताव विशाल 
बहुमत से गिर गया। 

इस समय जो क्रांति संपन्न की जा रही है,” श्रवानेसोव ने कहा? 

उसने निजी स्वामित्व पर चोट करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई 
है। और हमें निजी स्वामित्व के रूप में ही प्रेस के प्रश्‍न की परीक्षा 
करनी है 


इसके” वाद उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का आधिकारिक प्रस्ताव पढ़ा: 


कोष्ठकों के भीतर जो शब्द हैं, वे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ग 
कार्य-विवरण में नहीं पाये जाते।-सं० 3 


३४८ ७००७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पूंजीवादी अख़वारों का दमन विद्रोह के सिलसिले में विशुद्ध सैनिक 


आवश्यकताओं हारा ही आदिष्ट नहीं हुआ था, वह प्रतिक्रांतिकारी « 


कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही ज़रूरी नहीं था, वल्कि वह प्रेस के 
संबंध में एक नई शासन-प्रणाली की स्थापना की ओर संक्रमण के एक 
क़दम के रूप में भी जरूरी था-एक ऐसी शासन-प्रणाली की ओर, जिसके 
अन्तर्गत छापाखानों और काग्रज़ के गोदामों के पूंजीपति मालिक जनमत 
के सर्वशक्तिमान तथा एकमात्र निर्माता नहीं हो सकते। 

हमें और ग्रागे बढ़कर निजी छापाखानों ग्रौर काग्रज़ की सप्लाई पर 
भी अवश्य ही क़ब्ज़ा कर लेना चाहिये, जिन्हें राजधानी और प्रांतों, दोनों 
में, सोवियतों की संपत्ति बना देनी चाहिये, ताकि राजनीतिक पार्टियां 
श्रौर दल छापे की सुविधाओं का, जिन विचारों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, 
उनकी वास्तविक शक्ति के अनुपात में - दुसरे शब्दों में, अपने मतदाताझों 
की संख्या के अनुपात में-उपयोग कर सकें। 

तथाकथित “ प्रेस-स्वातंत्य ” की पुनःस्थापना, पूंजीपतियों को- 
लोगों के दिमाग में जहर भरने वालों को- छापाखाने ग्रौर काग्रज़ सीधे 
सीधे लौटा देना, यह पूंजी की मर्जी के सामने अ्रस्वीकार्य समर्पेण होगा, 
यह क्रांति की एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को तिलांजलि देना होगा ; 
दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा कदम होगा, जिसका चरित्र निर्विवाद रूप 
से प्रतिक्रांतिकारी होगा। 


उपरोक्त आधार ग्रहण कर त्से-ई-काह उन सभी प्रस्तावों को विल्कुल . 


ठुकरा देती है, जिनका उद्देश्य है प्रेस के क्षेत्र में पुरानी “व्यवस्था की 
पुनःस्थापना, और वह इस प्रश्‍न पर टुटपुंजिया पूर्वाप्रहों -द्दारा अथवा 
प्रतिक्रांतिकारी पूंजीपति वर्ग के स्वार्थो के सम्मुख अत्यक्ष समर्पण द्वारा 


` आदिष्ट आडंबरपूर्ण दावों और अल्टीमेटमों के ख़िलाफ़ जन-कमिसार परिषद्‌ 


के दृष्टिकोण का असंदिग्ध रूप से समर्थन करती है। 


` जव यह प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, बीच बीच में वामपंथी *समाजवादी- 
क्रांतिकारी फ़ब्तियां कस रहे थे और विद्रोही बोल्शेविकों का गुस्सा भड़क 
रहा था। करेलिन ने उठकर प्रतिवाद प्रगट किया: “तीन सप्ताह पहले 
- बोल्शेविक प्रेस-स्वातंत्य के बड़े उत्साही रक्षक बने हुए थे--- यह एक विचित्त | 
-३४९ | 


वात है कि इस प्रस्ताव में जो तर्क दिये गये हे, वे जारशाही व्यवस्था के 
यमदूत सभाइयों और सेंसरों के दृष्टिकोण का आभास देते हैं-क्योंकि वे 
भी “लोगों के दिमाग में ज़हर भरने वालों' की वात करते थे।” 

त्रोत्स्की ने प्रस्ताव के पक्ष में विस्तार से भाषण दिया। उन्होंने कहा 
कि गृहयुद्ध के दौरान प्रेस एक चीज़ है और विजय के वाद दुसरी । “ गृहयुद्ध 
के दौरान बलप्रयोग का अधिकार केवल उत्पीड़ितों को है...” ( श्रावाजे: 
“ आदमखोर ! इस समय कौन उत्पीडित है?”) 

“हम अपने विरोधियों को अभी तक जीत नहीं सके हैं और उनके 
हाथों में अखबारों का होना हथियारों का होना है। ऐसी स्थिति में इन 
अख़बारों को बंद करना श्रपनी हिफ़ाज़त के लिए एक विल्कुल जायज़ क़दम 
उठाना है...” इसके वाद विजय के पश्चात्‌ प्रेस के प्रश्‍न को लेते हुए 
त्रोत्स्की ने कहा: 

“ प्रेस-स्वातंत्य के प्रश्‍न के प्रति समाजवादियों का रुख़ वही होना 
चाहिये, जो व्यापार-स्वातंत्य के प्रति... रूस में जो जनवादी शासन 
स्थापित किया जा रहा है, उसका तकाज़ा है कि उद्योग पर निजी स्वामित्व 
के आधिपत्य की ही तरह प्रेस पर भी निजी स्वामित्व के श्राधिपत्य का 
उन्मूलन किया जाये... .सोवियतों की सत्ता को चाहिये कि वह सभी 
छापाखानों को जब्त कर ले।” (आवाज़ें: “'प्राव्दा' के छापाख़ाने को 
ज़ब्त कर लीजिये-! ”) 

“प्रेस पर पूंजीपति वर्ग की इजारेदारी ख़त्म होनी चाहिये। भहीं 
तो हमारे लिए सत्ता हाथ में लेना फ़िजूल है! नागरिकों के हर समुदाय के 
लिए छापाखाने और कागज की सप्लाई सुलभ्य होनी चाहिये ... छापाश्वाने 
अर कागज सबसे पहले मजदूरों और किसानों की संपत्ति है श्रौर उतके 
वाद ही श्रल्पसंख्यक पूंजीवादी पार्टियों की... सोवियतों के हाथ में सत्ता 
का ग्रन्तरण हो जाने से जीवन-यापन की आधारभूत ग्रवस्थाग्रों में ग्रामूल 
रूपांतर घटित होगा और यह रूपांतर श्रनिवार्यतः प्रेस के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष 
होगा. . Fe यदि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करनेः जा रहे है, तो क्या हम 
बैंकपतियों की पलिकाझों को सहन कर सकते हैं? पुरानी व्यवस्था का मिटना 


जरूरी है, यह चीज हमेशा के लिए गांठ में बांध लेनी चाहिये . . . ” तालियाँ 
और क्रुद्ध भ्रावाजें । 


३ #० ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


करेलिन ने ज़ोर देकर कहा कि त्से-ई-काह को इस महत्वपूर्ण प्रश्न 
पर निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे एक विशेष सगिति- 
के सुपुर्द कर देना चाहिये। उन्होंने फिर ' बड़े वेश. से प्रेस-स्वातंत्य की 
मांग को। 

इसके बाद लेनिन उठे-शांत, श्रावेशहीन, माथे पर वल पड़े हुए, 
वह एक एक शब्द तौलते हुए धीरे धीरे बोले और उनका हर जुमला घन 
की चोट था। “ गृहयुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, शत्रु ग्रभी भी हमारे 
साथ गृंथा हुआ है। लिहाजा प्रेस के ख़िलाफ़ दमनकारी कार्रवाइयों को 
खत्म करना असंभव हे । 

“हम वोल्शेविकों ने हमेशा कहा है कि सत्तारूढ़ होने. पर हम 
पूंजीवादी अखबारों को बंद कर देंगे। पूंजीवादी अखबारों को बर्दाश्त करने 
का मतलब है समाजवादी न रहना। जब आप क्रांति करते हैं, आप एक 
जगह खट्टे नहीं रह सकते। श्राप हमेशा लाज़िमी तौर पर आगे वढ़ेंगे, 
नहीं तो पीछे हटेंगे। इस समय जो भी प्रेस-स्वातंतर्य की वात करता है, 
बह अपने क़दम पीछे हटाता हैं और समाजवाद की ओर हमारे जबर्दस्त 
वढ़ात्र को रोकता है । 

“ हमने पूंजीवाद का जुआ उतार फेंका हैँ, उसी प्रकार जैसे पहली 
क्रांति ने जारशाही का जुश्रा उतार फेंका था। झगर पहली क्रांति को 
राजतंत्रवादी अऋख़बारों को बंद करने का भ्रधिकार था, तो हमें पूंजीवादी 
अख़बारों को वंद करने का है। प्रेस-स्वातंत्य के प्रश्‍न को वर्ग-संघर्ष के दुसरे 
प्रश्नों से अलहदा करना असंभव है। हमने इन अखवारों को बंद करने का 
वादा किया है और हम उन्हें बंद करेंगे। जनता का विशाल बहुमत हमारे 
साथ है! 
“अव जव विद्रोह ख़त्म हो चुका है, हमारी बिल्कुल यह ख्वाहिश 
नहीं है कि हम दूसरी समाजवादी पार्टियों के अखबारों को बंद करें, सिवाय 
उस सूरत में, जब वे सशस्त्र विद्रोह करने के लिए या सोवियत सरकार 
का हुक्म न मानने के लिए अपील करते हैं! लेकिन हम उन्हें इस बात 
की इजाजत नहीं देंगे कि वे समाजवादी प्रेस-स्वातंत्य के बहाने से और 
पंजीपति वर्ग के गप्त समर्थन से छापाखानों, रोशनाई और काग़ज़ पर 
एकाधिकार स्थापित करें... ये ज़रूरी चीज़ें अवश्य ही सोवियत सरकार 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


£4 


की संपत्ति होनी चाहिये और उन्हें समाजवादी पार्टियों के बीच ठीक उनके 
मतदाताओं की संख्या के अनुपात में बांट देना चाहिये..." 

इसके बाद प्रस्ताव पर मतदान लिया गया। लारिन तथा वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारियों का प्रस्ताव गिर गया। उसके समर्थन में २२ और 
विरोध में ३१ वोट पड़े।* लेनिन का प्रस्ताव २४ के खिलाफ़ ३४ वोटों 
से स्वीकृत हुआ। अल्पसंख्यकों में बोल्शेविक पार्टी के रियाज्ञानोव और 
लोजोव्स्की भी थे, जिन्होंने घोषणा की कि उनके लिए प्रेस-स्वातंत्रय पर किसी 
भी प्रकार के प्रतिबंध के पक्ष में वोट देना असंभव है। 

इस पर वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने कहा कि वहां जो कुछ 
भी किया जा रहा है, वे श्रव उसके लिए उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर 
सकते और वे सैनिक क्रांतिकारी समिति से तथा कार्यकारी उत्तरदायित्व 
के -सभी पदों से हट गये। 

जन-कमिसार परिषद्‌ के पांच सदस्यों - नोगीन, रीकोव , मिल्यूतिन, 
ण और शल्याप्निकोव -ने परिषद्‌ से इस्तीफ़ा देते हुए बयान 

या: 


हम एक ऐसी समाजवादी सरकार के पक्ष में है, जिसमें सोवियतों 
की सभी पार्टियां शामिल हों। हमारा मत है कि ऐसी सरकार की स्थापना 
से ही मजदुर वर्ग तथा क्रांतिकारी सेना के वीरत्वपूर्ण संघर्ष के परिणामों 
को सुनिश्चित बनाना संभव हो सकता है। इसे छोड़ कर एक ही रास्ता 
रह्‌ जाता है: राजनीतिक आतंक के ज़रिये एक खालिस बोल्शेविक सरकार 
का गठन । जन-कमिसार परिषद्‌ ने यही रास्ता ग्रख्तियार किया है। हम 
इस रास्ते पर नहीं चल सकते, न चलेंगे। हम देखते है कि इस रास्ते पर 
चलन का प्रत्यक्ष परिणाम होगा अनेक सर्वहारा संगठनों का राजनीतिक 
जीवन से निप्क्ासनः, अनुत्तरदायी शासनःव्यवस्था की. स्थापना, क्रांति का 
आर देश का विनाश। हम ऐसी नीति के सिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते 


क “ये संख्यायें सही नहीं हूँ। लारिन तथा वामपंथी समाजवादीः 
र के प्रस्ताव के विपक्ष में २५ और पक्ष में २० वोट दिये गयेथे। 
= सं० 


३५२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


झौर हेम त्से-ई-काह के सामने जन-कमिसारों के रूप में अपने पद को 
तिलांजलि देते हैं। 


कुछ और कमिसारों ने पदत्याग किये विना इस घोषणा पर हस्ताक्षर 
किये। ये थे रियाज़ानोव, प्रेस-विंभाग के देरविशेव, सरकारी छापाखाने 
के श्रर्वूज्ञोव, लाल गार्ड के युरेन्योव , श्रम-कमिसारियत के फ़्योदोरोव तथा 
आज्ञप्ति-विस्तरण विभाग के मंत्री लारिन। 

इसके साथ ही कामेनेव , रीकोव , मिल्यूतिन , ज़िनोव्येव और नोगीन 
ने वोल्णेविक पार्टी की केंद्रीय समिति की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया और 
इसके कारणों पेर प्रकाश डालते हुए एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा: 


. अगर और खून वहाया जाना रोकना है, आसन्न अकाल 
आर कलेदिनपंथियों द्वारा कांति के विनाश को रोकना है, उचित समय पर 
संविधान सभा को वुलाना सुनिश्चित वनाना है और सोवियतों की कांग्रेस 
द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू करना है, तो ऐसी 
सरकार का गठन ( जिसमें सोवियतों की सभी पार्टियां शामिल हों ) अ्रपरिहायें 
है... हम केंद्रीय समिति की उस घातक नीति के लिए जिम्मेदारी नहीं 
ले सकते, जो सर्वहारा वर्ग तथा सैनिकों के विशाल बहुमत की मर्जी के 
ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। ये सबंहारा और सैनिक इस बात के लिए 
उत्सुक हैं कि विभिन्न जनवादी राजनीतिक पार्टियों के बीच ख.रेजी जल्द 
से जल्द बंद हो... हम केंद्रीय समिति के सदस्यों के रूप में अपने पद 
को तिलांजलि देते हैं, ताकि हम मजदूर तथा सैनिक जन-समुदायों के सामने 
अपनी राय को खुल्लमखुल्ला ज़ाहिर कर सकें। त्त 

हम जीत की घड़ी में केंद्रीय समिति को छोड़ स्हे हैं; ऐसे वक्‍त, 
जव कि केंद्रीय समिति के मुखियों की नीति हमें विजय के परिणामों को 
हानि तथा सर्वहारा के दमन की झोर ले जा रही हैं हम चुपचाप हाथ पर 


हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते... 


मजदूर जन-समुदायों में, गैरिसन के सिपाहियों में खलबली मच गई. 
और वे अपने शिष्टमंडलों को स्मोल्ती में और नई सरकार की स्थापना के 
23-2360 ३५३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


लिए होनेवाले सम्मेलन में भेजने लगे, जहां बोल्शेविकों की पांतों के टूटने 
से बेहद ख्‌शी फैल गई। 

परंतु लेनिनपंथियों ने क्षण भर भी विलंब किये विना मुंहतोड़ उत्तर 
दिया । श्ल्याप्िकोव और तेग्नोदोरोविच पार्टी-अनुशासन के सम्मुख झुकते हुए 
अपने पदों पर वापिस चले गये। त्से-ई-काह के अध्यक्ष के रूप में कामेनेव 
के अधिकार छीन लिए गये और उनके स्थान पर स्वेर्दलोव चुने गये। 
ज़िनोव्येव को पेत्नोग्राद सोवियत के श्रध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सात 
तारीख की सुवह्‌ ' प्राव्दा' में रुस की जनता के नाम एक प्रचंड घोपणा 
छपी , जिसे लेनिन ने स्वयं लिखा था और जिसे लाखों प्रतियों में छाप 
कर सभी जगह दीवारों पर चिपका दिया गया और देश भर में फैलाया गया।* 


सोवियतों की दूसरी श्रखिल रुसी कांग्रेस में वोल्शेविक पार्टी का बहुमत ' 
स्थापित हुआ। इसलिए इस पार्टी द्वारा बनायी गयी सरकार ही सोवियत 
सरकार हो सकती है। यह सर्वबिदित है कि नयी सरकार की स्थापना 
के तथा सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस के सम्मुख नयी सरकार की 
सदस्य-सूची पेश करने से चंद घंटे पहले बोल्शेबिक पार्टी की केंद्रीय समिति 
ने वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारो दल के तीन सर्वंप्रमुख सदस्यों, साथी 
कम्कोव , साथी स्पीरो तथा साथी करेलिन को अपनी बैठक में आमंत्रित 
किया और उनसे नयी सरकार में भाग लेने का निवेदन किया। हमें बेहद 
भ्रफसोस है कि आमंत्रित साथियों ने इनकार कर दिया। हम समझते ह 
कि क्रांतिकारियों और मजदूर वर्ग के . हिमायतियों के लिए यह इनकार 
अस्वीकायं है। हम किसी भी वकत वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों को 
मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार है, परंतु हम घोषणा करते है 


"इशारा उस अपील की ओर है 7 जिसे लेनिन ने १८-१६ नवम्ब% 
154१७ को लिखा था और ' प्राव्दा' ने २० नवम्बर को प्रकाशित किया था। 
अपील ' रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी ( बोल्शेविक) की केन्द्रीय 
समिति की ओर से पार्टी के सभी सदस्यों तथा रूस के सभी मेहनतकश 
वर्गों के नाम! शीर्षक से प्रकाशित ,की गई थी। - सं० 


३५४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कि सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस के बहुमत की पार्टी होने के : 
नाते हम सरकार बनाने .के लिए जनता के सामने श्रधिकारसंपन्न हैं और 
कतंव्यवद्ध हैं... 

**« साथियो! हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति के तथा जन-कमिसार 
परिषद्‌ के कई सदस्यों ने, कामेनेव , जिनोव्येव , नोगीन , रीकोव , मिल्यूतिन 
तथा कतिपय और व्यक्तियों ने कल , १७ नवंबर को, हमारी पार्टी की केंद्रीय 
समिति का परित्याग किया और अंतिम तीन ने जन-कमिसार परिषद्‌ का 
परित्याग किया... ' 

___ हमारा साथ छोड़ने वाले इन साथियों ने भगोड़ों की तरह काम किया 
है, क्‍योंकि उन्होंने, जो पद उन्हें सौंपे गये थे, उन्हें ही नहीं छोड़ा है, 
वरन्‌ उन्होंने हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति के इस प्रत्यक्ष निर्देश का भी 
उल्लंघन किया है कि वे पदत्याग करने से पहले पेत्नोग्राद तथा मास्को के 
पार्टी-संगठनों के निर्णयों की प्रतीक्षा करें। हम इस भगोड़ेपन की निर्णायक 
रूप से निंदा करते हैं। हमें इस वात का दृढ़ विश्वास है कि हमारी पार्टी 
में शामिल या उससे हमदर्दी रखने वाले सभी चेतन मज़दूर, सिपाही और 
किसान इन भगोड़ों के रवैये की निंदा करेंगे... 

याद रखिये, साथियो, कि पेत्नोग्राद में विद्रोह होने से पहले ही इन 
भगोड़ों में से दो, कामेनेव ग्रौर जिनोव्येव, २३ अक्तूबर, १६१७ को हुई 
केंद्रीय समिति की निर्णायक बैठक में विद्रोह के ख़िलाफ़ वोट देकर, भगोड़ों 
और हड़ताल-तोड़कों के रूप में प्रगट हुए थे, आर केन्द्रीय समिति द्वारा 
प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के बाद भी उन्होंने पार्टी-कार्यकर्ताग्रों के सामने 
अपना आंदोलन जारी रखा... परंतु जन-साधारण की प्रचंड गति के सम्मुख 
तथा मास्को में, पेत्रोग्राद में, मोर्चे पर, खाइयों में, गांवों में लाखों-लाख 
मजदूरों , सिपाहियों और किसानों के महात्‌ शौर्यं झौर पराक्रम के सम्मुख 
ये भगोड़े इस तरह तितर-बितर हो गये, जैसे रेल-गाड़ी के सामने लकड़ी 
का बुरादा तितर-वितर हो जाता है... ps 

जिन लोगों में निष्ठा नहीं है, जिनमें दुविधा और हिचकिचाहट है, 
जो अपने को पूंजीपति वर्ग द्वारा भयभीत होने देते हैँ, या जो इस वर्ग 
के खुले या छिपे साथी-संघातियों की चीखयुकार के सामने शुक जाते हैं, 

३५५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


उन्हें लानत है! पेत्नोग्राद, मास्को और शेष रूस के जन-साधारण में नास 
को भी हिचकिचाहट नहीं है... 

` .. हम बुद्धिजीवियों के उन छोटे छोटे दलों के अल्टीमेटमों के सामने 
नहीं झुकेंगे, जिनके पीछे जन-साधारण नहीं हैं श्लौर जिनका समर्थन वस्तुतः 
कोर्नीलोवपंथी , साविंकोवपंथी , युंकर इत्यादि ही करते हैं... 


समूचे देश ने इस घोषणा का जो प्रत्युत्तर दिया, वह गर्म हवा के 
एक तेज़ झोके की तरह था। विद्रोहियों को “मज़दूर तथा सैनिक जन- 
समुदायों के सामने खुल्लमखुल्ला श्रपनी राय जाहिर करने” का मोका कभी 
भी न मिल सका। “भगोड़ों” के प्रति जनता के प्रचंड क्रोध की उत्ताल 
तरंग त्से-ई-काह के चारों ओर उफन उठी। कई कई दिन तक स्मोल्नी 
में मोर्चे से, वोल्गा प्रदेश से, पेत्रोग्राद के कारखानो से आने वाले रुद्ध 
शिष्टमंडलों रौर समितियों की भीड़ लगी रही। “ सरकार छोड़ने की उनकी 
जुरंत कैसे हुई? बया पूंजीपति वर्ग ने क्रांति का नाश करने के लिए उन्हें 
घूस दी थी? उन्हें वापिस लौटना होगा शौर केंद्रीय समिति के फैसलों को 
मानना होगा!” 

केवल पेत्नोग्राद की गैरिसन भ्रभी भी दुविधा में पड़ी हुई थी। २४ 
नवम्बर को सिपाहियों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें सभी राजनीतिक 
पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाषण दिये। लेनिन की नीति का विशाल वहुमत 
से समर्थन किया गया और वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों से कहा गया 
कि उन्हें मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होना चाहिए... ° 

मेन्शेविकों ने श्राखिरी चुनौती देते हुए मांग को कि सभी मंत्रियों और 
युंकरों को रिहा किया जाये, सभी भ्रखवारों को पूरी ्राज्जादी दी जाये, 
लाल गाडों के हथियार रखवा लिये जायें और गैरिसन की कमान दूमा के 
सुपुदे की जाये। स्मोल्नी ने जवाब दिया कि सभी समाजवादी मंत्री और 
इने-गिने लोगों को छोड़ कर वाक़ी सभी युंकर पहले ही छोड़ दिये गये 
है, कि पूंजीवादी श्रद्वारों को छोड़ कर वाकी सभी अखबारों को ्ाज़ादी 
हासिल है, कि सेना की कमान सोवियत के हाथ में ही रहेगी... १९ ' 
तारीख़ को नई सरकार की स्थापना के लिए होने वाला सम्मेलन छिन्त- 


३५६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भिन्न हो गया और विरोध-पक्ष के नेता एक एक करके मोगिल्योव खिसक 
गये, जहां जनरल स्टाफ़ की छत्रछाया में वे आखिरी दम तक एक सरकार 
के वाद दूसरी सरकार बनाते रहे... 

इस बीच वोल्शेविक विक्‍्जेल के प्रभाव की जड़ काट रहे थे। पेत्रोग्राद 
सोवियत ने सभी रेल मज़्दूरों से श्रपील की कि वे विक्जेल को अपने 
अधिकारों का समपंण करने के लिए मजबूर करें। १५ तारीख को त्से-ई-काह 
ने किसानों के मामले में ग्रपनी कार्य-पद्धति को दोहराते हुए पहली दिसंवर 
के लिए रेल मजदूरों की एक ग्रखिल रूसी कांग्रेस बुलाई। विक्जेल ने तुरंत 
अपनी श्रलग कांग्रेस दो हफ्ते वाद के लिए वुलाई। १६ नवम्बर को विक्जेल 
के सदस्यों ने त्से-ई-काह में भ्रपने स्थानों को ग्रहण किया। २ दिसंबर की 
रात को श्रखिल रूसी रेल मजदूर कांग्रेस के उद्घाटन-प्रधिवेशन में त्से-ई-काह 
ने औपचारिक रूप से रेल-परिवहन मंत्री का पद विकेल को देने का प्रस्ताव 
किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया... 

सत्ता का प्रश्‍न निपटा लेने के वाद बोल्शेबिकों ने व्यावहारिक प्रशासन 
की समस्याओं पर ध्यान दिया। सबसे पहले नगर का, देश का, सेना 
का पेट भरना था। मल्लाहों ग्रौर लाल गार्डो के दस्तों ने गोदामों, रेलवे- 
स्टेशनों के माल-घरों, यहां तक कि नहरों के बजडों की तलाशियां, लीं, 
चोरवाज्जारियों के हज़ारों पुद * अनाज का पता लगाया और उसे जब्त कर 
लिया। प्रांतों में दूत भेजे गये, जहां उन्होंने भूमि समितियों की सहायता 
से बड़े बड़े ग्राढतियों के गोदामों पर क्रव्ज्ञा कर लिया। हथियारों से अच्छी 
' तरह लैस मल्लाहों के दल, पांच पांच हज़ार की टोलियों में, दक्षिण की 
और साइबेरिया की श्रोर भेजे गये और इन घुमन्तू दलों को आदेश 
दिया गया कि जो शहर अभी भी सफ़ेद गाडों के हाथ में हैँ, वे उन पर 
क़ब्जा कर लें, वहां सुव्यवस्था स्थापित करें और खाद्य संग्रह करें। साइ- 
बेरिया-पार रेलवे लाइन पर सवारी गाड़ियां दो हफ्ते के लिए बंद कर दी 
गईं और कारखाना समितियों द्वारा जुटाई गई कपड़े की गांठों और लोहे 
की छड़ों से लदी तेरह गाड़ियां, जिनमें हर गाड़ी एक कमिसार के जिम्मे 
की गई, साइवेरियाई किसानों के साथ अनाज और आलू के बदले कपडे 


* एक पूद ३६ पौंड के वराबर होता है। - सं० 
३५७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


और लोहे का विनिमय करने की गरज़ से प्रव की ओर भेजी गई.. 

इंधन की समस्या विकट हो गई, क्योंकि दोन प्रदेश की कोयला-, 
खानें कलेदिन के हाथ में थीं। स्मोल्नी ने थियेटरों, दुकानों और रेस्तोरानों 
की बिजली काट दी, ट्राम-गाड़ियों की संख्या घटा दी और टाल वालों की 
निजी लकड़ी की टालों को जब्त कर लिया... जव कोयले के अभाव में 
पेत्रोग्राद के कारखाने वंद होने वाले थे, बाल्टिक बेड़े के मल्लाहों ने .अपने 
जंगी जहाज़ों की कोयला-कोठरियों से दो लाख पुद कोयला निकाल कर 
मजदूरो के हवाले कर दिया... 

नवंबर के अंत में “ शरावियों के दंगे-फ़साद ” ?- शराब के तहखानों 
का लूटा जाना - शुरू हुए। सबसे पहले शिशिर प्रासाद के तहखाने लूटे गये। 
सड़कों पर कई दिन तक शराव में धुत्त सिपाही घूमते रहे... इन दंगों में 
्रत्यक्षतः प्रतिक्रांतिकारियों का हाथ था, जिन्होंने रेजीमेंटों में शराब के 
गोदामों का पता देने वाले नक्शे बंटवाये थे। स्मोल्नी के कमिसारों ने पहले 
तो समझाने-वुझाने श्रौर मनाने की कोशिश की, लेकिन जव इससे बढ़ती 
हुई अव्यवस्था की रोकथाम न हो सकी, सिपाहियों और लाल गार्डो के वीच 
जम कर लड़ाइयां हुई... ग्राखिरकार सैनिक क्रांतिकारी समिति ने 
मशीनगनों से लैस मल्लाहों के दस्तों को भेजा, जिन्होंने विना रू-रियायत 
किये दंगाइयों पर गोली चलाई और बहुतों का सफ़ाया कर दिया। 
कार्यकारी आदेश के अनुसार फरसा-कुदाल लिए दलों ने शराव के तहखानों 
पर धावा वोला और बोतलों को चकनाचूर कर दिया, या उन्हें डाइनामाइट 
से उड़ा (दिया. . . व 

पुरानी मिलिशिया की. जगह लाल गाडों की टुकड़ियां , जिनमें भ्रच्छा 
अगाच दा और जिन्हें अच्छो तनखाहें दी जाती थीं, वाई-सोंवियतों के 
हा दफ्तरों के सामने रात-दिन पह्रा दे रही थीं। शहर की सभी बस्तियों 
में छोटे-मोटे अपराधों का मुकाबला करने के लिए मज़दूरों और सैनिकों 
हारा निर्वाचित त्रांतिकारो न्यायाधिकरण स्थापित किये गये . . . 

बड़ें बड़े होटल, जहां सट्टेवाजों का रोज़गार ग्रभी भी चमका हुआ 


था, लाल गार्डो द्वारा घेर लिए गये और सट्टेबाज़ों को जेल में डाल दिया 
गया... ९ 


३५८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सजग श्रौर संदेहपूर्ण, नगर के मजदूर वर्ग ने अपने को एक वृहत्‌ 
गुप्तचर-व्यवस्था के रूप में संगठित किया, जो नौकरों के ज़रिये पूंजीवादी 
परिवारों का भेद लेती और जो भी ख़बरें मिलतीं, उनकी रिपोर्ट सैनिक 
क्रांतिकारी समिति को देती। समिति ने तावड़तोड़ घन की चोट पर चोट 
की। इसी प्रकार उस राजतंत्रवादी षड्यंत्र का पता लगा, जिसके नेता 
भूतपूर्व दूमा-सदस्य पुरिश्केविच और नवावज़ादों और भ्रफसरो का एक दल 
था, जिन्होंने श्रफ्सरों की वग़ावत की एक योजना वनाई थी और कलेदिन 
को पेत्नोग्राद आने का न्योता देते हुए एक चिट्ठी लिखी थी... इसी प्रकार 
पेन्नोग्राद के केडेटो के पड्यंत्र का पता लगा, जो कलेदिन को रुपया-पैसा 
और नये रंगरूट भेज रहे थे। 

नेरातोव के भागने से जनता के अंदर जो गुस्सा भड़क उठा था, उससे 
घबरा कर वह लौट आये और उन्होंने गुप्त संधियों को व्रोत्स्की के हवाले 
कर दिया । त्रोत्स्की नें उन्हें संसार को स्तंभित करते हुए प्राव्दा ' में छापना 


शुरू कर दिया... ! 
एक श्राज्ञप्ति द्वारा विज्ञापनों पर आधिकारिक सरकारी समाचारपत्र 


की इजारेदारी क़ायम करके समाचारपत्नों पर एक नया प्रतिबंध लगा दिया 
गया । !0 इस पर दूसरे सभी समाचारपत्रों ने प्रतिवादःस्वरूप प्रकाशन' स्थगित 
कर दिया अथवा उन्होंने कानून का उल्लंघन किया झर .उच्हेँ वंद कर 
दिया गया... तीन सप्ताह वाद ही कहीं जाकर उन्होंने ग्रंततोगत्वा आज्ञप्त 


5 हडताल श्रभो भी जारी थी, पुराने अधिकारियों का 
तोड-फोड अभी भी जारी था, सामान्य आर्थिक जीवन अभी भी ठप था। 
स्मोल्नी कके पीछे विशाल असंगठित जन-समुदायों का ही संकल्प था; जन- 
कमिसार परिपद्‌ उन्हीं से मतलव रखती थी और अपने शत्रुओं के खिलाफ 
जन-संघर्ष का निर्देशन करती थी।  सीधे-सादे शब्दों में लिखी गई और समूने 
रूस में फैलाई गई, अभिव्यंजनापूर्ण घोषणाओं “ में लेनिन ने क्रांति का 
तात्प समझाया, जनता से आग्रह” किया कि वह सत्ता अपने हाथ में ले १ 
मिल्की वर्गों के प्रतिरोध को बलपूर्वक चूर चूर कर दे और सरकारो संस्थानों 
पर वलपुर्वक अ्रधिकार स्थापित करे। क्रांतिकारी त. कतिका 
अनशासन ! कड़ा हिसाव भौर कठोर नियंत्रण 1 हड़तालें ख़त्म हों! 
मटरगश्ती बंद हो! १ 

३५९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ Le 


२० नवंवर को सैनिक क्रांतिकारी समिति ने चेतावनी दी: 


धनी वर्ग सोवियतों की सत्ता का-मज़दूरों, सिपाहियों और 
किसानों की सरकार का -विरोध करते हूँ। उनके हमदर्द सरकार तथा दरमा 
के कर्मचारियों के काम को ठप करते हैं, वैंकों में हइताल भड़काते हैं, 
रेल-परिवहन तथा डाक-तार संचार में वाधा डालने की कोशिश करते दावत 
हम उन्हें चेतावनी देते हें कि वे ग्राग की लपटों के साथ खेल रहे हें। 
देश तथा सेना के लिए भ्रकाल का खतरा पैदा हो गया है। उसका मुक्कावला 
करने के लिए सभी सेवाश्नों का नियमित रूप से काम करना ज़रूरी है। 
देश तथा सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए 
मज़दूरों और किसानों की सरकार सभी उपाय कर रही है। इन उपायों 
का विरोध जनता के प्रति एक अपराध है। हम धनी वर्गों और उनके 
हमदर्दो को चेतावनी देते हैं कि वे अगर अपने तोड़-फोड़ को और खाद्य- 
परिवहन के ठप करने के अपने उकसावे को वंद नहीं करते, तो सबसे पहले 
उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। उनसे रोटी पाने का हक़ छीन लिया जायेगा। 
उनके पास जो रिज़र्व सप्लाई है, वह उनसे ले ली जायेगी। प्रमुख 
भ्रपराधियों की सम्पत्ति जञब्त कर ली जायेगी । 
र जो लोग याग की लपटों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें ्ागाह करके 
हमने अपना फ़्जे दा किया है। 
हमें यक्रीन है कि अगर 


ह निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी हुआ, तो 
हमें सभी मजदूरों २ , सिपाहियों 


श्रौर किसोनों का ठोस समर्थत्र मिलेगा। 


२२ नवंबर को शहर की दीवारों पर सभी जगह एक पर्चा, 
5 ) 
असाधारण सूचना”, चिपकाया गया: 


जन-कमिसार परिपद्‌ 
तार मिला है... 

“अव और देर हरि 
मत दीजिये। उत्तरी मोचे 
दुकडा भी नहीं मिला है 


३६० 


को उत्तरी मोर्चे के सैनिक स्टाफ़ का एक ज़रूरी 
ग नहीं होनी चाहिये; सेना को भूखों मरने 


की सेनाग्रों को झाज कई दिनों से रोटी का एक 
भौर दो-तीन दिन के अ्रंदर उनके पास सूखी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


डबलरोटी भी नहीं रह जायेगी, जो उन्हें रिजर्व सप्लाई से, जिसमें भी 
तक हाथ नहीं लगाया गया था, थोड़ा-धोड़ा कर दी जा रही है... मोर्चे 
के सभी भागों के प्रतिनिधि ग्रभी से कह रहे हैं कि सेना के एक हिस्से को 
मोर्चे से पीछे ले जाना जरूरी हो गया है; वे यह पहले से ही देख रहे 
हैं कि अगले चंद दिनों में भूखों मरते, खाइयों में तीन साल की लड़ाई से 
तवाह , फटेहाल , नंगेपैर और बीमार , श्रमानवीय कष्टों से विभ्रांत सिपाहियों 
की ज़ोरों की भगदड़ शुरू हो जायेगी।” 
सैनिक क्रांतिकारी समिति इस वात की ओर पेत्नोग्राद की गैरिसन 
ओर पेत्नोग्राद के मज़दूरों का ध्यान दिलाती है। मोर्चे की परिस्थिति जरूरी 
से ज़रूरी और निर्णायक से निर्णायक कार्रवाइयों की मांग करती है... 
इधर सरकारी संस्थानों, बैंकों, रेलों, डाक और तार के ऊपर के कर्मचारी 
हड़ताल पर है और मोर्चे पर रसद-पानी पहुंचाने के सरकार के काम में 
रुकावट डाल रहे हैं... हर घंटे की देर का मतलव हो सकता है हजारों 
सिपाहियों की ज़िंदगियों से हाथ धोना। प्रतिक्रांतिकारी कर्मचारी मोर्चे के 
अपने भूखों मरते हुए भाइयों के प्रति भ्रपराधी हैं, ऐसे अपराधी , जिनमें 
बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है। 
सैनिक क्रांतिकारी समिति इन अपराधियों को अंतिम चेतावनी देती 
है। उनके द्वारा तनिक भी प्रतिरोध अथवा विरोध होने की सुरत में, उनके 
खिलाफ जो कारंवाइयां की जायेंगी, वे उतनी ही कठोर होंगी, जितना 


= 


कि उनका अपराध गंभीर है... 

्राम मजदूरों और सिपाहियों में भयंकर प्रतिक्रिया हुई - उनमें प्रचंड 
क्रोध की एक लहर उठी, जो बड़ी तेज़ी से समूचे रूस में पौल गई। 
राजधानी में सरकारी ग्रहलकारों गौर बैंक-कमंचारियों ने, प्रतिवाद करते 
हुए, अपना बचाव करते हुए सैकड़ों घोषणायें और झपीलें ¦ निकाली , जिनमें 
से एक यहां दी जाती हैं 


सभी नागरिकों की सूचना के लिए 
राजकीय बैंक बंद है! क्यों बंद है? 


(| 


A 


क्योंकि राजकीय बैंक के खिलाफ़ बोल्शेविकों की हिंसा ने हमारे लिए 
काम करना असंभव बना दिया है। जनःकमिसारों ने पहला काम यह 
किया कि एक करोड़ रूबल की मांग की और २७ नवंबर को उन्होंने 


३६१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


छाई करोड़ रूबल की मांग की, विना यह जताये कि इस पैसे को किस 
तरह खरचं किया जायेगा । 

...हम कर्मचारी जनता की सम्पत्ति की लूट-खसोट में हिस्सा नहीं 
ले सकते । हमने काम बंद कर दिया। 

नागरिको ! राजकीय बैंक का रुपया आपका रुपया है, जनता का 
रुपया है, वह आपकी मेहनत की, आपके खू न-पसीने की कमाई है। 
नागरिको! जनता की सम्पत्ति को लूट-खसोट से और हमें हिंसा से वत्ताइये , 
आर हम तुरंत काम पर वापिस चले जायेंगे। 

राजकीय वैंक के कर्मचारी 


खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विशेष संभरण समित्ति ने इस आशय 
की घोषणाये निकालीं कि सैनिक क्रांतिकारी समिति ने कर्मचारियों के लिए 
काम करना श्रसंभव वना दिया है, उन्होंने जनता से ग्रपील की कि स्मोल्नी 
के खिलाफ़ उनकी हिमायत करे... परंतु ममाज पर हावी मजदूर ग्रौर 
सिपाही ने उनकी वात पर विश्वास नहीं किया। जनता के मन में यह 
वात मञ्रदूती के साथ बैठ गई थी कि ये कर्मचारी तोइ-फ़ोड़ कर रहे हैं, 
सेना को भूखों मार रहे हैँ, जनता को भूखों मार रहे है... रोटी के लिए 
लंबी लंबी लाइनों में, जो पहले की ही तरह वर्फ़ीली सड़कों पर लगी हुई 
थीं, सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा रहा था, जैसा कि केरेन्स्की 
के ज़माने में हुआ करता था, वरन्‌ चिनोब्निकों को, तोइ-फोड़ करने वाले 
कर्मचारियों को दोषी ठहराया जा रहा था ; क्योंकि यह सरकार उनको 
अपनी सरकार थी, सोवियतें उनको अपनी सोवियतें थीं और मंत्रालयों के 
कर्मचारी इस सत्ता के ख़िलाफ़ थे... 

दूमा श्रौर उसका जुझारू अंग, उद्धार समिति, इस सारे विरोध 
का केंद्र वनी हुई थी; बह जन-कमिसार परिषद्‌ की सभी ग्राज्ञप्तियों के 
रत प्रतिवाद प्रगट कर रही थी, सोवियत सरकार को मान्यता न देने 
के पक्ष में बारंबार मतदान कर रहो थी, भर मोगिल्योव में स्थापित नई 
प्रतिक्रांतिकारी “सरकारों” के साथ खुल्लमखुल्ला सहयोग कर रही थी... 
उदाहरण i १७ नवंवर को उद्धार समिति ने “सभी नगरपालिका- 
प्रशासनों , { और किसानों, मज्रदूरों, सिपाहियों तथा दूसरे 


३६२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


नागरिकों के सभी जनवादी तथा क्रांतिकारी संगठनों ” के नाम निम्नलिखित 
शब्दों में अपील जारी की: 


वोल्शेविकों की सरकार को न मानिपे श्रौर उसके खिलाफ़ संघपं 
कीजिये । 
देश तथा क्रांति की स्थानीय उद्धार समितियां स्थापित कीजिये, जो 
अखिल रूसी उद्धार समिति को उसके सम्मुख उपस्थित कार्यभारों को पूरा 
करने में मदद देने के लिए समस्त जनवादी शक्तियों को एकजुट करेंगी . . . 


इस वीच पेत्नोग्राद में संविधान सभा के लिए होने वाले चुनावों? 
में बोल्शेविकों का बहुमत स्थापित हो गया, जिससे मेन्शेविक- 
रतर्राष्ट्रीयतावादियों तक को कहना पड़ा कि दूमा का चुनाव फिर से 
होना चाहिए, क्योंकि वह अब पेत्नोग्राद की आवादी के राजनीतिक स्वरूप 
को प्रगट नहीं करती... इसके साथ ही मञ्रदूर-संगठनों , सैनिक टुकड़ियों , 
आस-पास के गांवों के किसानों तक ने दूमा के पास प्रस्ताव पर प्रस्ताव 
भेजने शरू कर दिये, जिनमें उन्होंने दूमा को “प्रतिक्रांतिकारी, 
कोर्नीलोवपंथी ” आदि कहते हुए मांग की. कि वह अपने को भंग करे। 
दूमा के अंतिम दिन, जव नगरपालिका कर्मचारी पर्याप्त निर्वाह-योग्य 
तनखाहो की मांग कर रहे थे और हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहेथे, 
बड़ी हलचल और उथल-पुथल के दिन थे... 

२३ तारीख को सैनिक क्रांतिकारी समिति की एक ब्रौपचारिक 
आज्ञप्ति द्वारा उद्धार समिति को भंग कर दिया गया। २९ तारीख कों जन- 
कमिसार परिषद्‌ नेः पेव्रोग्राद नगर दूमा को भंग करने और उसका फिर 


से चुनाव करने का आदेश दिया: 


इस बात को देखते हुए कि २ सितंबर को निर्वाचित पेत्नोग्राद की 
` चेत्नोग्राद की जनता के मिजाज ग्रौर उसकी झाकांक्षाम्रों के 
न रख पा कर, उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार 
, और इस बात को भी देखते हुए कि यद्यपि 
धिकारियों का कोई राजनीतिक समर्थन नहीं 
सिपाहियों और किसानों की इच्छा का _ 


३६३ 


केंद्रीय दूमा . . 
साथ बिल्कुल मेल 
निश्चित रूप से खो बैठी है. « 
दूमा में बहुमत रखने वाले ग्र 
रह गया है, वे मज़दूरों, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


प्रतिक्रांतिकारी प्रकार से प्रतिरोध करने के लिए और सरकार के सामान्य 

काम में तोड-फोड़ करने और अडचन डालने के लिए अभी भी अपने 

विशेपाधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, जन-कमिसार परिषद्‌ राजधानी की 

जनता को इसके लिए आमंत्रित करना अपना कतव्य समझती है कि वह 

नगरपालिका के शासन-निकाय की नीति के संबंध में अपना फैसला सुनाये। 
इस हेतु जन-कमिसार परिपद्‌ फ़ैसला करती है: 

(१) नगर दूमा विसर्जित की जाये। दूमा का विसर्जन ३० नवंबर 
१६१७ से लागू हो। 

(२) वर्तमान दूमा द्वारा निर्वाचित अथवा नियुक्त सभी कर्मचारी, 
जब तक कि नयी दूमा के प्रतिनिधि उनका स्थान ग्रहण न करें, अपने 
पदों पर क़ायम रहें और जो ज़िम्मेदारियां उन्हें सौंपी गयी हैं, उन्हें पूरी 
करते रहें। 

(३) नगरपालिका के सभी कर्मचारी अ्रपने कतंब्यों का पालन करते 
रहेंगे। जो कमंचारी अपनी इच्छा से काम छोड़ेंगे, उन्हें बर्खास्त समझा 
जायेगा । 

(४) पेत्रोग्राद की नगर दूमा के नये चुनावों के लिए & दिसंवर, 
१६१७ की तिथि निश्चित की जाती है... 

(५) पेतनोग्राद की नगर दूया ११ दिसंबर, १६१७ को दो बजे 
एकत्रित होगी। 

(६) जो लोग इस श्राज्ञप्ति का उल्लंघन करेंगे या जानबूझ कर 
नगरपालिका की सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेंगे , उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार कर 
लिया जायेगा श्रौर क्रांतिकारी न्यायाधिकरणों के सामने लाया जायेगा. . . 


इस आज्ञप्ति की परवाह न कर दमा की सभा की गयी रौर उसमें : 


इस आशय के प्रस्ताव पास किये गये कि दूमा “ अपने ख़ून के खिरी 
ह स की > करेगी ” और आवादी से लाचारी दर्जे 

लेकिन इस ग्रपील का कोई जप हम अक ण्या कक, 

CR र वावर पाई एम्स मर किये 
पळता पहार लन तथा कई दूमा-सदस्य गिरफ्तार किये 

द छोड़ दिये गये। उस दिन श्रौर उसके 

३६४ र 

| ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरे दिन दुमा की वैठक होती रही, हालांकि लाल गार्ड और मल्लाह 
अक्सर आकर उसमें बाधा डालते और बड़ी नर्मी से सभा को विंसर्जित 
करने का अनुरोध करते। २ दिसंवर की बैठक में जब एक सदस्य बोल रहे 
थे, कुछ मल्लाहों के साथ एक ग्रफ़सर ने निकोलाई हॉल में प्रवेश किया, 
सदस्यों को श्रादेश दिया कि वे चले जायें, नहीं तो उनके साथ ज़बरदस्ती 
की जायेगी। श्रंतिम क्षण तक प्रतिवाद करते हुए पर अन्ततः “हिंसा के 
सामने झुकते हुए ” उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। 

नयी दूमा, जो दस दिन बाद चुनी गयी और जिसके चुनावों में 
“ नरम ” समाजवादियों ने वोट देने से इनकार किया, प्रायः पूर्णतः बोल्शेविक 
थी... 

खतरनाक विरोध के अभी भी कई केन्द्र बाक़ी थे, जैसे उक्रइना ग्रौर 
फ़िनलैंड के “ जनतंत्र”, जो निश्चित रूप से सोवियत-विरोधी प्रवृत्तियां 
प्रगट कर रहे थे। हेल्सिंगफ़ोसं और कीयेव दोनों स्थानों में सरकारें भरोसे 
लायक़ सैनिकों को इकट्ठा कर रही थीं, और बोल्शेविजम को कुचलने तथा 
रूसी सैनिकों को निरस्त्र और निष्कासित करने की मुहिम शुरू कर रही 
थीं। उक्रइनी रादा ने पूरे दक्षिणी रूस की कमान अपने हाथ में ले ली 
थी और वह कलेदिन को कुमक श्रौर रसद-पानी भेज रही थी। फिनलैंड 
और उक्रइना दोनों की सरकारें जर्मनों के साथ. गुप्त वार्ता ग्रारंभ कर रही 
थीं; मित्र-राष्ट्रो की सरकारों ने उन्हें ग्रविलंव मान्यता प्रदान की, और 
सोवियत रूस पर आक्रमण के लिए प्रतिक्रांतिकारी केन्द्रों की स्थापना करने 
के निमित्त मिल्की वर्गो के साथ सांठ-गांठ कर वे उन्हें बड़ी बड़ी रक्कमे उधार 
दे रही थीं। झन्त में जब बोल्शेविकों ने “इन दोनों देशों को जीत लिया, 
पराजित पूंजीपति वर्ग ने उन्हें पुनः सत्तारूढ़ करने के लिए जमंनों को 
बुलाया: . . , 
परंतु सोवियत सरकार के लिए जो सबसे भयानक खतरा था, वह 
अन्दरूनी था और उसकी दो शक्लें थीं - कलेदिन आंदोलन और मोगिल्योव 
का सैनिक स्टाफ़, जहां जनरल दुख्रोतिन ने कमान अपने हाथ में ले लीथी । 

कज्जाको के ख़िलाफ़ जंग में “ सर्वविद्यमान” मुराव्योव को सेनापति 
नियक्त किया गया। कारखानों के मजदूरों को भर्ती कर लाल सेना का 
गठन किया गया। सैकड़ों प्रचारकों को दोन प्रदेश में भेजा गया। जन- 


३६५ 


, CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr  . 


कमिसार परिषद्‌ ने कज्जाकों के नाम एक घोषणा?” जारी की, जिसमें यह 
समझाया गया था कि सोवियत. सत्ता क्या चीज़ है और किस प्रकार मिल्की 
वर्ग, चिनोव्निक, ज़मींदार, बैंकर और उनके साथी-संघाती, कज्जाक 
नवावज्जादे , ज़मींदार और जनरल क्रांति को नष्ट करने की और जनता 
द्वारा अपनी जायदाद की ज़ब्ती को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 

२७ नवंबर को कज्जाकों का एक शिष्टमंडल त्रोत्स्की रौर लेनिन से 
मुलाक़ात करने स्मोल्नी ग्राया । उन्होंने पूछा कि क्‍या यह सच है कि 
सोवियत सरकार कज्ज्ञाक ज़मीनों को रूस के किसानों के बीच बांटने का 
इरादा रखती है? “नहीं,” त्रोत्स्की ने उत्तर दिया। कज़्जाकों ने 
थोड़ी देर विचार करने के वाद फिर पूछा, “अच्छी बात है, लेकिन क्या 
सोवियत सरकार बड़े बड़े कज्जाक ज़मींदारों की रियासती ज़मीनों को जब्त 
करने और उन्हें मेहनतकश कज्जाकों के बीच बांटने का इरादा रखती है?” 
इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए लेनिन ने कहा, “यह फैसला आपको ही करना 
है। मेहनतकश कज्ज़ाक जो भी क़दम उठाते हूँ, हम उसका समर्थन 
करेंगे... शुरू में सबसे अच्छी बात होगी कज्झाक सोवियतों की स्थापना 
करना। आपको त्से-ई-काह में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा आर फिर यह 
सरकार झापकी भी सरकार बन जायेगी...” 

सोच-विचार में पड़े कज्ज्ञाक वहां से चले गये। दो हफ्ते बाद जनरल 
कलेदिन से मिलने के लिए उनके सैनिकों का एक शिष्टमंडल झ्राया। उन्होंने 
कलेदिन से पूछा, “कया झाप करज़ाक ज़मींदारों की वडी बड़ी रियासतों 
का महनतकश कज्जञाकों के बीच बांटने का वादा करेंगे?” 

“मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता !” कलेदिन ने तड़ाक से उत्तर 
दिया । एक महीना बाद यह पा कर कि उनकी सेना उनके देखते देखते 
काफूर हो गई, कलेदिन ने तमंचे की नली माथे से लगा कर घोड़ा दबा 
दिया। कज्जाक आन्दोलन समाप्त हो गया. . 


उधर मोगिल्योव में पुरानी त्से-ई-काह के सदस्यों, अव्क्सेन्त्येव से लेकर 


चेर्नोव तक “नरम” समाजवादी नेतारो पुरानी सैनिक समितियों के सक्रिय 
अध्यक्षों तथा प्रतित्रियावादी अफ़सरो का भारी जमावड़ा हुआ था। सैनिक 


स्टाफ ने जन-कमिसार परिषद्‌ को मान्यता देते से बराबर इनकार किया। 
३६६ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Sos 


उसने अपने गिर्द शहीदी टुकड़ियों, सेंट जाज के शूरवीरों और मोर्चे के 
कज़्ज़ाकों को एकजुट किया था और वह मित्र-राष्ट्रो के सैनिक अटैचियों 
के साथ तथा कलेदिन के आंदोलन के और उक्रइनी रादा के साथ घनिष्ठ 
तथा गुप्त रूप से संपर्क बनाये हुए था... 

आठवीं नवंबर की शांति-आज्ञप्ति का, जिसमें सोवियतों की कांग्रेस ' 
द्वारा सामान्य युद्ध-विराम का प्रस्ताव. पेश किया गया था, मित्र-राष्ट्रों की 
सरकारों ने कोई उत्तर नहीं दिया। 

२० नवंबर को त्रोत्स्की ने इन राष्ट्रों के राजदूतों को एक पत्र भेजा: 


राजदूत महोदय, मुझे आपको यह सूचना देने का सम्मान प्राप्त है 
कि... सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस ने ८ नवंबर को जन-कमिसार 
परिषद्‌ के रूप में रूसी जनतंत्र की एक नयी सरकार का गठन किया। इस 
सरकार के अध्यक्ष ' व्लादीमिर इल्यीच लेनिन हैं। विदेशी मामलों के 
जन-कमिसार के रूप में विदेशी मामलों का निर्देशन मुझे सोपा 
गया हे... 

युद्ध-विराम तथा संयोजनों और हरजानों के बगैर तथा जातियों के 
ग्रात्मनिर्णय के अधिकार पर आधारित एक जनवादी शांति-संधि के लिए 
अखिल रूसी कांग्रेस हारा अनुमोदित प्रस्ताव के मजमून की ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे आप से यह अनुरोध करने का सम्मान प्राप्त 
है कि आप इस दस्तावेज़ को सभी मोर्चो पर अरविलंर्ब युद्ध-विराम तथा 
अविलंब शांति-वार्ता शुरू करने के एक औपचारिक प्रस्ताव के रूप में 
ग्रहण करें, जिस प्रस्ताव को रूसी जनतंत्र की भ्रधिकृत सरकार एक 
साथ सभी युद्धरत जनों गौर उनकी. सरकारों के सामने उपस्थित 
करती है। हु 
राजदूत महोदय , कृपया अपनी जनता के प्रति सोवियत सरकार के 
सम्मान के गंभीर आश्वासन को स्वीकार करें। इस बेमिसाल मार-काट से 
श्रांत-कलांत अन्य सभी जनों के समान ही आपकी जनता भी शांति की 
कामना किये बिना नहीं रह सकती... 


३६७ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र: 


उसी रात जन-कमिसार परिषद्‌ ने जनरल दुखोनिन को तार भेजा: 

- - - जन-कमिसार' परिषद्‌ यह ज़रूरी समझती है कि शत्रु तथा मित्र, 
सभी शक्तियों से अविलंव युद्ध-विराम का औपचारिक रूप से प्रस्ताव किया 
जाये । विदेशी मामलों के कमिसार ने पेत्नोग्राद में मित्र-शक्तियों के प्रतिनिधियों 
के पास इस निर्णय के अनुरूप एक घोषणा भेजी है। 

नागरिक सेनापति, जन-कमिसार परिषद्‌ आपको आदेश देती है... 


.कि आप शत्रु-पक्ष के सैनिक श्रधिकारियों से भ्रविलंव युद्ध वंद करने और 


शांति स्थापित करने के लिए वार्ता आरंभ करने का प्रस्ताव करें। इन 
प्रारंभिक वार्ताओं को चलाने का जिम्मा पको देते हुए, जन-कमिसार 
परिषद्‌ आपको आदेश देती है: 

(१) शदुसेनाञ्नों के प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक वार्ता चलाने 
के लिए जो भी क़दम उठाया जाये, उसकी परिपद्‌ को भ्रविलंत्र सीधे तार 
द्वारा सूचना दी जाये। 

(२) जन-कमिसार परिपद्‌ के श्रनुमोदन के विना युद्धविराम समझौते 
पर दस्तखत न किये जायें। 


मित्र-राष्ट्रो के राजदूतो ने त्रोत्स्की के पत्र का अवज्ञापूर्ण मौन से 


स्वागत किया, और साथ ही श्रख़वारों में वुग्ज ओर हिक़ारत से भरे ' 


गुमनाम इंटरव्यू भी प्रकाशित हुए। दुखोनिन को दिये जानेवाले आदेश को 
खुल्लमखुल्ला राजद्रोह कहा गया ... 

जहां तक दुखोनिन का संवंध है, ऐसा लगता था कि उनके कानों 
पर जूं भी नहीं रेंगी है। २२ नवंबर की -रात को उनसे टेलीफ़ोन पर 
वातचीत की गयी भ्रौर पूछा गया कि क्‍या वह उन्हें जो हुक्म दिया गया 
ज्र पी ने का इरादा 7: > ॐ = ¢ = 
न उसकी तामील करने का इरादा रखते हैं। दु्ोनिन ने कहा कि वह 
असमर्थ हैं। वह उसी सरकार के हुक्म की तामील कर सकते हूँ, जिसे 

सेना तथा देश का समर्थन प्राप्त हो।” 

इस पर उन्हें तुरंत मुख्य सेनापति के पद से बर्खास्त कर दिया गया 
श्रौर उनकी जगह क्रिलेंको को नियुक्त किया गया । जन-साधारण. से अपील 
करने की अपनी कार्यनीति के नुसार लेनिन ने सभी रेजीमेंटों, डिवीजनों 


३६५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


और कोरों की समितियों के नाम, सेना तथा नौसेना के सभी सिपाहियों 
और मल्लाहों के नाम एक रेडियो-संदेश भेजा, जिसके द्वारा उन्होंने उन्हें 
दुखोनिन के इनकार की सूचना दी और आदेश दिया कि “ मोर्चे की रेजीमेंटें 
शत्रु के दस्तों के. साथ बातचीत शुरू करने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनें . .. ” 

२३ तारीख को मित्र-राष्ट्रो के सैनिक भ्रटेचियों ने अपनी अपनी सरकार 
की हिदायत पर दुखोनिन के पास एक पत्र भेजा, जिसमें गंभीर चेतावनी 
दी गयी थी कि वहं “ एंटेंट की शक्तियों के बीच संपन्न संधियो की शर्तों 
का उल्लंघन न करें ”। पत्र में आगे कहा गया था कि अगर जर्मनी के 
साथ एक पृथक्‌ युद्ध-विराम समझौता संपन्न किया जाता है, तो उसका 
रूस के लिए “अत्यंत गंभीर परिणाम होगा ”। दुखोनिन ने तुरंत इस पत्र 
को सभी सैनिक समितियों के पास भेज दिया... 

दूसरे दिन सुबह त्रोत्स्की ने सैनिकों के नाम एक और झपील जारी 
की, जिसमें उन्होंने कहा कि मित्त-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का पत्र रूस के 
अंदरूनी मामलों में घोर हस्तक्षेप है और “रूसी सेना तथा रूसी जनता 
को जार द्वारा संपन्न संधियों का पालन कर लड़ाई जारी रखने के लिए 
धमकियों से मजबूर करने” की एक नंगी कोशिश भी है... 

स्मोल्नी ने घोषणा पर घोषणा जारी की, जिनमें दुखोनिन और 
उनके साथ के प्रतिक्रिमावादी झफ़सरों की लातत-मलामत की. गयी थी, 
सोगिल्योव में जुटे हुए प्रतिक्रियावादी राजनीतिज्ञों को म्राड़ें .हाथों लिया 
गया था गौर एक हजार मील में फैले हुए मोर्चे के एक सिरे ज्र 
सिरे तक लाखों क्रद्ध , संदेहपूर्ण सैनिकों को उभाड़ा गया था। इसके सा 
ही जोशीले रो के तीन दस्तों को साथ लेकर क्रिलेंकों प्रतिशोध की 
प्रचंड धमकियां देते हुए * स्ताब्का - सदर मुकाम - के लिए खाना हुए, और 
सभी जगह सिपाहियों ने बड़े उल्लास से उनका स्वागत किया। किलेंको 
की यह यात्रा एक विजय-यात्रा बन गयी। केंद्रीय सैनिक समिति ने दुखोनित 
के समर्थन में एक घोषणा जारी की, भौर फौरन दस हजार सिपाहियों 
ने मोगिल्योब पर चढ़ाई कर दी... 

२ दिसंबर को मोगिल्योव की गैरिसन ने बग्रावत की, शहर पर 
क़ब्जा कर लिया, दुखरोनिन और सैनिक समिति के सदस्यों को गिरफ्तार _ 
कर लिया और वह विजयी लाल पताका को फहराती हुई नये मुख्य सेनापति 


ढ 24-2360 ३६९ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


का स्वागत करने को निकल पड़ी। दूसरे दिन सुवह क्रिलेंको ने मोगिल्योव 
में प्रवेश किया और देखा कि रेल-गाड़ी के जिस डिब्बे में दुखोनिन को 
बंद कर दिया गया था, उसके चारों ओर एक बौख़लायी हुई भीड़ जमा 
थी। क्रिलेंको ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सिपाहियों से अनुरोध 
किया कि वे दुखोनिन पर हाथ न छोड़ें, क्‍योंकि उन्हें पेत्रोग्राद ले जा कर 
क्रांतिकारी न्यायाधिकरण के सामने पेश करना है। मिलेंको के भाषण ख़त्म 
करते ही यकायक दुखोनिन खद खिड़की के सामने ग्रा गये, जैसे वह भीड़ 
के सामने बोलना चाहते हों। लोग वहशियाना जोश के साथ चिल्लाते हुए 
उनके डिब्बे की श्रोर वढे, बूढ़े जनरल के ऊपर टूट पड़े, उन्हें गाड़ी से 
बाहर निकाल लाये और वहीं प्लैटफ़ार्म पर मारते मारते उनका भुरकुस 
निकाल डाला... 

स्ताव्का का विद्रोह इस प्रकार समाप्त हुआ... 

रूस में विरोधी सैनिक शक्ति के अंतिम महत्त्वपुर्ण गढ़ के पतन 
से प्रचुर शक्ति ग्रजित कर, सोवियत सरकार ने विश्वासपूर्ण भाव से राज्य- 


प्रशासन का संगठन करना आरंभ किया। बहुत से पुराने राज्य-कर्मचारी 


उसके झंडे के नीचे ग्रा गये और दूसरी पार्टियों के बहुत से सदस्यों ने सरकारी 
पद ग्रहण किये। परंतु सरकारी कर्मचारियों की तनखाहों के बारे में जो 
राज्ञप्ति जारी की गयी, जिसके द्वारा जन-कमिसारों की तनख़ा हें - सबसे 
ऊंची तनख़ाहें-पांच सौ रूबल ( क़रीब पचास डालर ) माहवार मुक्करंर 
की गयीं , वह धन की ग्राकां्ा रखनेवालों के लिए एक अंकुश थी। यूनियनों 
की यूनियन के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी , 
वह्‌ टूट गयी; जो वित्तीय तथा वाणिज्यिक हल्के उसका समर्थन कर रहे थे, 


उन्होंने ञ्ल उससे अपना हाथ खींच लिया। बैंकों के क्लर्क काम पर वापिस चले 
झाये... 


बैंकों के राष्ट्रीयकरण की श्राज्ञप्ति, सर्वोच्च राष्ट्रीय भ्र्थ-परिषद्‌ की 
स्थापना, गांवों में भूमि-संबंधी आज्ञप्ति के व्यावहारिक क्रियान्वयन, सेना 
के जनवादी पुन:संगठन तथा जीवन तथा प्रशासन के सभी क्षेत्रों में व्यापक 
परिवर्तनों के साथ-इन सारे क़दमों के साथ, जो मजदूर , सैनिक और 
किसान जन-समुदायों के संकल्प की बदौलत ही कारगर तौरपर उठाये “जा सके - 


बहुत सी ग़लतियों आर विध्न-वाधाथ्रों के बीच सर्वहारा रूस को धीरे धीरे 
आकार दिया जाने लगा। 


३७० 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार किया - मिल्की वर्गों भ्रथवा त्य 
राजनीतिक नेताओं के साथ समझौता करके नहीं, पुरानी सरकारी मशीनरी 
को मना और राज़ी कर के नहीं, न ही एक छोटे से गुट को संगठित हिंसा 
ढ्वारा। अगर समूचे रूस में जन-साधारण विद्रोह के लिए तैयार न होते, 
तो यह विद्रोह कभी भी सफल नहीं हो सकता था। बोल्शेविकों की सफलता 
का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने जनता की गहनतमः श्रेणियों की सीधी- 
सादी और अत्यंत व्यापक इच्छाओओों को संपन्न किया , पुरातन को छिन्न-भिन्न 
तथा नष्ट-भ्रष्ट करने के काम के लिए उनका आह्वान किया और वाद में, 
गिरती दीवारों के धुस्स के बीच नवीन का ढांचा खड़ा करने में उनके साथ 
सहयोग किया... 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


| 
| 


बारहवां अध्याय 
किसानों की कांग्रेस 


१८ नवम्बर को मौसम की पहली बफ गिरी। सुबह जब हम उठे, 
हमने देखा खिड़कियों की सिलों पर सफ़ेद ढेर जमा थे और बर्फ 
के फूहे इस बुरी तरह झर रहे थे कि चार गज झागे देखना भी असंभव 
था। पिछले दिनों की कीचड़ ख़त्म ही गई थी, और जैसे पलक भांजते 
ही धुंधला धुंधला शहर सफ़ेद लक़दक़ चमकने लगा था। अपने रूईदार कपड़े 
पहने कोचवानों के सहित वग्धी-गाड्यां स्लेज-गाडियो में बदल गईं ौर 
ऊंची-नीची सड़कों पर बेतहाशा भागने लगीं-कोचवानों की दाढ़ियों में बर्फ़ 
जम गई थी ग्रौर वे कड़ी पड़ गई थीं... क्रांति के बावजूद , इस बात के 
बावजूद कि समूचे रूस ने एक अज्ञात तथा भयानक भविष्य में, जिसकी 
ओर ताकते भी सिर चकराता था , छलांग लगाई थी , शहर में बफ़ के गिरने 
से ख़ुशी की एक लहर दौड़ गई। जिसे देखो » उसके चेहरे पर मुस्कराहट 
थी। लोग ख्‌शी के मारे सड़कों पर दौड़ पड़े और हंसते-खिलखिलाते हाथ 
बढ़ा कर गिरती हुई वर्फ़ की नरम पंखुड़ियों को लोकने लगे। सारी धूसरता, 
मलिनता छिप गयी । केवल सुनहरी और रंग-विरंगी मीनारे और गुंबद सफ़ेद बर्फ़ 
के बीच से चमक रहे थे- उनकी विदेशीय चमक-दमक श्रौर भी बढ़ गई थी। 

ह को सुरज भी निकल झाया, मलिन रौर निस्तेज । बरसाती 
महीनों की सर्दी और गठिया ख़त्म हो गई, शहर की ज़िंदगी में एक नयी 
रौनक झा गई और खूद त्रांति की रफ़्तार तेज़ हो गई... 

३७२ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


एक शाम को मै स्मोल्ती भवन के सामने सड़क के दूसरी ओर एक 
त्राकतीर यानी एक तरह के ढाबे में बैठा था-नीची छत की एक शोरगुल 
वाली जगह, जिसे “टाम चाचा की कटिया” कहते थे और जहां लाल 
गार्ड अक्सर आते थे। इस समय भी वे वहां भरे हुए थे श्रौर छोटी छोटी 
मेज़ों के चारों श्रोर, जिन पर मैले मेजपोश पड़े थे और बड़ी बड़ी चीनी 
मिट्टी की चायदानियां रखी हुई थीं, भीड़ लगाये हुए थे। उनकी सिंगरेटों 
का गंदा धुआं वहां बुरी तरह भरा हुआ था। परेशान वेटर “ सिचास | 
सिचास ! अभी ! अभी ! मिनट भर में!” कहते हुए इधर-उधर दौड़ रहे थे। 

एक कोने में कप्तान की वर्दी में एक आदमी इस मजमे के सामने 
लेकचर झाड़ रहा था, लेकिन. लोग मिनट मिनट पर उसका मुंह पकड़ 
रहे थे। 

“तुम हत्यारों से कुछ कम थोड़े ही हो!” उसने चिल्ला कर कहा। 
“सड़कों पर अपने ही रूसी भाइयों पर गोली चलाते हो! ' 

“ हमने कब ऐसा किया?” एक मजदूर ने पूछा। 

“पिछले इतवार को किया, जब युंकरों ने...” 

“अच्छा तो क्या उन्होंने हमारे ऊपर गोली नहीं चलाई?” एक ग्रादमी 
ने सिलिंग में डाली हुई अपनी बांह दिखाते हुए कहा। “ यह देखिये , वे शैतान 
अपनी एक यादगार मेरे पास छोड़ गये है! 

कप्तान ने गला फाड़ कर चिल्लाते हुए कहा, “ आपको तटस्थ रहना 
चाहिये 'था ! आपको बहुर-सूरत तटस्थ रहना चाहिये था! क्रातूनी सरकार 
को उलटने वाले झाप कौन होते है? लेनिन कौन है? जमंनों का एक... 

“और आप कौन हैं? प्रतिक्रांतिकारी! उक्सावेबाजञ ! ” वे उसके 
ऊपर बरस पड़े। 

जब शोरगुल जरा कम हुमा और कप्तान की बात फिर सुनी जा 
सकती थी, उसने उठते हुए कहा, “अच्छी बात है! आप अपने को रूस 
की जनता कहते है, लेकिन आप रूस की जनता नहीं हैं। रूस की जनता 
किसान हैं। ज़रा ठहरिये, जब तक कि किसान...” s 

“हां, ठीक है,” उन्होंने तेज़ लहजे में जवाब दिया। ps 
और देखिये कि किसान क्या कहते हैं। किसान क्या कहेंगे, हम जानते है र 
क्या वे भी हमारी ही तरह मेहनत-मशबक़त करते वाले लोग नहीं है 

३७३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्ततोगत्वा सव कुछ किसानों पर ही निर्भर था । किसान राजनीतिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए ज़रूर थे, लेकिन उनके अपने खास ख्यालात थे और 
वे रूस को जनता के ८० प्रतिशत से भी अ्रधिक भाग थे। किसानों के 
बीच बोल्शेविको के अनुयायी अपेक्षाकृत कभ थे, और रूस में औद्योगिक 
मज़दूरों का स्थायी ग्रधिनायकत्व असंभव था... किसानों की परंपरागत 
पार्टी समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी थी; इस समय जितनी पार्टियां सोवियत 
सरकार का समर्थन कर रही थीं, उनमें वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी 
ही तर्कसंगत रूप से किसानों के नेतृत्व के उत्तराधिकारी थे, वे इस समय 
संगटित नगर-सर्वहारा की श्रनुकंपा पर जी रहे थे ग़ौर उन्हें किसानों के 
समर्थन की बेतरह जरूरत थी... 

इस बीच स्मोल्नी ने किसानों को भुलाया नहीं था। भूमि-आ्राज्ञप्ति 
के वाद नयी त्से-ई-काह ने जो सबसे पहले क़दम उठाये, उनमें किसानों की 
सोवियतों की कार्यकारिणी समिति की उपेक्षा कर किसानों की एक कांग्रेस 
बुलाना भी एक क़दम था। चंद रोज वाद बोलोस्त ( परगना ) की भूमि 
समितियों के लिए विस्तृत नियमावली जारी की गई, जिसके वाद लेनिन 
के किसानों के नाम पत्र! प्रकाशित किये गये, जिनमें सीधे-सादे शब्दों 
में बोल्शेविक क्रांति तथा नई सत्ता की व्याख्या की गई थी; १६ नवंबर 
को लेनिन और. मिल्यूतिन ने ' प्रांतो में भेजे जाने वाले दूतों को निर्देश ' 
प्रकाशित किया। सोवियत सरकार ने हज़ारों ऐसे दूतों को गांदों में भजा था। 


१. जिस प्रांत के लिए वह ग्रधिकृत है, वहां पहुंचने पर दूत को 
चाहिये कि वह मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों 


की कार्यकारिणी समिति कीः एक वैठक बुलाये, जिसमें वह कृषि-संबंधी 


क़ानून के संबंध में रिपोर्ट दे और फिर यह प्रस्ताव करे कि सोवियतों का 
एक पूर्ण सम्मिलित अधिवेशन बुलाया जाये. . 


२. उसके लिए आवश्यक है कि वह प्रांत में कृषि-समस्या के सभी 
पहलुओं का अध्ययन करे। 


eo ख की जमीतें ले ली गई हैं और भ्रगर ली गई है, 


(ख) उब्त की हुई जमीन का इ तैत प 
मालिक, अथवा भूमि समिति? इतज्ञाम कौन कर रहा है, भूतपूर्व 


३७४ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


। 
| 
| 
4 


(ग) खेती की मशीनों और मवेशियों के वारे में क्या किया गया है? 

३. क्‍या किसानों हारा जोती जाने वाली भूमि में बढ़ती हुई है? 

“४. इस समय जितनी भूमि जोती जा रही है, वह सरकार द्वारा 
निश्चित औसत न्यूनतम भूमि की मात्रा से कितनी कम या ज़्यादा है और 
किन मानों में भिन्न है? 

५. दूत को अवश्य ही इस वात का आग्रह करना चाहिए कि भूमि 
प्राप्त कर लेने के वाद किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वे जल्द से जल्द 
जोती जाने वाली भूमि में वृद्धि करें और अकाल से वचने के एकमात्र साधन 
के रूप में शहरों में जल्द से जल्द अनाज पहुंचायें। 

६. जमींदारों के हाथ से भूमि समितियों तथा सोवियतों दारा नियुक्त 
इस प्रकार के दूसरे निकायों के हाथों में भूमि के अन्तरण के लिये कौन 
सी कारंवाइयां की गयी है या करने की योजना वनाई गई है? 

७. यह वांछनीय है कि सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित ज़मींदारियों 
का प्रबंध. कुशल कृषि-विज्ञानियों की देख-रेख में सोवियतों द्वारा किया जाये, 
जिनमें उन ज़मींदारियों में नियमित रूप से मजदूरी करने वाले लोग शामिल हों। 


गांवों में सभी जगह जिंदगी उबाल खा रही थी, जिसका कारण 
भूमि-प्राज्ञप्ति का विद्युत-प्रभाव ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि हज़ारों 
ऋंतिकारी विचारों के किसान सैनिक मोर्चे से लौट रहे थे... इन भ्रादमियों 
ने किसानों की कांग्रेस बुलाये जाने का विशेष रूप से स्वागत किया। 

जिस प्रकार पुरानी त्से-ई-काह ने मजदूरों तथा सैनिकों की सोवियतों 
की दूसरी कांग्रेस को रोकने की कोशिश की थी, उसी प्रकार किसानों 
की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति ने स्मोल्ती द्वारा बुलायी जाने वाली 
किसान कांग्रेस को न होने देने के लिए बहुत हाथ-पैर मारा और पुरानी 
त्से-ई-क्ाह की ही तरह यह देख कर कि उसका विरोध व्यर्थं है, उसने 
बदहवास होकर तार पर तार भेजना शुरू किया , जिनमें यह प्राज्ञा की 
गयी थी कि अनुदार प्रतिनिधि ही चुने जायें। किसानों के बीच यह ख़बर 
तक फैला दी गई कि कांग्रेस मोगिल्योव में होगी, और कुछ प्रतिनिधि वहां 
पहुंच भी गये। परंतु २३ नवंबर तक क़रीब ४०० प्रतिनिधि पेत्नोग्राद में जुट 
गये थे और पार्टी की झन्तरंग सभायें शुरू हो गई थीं... 


३७५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Chto iT HSS ०७०००७० ol a 


कांग्रेस का पहला अधिवेशन दूमा भवन के अ्रलेक्सान्द्र हॉल में हुआ 
और पहले मतदान ने यह प्रगट कर दिया कि श्राधे से अ्रधिक प्रतिनिधि 
वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी थे, जबकि भात्र पांचवां भाग बोल्शेविकों 
के इशारे पर चलता था और चौथाई दक्षिणपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों 
के। शेष प्रतिनिधि केवल एक सूत्र से बंधे थे-पुरानी कार्यकारिणी समिति 
का विरोध, जिस पर अव्वसेन्त्येव, चाइकोव्स्की ग्रौर पेशेखोनोव हावी थे... 

विशाल सभा-भवन लोगों से खचाखच भरा था; लगातार इतना 
शोर हो रहा था कि मालूम होता था जैसे दीवारें तक हिल जायेंगी। गहरी 
दिल के भीतर जमा कटुता ने प्रतिनिधियों को क्रुद्ध दलों में बांट दिया 
था। दक्षिण पक्ष में भ्रफ़सरों के झब्बों वाली छिटफुट वर्दियां थीं गौर पुराने 
ज़्यादा मालदार किसानों के बुजुर्ग दढ़ियल चेहरे थे; मध्य पक्ष भें मुद्रीभर 
किसान, छोटे अफ़सर और कुछ सिपाही थे; वाम पक्ष में प्रायः सभी 
प्रतिनिधि मामूली सिपाहियों की वर्दियों में थे। ये नई पीढ़ी के लोग थे, 
जो फ़ौज में नौकरी कर रहे थे... गैलरियों में मजदूरों की भीड़ थी- 
रूस में मजदूर इस वात को भूले नहीं है कि वे कभी किसान थे... 

पुरानी त्से-ई-काह के विपरीत अधिवेशन का उद्घाटन करती हुई 
कार्यकारिणी समिति ने कांग्रेस को आधिकारिक कांग्रेस के रूप में स्वीकार 
नहीं किया। आधिकारिक कांग्रेस १३ दिसंवर के लिए बुलाई गई थी। 
एक गोर ज़ोर की तालियों और दूसरी गोर क्रुद्ध चीत्कारों के बीच अध्यक्ष 
ने घोषणा की कि यह सभा कांग्रेस नहीं, मात्र साधारण सम्मेलन थी... 
परंतु शीघ्र ही “असाधारण सम्मेलन” ने वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों 
की नेता मारीया स्पिरिदोनोवा को सभापति चुनकर कार्यकारिणी समिति “ 
के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रगट कर दिया। 

पहले दिन अधिकांश समय इस वात को' लेकर उग्र विवाद होता रहा 
कि क्या वोलोस्त सोवियतों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे, या 
केवल ढी प्रांतीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल किये जायेंगे । मज़दूरों तथा 
सैनिकों की कांग्रेस की ही तरह यहां भी विशाल बहुमत ने व्यापकतम 
प्रतिनिधित्व के पक्ष में फैसला किया, जिस पर पुरानी कार्यकारिणी समिति 
ने सभा का परित्याग कर दिया... 


यह जाहिर होते देर न लेगी कि अधिकांश प्रतिनिधि जन-कमिसारों 
३७६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


की सरकार के विरोधी थे। बोल्शेविकों की ग्रोर से ज़िनोव्येव ने बोलने 
की कोशिश की, मगर उन्हें हूहू, लू-लू कर चुप कर दिया गया और 
जब वह मंच से नीचे उतर रहे थे, हंसी के टहाकों के बीच झावाज़ें सुनी 
गई, “ जन-कमिसार का मुंह काला!” 

प्रांतों के एक प्रतिनिधि नाज़ायेंव ने तेज़ लहजे में कहा “ हम वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारी इस तथाकथित मजदूरों और किसानों की सरकार को, 
जब तक कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि मौजूद न हों, मानने से इनकार 
करते है। इस समय वह मजदूरों का श्रधिनायकत्व छोड़ कुछ नहीं है... 
हम श्राग्रहपूवक मांग करते हैं कि एक ऐसी नई सरकार बनाई जाये, जो 
सारे जनवादी अंशकों का प्रतिनिधित्व करती हो!” 

प्रतिक्रियावादी प्रतिनिधियों ने बड़ी चतुराई से इस भावना का पोषण 
किया और बोल्शेविक प्रतिनिधियों के प्रतिवादों के बावजूद कहा कि जन- 
कमिसार परिषद्‌ या' तो कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, या 
उसे शस्त्र-बल से भंग कर देना चाहती है। किसान इस घोषणा को सुन 
कर बौखला उठे... र 

तीसरे दिन यकायंक लेनिन मंच पर ग्राये। दस मिनट तक ऐसी 
चीख-पुकार होती रही कि लगता था लोग पागल हो गये हों। “ लेनिन 
मुर्दाबाद !” लोग चिल्लाये। “हम झापके किसी भी जन-कमिसार को 
सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। हम आपकी सरकार को नहीं मानते!" 

लेनिन दोनों हाथों से मेज़ को पकड़े शांत, निर्विकार, निश्चल खडे 
रहे, उनकी छोटी छोटी आंखें मंच के नीचे जो हंगामा मचा हुआ था, उसका 
विचारपूर्ण भाव से निरीक्षण कर रही थीं। अन्ततः सभा के दक्षिण पक्ष 
को छोड़कर, यह प्रदर्शन अपने झाप थोड़ा शांत हुआा। 

“मै यहां पर जन-कमिसार परिषद्‌ के सदस्य के नाते नहीं आया हूं, ' 
लेनिन ने कहा और फिर क्षण भर कोलाहल शांत होने की प्रतीक्षा की, 
“बल्कि मैं इस कांग्रेस के लिये बाक़ायदा निर्वाचित बोल्शेविक दल के 
सदस्य के नाते भ्राया हूं।” और उन्होंने हाथ में भ्रपना परिचय-पत्न लेकर 
सब को दिखाया। ह 

“फिर भी, ” उन्होंने शांत, निष्कंप स्वर में आगे कहा, “ इस बात 
से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बोल्शेविक पार्टी ने रूस की मौजूदा 


३७७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सरकार बनाई है...” उन्हें क्षण भर फिर रुकना पड़ा, “ लिहाजा 
व्यवहारतः वात एक ही है...” इस वात पर दक्षिणपंथियों ने ऐसा शोर 
मचाया कि कान के पर्दे फट जायें, परंतु मध्य तथा वाम पक्ष के लोग 
सुनने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने लोगों को चुप कराया। 

लेनिन का तर्क बहुत ही सीधा-सादा था। “किसानो, आप लोग, 
जिनके हाथों में हमने पोमेश्चिकों की ज़मीनों को दिया है, मुझे साफ़ साफ़ 
बतायें, क्या अब ग्राप मजदूरों को उद्योग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने. 
से रोकना चाहते हैं? यह एक वर्ग-युद्ध है। कहने की ज़रूरत नहीं कि 
पोमेश्चिक किसानों का विरोध करते हैं और कारख़ानेदार मज़दूरों का। 
क्या श्राप सर्वेहारा की पांतों में फूट पड़ने देंगे? आप किसका पक्ष ग्रहण 
करेंगे ? 

“हम बोल्शेविक सर्वहारा की पार्टी हैं-किसान सर्वहारा की और 
झौद्योगिक संहारा की भी। हम बोल्शेविक सोवियतों के रक्षक है - किसानों 
की सोवियतों के और मज़दूरों तथा सैनिकों की सोवियतों के भी। मौजूदा 
सरकार सोवियतों की सरकार है; हमने न केवल किसानों की सोवियतों 
को उस सरकार में शामिल होने के लिये न्योता दिया है, हमने वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारियों के प्रतिनिधियों को भी जन-कमिसार परिषद्‌ में 
शामिल होने के लिये न्योता दिया है... 

“ सोवियतें जनता का-कारब्ानों और खानों के मजदूरों का, खेतों 
के मजदूरों का - अत्यंत पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। जो भी सोवियतों 
को भटियामेट करने की कोशिश करता है, वह जनवाद-विरोधी तथा 
प्रतिक्रांतिकारी क़दम उठाने के लिये क्रसूरवार है। दक्षिणपंथी समाजवादी 
क्रांतिकारी साथियो! - श्रौर कॅडेट श्रीमानो! मै आपको चेतावनी देता 
हूँ कि अगर संविधान सभा सोवियतों को मिटाने की कोशिश करती है, 
तो हम उसे कभी भी ऐसा करने नहीं देंगे!” 


२५ नवंबर को तीसरे पहर कार्यकारिणी समिति के बुलावे पर 
चेर्नोव मोगिल्योव से भागे भागे ाये। दो ही महीने पहले समझा जाता था 
कि वह घोर क्रांतिकारी हैं भर वह किसानों के बीच झत्यधिक लोकप्रिय 
थे, परंतु प्रब उन्हीं को वाम पक्ष की र कांग्रेस के ख़तरनाक रुझान को 


३७८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


hee 


रोकने के लिये बुलाया गया था । पेत्नोग्राद पहुंचते ही चेर्नोव को गिरफ्तार 
कर लिया गया और स्मोल्नी ले जाया गया, जहां थोड़ी देर की वातचीत 
के वाद उन्हें छोड़ दिया गया। 

श्राते ही चेर्नोव ने सवसे पहले कार्यकारिणी समिति को कांग्रेस का 
परित्याग करने के लिये बुरी तरह फटकारा । समिति ने कांग्रेस में वापिस 
जाना मंजूर कर लिया, और चेनोंव ने भ्रधिकांश प्रतिनिधियों की जोरदार 
तालियों के और बोल्शेविकों की आवाज़ों और फब्तियों के बीच सभा-भवन 
में प्रवेश किया। 

“ साथियो ! मैं बाहर था। मैंने पश्चिमी मोर्चे की सेनाश्रों के किसान 
प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस बुलाने के प्रश्‍न पर विचार करने के लिये 
आयोजित वारहवीं सेना के एक सम्मेलन में भाग लिया, और यहां जो 
विद्रोह घटित हुआ है उसके बारे में मेरी जानकारी बहुत ही कम है..." 

ज़िनोव्येव ने उठकर आवाज़ दी, “जी हां, श्राप जरा यूं ही थोड़ी 
देर के लिए वाहर चले गये थे!” भयानक कोलाहल, आवाजें : “ बोल्शेविकों 
' का नाश हो!” | 

चेनोंव ने आगे कहा, “यह इलज़ाम कि मैंने सेना लेकर पेत्रोग्राद 
पर चढ़ाई करने में मदद की बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। कौन है, जो । 
यह इलज़ाम लगाता है? जरा मुझे वताइये तो! ” 

जिनोव्येव : “ ' इज्वेस्तिया ' और 'देलो नरोदा -आपके अपने 
अख़वार-वे ही ऐसा कहते है!” 

छोटी. छोटी श्रांखों, घुंघराले वालों और भूरी दाढ़ी वाले चेर्नोव का 
चौड़ा-चकला चेहरा तमतमा झाया, लेकिन उन्होंने पने ऊपर जब्त किया 
आर भाषण जारी रखा, “मैं फिर कहता हूं, यहां जो कुछ हुआ है, उसके 
वारे में मैं वस्तुतः कुछ नहीं जानता और मैंने किसी सेना की रहनुमाई 
नहीं की, सिवाय इस सेना के ( उन्होंने किसान प्रतिनिधियों की झोर 
इशारा किया ) , जिसे यहां पर लाने के लिए भ्रधिकांशतः मै ही जिम्मेदार 
हं!” हंसी, और आवाज़ें: “ शाबाश [४ ळं 

“चेत्रोग्राद वापिस आने पर मैं स्मोल्नी गया । वहां मेरे ख़िलाफ़ ऐसा 
कोई इलज़ाम नहीं लगाया गया... मैंने वहां थोड़ी देर बातचीत की और 


३७९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri > 
CO, eo ~ > a 323 12223 


चला झाया-दस इतनी सी बात है! है कोई माई का लाल यहां पर, जो 
मेरे ख़िलाफ़ यह इलज़ाम लगाये?” 

इस पर ऐसा शोर मचा कि पूछो मत। वोल्शेविक और कुछ वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारी' भी एक साथ उठ खड़े हुए और सवके सब घूंसा 
दिखाते हुए चीख़ने-चिल्लाने लगे। वाक़ी लोगों ने चिल्ला कर उन्हें बैठा 
देने की कोशिश की। 

“ यह अधिवेशन नहीं है, ग्रंधेरगर्दी है!” चेर्नोव ने चिल्लाकर कहा, 
और वह हॉल से बाहर निकल गये। शोर-गुल और हंगामे की वजह से 
सभा स्थगित कर दी गई... 


इस बीच कार्यकारिणी समिति की कांग्रेस में क्या स्थिति है, यह 
प्रश्‍न सभी के दिमाग को उलझन में डाले हुए था। सभा को “असाधारण 
सम्मेलन ” का नाम देकर यह योजना बनाई गई थी कि कार्यकारिणी समिति 
के पुननिर्वाचन को रोका जाये। लेकिन यह योजना एक दुधारी तलवार 
बन गई। वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि अगर कांग्रेस 
का कार्यकारिणी समिति पर कोई जोर नहीं है, तो कार्यकारिणी समिति 
का भी कांग्रेस पर कोई जोर नहीं हो सकता। २५ नवंबर को सभा ने 
फैसला किया कि कार्यकारिणी समिति के श्रधिकार असाधारण सम्मेलन 
दवारा ग्रहण किये .जायें, जिसमें समिति के वे ही सदस्य वोट दे सकेंगे, जो 
बाक्रायदा प्रतिनिधि निर्वाचित हुए है... 

, दुसरे दिन, बोल्शेविको के उग्र विरोध के बावजूद प्रस्ताव में एक 
संशोधन किया गया, जिसके द्वारा कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों 
को, चाहे वे निर्वाचित प्रतिनिधि हों अथवा नहीं, सभा में बोलते और 
वोट देने का अधिकार दिया गया। 

२७ तारीख को भूमि की समस्या पर बहस हुई, जिसने बोल्शेविकों 
झौर वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों के कृषि-कायंक्रमों के अंतर को स्पष्ट 
कर दिया। 

वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की ओर से बोलते हुए कचीन्स्की 
ने. भूमि-समस्या के क्रांतिकालीन इतिहास की एक रूपरेखा प्रस्तुत की । 
उन्होंने कहा कि किसानों की सोवियतों की पहली कांग्रेस ने ज़मींदारों की 


३८० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ज़मीनों को अविलंव भूमि समितियों के हवाले करने के पक्ष में एक स्पष्ट 
प्रस्ताव श्रौपचारिक रूप से स्वीकृत किया था। परंतु क्रांति के निर्देशकों ने 
तथा मंत्रिमंडल में मौजूद पूंजीवादियों ने आग्रह किया कि जब तक संविधान 
सभा बुलाई नहीं जाती, इस प्रश्‍न का निपटारा नहीं किया जा सकता... 
क्रांति का दूसरा दौर, “समझौते” का दौर तव शुरू हुआ, जव चेर्नोव 
ने मंत्रिमंडल में प्रवेश किया। किसानों को यक्रीन हो गया कि अव भूमि- 
समस्या को श्रमली तौर हल करना शुरू किया जायेगा। परंतु पहली किसान 
कांग्रेस के ्रादेशात्मक निर्णय के बावजूद कार्यकारिणी समिति के प्रतिक्रियावा- 
दियों और समझौतापरस्तों ने कोई क़दम उठाने नहीं दिया। इस नीति के 
फलस्वरूप गांवों में जगह जगह उपद्रव हुए, जो वास्तव में किसानों के 
अधये तथा उनकी क्रियाशीलता के दमन की प्रतिक्रिया की स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति थे। किसानों ने क्रांति के ग्रथ को टीक टीक समझा - उन्होंने कथनी 
को करनी में बदल देना चाहा... : 

“ हाल की घटनाओं का अर्थ ,” भाषणकर्ता ने आगे कहा, “ साधारण 
उपद्रव अथवा 'बोल्शेविक दुःसाहसिकता ' नहीं हे, इसके विपरीत वास्तविक 
जन-विट्रोह है, जिसका समूचे देश ने सहानुभूतिपूर्ण रूप से स्वागत किया 
है; 55 

“ बोल्शेविको ने सामान्यतः भूमि-समस्या के प्रति सही रुख़ अपनाया, 
परंतु किसानों को यह सलाह देकर कि वे बलात्‌ भूमि पर कब्जा करें 
उन्होंने एक भयंकर भूल की... शुरू के दिनों से ही बोल्शेविकों ते कहना 
शुरू किया कि किसानों को “क्रांतिकारी जन-संघषं द्वारा भूमि पर कब्जा 
कर लेना चाहिए। यह अराजकता है, भौर कुछ नहीं। भूमि संगठित 
रूप से हाथ में ली जा सकती है... दोल्णेविको के लिए महत्वपूर्ण बात 
यह थी कि क्रांति की समस्‍यायें जल्दी से जल्दी हल कर ली जायें, परंतु 
ये समस्‍यायें किस प्रकार हल. की जायें, इसमे उन्हें दिलचस्पी न थी... 

“ सोवियतों की कांग्रेस की भूमि-संबंधी आज्ञप्ति मूलतः किसानो की 
पहली कांग्रेस के निर्णयों से भिन्न नहीं है। तव फिर नई सरकार ने उस 
कांग्रेस हारा निरूपित कार्यनीति का अनुसरण क्यों नहीं किया? क्योंकि जन: 
कमिसार परिषद्‌ भूमि की समस्या को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी, 
ताकि संविधान सभा के लिए कुछ करने को न रह जाये... 


३८१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ परंतु सरकार ने यह भी देखा कि अमली क़दम उठाना ज़रूरी है, 
लिहाज़ा उसने विना आगा-पीछा देखे भूमि समितियों के लिए नियमावली 
स्वीकृत की और इस प्रकार एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि 
जहां जन-कमिसार परिपद्‌ ने भूमि के निजी स्वामित्व का उन्मूलन किया, 
वहीं भूमि समितियों के लिए सूत्रवद्ध नियमावली निजी स्वामित्व पर झा- 
धारित है... वहरहाल इससे कोई नुकसान नहीं हुश्रा है, क्योंकि भूमि 
समितियां सोवियत श्राज्ञप्तियों की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि स्वयं 
अपने व्यावहारिक निर्णयों को कार्यान्वित कर रही है-उन निर्णयों को, जो 
किसानों के विशाल बहुमतः की इच्छा पर आधारित हुँ... 

“ग्रे भूमि समितियां भूमि-समस्या को वैधानिक रूप से हूल करने 
की कोशिश नहीं कर रही हुँ, क्योंकि यह केवल संविधान सभा के ग्रख्तियार 
की वात है... परंतु क्या संविधान सभा रूसी किसानों की मर्जी पर चलना 
चाहेगी ? इसके वारे में हमें इत्मीनान नहीं हो सकता... हमें सिर्फ़ इस बात 
का इत्मीनान हो सकता है कि अब किसानों का क्रांतिकारी संकल्प जाग्रत 
हो उठा हैं और संविधान सभा को विवश होकर भूमि की समस्या का 
निपटारा उसी प्रकार करना होगा, जिस प्रकार किसान चाहते है... 
संविधान सभा जनता की मर्जी को अवहेलना करने की जुर॑त नहीं करेगी . . .” 

इसके वाद लेनिन बोले और लोगों ने उन्हें एकाग्र और तल्लीन भाव 
से सुना। “इस घड़ी हम भूमि की समस्या को ही नहीं, सामाजिक क्रांति. 
की समस्या को भी" हल करने की कोशिश कर रहे है-न केवल यहां, रूस 
में, बल्कि सारी दुनिया में। भूमि की समस्या सामाजिक क्रांति की दूसरी 
समस्याओं से बिलग रूप में सुलझाई नहीं जा सकती .... उदाहरण के लिए, 
बड़ी जमींदारियों की जब्ती से भड़क कर रूसी ज़मींदार ही नहीं, विदेशी 
पूंजी भी प्रतिरोध करेगी, जिसके साथ, बैंकों के माध्यम से, बड़ी 
ज़मींदारियां जुड़ी हुई है... 

* रूस में भूमिःस्वामित्व उत्पीड़न का आधार वना हुआ है और 
किसानों द्वारा भूमि की ज़ब्ती हमारी क्रांति का सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। 
परंतु इस क़दम को दूसरे कदमों से श्रलग नहीं किया जा सकता। जिन 
दौरों से होकर क्रांति को गुज़रना पड़ा है, उनसे यह वात अच्छी तरह 
जाहिर हो जाती है... वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की ग़लती यह है 


३८२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
[| 


कि उन्होंने उस समय समझौते की नीति का विरोध नहीं किया, क्योंकि 
उन्होंने इस सिद्धांत को ग्रहण किया था कि जन-साधारण की चेतना अभी 
तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है. . . 

“ यदि समाजवाद तभी संपन्न किया जा सकता है, जब समस्त जनता 
का बौद्धिक विकास उसकी अनुमति दे, तो हम कम से कम पांच सो वर्षों 
तक समाजवाद का दर्शन नहीं कर सकेंगे... समाजवादी राजनीतिक पार्टी - 
यह मजदूर वर्ग का हिरावल है; उसे अपने को ह्रगिंज इस वात की 
इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वह साधारण जनों की अशिक्षा के कारण 
अपने क़दम रोक ले, वल्कि उसे अनिवायंतः जन-साधारण का नेतृत्व 
करना चाहिए और इसके लिए सोवियतों का क्रांतिकारी पेशक्रदमी करनेवाले 
निकायों के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए... परंतु यदि वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारी साथी ढूलमुलयक्रीनों का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो 
पहले उन्हें ख.द ढुलमुलाना बंद करना चाहिए... 

“पिछली जुलाई में आम जनता और “समझौतापरस्तों' के बीच 
खुल्लमखुल्ला एक के बाद एक कई संबंध-विच्छेद हुए ; लेकिन आज नवंबर 
में वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी अभी भी अपने हाथ ग्रव्क्सेत्त्येव की ओर 
बढ़ा रहे हैं, जो जनता को अपनी कानी उंगली पर नचाने की कोशिश 
कर रहे हैं... यदि समझौते को नीति चलती रहती है, तो क्रांति का लोप 
हो जायेगा । पूंजीपति वर्ग के साथ कोई समझोता संभव नहीं है; यह जरूरी 
है कि उसकी शक्ति बिल्कुल चूर चूर कर दी जाये... 

“हुम योल्शेविकों ने श्रपना भूमि-संबंधी कार्यक्रम बदला नहीं है; 
हमने भूमि के निजी स्वामित्व के उन्मूलन का परित्याग नहीं किया है, न 
ही ऐसा करने का विचार रखते हूँ। हमने भूमि समितियों के लिए 
नियमावली - यह नियमावली विल्कुल ही निजी स्वामित्व पर आधारित नहीं 
है- इसलिए स्वीकृत की है कि हम जन-इच्छा को उसी प्रकार संपन्न करना 
चाहते हैँ, जिस प्रकार जनता ने खद करने का निर्णय किया है, ताकि 
समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष करने वाले सभी अंशकों का संश्रय और 


भी अधिक घनिष्ठ हो सके। 


“हुम वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों को उस संश्रय में सम्मिलित | 


होने के लिए आमंत्रित करते हैं, परंतु हम साथ ही यह भी श्राग्रह करते 
३८३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 


कि वे पीछे मुड़ मुड़कर देखना बंद करें भ्रौर अपनी पार्टी के समझौतापरस्तों 
साथ अपना नाता तोडे... 

“जहां तक संविधान सभा का संबंध हे, यह सच है कि, जैसा 
पिछले वक्ता ने कहा है, संविधान सभा का कार्य जन-साधारण के क्रांतिकारी 
संकल्प पर निर्भर होगा। मैं कहता हूं, ' उस क्रांतिकारी संकल्प का भरोसा 
कीजिये , परंतु अपनी वंदूक को मत भूलिये! ” 
इसके वाद लेनिन ने बोल्शेविक प्रस्ताव को पढ़ा: 


2) 
ह्‌ 
के 


किसानों की कांग्रेस मजदूरो तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सो- 
वियतों को दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत तथा रूसी जनतन्तर, 
की मज़दूरों तथा किसानों की अस्थायी सरकार की हैसियत से जन-कमिसार 
परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित ८ नवंबर की भूमि सम्बन्धी श्राज्ञप्ति का पूर्ण समर्थन 
करती है। किसानों की कांग्रेस... सभी किसानों को आमंत्रित करती है 
कि वे सर्वसम्मति से इस क़ानून का समर्थन करें और उसे खद ही अविलंब 
लागू करें; इसके साथ कांग्रेस किसानों को इसके लिए आमंत्रित करती है 
कि वे ज़िम्मेदारी के पदों भ्रोर स्थानों पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्‍त 
करें, जिन्होंने, अपनी कथनी द्वारा ही नहीं, भ्रपनी करनी द्वारा भी शोषित 
क्सान-मज़दूरों के हितों के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा को, बड़े बड़े जमींदारों , 
पूंजीपतियों , उनके हिमायतियों और हवालियों-मवालियों के समस्त प्रतिरोध 
के ख़िलाफ़ इन हितों की रक्षा करने की भ्रपनी इच्छा और सामर्थ्यं को प्रमा- 
णित किया हो... 

इसके साथ ही किसानों की कांग्रेस अपना यह विश्वास प्रगट करती 
है कि जो कार्यभार भूमि-ग्राज्ञप्ति के श्रंग हैं, उन सबका पूर्ण क्रियान्वयन 
७ नवबर, १६१७ को शुरू हुई मजदूरों की समाजवादी क्रांति की विजय 
दारा ही सफल हो सकता है; क्योंकि समाजवादी क्रांति ही किसान श्रमिकों 
के हाथ में बिला मुग्रावजा भूमि का निश्चित ग्रंतरण कर सकती है, 
समाजवादी क्रांति ही आदर्श फ़ार्मों को जब्त कर उन्हें किसान-कम्यूनों के 
हवाले कर सकती है, बड़े बड़े ज़मींदारों के हाथों में खेती की जो मशीनें 
है उन्हें जब्त 353 सकती है, उजरती गुलामी के संपूर्ण उन्मूलन द्वारा 
खेतिहर मज़दूरों के हितों का संरक्षण तथा खेती और उद्योग की पैदावार 
३८४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


का रूस के सभी भागों में नियमित तथा व्यवस्थित वितरण, बैंकों पर 
क्वा ( जिसके विना निजी स्वामित्त्र के उन्मूलन के वाद समस्त जनता 
द्वारा भूमि पर अधिकार असंभव होगा) गौर राज्य द्वारा मजदूरों की 
प्रत्येक प्रकार से सहायता निष्पन्न कर सकती है... 

नहीं कारणों से किसानों की कांग्रेस एक समाजवादी क्रांति के रूप 
में ७ नवंबर की क्रांति का पूर्ण समर्थन करती है और बिना किसी 
हिचकिचाहट के, जो भी परिवतंन आवश्यक हों, उनके साथ रूसी जनतंत्र 
के समाजवादी रूपांतरण को कार्यान्वित करने का ग्रपना अविचल संकल्प 
प्रगट करती है । 

सभी उन्नत देशों के झौद्योगिक मज़दूर वर्ग के साथ, सवंहारा के 
साथ - किसान श्रमिकों की घनिष्ट एकता समाजवादी क्रांति की विजय की 
अनिवार्य शर्ते है, जिस क्रांति के द्वारा ही भूमि-संवंधी श्राज्ञप्ति की स्थायी 
सफलता तथा उसका पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जा सकता है। 
अब से रूसी जनतंत्र में नीचे से ऊपर तक राज्य का समस्त संगठन तथा 
प्रशासन ग्रवश्य ही इस एकता पर आधारित होना चाहिए। पूंजीपति वर्ग के 
साथ मेल-मिलाप - पूंजीवादो राजनीति के मुखियों के साथ अनुभव की कसौटी 
पर गर्हित सिद्ध होने वाले मेल-मिलाप-की नीति की ओर लौटने की 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष , प्रगट ग्रथवा प्रच्छन्न सभी कोशिशों को चूर चूर 
करती हुई यह एकता ही समूचे संसार में समाजवाद की विजय को 
सुनिश्चित बना सकती है... 


कार्यकारिणी समिति के प्रतिक्रियावादियों में ग्रम इतना साहस न रहा 
कि वे सभा को अपना मुंह दिखाते। लेकिन चेर्नोव ने विनम्र तथा झाकर्षक 
निष्पक्षता के साथ कई मरतवा भाषण किया। उन्हें मंच पर आकर बैठने 
के लिए आमंत्रित किया गया... कांग्रेस की दुसरो रात को सभापति के 
हाथ में एक गुमनाम पुर्जा दिया गया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि 
चे्नोव को गानरेरी अध्यक्ष बनाया जाथे। उस्तीनोव ने इस पुर्ज को पढ़ 
कर सुनाया। जिनोव्येव' ने फ़ौरन उठकर बुलंद आवाज़ में कहा किं यह 
पुरानी कार्यकारिणी समिति की सम्मेलन पर कब्जा करने की एक तिकडम 
है। मिनट भर में दोनों रोर के लोग झाग-बबूला होकर हाथ हिला हिलाकर 
25-2360 ३८५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चीखने-चिल्लाने लगे - सभा-भवन क्या था, क्रुद्ध, फूत्कारता, गरजता 
जन-सागर था... फिर भी चेर्नोव ग्रभी भी बहुत लोकप्रिय वने हुए थे। 

भूमि की समस्या तथा लेनिन के प्रस्ताव पर जो गरमागरम और 
धुआंधार बहसें हुई, उनमें बोल्शेविक दल दो वार सभा त्याग करते करते 
रुक गया -दोनों वार उनके नेताग्रों ने उन्हें रोका... ऐसा लगता था कि 
कांग्रेस में दुरी तरह जिच पैदा हो गयी है। 

लेकिन हममें से किसी को नहीं मालूम था कि स्मोल्नी में वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारियों श्र वोल्शेविकों के बीच गुप्त वार्ता चल रही थी। 
शुरू शुरू में वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने मांग की कि सभी 
समाजवादी पार्टियों को लेकर, चाहे ये पार्टियां सोवियतों में शामिल हों 
या न हों, एक सरकार वनायी जाये, जो एक जन-परिषद्‌ के प्रति उत्तर- 
दायी हो; इस परिषद्‌ में मजदूरों तथा सैनिकों के संगठन तथा किसानों 
के संगठन के प्रतिनिधियों, की संख्या बराबर हो और शेष प्रतिनिधि नगर 
. दुमाओं तथा जेम्सत्वोग्रों के हों ; लेनिन तथा त्रोत्स्की को मंत्रिमंडल से बाहर 
रखा जाये और सैनिक क्रांतिकारी समिति तथा दूसरे दमनकारी निकायों 
को भंग कर दिया जाये। 

बुधवार, २८ नवंबर को सुबह, रात भर की वेतरह कशमकश श्रौर 
खोंचा-तानी के वाद एक समझौता हुआ। १०८ सदस्यों की त्से-ई-काह को 
इस भ्रकार बढ़ाया जायेगा: उसमें किसानों की कांग्रेस के सानुपातिक रूप | 
से चुने १०८ प्रतिनिधि शामिल किये जायेगे, सेना तथा नौसेना से सीधे 
सीधें चुने गये १०० प्रतिनिधि, ट्रेड-यूनियनों के ५० प्रतिनिधि ( सामात्य 
यूनियनों से ३५, रेल मजदूरों के १० तथा डाक-तार मजदूरो के ५) 
शामिल किये जायेंगे। दूमा तथा ज़ेम्सत्वोओ्नों को बरतरफ़ कर दिया गया। 
लेनिन तथा त्रोत्स्की मंत्रिमंडल में बने रहेंगे और सैनिक क्रांतिकारी समिति , 
काम करती रहेगी। व 

भ्रव कांग्रेस के भ्रधिवेशन स्थानांतरित होकर नंबर छः, फ़ोन्तान्का 
मार्ग पर शाही लॉ कालेज भवन में, जहां किसानों की. सोवियत का सदर 
दतर था, होने लगे थे। बुधवार को तीसरे 'पहर वहां बड़े हॉल में 
SU र का जमावड़ा हुय्ना । पुरानी कार्यकारिणी समिति कांग्रेस से लग 
हो गयी थी और वह उसी भवन के एक दूसरे कक्ष में भगोड़े प्रतिनिधियों 


३८६ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तथा सैनिक समितियों के प्रतिनिधियों को लेकर श्रपना अलग अवशिष्ट 
सम्मेलन कर रही थी। 

चेनॉव , कार्यवाहियो पर सतर्क दृष्टि लगाये, कभी एक सभा में जातै, 
कभी दूसरी। उन्हें मालूम था कि वोल्शेविकों के साथ समझौता करने पर 
विचार किया जा रहा है, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह समझौता 
संपन्न किया जा चुका है। 

अवशिष्ट सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, “इस वक्त जब सभी 
इस हक़ में हैं कि एक विशुद्ध समाजवादी सरकार बनायी जाये, बहुत से 
लोग पहले मंत्रिमंडल को भूल गये हैं, जो संयुक्‍त मंत्रिमंडल नहीं था और 
जिसभें एक हो समाजवादी था-केरेन्स्की। यह एक ऐसी सरकार थी, 
जो अ्रपने वक्त में अत्यधिक लोकप्रिय थी। श्रव लोग केरेन्स्की को दोषी 
ठहराते हैं-वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें सोवियतों ने ही नहीं, जन- 
साधारण ने भी सत्तारूढ़ किया था... . 

“ केरेन्स्की के प्रति जनमत क्यों वदला? जंगली जातियों के लोग 
देवताश्रों को प्रतिष्ठापित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, परंतु यदि 
उनकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं गयी, तो उन्हें दंड भी देते हैं... यही बात 
इस घड़ी हो रही है... कल केरेन्स्की , ग्राज लेनिन और तोत्स्की ; कल 
कोई और 

“ हमने केरेन्स्की और बोल्शेविकों दोनों से प्रस्ताव किया है कि वे 
सत्ता का परित्याग करें। केरेन्स्की ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है - 
जिस जगह वह छिपे हुए है, वहां से झाज ही उन्होंने यहं एलान किया 
है कि उन्होंने प्रधान' मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। परंतु बोल्शेविक 
सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं और यह नहीं जानते कि उसका इस्ते- 


माल किस प्रकार किया जाये 

“ ब्रोल्शेविक चाहे सफल हों या असफल, इससे रूस का भाग्य बदलने 
वाला नहीं .है। रूस के गांवों के लोग भली भांति समझते हुँ कि उन्हें क्या 
चाहिए और वे अपनी कारंवाइयां कर रहे हैं... अंत में ये गांव ही हमें 
. बचायेंगे . च 

इश बीच बड़े हॉल में उस्तीनोव ने घोषणा की थी कि स्मोल्नी तथा 
किसानों की कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। प्रतिनिधियों ने इस 
25° ट + व्हि ३८७. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri - 


१ 
1 
} 
il 


घोषणा का उन्मत्त उल्लास से स्वागत किया । यकायक चेर्नोव वहां तशरीफ़ 
ले आये और उन्होंने बोलने की इजाज़त मांगी। 

“मेरा ख्याल है,” उन्होंने शुरू किया, “कि किसानों की कांग्रेस 
तथा स्मोल्नी के बीच समझौता संपन्न किया जा रहा है। यह देखते हुए 
कि किसांनों की सोवियतों की श्रसली कांग्रेस अगले सप्ताह से पहले नहीं 
होने वाली है, यह समझौता गैरक्कानूनी होगा... 

“इसके अ्रलावा मैं ग्रापको भ्रभी से आगाह .करना चाहता हूं कि 
वोल्शेविक आपकी मांगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे...” 

इस पर हंसी के ऐसे ठहाके लगे कि उनके भाषण का क्रम टूट गया। 
परिस्थिति को समझ कर, वह मंच से उतर आये ग्रौर हॉल से बाहर 
निकल गये और अपने साथ अपनी लोकप्रियता भी लेते गये। 


बृहस्पतिवार, २६ नवंबर को, जब दिन ढलने को आ रहा था, 
कांग्रेस का असाधारण अधिवेशन शुरू हुश्रा। सभा में उछाह-उत्सव का 
वातावरण था; हर चेहरा खिला हुआ था... सभा के सामने जो वाक़्ी 
काम था, उसे जल्दी जल्दी निवटाया गया, और फिर समाजवादी- 
क्रांतिकारियों के वाम पक्ष के वयोवृद्ध पुरोहित , नातान्सोन ने अश्रुविगलित , 
प्रकेपित स्वर में मजदूरों तथा सैनिकों की सोवियतों के साथ किसानों 
की सोवियतों के “मिलन ” के बारे में अपनी रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट के दौरान 
जव भी “मिलन ” शब्द आता, लोग हुलस कर तालियां बजाने लगते. - - 
अंत में उस्तीनोव ने घोषणा की कि लाल गार्ड के प्रतिनिधियों के साथ 
स्मोल्नी का एक शिष्टमंडल वहां आया है। उसका बड़े जोर से तालियां 
बजाकर स्वागत किया गया। एक के वाद एक, एक मजदूर , एक सिपाही 


' और एक मल्लाह ने मंच पर आकर उनका भ्रभिनंदन किया । 


इसके वाद अमरीकी समाजवादी लेबर पार्टी के प्रतिनिधि बोरीस 
रेइनश्तेइन बोले। उन्होंने कहा: “ किसानों की कांग्रेस तथा मज़दूरों तथा 
सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के सम्मिलन का दिन क्रांति का एक 
महान्‌ पर्व है, जिसका महामंद्र स्वर समूचे संसार में-पेरिस में, लंदन में 


गौर समुद्र पार न्यूऱयाकं में - ध्वनित-प्रतिध्वनित होगा। यह सम्मिलन सभी 
मेहनतकशों के दिलों में ख़ुशी भर देगा। | 


३८८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“एक महान्‌ विचार की विजय हुई है। पश्चिम और अमरीका रूस 
से, रूसी सर्वहारा से, ज्वरदस्त उम्मीदें लगाये हुए हैं... संसार का 
सर्वहारा रूसी क्रांति की प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी महान्‌ सिद्धियों और 
उपलब्धियों की प्रतीक्षा कर रहा है, जो प्राप्त की जा रही हैं...” 

त्से-ई-काह के ग्रध्यक्ष स्वेदेलोव ने उनका अभिनंदन किया। “ गृहयुद्ध 
का अंत चिरजीवी हो! जनवादी एकता ज़िंदाबाद !” के नारे लगाते 
किसानों की भीड़ बाहर निकल गयी। 

अंधेरा घिर आया था और जमी हुई बफे पर चंद्रमा और सितारों 
को मद्धिम रोशनी चमक रही थी। नदी के किनारे पाब्लोन्स्की रेजीमेंट के 
सिपाही मार्च करने के लिए पूर्ण पंक्तिबद्ध खडे थे: रेजीमेंट के बैंड ने 
“ मर्सेइयेज़ ' की धुन वजाना शुरू कर दिया। सिपाहियों के गगनभेदी नारों 
के वीच किसानों ने अखिल रूसी किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी 
समिति के महान्‌ लाल झंडे को फहराते हुए पंक्तिबद्ध होना शुरू किया। 
झंडे पर सुनहरे श्रक्षरों में ताज़ा कढ़ाई की गयी थी: "क्रांतिकारी तथा 
मेहनतकश जन-समुदायों की एकता जिंदाबाद ! ' इसके पीछे दूसरे झंडे थे - 
वार्ड सोवियतों के झंडे और पुतीलोव कारखाने का झंडा, जिस पर लिखा 
था: “हम सभी जनों के बीच भाईचारा क़ायम करने के लिए इस झंडे 
के सामने शीश नवाते हैं!” 

कहीं से जलती हुई मशालें निकल ग्रायीं ; रात के अंधेरे में उनकी 
नारंगी रोशनी वर्फ़ के पहलों पर पडती हुई सहस्तगुना होकर प्रतिबिंबित 
हो रही थी। जब यह गाती-वजाती भीड़ फ़ोन्तान्का के किनारे दोनों ओर 
की पटरियों पर मौन, स्तंभित खड़े लोगों के बीच से चली, ये धुआं उगलती 
मशालें ऊपर ऊपर लहरा रही थीं। 

“क्रांतिकारी सेना -ज्रिंदाबाद ! लाल गाडं - जिंदाबाद! किसान - 
जिंदावाद ! ' 

इस प्रकार इस विशाल जुलूस ने-जिसमें बरावर नये लोग शामिल 
होते गये और स्वर्णाक्षरों से ग्रंकित नये नये लाल झंडे लहराते गये - शहर 
का चक्कर लगाया। दो बूढ़े किसान, जिनकी कमर मेहनत-मशक्क्रत करते 
करते झुक गयी थी, हाथ में हाथ दिये चल रहे थे, उनके चेहरे बच्चों जेसी 


खूशी से चमक रहे थे। 
३८६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PANTIE २३ 


“अरे, भाई, श्रब देखना है, वे हमारी ज़मीनों को हमारे हाथ से 
वापस कँसे लेते हैं!” एक ने कहा। 

स्मोल्नी भवन के पास सड़क के दोनों ओर लाल गाड क्रतार वांधे 
खड़े थे और ख्‌शी से फूले नहीं समा रहे थे। 

दूसरे बूढ़े किसान ने अपने साथी से कहा, “भाई, मैं थका नहीं हूं, 
पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगा कि मैं चल नहीं रहा हूं, उड़ान भर रहा हूं 

स्मोल्नी भवन की सीढ़ियों पर क़रीब सौ मजदूरों तथा सैनिकों के 
प्रतिनिधि जमा थे, उनका फरहरा पीछे मेहराबी दरवाजों के बीच से आती 
हुई रोशनी की वजह से छायाचित्र सा दिखाई दे रहा था। वे बेतहाशा 
नीचे दौड़े, जैसे एक झोंका आया हो, उन्होंने किसानों को ्रपनी वांहों में 
भर लिया और उन्हें गले लगा लिया। जैसे बिजली कड़कती है वैसे ही 
हुंकारता हुआ जुलूस बड़े फाटक से अंदर घुस कर सीढ़ियों पर उमड़ा । 

बड़े काफूरी हॉल में त्से-ई-काह, भर उसके साथ समूची पेत्नोग्राद 
सोवियत तथा एक हज़ार दर्शक ऐसे उदात्त गंभीर भाव से प्रतीक्षा कर रहे 
थे, जो इतिहास की महान्‌ जागरण की वेला में ही प्रगट होता है। 

जिनोव्येव ने घोषणा की कि किसानों की कांग्रेस के साथ समझौता 
हो गया है। घोषणा का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया और 
जव कारिडोर से बैंड की श्रावाज्ञ आई और जुलूस का आगे का हिस्सा 
अंदर आया, यह गड़गड़ाहट और भी प्रचंड हो उठी । मंच पर सभापतिमंडल 
के सदस्य उठे और उन्होंने किसानों के सभापतिमंडल के सदस्यों का आलिंगन 
करते हुए उनके लिए जगह वनाई । उनके पीछे सफ़ेद दीवार पर उस खाली 
चौखटे के ऊपर, जिसमें जड़ी जार की तसवीर फाड़ डाली गई थी, दोनों 
झंडे एक दूसरे के साथ आड़े-तिरछे लगा दिये गये . . . 

और तव “विजयपूर्ण अधिवेशन” आरंभ हुआ। स्वागत में स्वेर्दलोव 
ने दो शब्द कहे और फिर पूरे रूस में सर्वाधिक प्रिय और सर्वाधिक 
शक्तिशाली महिला , मारीया स्पिरिदोनोबा बोलने के लिए खड़ी हुई - दुबली- 
पतली , जद चेहरा, श्रांखों पर चश्मा, बाल सीघे-सादे ढंग से संवारे हुए, 
वज़ा-क़ृता वही , जो न्यू. इंगलैंड की ग्ध्यापिका की होती है। उन्होंने 
कहा: 

“...ख्स के मजदूरों के सम्मुख ४'ऋ ऐसे क्षितिज उन्मुवत हुए हैं, 


३६० 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


be 


जिनसे इतिहास अभी तक अपरिचित था... गतीत में मजदूरों के सभी 
श्रांदोलनों की पराजय हुई। परंतु बत्तंमान ग्रांदोलन अंतर्राष्ट्रीय है और 
इसी लिए वह श्रपराजेय है। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो क्रांति 
की ज्योति को बुझा सके। पुराना संसार ढह रहा है और नया संसार 
बनने लगा है...” 

इसके वाद त्रोत्स्की , ोजपूर्ण , , आग्नेय : “साथी किसानो, मै ग्रापका 
स्वागत करता हूं ! आप यहां मेहमानों की तरह नहीं, इस घर के स्वामियों 
की तरह आते हैं, जो घर रूसी क्रांति का हृतूपिंड है। आज इस भवन 
में लाखों-लाख श्रमिकों का संकल्प केन्द्रोभूत है... श्राज रूसी भूमि का एक 
ही स्वामी है - मजदूरों, सिपाहियों और किसानों का एका...” 

उन्होंने कटु व्यंग्य और विद्रुप के भाव से मित्र-राष्ट्रो के कूटनीतिज्ञों 
की चर्चा की, जिन्होंने उस समय तक युद्ध-विराम के लिए रुस के निमंत्रण 
को श्रवज्ञापूर्वक टुकरा दिया था, जिसे' मध्य यूरोपीय शक्तियों ने स्वीकार 
कर लिया था। 

“यह युद्ध एक नई मानवता को जन्म देगा... इस भवन में हम सभी 
देशों के मजदूरो को वचन देते हे कि हम अपने क्रांतिकारी मोर्चे को कभी 
नहीं छोड़ेंगे । श्रगर हम टूटेंगे, तो अपने झंडे की रक्षा करते हुए ही टूटेंगे . . .” 

त्रोत््की के वाद क्रिलेंको ने ्ाकर मोर्चे की परिस्थिति के वारे में 
समझाया, जहां दुखोनिन जन-कमिसार परिषद्‌ का मुकावला करने की 
तैयारी कर रहे थे। “ दुखोनिन ग्रौर उनके साथी यह भली भांति समझ 
ले कि जो लोग शांति के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैँ, उनके साथ हम नरमी 
से पेश झाने वाले नहीं हैं!” 

दिवेंको ने नौसेना की श्रोर से सभा को झभिवादन जताया और 
विक्जेल के सदस्य क्रुशींस्की ने कहा, “इस घड़ी से, जब सभी सच्चे 
समाजवादियों की एकता संपन्न हो गई है, रेल मजदूरो की समूची सेना 
अपने को पूर्णतः क्रांतिकारी जनवाद के ग्रधीन करती है!” इसके बाद 
अश्वविगलित लनाचास्की बोले, वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की ओर 
से प्रोश्यान बोले और अंत में संयुक्त सामाजिक जनवादी-अंतर्राष्ट्रीयतावादियों , 
जिनमें मार्तोव और गोर्की के दलों के सदस्य शामिल थे, की गोर से 


बोलते हुए सहाराश्वीलि ने कहा: ' 
३९१ 


७८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“हम बोल्शेविकों की कट्टर नीति के कारण त्से-ई-काह से अलग 
हुए, ताकि हम उन्हें सारे क्रांतिकारी जनवादी ग्रंशकों की एकता को 
संपन्न करने के हेतु छूट देने के लिए मजबूर कर सकें। अब क्योंकि यह 
एकता स्थापित हो गई है, इसलिए हम त्से-ई-काह में फिर श्रपना स्थान ग्रहण 
करना अपना पुनीत कत्तंव्य समझते हैं... हम जोर देकर कहते हैं कि जो 
लोग त्से-ई-काह से निकल आये हैं, उन सबको अब वापिस झा जाना 
चाहिए। ” 

किसानों की कांग्रेस के सभापतिमंडल के एक वयोवृद्ध तेजस्वी 
किसान , स्ताश्कोव ने चारों शोर मुड़ कर शीश नवाया और फिर कहा, 
“मैं रूस के नव-जीवन तथा नव-स्वतंत्रता की दीक्षा पर आपका अभिनंदन 
करता हूं।” 

पोलिश सामाजिक-जनवाद की ओर से ब्रोन्स्की कारखाना समितियों 
की ओर से स्क्रिप्तिक:; सलोनिकी में रूसी सिपाहियों की ओर से त्रीफ़ोनोव; 
और दूसरे कितने ही लोग, जिनका सिलसिला ख़त्म होने को नहीं श्रा 
रहा था, भरे दिल से बोले और ख़ूब वोले , क्योंकि भ्राज उनका मनोरथ 
पूर्ण हुआ था और उनकी वाणी को नयी स्फूर्ति मिलो थी... 

रात बहुत काफ़ी गुज़र चुकी थी, जव निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया 
गया और सर्वसम्मति से पास किया गया: 

“ पेत्रोग्राद सोवियत तथा किसानों की कांग्रेस के साथ एक श्रसाधारण 
अधिवेशन में संयुक्त त्से-ई-काह , मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की 
सोवियतों की ,दूसरी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत भूमि तथा शांति-संबंधी ग्राज्ञप्तियों 
की गौर मजदूर-नियंत्रण संबंधी ग्राज्ञप्ति की भी पुष्टि करती है और श्रपना 
यह दृढ़ विश्वास प्रगट करती है कि मज़दूरों , किसानों तथा सैनिकों की 
एकता , सभी मजदूरों तथा सभी शोपितों की यह विरादराना एकता उनके 
हारा विजित सत्ता को संहत करेगी और यह कि दूसरे देशों में मज़दूर 
वर्ग के हाथों में सत्ता के अंतरण को शीघ्रतर संपन्न करने के लिए यह 
एकतावद्ध शक्ति सभी क्रांतिकारी क़दम उठायेगी ग्रौर यह कि इस प्रकार 


वहू एक न्याय्य शांति तथा समाजवाद की विजय को स्थायी रूप से संपन्न 
करना सुनिश्चित बनायेगी।” 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जॉनू रोड 
र्ष्पिणियां 


जॉन रीड हारा संकलित तथा भ्रनूदित सामग्री उनकी पुस्तक का एक 
अत्यंतः महत्त्वपूर्ण परिशिष्ट है। इस सामग्री को रूसी मूल पाठ के साथ 
मिला कर देखा गया है और कहीं कहीं जहां स्पष्टतः भ्रनुवाद की ग्रलतियां हैं, 
सुधार किया गया है।-सं० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


272 


पहले अध्याय कौ टिप्पणियां 


१ 

श्रोबोरोन्त्सी - “ प्रतिरक्षावादी '। सभी “ नरम ” समाजवादी दलों 
ने यह नाम अपनाया था, या उन्हें यह नाम दिया गया था, क्योंकि वे 
इस बिना पर कि यह युद्ध एक राष्ट्रीय रक्षात्मक युद्ध है, मित्र-राष्ट्रों के 
नेतृत्व में युद्ध को चलाते रहने के लिए सहमत थे। बोल्शेविक , वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारी , मेन्शेविक-ग्ंतर्राष्ट्रीयतावादी (मार्तोव का गुट) 
- और सामाजिक-जनवादी ग्रंतर्राष्ट्रीयतावादी (गोर्की का दल) इस हक़ में 
थे कि मित्र-राष्ट्रों को जनवादी युद्ध-उद्देश्यो की घोषणा करने के लिए और 
इन शर्तों पर जर्मनी से शांति-संधि का प्रस्ताव करने के लिए वाध्य 


किया जाये । 
म 
क्रांति से पहले तथा क्रांति के दौरान 
तनखाहें तथा निर्वाहे 
तनखाहो तथा निर्वाह-खर्च की निम्नलिखित तालिकायें मास्को के _ 
वाणिज्य-मंडल तथा श्रम मंत्रालय के मास्को-विभाग की एक संयुक्त समिति _ 
_ ३९५ 


८00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangot i | a i 


3 
"वी. Cf 


जहि जुलाई जुलाई अगस्त 
= १६१४ १६१६ १६१७ 
बढ़ई, सुतार १.६०-२.०० ४.००-६.०० ८५.५० 
बेलदार १.३०-१.५० ३.००-३.५० - 
राज, पलस्तर करनेवाला १.७०-२.३५ ४.००-६.०० ८.०० 
रंगसाज़ , सोफ़ासाज़ १.८०-२.२० ३.००-५.५० ८.०० 
लोहार १.००-२.२५ ४.००-५.०० ८.५० 
चिमनी साफ़ करनेवाला 
मज़दूर १.५०¬२.०० ४.००-५.५० ७.५०. 
तालासाज़ं ०.६०¬-२.०० ३.५०-६.०० ६.०० 
मददगार १.००-१.५० २.५०-४.५० ८.०० 


रोजीना 


( रूबलों और कोपेकों में) 


हारा अक्तूवर, १६१७ में तैयार की गई थीं, तथा २६ अक्तूबर, १६१७ 
को “नोवाया जीज्न' में प्रकाशित की गई थीं: 


मार्च १६१७ की क्रांति के तुरंत बाद तनख़ाहों की जबरदस्त बढ़ती 
के बारे में अनगिनत कहानियों के बावजूद , श्रम मंत्रालय हारा पूरे रूस में 
जीवन-अवस्थाग्नों के लिए उपलक्षक आंकड़ों के रूप में प्रकाशित किये गये 
ये आंकड़े यह प्रगट करते हैँ कि तनखाहें क्रांति के बाद एकदम नहीं बढ़ीं, 
वरन्‌ धीरे-धीरे करके बढ़ीं। तनखाहो में ग्रौसतन ५०० प्रतिशत से किंचित 
भ्रधिक वृद्धि हुई। 

परंतु इसके साथ ही रूबल का मूल्य उसकी पहले की क्रयशक्ति के 
मुकाबले एक-तिहाई से भी कम रह गया और ज़िंदगी की ज़रूरियात का 
खर्चे बेतरह बढ़ गया | ४ 
३९६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वि 2047: 


नीचे जो तालिका दी जा रही है, वह मास्को की नगर दूमा द्वारा 
तैयार की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि पेत्रोग्राद की अपेक्षा मास्को में 
खाद्य-वस्तुय सस्ती थीं और अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं। 


खाने-पीने की चीजों की क्रोमतें 
( रूवलों और कोपेकों में ) 


अगस्त अगस्त प्रतिशत 
१९१४ १९१७ वृद्धि 


काली डवल-रोटी (फ़ी फ़ून्त') ०.०२१/२ ०.१२ ३३० 


सफ़ेद डवल-रोटी ०.०५ ०.२० ३०० 
गाय का गोश्त < ०.२२ 4.१० ¥oo 
वछड़े का गोश्त i ०.२६ २.१५ ७२७ 
सुश्रर का गोश्त i ०.२३ २.० ७७० 
हेरिंग मछली ०.०६ ०.५२ ७६७ 
पनीर 55 5.४० ३.५० ७५४ 
मक्खन र . ०.४८ ३.२० ए५७ 
अंडे (फ़ी दर्जन) ०.३० -१.६० ४४३ 
द्ध ( फ़ी करका” ) ०.०७ ०.४० ४७१ 


खाद्य-वस्तुओं का भाव झ्ौसतन ५५६ प्रतिशत बढ़ा अर्थात्‌ तनखाहों 
के मुकाबले ५१ प्रतिशत ग्रधिक वढा । 

जहां तक जिंदगी की दूसरी ज़रूरियात का सवाल है, उनको कीमतें 
बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वें दादा के मोल बिकने लगीं। 

नीचे जो तालिका दी जा रही है, वह मज़दूरों के प्रतिनिधियों की 
मास्को सोवियत के ग्रार्थिक विभाग द्वारा संकलित की गयी थी, और 
अस्थायी सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा सही मानी गयी थी। 


*फून्त ४१० ग्राम के और एक कूशका ग्राधा लिटर के वराबर होता है । = सं० 
| ३९७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri श्र 


दुसरी ज़्रूरियात को क्रीमतें 


( रूवलों और कोपेकों में ) 


अगस्त 

१९१४ 
कॅलिको (फ़ी श्रर्शोन *) ०.११ 
सूती कपड़ा कु ०.१५ 
तैयार कपड़े £ २.०० 
कैस्टर* कपड़ा “ ६.०० 


मर्दाना जूता (एक जोड़ी) १२.०० 


तल्ले का चमड़ा (फ़ी अर्शीन) २०.०० 


रबर के जूते (एक जोड़ी ) २.५० 


मर्दाना सूट . ४०.०० 
चाय ( फ़ी फ़ून्त ) ४.५० 
दियासलाई ( एक कार्टन ) ०.१० 
साबुन (फ़ी पुद) ४.५० 
पेट्रोल ( फ़ी वेद्रो*) १.७० 
मोमवत्ती (फ़ी पुद ) ८.५० 
करेमल ( फ़ी फ़्न्त ) ०.२० 
जलाने को लकड़ी (एक गट्टा) १०.०० 
लकड़ी का कोयला ०.८० 
फुटकर धातु की वस्तुएं १.०० 


अगस्त प्रतिशत 
१६१७ वृद्धि 
१.४० ११७३ 
२.०० १२३३ 
४०.०० १९०० . 
८०.०० १२३३ 
१४४.०० १०६७ 
४००.०० १९०० 
१५.०० Yoo 
४००-४५५ ६००-११०६ 
१८.०० ३०० 
०.५० Yoo 
४०.०० ७८० 
११.०० LRA) 
१००.०० १०७६ 
४.५० १४०० 
१२०.०० ११०० 
१३.०० १५२५ 
२०.०० १९०० 


ऊपर दी गई ज़रूरियात की महों की क़ीमतों में औसतन ११०९ 
प्रतिशत वृद्ध हुई , भ्र्थात्‌ तनखाहो में वृद्धि की दुगुनी से ज्यादा।' कहने की 
जरूरत नहीं कि क्रीमतों और तनख़ाहों के इस गतर से सट्ठाबाज़ों और 


व्यापारियों की जेबें भरीं। 


"एक भर्शीन ७१.१२ सेंटीमीटर के र एक बेद्रो देस लिटर के बरावर 


है; कॅस्टर - ऊनी कपड़ा है।-सं० 


३९८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PAT 


सितंवर, १६१७ में, जब मै पेत्रोग्राद पहुंचा, एक कुशल श्रौद्योगिक 
मजदूर की औसत रोजाना तनखाह - उदाहरण के लिए पुतीलोव कारखाने 
के एक इस्पात मजदूर की तनखाह - लगभग ८ रूबल थी। इसके साथ ही 
मुनाफ़े खूब बढ़े हुए थे... पेत्रोग्राद के उपनगर में स्थित एक अंग्रेजी 
कारखाने , थानंटन ऊनी मिल के एक मालिक ने मुझे बताया कि उनके 
कारखाने में जहां तनख़ाहें ३०० प्रतिशत बढ़ी हैं, वहीं मुनाफ़े &००प्रतिशत 
तक बढ़ गये हैं। 


३ 
समाजवादी मंत्री 


जुलाई की अस्थायी सरकार में समाजवादियों हारा पूंजीवादी मंत्रियों 
के साथ मिल कर अपने. कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिशों का 
इतिहास राजनीति में वर्ग-संघषे का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस विचित्र 
व्यापार की व्याख्या करते हुए लेनिन कहते हैं: 

“पूंजीवादियों ने... यह देखते हुए कि सरकार की स्थिति ऐसी थी 
कि वह चल नहीं सकती थी, एक ऐसी प्रणाली का आश्रय लिया, जो सन्‌ 
१८४८ से दशाब्दियों तक पूंजीपतियों द्वारा मजदूर वर्ग को चक्कर में डालने , 
उसमें फूट डालने और झन्ततः उसे बेबस करने के लिये इस्तेमाल की 


जाती रही है। यह प्रणाली पूंजीवादियों तथा समाजवादी डमे के भगोड़ों' 


को लेकर बनाई गई तथाकथित संयुक्त मंत्रिमंडल है। . 

“उन देशों में, जहां 'मज़दूरों के' क्रांतिकारी आंदोलन के साथ ही 
साथ राजनीतिक स्वतंत्नतां तथा जनवाद का अस्तित्व रहा है उदाहरण 
के लिये, इंगलैंड और फ्रांस में - पूंजीपतियों .ने इस. तिकडम का र इस्तेमाल 
किया है और बड़ी कामयाबी के साथ किया है। मंत्रिमंडलों में शामिल 


होने पर “ समाजवादी ' नेता निरपवाद रूप से केवल नामधारी नेता, खिलौतें, _ 


को चकमा देने के लिए एक 


पूंजीपतियों के लिए बस एक आड़, मजदूरों र 
अ ह तथा जनतंत्रीय ` पू 


साधन भर सिद्ध होते हैं। रूस के “जनवादी 
ने इसी तिकड़म को चालू किया। समाजवादी तथा 


३९६ | 


सेन्शेविक इस 


तिकड़म के शिकार हो गये और छः मई को चेर्नोव, त्सेरेतेली , स्कोत्रेलेव , 
अक्‍्क्सेन्त्ग्रेव , साविन्कोव , ज़ारूदूनी और निकीतिन की शिरकत से एक ' संयुक्‍त ' 
मंत्रिमंडल एक निष्पन्न वास्तविकता वन गया...” 


1 
मास्को में सितंबर के नगरपालिका-चुनाव 


नीचे चुनाव-परिणामों की जो तुलनात्मक तालिका दी जाती है, उसे 
अक्तूबर, १६१७ के पहले सप्ताह में 'नोवाया जीजहुन” ने इस टिप्पणी 
के साथ प्रकाशित किया था कि इन परिणामों का अर्थ यह है कि मिल्की 
वर्गों के साथ संश्रय स्थापित करने की नीति एक दिवालिया नीति है! . 
“यदि गृहयुद्ध से ग्रभी भी वचा जा सकता है, तो ऐसा सभी क्रांतिकारी 
जनवादी श्रंशकों के एक संयुक्‍त मोर्चे हारा ही किया जा सकता है...” 


सास्को की केंद्रीय इमा तथा वाड दूमाग्रों के चुनाव 


जून, १९१७ सितंबर , १६१७ 


समाजवादी-त्रांतिकारी ५८ सदस्य - १४ सदस्य 

कैडेट १७ [11 ३ S ee 

मेन्शेविक १ २ ce ¥ eu 

बोल्शेविक ११. vot .८ 
णं 


प्रतिक्रियावादियों की बढ़ती हुई उद्धतता और हेकड़ी 


१८ सितंबर। कीयेव नगर के एक समाचारपत्र में लिखते हुए कँडेट 
शुलगीन ते कहा कि अस्थायी सरकार ने यह घोषणा कर कि रूस एक 
जनतंत्रीय देश है अपने ग्रधिकारों का घोर दुरुपयोग किया है। “हम नतो 


“मूल रूसी 'पाठ में केवल चेनोंव और त्सेरेतेली के नाम हैं।-सं० . 


४०० र 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जनतंत्र को स्वीकार कर सकते हैं और न मौजूदा जनतंत्रीय सरकार को... 
और हमें इस वात का निश्चय नहीं है कि हम रूस में जनतंत्र चाहते हैं. . . ” 
२३ अक्तूबर। रियाज्ञान नगर में हुई कैडेट पार्टी की एक सभा में 
म० दुखोनिन ने घोषणा की: “ हमें जरूर पहली मार्च को वैधानिक राजतंत्र 
की स्थापना करनी चाहिए । हमें राज्य सिंहासन के न्यायसम्मत उत्तराधिकारी 
मिखाईल श्रलेक्सान्द्रोविच को हरगिज्ज ठुकराना नहीं चाहिये...” 
२७ श्रक्तूवर। मास्को में व्यापारियों के सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव : 
“सम्मेलन ... का आग्रह है कि अस्थायी सरकार सेना में अविलंब 


निम्नलिखित क़दम उठाये: 
“ १. समस्त राजनीतिक प्रचार पर रोक लगाई जाये; यह जरूरी 


है कि सेना राजनीति से श्रलग रहे। 

“ २. राष्ट्रविरोधी तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों और सिद्धांतों के प्रचार 
में सेना की आवश्यकता से इनकार किया जाता है और उससे श्रनुशासन को 
क्षति पहुंचती है। इसलिए ऐसे प्रचार की मनाही होनी चाहिये और सभी 
प्रचारकों को दंड देना चाहिये... 

“ ३, सैनिक समितियों का काम अनिवायंतः एकमात्र आर्थिक प्रश्नों 
तक सीमित रखना चाहिये। उनके सभी निर्णयों की पुष्टि उनके ऊपर के 
अधिकारियों द्वारा होनी चाहिये, जिन्हें किसी भी समय इन समितियों को 


भंग करने का अधिकार प्राप्त है... 9 
“४, सलामी की प्रथा पुनःस्थापित की जाये झौर उसे अनिवार्यं बना 


दिया जाये। सजाशों की नज्जरसानी के अधिकार के साथ पूरे 
अनुशासनिक अधिकार फिर से भ्रफ़सरों को दिये जायें। 

“ ५ झफ़सर कोर से उन सभी लोगों को बर्खास्त किया जाये, जो 
ग्राम सिपाहियों के ग्रांदोलन में, जिससे उन्हें सरकशो की ही तालीम 
मिलती है, भाग लेकर कोर को लांछित करते है... इस प्रयोजन के लिए 
प्रतिष्ठा न्यायालयों को पुनःस्थापित किया जाये... 


हैं, उन्हे गंत सं में तथा 
"नीचे जो सूत्र दिये गये है, उन्हें रीड ने अत्यंत संक्षिप्त रूप 
अनुवाद की भ्रशुद्धियों के साथ प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्‍त, तथ्य 
यह है कि यह प्रस्ताव व्यापारियों के एक सम्मेलन द्वारा नहीं, 
कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया गया या 1-स० 


` 26-2360 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoth. 


४०१ 


«a 


४६४० १ et Sd 


“६. अस्थायी सरकार को सेना में उन जनरलों तथा दूसरे अफ़सरों 
की बहाली को मुमकिन वनाने के लिए जरूरी कारंवाइयां करनी चाहिए, 
जिन्हें समितियों तथा दूसरे गैरज़िम्मेदार संगठनों के ग्रसर से अन्याथपूर्ण 
रूप से बर्खास्त कर दिया गया है...” 


दुसरे अध्याय की टिप्पणियां 
१ 


कोर्नीलोव के विद्रोह का मेरी अगली पुस्तक ' कोर्नीलोव कांड से ब्रेस्त- 
लितोव्सक की संधि तक? में घिशद वर्णन किया गया है। कोर्नीलोव की 
कोशिश जिस परिस्थिति का परिणाम थी, उसके लिए केरेन्स्की की 
ज़िम्मेदारी अब काफ़ी स्पष्ट रूप से निश्चित हो चुकी है। केरेन्स्की के अनेक 
पक्षपोषक कहते है कि वह कोनीलोव की योजनाओं के बारे में जानते थे, 
आर उन्होंने कुछ ऐसी चाल चली कि कोर्नीलोव असमय ही मैदान-में उतर 
आये झौर पिट गये। श्री ए० जी० सैक तक ने अपनी पुस्तक , “रूसी जनवाद 
का जन्म में कहा है: 

“ कई बातें. . . प्राय: निश्चित हैं। पहली वात तो यह है कि केरेन्स्की 
को मालूम था कि कई दस्ते मोर्चे से पेत्नोग्राद की ओर आ रहे हैं, मौर 
यह संभव है कि प्रधान मंत्री तथा युद्ध-मंत्री की हैसियत. से उन्होने बढ़ते 
हुए बोल्शेविक ख़तरे को समझते हुए इन दस्तों को बुलाया हो...” 

इस तर्क में एक ही दोष है, वह यह कि उस समय कोई 
_बोल्शेविक खतरा ” नहीं था, क्योंकि सोवियतों के अंदर वे अभी भी 
निःसहाय अल्पमत की स्थिति में थे भर उनके नेता जेलों में थे या फ़रार थे। 


२ 
जनवादी सम्मेलन 


„ जव जनवादी सम्मेलन का प्रस्ताव पहले पहल केरेन्स्की से किया 
. गया, उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकरों , कारखानेदारों , जमींदारों तथा कॅडेट 

पार्टी के प्रतिनिधियों समेत राष्ट्र के सभी झंशकों की-उनके शब्दों में, 
४०२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ जीवंत शक्तियों ” की -सभा बुलायी जाये । सोवियत ने इस सुझाव को 
अस्वीकार कर दिया और सम्मेलन में प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित तालिका 
तैयार की, जिसे केरेन्स्की ने मान लिया: 


१०० प्रतिनिधि -मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की अखिल रूसी सोवियतें 
१०० -किसानों के प्रतिनिधियों की अखिल रूसी सोवियतें 

५० -मज़दूरों तथा सैनिकों की प्रांतोय सोवियतें 

५० - किसानों की भूमि समितियां 

१०० - ट्रेड-यूनियनें 

८४ -मोर्च की सैनिक समितियां 

१५० -मज़दूरों तथा किसानों की सहकारी समितियां 

२० -रेल मज़दूर यूनियन 

१० -डाक-तार मजदूर यूनियन 

२० - वाणिज्य-कार्यालयों के क्लर्क 

१५ -उदार पेशों के लोग- डाक्टर, वकील, पत्रकार इत्यादि 

५० - प्रांतीय ज़ेम्सत्वो 

५६ - राष्ट्रीय संगठन - पोल, उक्रइनी इत्यादि । 


यह अनुपात दो-तीन बार वदला गया। अंत में प्रतिनिधियों को 
निम्नलिखित रूप से बांटा गया: 


३०० प्रतिनिधि-मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की 
अखिल रूसी सोवियतें 

३०० -सहकारी समितियां 

३०० -नगरपालिकायें 

१५० -मोर्चे की सैनिक समितियां 

१५० - प्रांतीय जेम्सत्वो 

२०० - ्रेड-यूनियनें 

१०० = राष्ट्रीय संगठन 

२०० -ग्रनेक छोटे छोटे दल 


~ | भे ४०३ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


CAITR RO OS 9 SL Fe 


३ 


सोवियतों का काम ख़त्म हो : 


गया है 


२८ सितंबर, १९१७ को त्से-ई-काह के मुख पत्र ' इज्वेस्तिया' ने 
एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें पिछले श्रस्थायी मंत्रिमंडल का जिक्र. 
करते हुए कहा गया था: 

“ ग्रन्ततोगत्वा एक सच्ची जनवादी सरकार को, जिसे रूसी -जनता 
के सभी वर्गो के संकल्प ने जन्म दिया है, भावी संसदीय शासनःप्रणाली के 
पहले ढांचे को क़ायम किया गया है। हमारे झागे संविधान सभा है, जो 
बुनियादी करानूनों से संबंधित सभो प्रश्नों को हल करेगी, जो कानून 
मूलतः जनवादी होंगे। सोवियतों का काम ख़त्म हो गया है, और 
वह वक़्त नज़दीक ग्रा रहा है, जब शेष क्रांतिकारी मशीनरी के 
साथ उन्हें एक स्वतंत्र तथा विजयी जनता के रंगमंच से प्रस्थान 
करना होगा, जिसके अस्त्र भ्रव से राजनीतिक क्रिया के शांतिपूर्ण 
साधन होंगे।” 

२५ अक्तूबर को 'इज्वेस्तिया' के संपादकीय लेख का शीर्षक था: 
“सोवियत संगठनों में संकट '। लेख के आरंभ में कहा गया था कि सफ़र 
से लौटे लोगों का कहना है कि स्थानीय सोवियतों की सरगर्मियां सर्वत्र 
कम हो रही. हैं। “यह स्वाभाविक ही है,” लेखक ने कहा। “कारण, 
जनता अधिक स्थायी विधानांगों में -नगर दुमाओ्रों तथा जेभ्सतवोद्ों में- 
दिलचस्पी लेने लगी है... 

 पेत्रोग्राद तथा मास्को के महत्वपूर्ण केंद्रों में, जहां सोवियतें सब से 
अच्छी तरह संगठित हैं, उन्होंने सभी जनवादी अंशको को अपने अंदर 
शामिल नहीं किया... अधिकांश बुद्धिजीवियों और अनेक मजदूरों ने भी 
उनमें भाग नहीं 'लिया- कुछ मजदूरों ने इसलिए भाग नहीं लिया कि वे 
राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैँ भर कुछ ने इसलिए कि उनके लिए 
उनकी अपनी यूनियनें ही आकर्षण का केंद्र हैं... हम इस वात से 


४०४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इनकार नहीं कर सकते कि ये संगठन जन-साधारण के साथ दृढ रूप 
से एकजुट हैं और उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतों को बेहतर तरीक़े से 
पूरा करते हैं... 

“यह एक ग्रत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय जनवादी प्रशासन 
प्रवल रूप से संगठित किये जा रहे हैं। नगर दूमायें सार्विक मतदान हारा 
चुनी जाती हैं और विशुद्ध स्थानीय मामलों में उन्हें सोवियतों से अधिक 
अधिकार प्राप्त है। एक भी जनवादी यह नहीं कहेगा कि इसमें कुछ भी 
. अनुचित है... 

“, ,. नगरपालिकाओं के चुनाव सोवियतों के चुनावों से बेहतर और 
अधिक जनवादी रूप से संपन्न किये जा रहे हैं... नगरपालिकाश्रों में सभी 
वर्गो को प्रतिनिधित्व प्राप्त है... और जैसे ही स्थानीय स्वशासन ने 
नगरपालिकाझओं में जीवन का संगठन करना शुरू किया, स्थानीय सोवियतों 
` की भूमिका स्वाभावतः समाप्त हो जायेगी... 

“, , , सोवियतों में दिलचस्पी कम होने के दो कारण हे । हम कह 
सकते हैं कि पहला कारण जन-साधारण में राजनीतिक दिलचस्पी का कम : 
होना है; नये रूस के निर्माण का संगठन करने के लिए ्रांतीय तथा 
स्थानीय प्रशासन निकायों की बढ़ती हुई कोशिशें दूसरा कारण ६... इस 
दूसरी दिशा में प्रवृत्ति जितना ही जोर पकड़ती है, उतनी ही जल्दी 
सोवियतों का महत्व समाप्त हो जाता है... द 

“खूद हमारे लिए कहा जा रहा हैं कि हम अपने ही लगड के 
' ताबूतबरदार' हैं। वास्तव में हम खद नये रूस के निर्माण में सबसे 
अधिक परिश्रम करनेवाले कार्यकर्ता हैं... 

“जब निरंकुश शासन तथा समूचा नौकरशाही निजाम ध्वस्त हा, 
हमने अस्थायी बारिकों के रूप में सोवियतों की ल्या) की, जहां 
समस्त जनवाद पनाह ले सकता था। परंतु भ्व हॅम बारिक की जगह 
एक नयी व्यवस्था के स्थायी भवन का निर्माण कर रहें हैं और जनता स्वाभावतः 
धीरे धीरे बारिकों को छोड़ कंर अधिक सुविधापूर्ण भावास को ग्रहण करती 
रही है।” 


४०५ 


८00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri : 


CCS क rg) 


x 


रूसी जनतंत्र की परिषद्‌ में त्रोत्स्की का भाषण 


“ त्से-ई-काह द्वारा बुलाये गये जनवादी सम्मेलन का उद्देश्य अनुत्तरदायी , 
वैयक्तिक प्रकार के शासन को, जिसने कोर्नीलोव को जन्म दिया, समाप्त 
करना और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, जो युद्ध का 
अंत करने में समर्थ होगी ग्रौर नियत समय पर संविधान सभा का बुलाया 
जाना सुनिश्चित बनायेगी। इस बीच, जनवादी सम्मेलन के पीठ पीछे 9 
धोखा और फ़रेब के ज़रिए, नागरिक केरेन्स्की , कैडेटों तथा मेन्शेविक 
आर समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टियों के नेताओों के बीच सौदेबाजी के ज़रिए, 
हमें आधिकारिक रूप से घोषित उद्देश्य से उल्टे ही परिणाम प्राप्त हुए। 
एक ऐसी सत्ता की स्थापना की गयी, जिसके गिदे और जिसके ग्रंदर 
कोर्नीलोव जैसे आदमी प्रत्यक्ष अ्रथवा प्रच्छन्न रूप से नेतृत्वकारी भूमिका 
अदा कर रहे हैं। जब यह घोषणा की जाती है कि रूसी जनतंत्र 
की परिषद्‌ परामशंदात्री सभा होगी, तब इसका अर्थ यह है कि 
सरकार के झनुत्तरदायित्व की श्राधिकारिक रूप से घोषणा की जाती 
है। क्रांति के आटवें महीने में यह अनुत्तरदायी सरकार बुलीगिन दूमा 
के इस नये संस्करण के रूप में भ्रपने लिए एक नयी श्राड़ तैयार 
करती है। 

“मिल्की वर्गों के लोग इस अस्थायी परिषद्‌ में जिस अनुपात में 
शामिल हुए हैं, उससे, देशव्यापी चुनावों को देखते हुए, साफ़ पता चलता 
है कि उनमें बहुतों को यहां होने का बिल्कुल कोई हक़ नहीं है। इसके 
बावजूद कंडेट पार्टी ने, जो कल तक चाहती थी कि अ्रस्थायी सरकार 
राजकीय हुमा के प्रति उत्तरदायी हो, इसी कॅडेट पार्टी ने सरकार को 
जनतंत्र की परिषद्‌ से स्वतंत्र बना दिया। इसमें संदेह नहीं कि संविधान सभा 


“यह तोत्स्की का भाषण नहीं , बल्कि बोल्शेविक दल की एक घोषणा 
है, जिसे त्रोत्स्की ने जनतन्त्र की परिषद्‌ में २० अक्तूबर , १९१७ को पढ़ा 
था। - सं० 
४०६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


में मिल्की वर्गो की स्थिति उतनी सुविधापूर्ण न होगी , जितनी कि इसं 
परिषद्‌ में है, और वे संविधान सभा के प्रति अनुत्तरदायी नहीं 
रह सकेंगे। 

“यदि मिल्की वर्ग आज से छः हफ्ते बाद संयोजित होनेवाली संविधान 
सभा के लिए सचमृत्र तैयारी करते होते, तो इस समय सरकार के 
अनुत्तरदायित्व को स्थापित करने का कोई कारण नहीं था। पूरी सचाई 
यह है कि अस्थायी सरकार की नीतियों का निर्देश करने वाला पूंजीपति वर्ग 
संविधान सभा को छिन्न-भिन्न करने का उद्देश्य रखता है। इस समय मिल्की 
वर्गो का, जो हमारी समूची राष्ट्रीय नीति को, चाहे वह विदेश नीति हो 
या गृह नीति, नियंत्रित करते हैं, यही मुख्य उद्देश्य है। उद्योग, कृषि तथा 
संभरण के क्षेत्र में, सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले मिल्की वर्गों 
की राजनीति युद्धजनित स्वाभाविक विश्वृंखलता को और भी बढ़ा रही है। 
मिल्की वर्ग, जो किसानःविद्रोह भडका रहे हैँ, मिल्की वर्ग, जो गृहयुद्ध 
भड़का रहे हैं, खुल्लमखुल्ला अकाल की विभीषिका के श्रासरे अपनी 
नीति चला रहे हैं। वे श्रकाल और भुखमरी के ज़रिए क्रांति को उलट 
देने और संविधान सभा की संभावना को समाप्त कर देने का इरादा 
रखते है । 

“पूंजीपति वर्ग और उसकी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति कम 
अपराधपूर्ण नहीं है । चालीस महीनों की लड़ाई के बाद राजधानी के लिएं 
सांघातिक खतरा उत्पन्त हो गया है। इस ख़तरे का मुक़ाबला करने के लिये 
सरकार को मास्को में स्थानांतरित करने की योजना बनायी गयी है। . 
राजधानी को छोड़ देने का विचार पूंजीपति वर्ग के अंदर गुस्सा पैदा नहीं 
करता । उल्टे , उसे प्रतिक्रांतिकारी षड्यंत्र को भ्रग्रसर करने के लिए झाकल्पित 
सामान्य नीति के स्वाभाविक अंग के रूप में ग्रहण किया जाता है... यह 
भान लेने के बजाय कि देश का निस्तार शांति संपन्न करने में है, 
कूटनीतिज्ञो तथा साम्राज्यवादियों की उपेक्षा कर सभी थके-मांदे जनों के 
सामने भ्रविलंब शांति-संधि का विचार खुल्लमखुल्ला रखने तथा इस तरह 
युद्ध का चलाया जाना असंभव बनाने के बजाय, अस्थायी सरकार वड 
्रतित्रांतिकारियों और मित्र-राष्ट्रों के साम्राज्यवादियों के हक्म पुर» इस. 
हत्यारे युद्ध को निर्बुद्धि, निष्प्रयोजन तथा योजनाहीन रूप से लंबा खींचती 


है.) 


, CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 420: 2 < 4 


| 


जा रही है, और इस प्रकार लाखों सिपाहियों श्रौर मल्लाहों को 
निरर्थक ही मौत के मुंह में डाल रही है तथा पेत्रोग्राद का समर्पण करने 
और क्रांति का ध्वंस करने की तैयारी कर रही है। एक ऐसे वक्त, जब 
दूसरों की ग़लतियों श्रौर अपराधों के फलस्वरूप दूसरे सिपाहियों श्रौर 
मल्लाहों के साथ बोल्शेविक सिपाही श्रौर मल्लाह भी श्रपने प्राणों की ग्राहुति 
दे रहे हैं, तथाकथित मुख्य सेनापति ( केरेन्स्की ) ने बोल्शेविक श्रख़वारों 
का दमन जारी रखा है। परिषद्‌ की प्रमुख पार्टियां स्वेच्छा से इन नीतियों 
को आड़ दे रही हैं। 

“ हम सामाजिक-जनवादी पार्टी के बोल्शेविक दल के लोग घोषणा 
करते हैँ कि जनता के साथ ग़द्दारी करने वाली इस सरकार के साथ” हमारा 
कहीं भी मेल नहीं है। सरकार की झड़ में जनता के ये हत्यारे जो काम 
कर रहे हे, उसके साथ हमारा कहीं भी मेल नहीं है। हम इस काम पर 
एक दिन के लिए भी प्रत्यक्ष अथवा अ्रप्रत्यक्ष रूप से पर्दा डालने से इनकार 
करते हूँ। ऐसे वक्त, जब विल्हेल्म की सेनाओं ने पेत्रोग्राद को खतरे में 
डाल दिया है, केरेन्स्की आर कोनोवालोव की सरकार पेत्रोग्राद से 
भागने और मास्को को प्रतिक्रांति का गढ़ बनाने की तैयारी कर 
रही है! 

“हम मास्को के मज़दूरों और सिपाहियों को चेतावनी देते हैं कि वे 
चौकन्ने रहें। इस परिपद्‌ का परित्याग करते समय हम पूरे रूस के मजदूरों 
किसानों और सिपाहियों की जवांमर्दी और दानिशमंदी का भरोसा करते 
हुए उनसे अपील करते है। पेत्रोग्राद खतरे में है! क्रांति ख़तरे में है! 
सरकार ने इस खतरे को बढ़ा दिया है- शासक वर्गों ने उसे और उम्र बना 
दिया है। इस सुमय जनता ही स्वयं भ्रपने को और देश को बचा 
सकती है। 

“हम जनता से अपील करते हैं। तत्काल, सच्ची, जनवादी शांति- 
जिंदाबाद ! . समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में! समस्त भूमि जनता के हाथ 
में! संविधान सभा - जिंदाबाद ! ” 


“यहां जॉन रीड ने ये शब्द छोड़ दिये है: “ प्रतिक्रांति को शह देते 
वाली इस परिपद्‌ के साथ” । - सं० 
४०८ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्‌ 


स्कोबेलेव को दिया गया “ नकाज़ ” 


( सारांश ) 
( त्से-ई-काह द्वारा स्वीकृत तथा स्कोबेलेव को पेरिस-सम्मेलन में रूस 
के क्रांतिकारी जनवाद के प्रतिनिधि के लिए निर्देश के रूप में दिया गया। ) 
“यह आवश्यक है कि शांति-संधि निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित 
हो: “संयोजन न किये जायें, हरजाने न लिये जायें, जातियों को आत्म- 
निर्णय का अधिकार दिया जाये।” 


प्रादेशिक समस्‍यायें 


(१) आाक्रांत रूस से जर्मन सेनायें हटायी जायें। पोलंड, लिथुआनिया 
तथा लाटविया के. लिए आत्म-निर्णय का पूर्ण अधिकार [ 

(२) तुर्की झार्मेनिया के लिए स्वायत्त शासन और बाद में, जैसे 
हो स्थानीय सरकारें स्थापित होती हैं, पूर्ण झ्रात्म-निर्णंय का अधिकार। 

(३) एलसस - लारें का प्रश्न सभी विदेशी सेनाओं की वापसी 
के वाद जनमत-संग्रह द्वारा हल किया जाये। 

(४) बेल्जियम की बहाली। एक अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा क्षतिपूतिं । 

(५) सर्बिया तथा माण्टेनेग्रो की बहाली यर उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय 
सहायता कोष द्वारा सहायता। सर्बिया के लिए एड्रियाटिक सागर में निर्गम- 
मार्गं। बोसनिया गौर हजेंगोविना को स्वायत्त अधिकार। 

(६) बाल्कन-प्रदेश के वे प्रांत , जिनके बारे में झगड़ा हैं, अस्थायी 
काल के लिए स्वायत्त होंगे भ्रौर बाद में वहां जनमत-संग्रह किया जायेगा । 


“यहां जॉन रीड ने ये शब्द छोड़ दिये हैँ: “यह झावश्यक है कि, 


जहां तक युद्ध के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, तयी संधि को सार्वजनिक रूप | 


से घोषित किया जाये।”- सं० 


४०९ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri न्य 


DANS LS ON VOM oO + = ts | srs 


(७) रूमानिया की बहाली, लेकिन वह दोद्रुजा को पूर्ण ग्रात्म- 
निर्णय का अधिकार देने के लिए वाध्य होगा... रूमानिया को बर्लिन 
संधि की उन धाराश्रों' का, जिनका संबंध यहुंदियों से है, पालन करने 
के लिए और उन्हें पूर्णाधिकार प्राप्त रूमानियाई नागरिक मानने के लिए 
बाध्य करना होगा। 

(८) श्रास्ट्रिया के इतालवी क्षेत्रों में अस्थायी काल के लिए स्वायत्त 
शासन , पश्चात्‌ राज्य की स्थिति को निश्चित करने के लिए जनमत-संग्रह । 

(६) जर्मन उपनिवेश लौटाबे जायें। 

(१०) यूनान तथा फ़ारस की बहाली । 


नौचालन-स्वतन्त्रता 


जिन जल-संधियों की निकासी ग्रंतर्देशीय समद्रो नें है, उनका तथा 
स्वेज़ और पनामा नहरों का तटस्थीकरण। वाणिज्य-नौचालन निर्वाध होगा । 
निजी युद्धपोतों के उपयोग का अधिकार रह किया जायेगा। वाणिज्य- 
पोतों पर तारपीड़ो चलाने की मनाही की जायेगी। 


हरजाने 


सभी योधी प्रत्यक्ष ग्रथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार के हरजाने की, 
जैसे उदाहरण के लिए, क्रैदियों के निर्वाह के लिए खर्च की, मांगों का 
परित्याग करेंगे। युद्ध-काल में जो हरजाने या जंगी महसूल वसूल किये 
गये हे, वे ग्रनिवार्यतः लौटाये जायेंगे। 


आशिक शर्ते 
वाणिज्य-संधियां शांति की शर्तों के अंग नहीं होंगी। यह झावश्यक 
है कि प्रत्येक देश अपने वाणिज्य-संबंधों के मामलों में स्वतंत्र रहे, और 
शांति-संधि द्वारा उसे न कोई आर्थिक संधि करने के लिए विवश किया जाये 
न रोका जाये। इसके बावजूद शांति-संधि के अंतर्गत सभी राष्ट्रों को यह 


बंधन स्वीकार करना चाहिए कि वे युद्ध के पश्चात्‌ भ्रार्थिक नाकेबंदी नहीं 
करेंगे, न हो पृथक्‌ टैरिफ़ क़रार करेंगे। यह झावश्यक है कि परममित्र 


राष्ट्र-प्रधिकार बिना किसी भेदभाव के सभौ देशों को दिया जाये। 


४१० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शांति की गारंटियां 


शांति-सम्मेलन में प्रत्येक देश की राष्ट्रीय प्रतिनिधि-संस्थाग्रों द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि शांति-संधि संपन्न करेंगे। शांति-संधि की शर्तें संसदों 
हारा श्रनुसमर्थित की जायेंगी । 

गुप्त कूटनीति का अंत किया जायेगा; सभी पक्ष इसके लिए वचनबद्ध 
होंगे कि वे कोई भी गुप्त संधि संपन्न नहीं करेंगे। ऐसी संधियां अंतर्राष्ट्रीय 
क़ानून के ख़िलाफ़ और लिहाज़ा वातिल घोषित की जाती हैं। सभी संधियां , 
जव तक कि विभिन्न राष्ट्रों के संसद उनका अनुसमर्थन न कर लें, बातिल 
समझी जायेंगी । 

भूमि तथा समुद्र दोनों पर क्रमिक निरस्त्रीकरण तथा एक मिलिशिया- 
व्यवस्था की स्थापना । प्रेजिडेंट विलसन ने जिस “ राष्ट्र-संघ ” (लोग आफ़ 
नेशन्स ) का सुझाव दिया है, वह अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का एक महत्त्वपूर्ण 
साधन हो सकता है, बशर्ते कि (क) उसमें सभी राष्ट्रों का समान अधिकारों के 
साथ भाग लेना अनिवार्य हो, और ( ख) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जनवादी 
रूप दिया जाये। 


शांति के मार्ग 


मित्र-राष्ट्र ग्रविलंव घोषणा करें कि-वे, जैसे ही शत्रु-शक्तियां समस्त 
बलात्‌ ' संयोजनों का परित्याग करने के लिए अपनी सहमति प्रगट करें, 
शांति-वार्ता आरंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं। 

यह आवश्यक है कि मित्न-राष्ट्र यह इकरार करें कि वे एक आम 
शांति-सम्मेलन , जिसमें सभी तटस्थ देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, से 
बाहर न कोई शांति-वार्ता करेंगे, न शांति-संधि संपन्न करेंगे । 

स्टाकहोम समाजवादी सम्मेलन के रास्ते से सभी झड़चनें दूर कर दी 
जायेंगी , और जो पार्टियां या संगठन उसमें भाग लेना चाहते हूँ, उनके 
सभी प्रतिनिधियों को अविलंब पासपोर्ट दिये जायेंगे । 

( किसानों. की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति ने भी एक नकाज्ञ 
जारी किया, जो उपरोक्त नकाच, से विशेष भिन्न नहीं है। ) 


४११ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५2. NS Ls SSNS Soe 


६ 
रूस को बलि चढ़ा कर शांति 


आस्ट्रिया द्वारा फ्रांस से शांति का प्रस्ताव किये जाने के बारे में रिवो“ 
का भंडाफोड़ ; १९१७ की गर्मियों में बनें, स्विट्जरलैंड में हुआ तथाकथित 
“ शांति-सम्मेलन ” , जिसमें सभी युद्धरत देशों के प्रतिनिधियों ने, जो इन 
सभी देशों के वृहत्‌ वित्तीय स्वार्थो का प्रतिनिधित्व करते थे, भाग लिया 
था; और एक अंग्रेज प्रणिधि दरारा बुल्गारियाई चर्च के एक उच्च 
पदाधिकारी के साथ वार्ता का प्रयत्न-ये सब बातें इस तथ्य की ओर 
निदेश करती थीं कि दोनों ओर रूस को बलि चढ़ा कर शांति संपन्न 
करने के पक्ष में प्रबल प्रवृत्ति थी। मै श्रपनी भ्रगली पुस्तक .' कोर्नीलोव 
कांड से ब्रेस्त-लितोव्स्क की संधि तक' में इस मामले की तफ़सील से चर्चा 
करने और पेत्रोग्राद में विदेश मंत्रालय में पायी जानेबाली कई गुप्त 
दस्तावेजों को प्रकाशित करने का इरादा रखता हूं। 


७ 
फ्रांस में रूसी सिपाही 
श्रस्थायी सरकार को भ्राधिकारिक रिपोट** 


“ जिस समय रूसी क्रांति की खबर पेरिस पहुंची , उसी समय से अत्यंत 
उग्र प्रवृत्ति रखने वाले रूसी अभ्रख़बार वहां से निकलने लगे, भौर भाम 
सिपाहियों के बीच में ये अख़बार बेरोकटोक़ बंटने लगे और कितने ही आदमी 


*अलेक्सान्द्र फेलिक्स जोजेफ़ रिबो फ्रांस के एक राजनीतिक नेता 
थे, जो १९१७ में फ्रांस के प्रधान मंत्री बने।-सं० 


*'जॉन रीड ने अपने अनुवाद में मूल रिपोर्ट को किंचित्‌ संक्षिप्त तथा 
परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है । - सं० 
४१२ 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उनके बीच ग्राज़ादी से घूमने-फिरने लगे, बोल्शेविक प्रचार करने लगे 
्रौर अवसर फ्रांसीसी पत्रिकाग्नो में छपनेवाली झूठी ख़बरें फैलाने लगें। 


"आधिकारिक समाचारों के और यथातथ्य विवरण के अभाव में इस प्रचार- 


आंदोलन ने सिपाहियों के बीच असंतोष भडका दिया। फलतः वे रूस लौटने 
को इच्छा करने लगे और अपने अ्फ़्सरों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। 

“अन्ततः इस श्रसंतोष ने विद्रोह का रूप ले लिया। भ्रपनी एक 
मीटिंग में सिपाहियों ने कवायद करने से इनकार कर देने के लिए अपील 
जारी की, क्योंकि उन्होंने यह फसला कर लिया था कि अब वे लड़ेंगे नहीं । 
सरकश सिपाहियों को दूसरे सिपाहियों से अलहदा करने का फैसला किया 
गया और जनरल जान्केविच ने अस्थायी सरकार के प्रति वफ़ादार सभी 
सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे कुर्तीन के शिविर को छोड़ दें और अपने 
साथ सारा गोला-बारूद लेते जायें। २५ जून को इस हुक्म की तामील की 
गयी। शिविर में वे ही सिपाही रह गये, जिन्होंने कहा कि वे “कुछ शर्तों 
पर ” ही अस्थायी सरकार की श्रधीनता स्वीकार कर सकते हैं। शिविर के 


सिपाहियों से मिलने के लिए कई बार विदेशों में रूसी सेनाओं के मुख्य ' 


सेनापति , युद्ध-मंत्रालय के कमिसार राप, म्रौर उन पर अपना प्रभाव डालने 
के लिए इच्छुक भ्रनेक जाने-माने भूतपूर्वं उत्प्रवासी वहां ये, लेकिन ये 
कोशिशें बेकार गयीं, और अंत में कमिसार राप ने आग्रह किया कि विद्रोही 
सैनिक अपने हथियार रख दें और अपनी श्रधीनता प्रगट करने के लिए 
क्लोरावो नामक स्थान में सुव्यवस्थित रूप में मार्च करें। इस आज्ञा का केवल 
आंशिक रूप से पालन किया गया; सबसे पहले ५०० सिपाही निकले, 
जिनमें २२ को गिरफ्तार कर लिया गया। चौबीस घंटे बाद क़रीब ६००० 
सिपाहियों ने उनका अनुगमन किया... क़रीब २००० रह गये... ` 

“ शिकंजा और कसने का फैसला किया गया; विद्रोहियों के राशन 
घटा दिये गये, उनकी तनखार्हे रोक ली गयीं और ग्रककुर्तीन शहर जानेवाली 
सड़कों पर फ़ांसीसी सिपाहियों का पहरा बैठा दिया गया। जनरल ज्ञान्केविच 
को जब यह मालूम हुआ कि एक रूसी तोपख़ाना ब्रिगेड फ्रांस से गुजर रहा 
है, उन्होंने फैसला किया कि विद्रोहियों को काबू में लाने के लिए पैदल 
सैनिकों तथा तोपख़ाने की एक मिली-जुली टुकड़ी क़ायम की जाये । विद्रोहियों 
के पास एक शिष्टमंडल भेजा गया, जो चंद घंटे बाद यह विश्वास लेकर 


४१३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri - > 


` 


र्ट. न हज धी ५५544 03 FR 
+ SCN Se Ss _ 0256 4344: 


लौट झाया कि उनसे बातचीत करना फ़जूल है। १ सितंबर को जनरल 
जान्केविच ने विद्रोहियों को अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि वे अपने- 
हथियार डाल दें, और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने ३ सितंबर 
को दस वजे तक इस हुक्म की तामील नहीं की, तो उन पर तोपखाने 
द्वारा गोलावारी शुरू कर दी जायेगी। 

“इस हुक्म की तामील नहीं हुई, लिहाजा नियत समय पर उस 
स्थान पर हलकी गोलावारी शुरू की गयी। झठारह गोले दाग़े गये और 
विद्रोहियों को चेतावनी दी गयी कि गोलावारी तेज़तर कर दी जायेगी। 
३ सितंबर-की रात को १६० सिपाहियों ने हथियार डाल दिये। ४ सितंबर 
को गोलाबारी फिर शुरू की गयी और ३६ गोले दाग़्े जाने के वाद 
११ बजे विद्रोहियों ने दो सफ़ेद झंडियां दिखायीं और निहत्थे शिविर से 
बाहर निकलने लगे। शाम होते होते ८३०० सिपाहियों ने समर्पण कर 
दिया। उस रात १५० सिपाहियों ने, जो शिविर में रह गये थे, 
मशीनगनों से गोलियां चलानी शुरू कीं। ५ सितंबर को मामले को ख़त्म 
करने की गरज से शिविर पर भारी गोलाबारी की गयी और हमारे 
सिपाहियों ने इंच-इंच करके उस पर क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोही सैनिक 
अपनी मशीनगनों से धुग्रांधार गोलियां चलाते रहे। ६ सितंवर को ९ बजे 
` शिविर पर पुरी तरह कव्जा कर लिया गया... विद्रोहियों को निहत्था 
करने के बाद ५१ गिरफ्तारियां की गयीं...” न 

यह तो थी रिपोर्ट। परंतु विदेश मंत्रालय में मिली गुप्त दस्तावेजों 
से हम जानते हैं कि यह वर्णन सर्वथा सही नहीं है। सबसे पहले गड़बड़ी 
तव शुरू हुई, जव सिपाहियों ने श्रपनी समितियां बनाने की कोशिश की - 
जैसा कि रूस में उनके साथी कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि उन्हें वापिस 
रूस भेजा जाये। इस मांग को ठुकरा दिया गया। और फिर फ्रांस में उनके 
असर को ख़तरनाक समझ कर उन्हें सलोनिकी जाने का हुक्म दिया गया। 
उन्होंने वहां जाने से इनकार किया शौर लड़ाई शुरू हो गयी... पता यह 
चला कि बग्रावत पर उतारू होने से पहले उन्हें एक शिविर में बगैर 
अफ़सरों के दो महीने तक छोड़ दिया गया था और उनके साथ बुरा सलूक 
किया गया था। जिस “रूसी तोपख़ाना ब्रिगेड ” ने उसके ऊपर गोलाबारी 
को थी, उसके नाम का पता चलाने की सारी कोशिशें बेकार हुई ; मंत्रालय 


४१४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


में जो तार मिले, उनसे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि फ्रांसीसी 
तोपख्राने. का - इस्तेमाल किया गया था... 

समर्पण करने के वाद दो सौ से ज्यादा वाग्ियों को बड़ी बेदर्दी से 
बंदूकों का. निशाना बनाया गया। 


,तेरेश्चेत्को का भाषण 
(सारांश) - 


“ विदेश नीति के प्रश्‍न राष्ट्रीय रक्षा के प्रश्नों के साथ घनिष्ठ 
रूप से जुड़े हुए हैं... और इसलिए यदि श्राप समझते है कि राष्ट्रीय 
रक्षा के प्रश्नों के वारे में गुप्त अधिवेशन करना आवश्यक है, तो अपनी 
विदेश नीति के मामले में भी हमें कभी कभी वैसी ही गोपनीयता बरतनी 
पड़ती है... 

“ जर्मन कूटनीति जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करती है... 
इसलिए विशाल जनवादी संगठनों के जो नेता एक क्रांतिकारी कांग्रेस के बारे 
में और अपर शीत-अभियान की असाध्यता के वारे में उच्च स्वर में बात 
करते हैँ, उनके बयान ख़तरनाक है... यें सारे बयान बड़े महंगे पड़ते हैं- 
उनका मोल कितनी ही जिंदगियों से चुकाना पड़ता है... 

“सै. राज्य के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रश्नों को उठाये बिना केवल 
शासकीय तर्क की बात करना चाहता हूं। तर्क की दृष्टि से रूस की विदेश 
नीति रूस के हितों की सच्ची समझ पर आधारित होनी चाहिए... इन 
हितों का अर्थ यह है कि यह असंभव है कि हमारा देश अकेला रहे और 
यह कि इस समय हमारे साथ शक्तियों का ( मित्र-राष्ट्रो का ) जो संयोजन 
है, वह संतोषजनक है... समस्त मानवजाति शांति की कामना करती 
है, परंतु रूस में कोई भी ऐसी पमानपूर्ण शांति-संधि की इजाजत नहीं 
दे सकता, जो हमारी पितुभूमि के राजकीय हितों का उल्लंघन करती हो! ' 


४१५ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2, 
ONES NTE 


भाषणकर्ता ने कहा कि ऐसी शांति-संधि सदियों नहीं तो लंबे वर्षों 
तक ज़रूर ही संसार नें जनवादी सिद्धांतों की विजय में बाधक होगी और 
अनिवार्यंतः नये युद्धों को जन्म, देगी। 

“मई के दिनों की बात किसी को भूली न होगी, जब हमारे मोर्चे 
पर ऐसा भाईचारा पैदा हुआ कि उससे सैनिक गतिविधि के टप हो जाने और 
इस सहज रूप से लड़ाई के बंद हो जाने और एक शर्मनाक पृथक्‌ शांति- 
संधि की दिशा में देश के जाने का खतरा पैदा हो गया... मोर्चे पर आम 
सिपाहियों को यह समझाने के लिए कि रूसी राज्य इस तरीक़े से ह्रगिज 
युद्ध को समाप्त और अपने हितों को सुनिश्चित नहीं कर सकता, कितनी 
कोशिशें करनी पड़ीं...” 

- उन्होंने आगे कहा कि जुलाई के हमले का कैसा जादुई असर हुग्रा 
था, उसने विदेशों में रूसी राजदूतों के शब्दों में कितनी शक्ति भर दी थी 
और रूस की जीतों से जर्मनी में कितनी निराशा फैल गयी थी, और फिर 
रूस की पराजय से मित्र-राष्ट्रों का भ्रम किस प्रकार टूट गया था.:. 

“जहां तक रूसी सरकार का सवाल है, उसने मई के सूत्र, “न 
संयोजन किये जायें, न ताज़ीरी हरजाने लिये जायें” का ग्रविचल भाव से 
समर्थन किया। हम जातियों के आत्म-निर्णय के ्रधिकार की ही नहीं, बल्कि 
साम्राज्यवादी लक्ष्यों के परित्याग की भी घोषणा करना आवश्यक समझते 

जर्मनी शांति स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। वहां 
वस एक ही चीज़ की चर्चा है-शांति की। जर्मनी को मालम है कि वह 
जीत नहीं सकता। जु 
“मैं उन आलोचनाओं को मानने से इनकार करता हूं, जो सरकार 
को लक्ष्य करके की जाती हैं और जिनमें कहा जाता है कि रूस की विदेश 
नीति युद्ध के लक्ष्यों को यथेष्ट स्पष्ट रूप से प्रगट नहीं करती... 

अगर यह सवाल उठाया जाता है कि मित्र-राष्ट्र किन लक्ष्यों का 
अनुसरण कर रहे हैं, तो सवसे पहले यह पूछना जरूरी है कि मध्य यूरोपीय 
शक्तियां किन उद्देश्यों के वारे में एकमत हुई हैं». 

[11 

बहुधा यह्‌ इच्छा प्रगट की जाती है कि हम उन संधियों के विवरण 
प्रकाशितः करें, जो मित्र-राष्ट्रो को एक सूत्र में बांधती है, परंतु लोग इस 
४१६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वात को भूल जाते हैं कि हम अभी तक यह नहीं जानते कि मध्य यूरोपीय 
शक्तियां किन संधियों से बंधी हुई हैं...” 

उन्होंने कहा कि जमंनी प्रत्यक्षतः यह चाहता है कि बीच में अनेक 
दुर्बल राज्यों को स्थापित करके रूस को पश्चिम से अलहदा कर दे। | 

“ रूस के प्राणमूलक हितों पर प्रहार करने की इस प्रवृत्ति को रोकना 
होगा... 

“व॒या रूसी जनवादी अंशक, जिन्होंने अपने फरहरे पर राष्ट्रों के 
ग्पना फ़ैसला अपने-आप करने के अधिकारों को अंकित किया है, चुपचाप 
बैठे श्रास्ट्रिया-हंगरी द्वारा सर्वाधिक सभ्य जनों का उत्पीड़न होते 
रहने देंगे? 

४ जिन लोगों को यह भय है कि मिल्न-राष्ट्र हमारी कठिन परिस्थिति 
से फ़ायदा उठा कर हमारे ऊपर लड़ाई का हमारे हिस्से से ज्यादा बोझ 
डाल देने की कोशिश करेंगे और हमारी क्रीमत पर शांति-संधि के प्रश्नों 
को हल करेंगे, वे भयंकर भूल कर रहें है... हमारे दुश्मन की निगाह में 
रूस उसके माल के लिए एक बाजार है। लड़ाई ख़त्म होने पर हम बहुत 
कमजोर हालत में होंगे और जमनी का माल हमारी खुली सरहदों से पहुंच 
कर हमारे वाजारों को इस बुरी तरह पाट देगा कि बरसों के लिए हमारा 
ौद्योगिक विकास सहज ही रुक सकता है। इस संभावना से वचाव के लिएं 
कारवाइयां करनी होंगी । 

“तै साफ़ साफ़ विना छिंपाव-दुरांव के कहता हूं: शक्तियों का जो 
संयोजन हमें मित्न-राष्ट्रों के साथ एकजुट करता है, वह रूस के हितों के 
अनुकूल है... इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि युद्ध तथा शांति के प्रश्नों के 
बारे में हमारे विचार मिल्न-राष्ट्रों के विचारों के साथ यथासंभव स्पष्ट तथा 
पूर्ण रूप से मेल खायें... किसी भी तरह की ग्रलतफ़हमी न होने पाये, 
इस खयाल से मुझे साफ़ साफ़ कहना होगा कि पेरिस-सम्मेलन में रूस को 

करना होगा. -« 
ऱ्य er व न गये ल्न के विषय में टौका करवा नहीं 
चाहते थे, परन्तु उन्होंने स्टाकहोम में सथ प्रकाशित डचःस्कैदनेवियाई 
समिति के घोषणापत्र का जिक्र किया, जिसमें लिथुद्यानिया तथा लाटविया 
की स्वायत्तता का पक्ष-प्रहण किया गया था। “परंतु, यहे स्पष्टतः असंभव 
४१७ 
27-2360 - 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
। 
5 + 
| 


> 


है,” तेरेश्‍चेन्को ने कहा, “क्योंकि यह आवश्यक है कि रूस के पास 
बाल्टिक सागर तट पर पूरे साल चालू रहने वाले उन्मुक्त पत्तन हों... 

“इस प्रश्‍न के संबंध में विदेश नीति की समस्‍यायें आंतरिक राजनीति 
से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं, क्योंकि यदि समस्त वृहत्‌ रूस की एकता 
की शक्तिशाली भावना का अभाव न होता, तो आप सर्वत्र विभिन्न जनों 
की केंद्रीय सरकार से पृथक्‌ होने की इच्छा का वारम्वार प्रदर्शन न देखते . . . 
इस प्रकार का विलगाव रूस के हितों के प्रतिकूल है और रूसी प्रतिनिधि 
इसका समर्थन नहीं कर सकते...” 


९ 
ब्रिटिश बेड़ा (वग्ररह) 


रीगा की खाड़ी में समुद्री लड़ाई के वक्‍त बोल्शेविकों का ही नहीं, 
अस्थायी सरकार के मंत्रियों का भी ख्याल था कि ब्रिटिश बेड़े ने जान- 
बूझ कर वाल्टिक सागर को छोड़ दिया है और इस प्रकार उस दृष्टिकोण 
को प्रगट किया है, जो अक्सर सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अखबारों द्वारा 
तथा अर्ध-सावंजनिक रूप से रूस में ब्रिटिश प्रतिनिधियों हारा इन शब्दों में 
व्यक्त किया जाता है, “रूस ख़त्म हो चुका है! रूस के बारे में फ़िक्र करने 
से कोई फ़ायदा नहीं!” 

देखिये केरेन्स्की के साथ मुलाक़ात ( टिप्पणी १३)। 


जनरल गुर्को जार के तहत रूसी सेनाओं के स्टाफ़-म्रध्यक्ष थे। वह 
भ्रष्ट शाही दरवार की एक बड़ी हस्ती थे। क्रांति के पश्चात वह उन इने- 
गिने आदमियों में थे, जिन्हें उनकी राजनीतिक तथा वैयवितिक करतूतों के 
लिए देशनिकाला दिया गया था। जिस समय रीगा की खाड़ी में रूसी बेडे 
ह पराजय हुई, उसी समय लंदन में सम्राट जाजे ने जनरल गुर्को का 
सार्वजनिक रूप से स्वागत किया, उस आदमी का स्वागत किया. जिसे 
रूस की अस्थायी सरकार जमंनों का ख़तरनाक हितैषी तथा साथ ही 


भ्रतिक्रियावादी भी समझती थी! 
४१८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१० 
विद्रोह के ख़िलाफ़ अपीलें 
सज़दूरों और सिपाहियों के नाम 


“ साथियो ! यमदूती शक्तियां पेत्रोग्राद तथा दूसरे नगरों में दंगा 
गर फ़साद कराने की श्रधिकाधिक कोशिश कर रही हैं। यमदूती शक्तियों 
के लिये फ़साद ज़रूरी है, क्योंकि उससे इन्हें क्रांतिकारी श्रांदोलन को खून 
में डवो देने का मौक़ा मिलेगा। शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने तथा 
नगरवासियों की रक्षा करने के बहाने वे कोर्नीलोव का ग्ाधिपत्य जमाने 
की आशा करते है, जिसे दवाने में थोड़े ही दिन पहले क्रांतिकारी जनता. 
सफल हुई थी। अगर ये उम्मीदें पूरी होती हैं, तो फिर जनता का बेड़ा 
शकं समझिये ! विजयी प्रतिक्रांति सोवियतों तथा सैनिक समितियों वो 
मटियामेट करके छोड़ेगी , संविधान सभा को छिन्नभिन्न कर देगी, भूमि" 
समितियों के हाथों में भूमि के अंतरण को रोक देगी, शीघ्र शांति स्थापित 
होने के बारे में जनता की आशास्रों पर पानी फेर देगी और सभी जेलों 
को क्रांतिकारी सिपाहियों और मज़दूरों से भर देगी। 

“ खाद्य-संभरण के विसंगठन, युद्ध के जारी रहने तथा जीवन की 
सामान्य कठिनाइयों के कारण जनता के अप्रबुद्ध भाग में जो गंभीर असंतोष 
फैला हुआ है, प्रतिक्रांतिकारी तथा यमदूत-सभाई अपने हिसाव में उसका 
भरोसा करते हैं। वे सिपाहियों और मजदूरों के प्रत्येक प्रदर्शन को दंगे की 
शक्ल देने की उम्मीद करते हैं, जिससे शांतिपूर्ण जनता घबरा जाये और 
शांति तथा सुव्यवस्था के पुनःस्थापकों के चंगुल में फंस जाये। 

५ ऐसी स्थिति में इन दिलों में प्रदर्शन संगठित करने का प्रत्येक प्रयास, 
चाहे वह प्रशंसनीय से प्रशंसनीय उद्देश्य के लिये क्यों न हो, एक अपराध 
होगा । सरकार की नीति से असंतुष्ट चेतन मज़दूर भौर सिपाही यदि र प्रदर्शनों 
में भाग लेते हैं, तो वे सब अपने झ्रापको और क्रांति को क्षति ही पहुंचायेंगे । 

४ इसलिए त्से-ई-काह सभी मजदूरों का आह्वान करती है कि वे प्रदर्शन 
करने को झपीलों को झनसुतो कर दें। 
27° : “४१९ र 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ मजदूरो और सिपाहियो! भडकावे में न आइये ! श्रपने देश के 
प्रति तथा क्रांति के प्रति अपने कतंव्य का स्मरण कीजिए! प्रदर्शनों द्वारा, 


. जिनका असफल होना अनिवार्य है, क्रांतिकारी मोचे की एकता को छिन्‍्न- 


भिन्न न कीजिये ! ” । 
मजदूरो तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की 
केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ( त्से-ई-काह ) 


रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी । 
खतरा सन्निकट है! 


सभी मजदूरों और सिपाहियों के नाम 
( पढ़िये और दूसरों को पढ़ने के लिये दीजिये ) 


“साथी मजदूरो और सिपाहियो! हमारा देश खतरे में है। इस 
खतरे की वजह से हमारी स्वतंत्रता और हमारी क्रांति एक मुश्किल वक्त 
से गुजर रही हैं। दुश्मन पेत्नोग्राद के दरवाज़े पर खड़ा है। ग्रव्यवस्था घड़ी 
घड़ी बढ़ती जाती है। पेत्नोग्राद के लिए अनाज मुहैय्या करना ग्रधिकाधिक 
कठिन होता जा रहा है। छोटे से छोटे” से लेकर बड़े से बड़े तक हर 
आदमी के लिये जरूरी है कि वह अपनी कोशिशों को दुगुनी-चौगुनी बढ़ायें 
आर उचित प्रबंध तथा व्यवस्था करने का प्रयत्न करे... हमें झपने देश 
को बचाना होगा, भ्रपनी श्राजादी को बचाना होगा . .. सेना के लिए ग्रौर 
भी ज़्यादा हथियार और रसद-पानी ! बड़े -बड़े शहरों के लिये भ्रनाज! 
देश में सुव्यवस्था तथा संगठन ... 

„ _ भौर इन भयानक नाजुक घड़ियों में चुपके-चुपके अफ़वाहे फैल रही 
हैं कि कहीं पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, कि कोई सिपाहियों 
ऑर मजुरों का ग्राह्मन कर रहा है कि वे क्रांतिकारी शांति और 
सुव्यवस्था को मटियामेट कर दें... बोल्शेविकों का अख़बार ' राबोची पूत ' 
जलती राग में तेल डाल रहा है। वह भ्रनभिज्ञ, चेतनाहीन लोगों की 
न कर उन्हें खूश करने की कोशिश कर रहा है, मजदूरों और 
सिपाहियों को ललचा रहा है भर उन्हें ढेरों नेमतें देने का वादा कर सरकार 


४२० 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के खिलाफ़ भड़का रहा है... अनजान, सहज ही विश्वास कर लेने वाले 
लोग तर्क न करके उनकी बातों पर यक्कीन कर लेते हैं... और दूसरी ग्रोर 
से भी अफ़वाहें झा रही है-ये श्रफ़वाहें कि यमदूती शक्तियां, ज़ार के. 
साथी-संघाती , जर्मन जासूस ख़ुशी से वाग बाग हो रहे हैं। वे वोल्शेविकों 
का साथ देने के लिये और उनके साथ मिलकर इन उपद्रवों को और भी 
भड़का कर उन्हें गृहयुद्ध में बदल देने के लिए तैयार हैं। 

“ बोल्शेविक लोंग और उनकी झांसा-पट्टी में पडे हुए अनभिज्ञ सिपाही 
श्रौर मजदूर ऊलंजलूल नारे लगाते हैं: “सरकार का नाश हो! समस्त सत्ता 
सोवियतों के हाथ में !” और जार के यमदूती चाकर तथा विल्हेल्म के 
जासूस उन्हें शह देंगे और उभाड़ेंगे, 'यहूदियों को मारो! दुकानदारों को 
पीठो ! वाजारों को लूटो! दुकानों को उजाड़ो! शराब के गोदामो पर 
डाका डालो! मारो-काटो, लूटो, जलाओं ! ' 

“आर तक्र एक भयानक उलझाव पैदा होगा, जनता के एक भाग 
की दूसरे भाग के साथ लड़ाई शुरू होगी। हर चीज़ और भी गड़बड़ में पड़ 


जायेगी और शायद राजधानी की सड़कों पर एक वार फिर खून बहेगा। 


रौर तब-तब फिर क्या होगा? 

“ तब पेत्नोग्राद का रास्ता विल्हेल्म के लिये खुल जायेगा। तब अनाज 
का एक दाना पेत्नोग्राद नहीं पहुंचेगा और बच्चे भूखों मरेंगे। तब मोर्चे 
पर हमारी सेना बेश्रासरा हो जायेगी, खाइयों में पडे हुए हमारे भाई 
दुश्मन की तोपों के मुंह में डाल दिये जायेंगे। तव दूसरे देशों में रूस की 
प्रतिष्ठा धूल में मिल जायेगी, हमारी मुद्रा का मूल्य जाता रहेगा, हर 
चीज़ इतनी महंगी हो जायेगी कि ज़िंदगी दुश्वार हो उठेगी। तब जिस 
संविधान सभा की हम इतने दिनों से आशा लगाये हैं, वह ठाल दी जायेगी, 
उसे समय पर बुलाना असंभव हो जायेगा आर तव- क्रांति का नाश, हमारी 

वता का नाश... 
क कन और सिपाहियो , क्या आप यही चाहते हैं? नहीं! अगर 
झाप यह नहीं चाहते, तो जाइये, ग़द्दारों द्वारा ठगे गए अनभिज्ञ लोगों के 
पास जाइये झौर उच्हें पूरी सचाई, जो हमने पको बताई है, बताइये ] 

“ सभी जान लें कि इन भयानक दिनों में जो भी भ्रादसी भ्रापको 


सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए पुकारता है, वह या 
र. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तो ज्ञार का ख़ूफ़िया गुर्गा है, उकसावेवाज़ है था जनता के शत्रुओं का 
नासमझ सहायक है, या फिर विल्हेल्म का ज़रख़रीद जासूस है! 

“ यह आवश्यक है कि हर चेतन मजदूर क्रांतिकारी ; हर चेतन किसान, 
हर क्रांतिकारी सिपाही, वे सभी लोग, जो यह समझते हैं कि सरकार के 
ख़िलाफ़ प्रदर्शन श्रथवा विद्रोह से जनता को कितनी बड़ी क्षति पहुंच सकती 
है , एकजुट हों और जनता के शत्रुश्रो को हमारी स्वतंत्रता मटियामेट करने से रोकें। 

मेन्शेविक-ओबोरोन्तसों की पेक्नोग्राद निर्वाचन-समिति 


११ 
लेनिन के 'साथियों के नाम पत्र” 


यह एक लेखमाला है, जो ग्रक्तूवर, १६१७ के उत्तराद्ध में ' राबोची 
पूत में क्रमश: प्रकाशित हुई थी। यहां दो लेखों में से कुछ उद्धरण दिये 
जा रहे हैं। . 


“जनता के .वीच हमारा बहुमत नहीं है; जब तक यह शर्त पुरी न 
हो, विद्रोह की सफलता की आशा नहीं की जा सकती...” 

जो लोग ऐसा कह सकते है, वे या तो सत्य को विकृत करते हैं या 
वे पांडित्य वधारने वाले लोग हैं, जो पहले से यह गारंटी चाहते हैं कि एक 
छोर से दूसरे छोर तक समूचे देश में वोल्शेविक पार्टी को विल्कुल ठीक 
ठीक ग्राधे वोटों से एक वोट ज्यादा मिले... 

आखिरी बात यह है, पर यह कम महत्त्व की वात नहीं है, कि 
किसानों का विद्रोह वर्तमान काल में रूसी जीवन का प्रमुख सत्य है... 
तम्बोव गुबेनिया का किसान-ग्रांदोलन भौतिक तथा राजनीतिक, दोनों ही 
-श्रर्थो में विद्रोह था, एक ऐसा विद्रोह, जिससे शानदार राजनीतिक नतीजे 
हासिल हुए हैं, जैसे सबसे पहले यह नतीजा कि किसानों के हाथों में भूमि 
के भ्रंतरण को मान लिया गया है। यह वात कुछ मतलब रखती है कि 
* देलो नरोदा' समेत सभाजवादी-क्रांतिकारियों की भीड , जो विद्रोह से घबराये 
हुए हैं, भव चौल रहे हें कि भूमि को किसानों के हाथों में अंतरित कर देने 
को ज़रूरत है... किसान्-विद्रोह का एक दुसरा शानदार राजनीतिक तथा 


४२२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क्रांतिकारी नतीजा यह है कि तम्बोव गुवेनिंया>के रेलवे स्टेशनों में भ्रनाज 
की वारबरदारी “की जा रही है... र 

पूँजीवादी श्रख़वारों को भी, यहां तक कि 'रूस्स्काया बोल्या ' को, 
इस श्राशय की सूचना प्रकाशित कर कि तम्वोव गुबेनिया के रेलवे स्टेशन 
गल्ले से पट गये हूँ, भ्रन्न की समस्या के ऐसे समाधान ( एकमात्र यथार्थ 
समाधान ) के श्रद्भुत परिणामों को स्वीकार कर लेना पड़ा है... भर 
यह तव हुआ जव... किसानों ने विद्रोह किया! ! 


“हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि सत्ता पर ग्रधिकार स्थापित कर 
सकें, न ही पृंजीपति वर्ग इतना शक्तिशाली है कि वह संविधान सभा के 
संयोजन को रोक सके। ” 

इस तर्क का पहला भाग पहले वाले तर्क की ही एक अन्विति है। 
जब इस तक के प्रतिपादकों की भ्रांति तथा पूंजीपति वर्ग से उनकी दहशत 
मजदूरों के संबंध में निराशावाद और पूंजीपति वर्ग के संबंध में ग्राशावाद 
के रूप में व्यक्त होती है, तब न तो वह तक अधिक प्रवल होता है न अधिक 
विश्वासप्रद। यदि युंकर और कउंभ्राक कहते हूँ कि वे, जव तक उनके अंदर 
ख़ून का एक कतरा भी वाक़ी है, बोल्शेविकों से लड़ेंगे, तब यह बात 
इस योग्य है कि उस पर पुरा विश्वास किया जाये; परंतु यदि मजदूर और 
सिपाही सैकड़ों सभाओं में बोल्शेविकों के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रगट 


करते है और यह जोर देकर कहते हैं कि वे सोवियतों के हाथों में सत्ता 


के ग्रंतरण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, तो यह याद दिलाता “ समयो- 
चित” समझा जाता है कि वोट देना एक बात है गौर लड़ना दूसरी! 
बेशक अगर गाप इस प्रकार तर्क करें, तो आप विद्रोह की संभावना 
का “खंडन ” कर सकते हैं। परंतु, हम पूछ सकते हैं कि यह “ निराशा- 
वाद”, जिसकी एक विशिष्ट दिशा है और विशिष्ट प्रेरणा, पूँजीपति वर्ग 
के पक्ष-में राजनीतिक मत-परिवतंन से किस प्रकार भिन्न है? 
और कोर्नीलोव कांड ने क्या प्रमाणित किया है? उसने यह्‌ प्रमाणित 
कर दिया है कि सोवियतें एक यथार्थ शक्ति है... ऊर व्य 
यह किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है कि पूंजीपति वर्ग इतना 
शक्तिशाली नहीं है कि वह संविधान सभा के संयोजन को रोक सके ? 


४२३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


यदि सोवियतों में इतनी शवित नहीं है कि वे पूंजीपति वर्ग का 
तख्ता उलट सकें, तो इसका श्रर्थ यह है कि पूंजीपति वर्ग में इतनी शक्ति 
है कि वह संविधान सभा के संयोजन को रोक सके , क्योंकि उसे रोकने 
वाला और है ही कौन ! केरेन्स्की ग्रौर उनकी मंडली के वादों पर विश्वास 
कर लेना, दुम हिलाने वाली पूर्व-संसद के प्रस्तावों पर विश्वास कर लेना - 
बया यह सबंहारा पार्टी के किसी भी सदस्य तथा क्रांतिकारी के लिए शोभनीय है? 

यदि मौजूदा सरकार का तस्ता उलट नहीं दिया जाता, तो इतनी 
ही बात नहीं है कि पूंजीपति वर्ग संविधान सभा के संयोजन को रोकने 
के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, बल्कि वह इसी लक्ष्य को परोक्ष रूप से- 
ेत्नोग्राद को जर्मनों के हवाले कर, मोर्चे को ्ररक्षित छोड़कर, तालाबंदी 
बढ़ाकर तथा खाद्य-संभरण को ग्रंतध्वेस्त कर-सिद्ध कर सकता है... 


“यह जरूरी है कि सोवियतें एक ऐसा तमंचा हों, जिसे इस मांग 
के साथ सरकार की ओर सीधा तान दिया गया हो कि संविधान सभा 
“बुलाई जाये और सभी कोर्नीलोवपंथी कुचक्र बंद किये. जायें । ” 

विद्रोह को तिलांर्जाल देना और “समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ 
में हो!" , इस नारे को तिलांजलि देना, दोनों एक ही बात हैं... 

सितंवर से ही बिद्रोह का प्रश्न पार्टी के अंदर विचाराधीन रहा है. -- 

विद्रोह का परित्याग सोवियतों के हाथ में सत्ता के अंतरण का 
परित्याग है, उसका अर्थ है रख बदल कर सभी ग्राशाभ्रों और उम्मीदों 
को उस मेहरवान पूंजीपति वर्ग पर “लगा देना”, जिसने संविधान सभा 
बुलाने का “वचन” दिया हे 

एक वार सत्ता सोवियतों के हाथ में आई नहीं कि संविधान सभा 
तथा उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है 

विद्रोह के परित्याग का अर्थ है सीधे-सीधे लीबेर और दान जैसे 
लोगों की ओर चले जाना... 

या तो लीबेर और दान जैसे लोगों की रोर चले जाइये भर 
खुल्लमखुल्ला ` समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में” के नारे का परित्याग 
कीजिये, या विद्रोह शुरू कीजिये। 

इनके बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं है। 


४२४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 


“ पूंजीपति वर्ग पेत्ोग्राद को जमंनों के हवाले नहीं कर सकता, हालांकि 
रोद्ज्यान्को ऐसा करना चाहते है, क्योंकि लड़ाई पूंजीपति वर्ग नहीं लडता , 
हमारे बहादुर मल्लाह लड़ते है...” 

यह एक निर्विवाद सत्य है कि मोर्चे के सैनिक सदर मुक्काम में सुधार 
नहीं किया गया है, ग्रौर जिन अफ़्सरों के हाथ में कमान है, वे कोर्नी- 
लोवपंथी हैं। ; 

यदि कोर्नीलोवपंथी ( केरेन्स्की के नेतृत्व में, क्योंकि वह भी 
कोर्नीलोवपंथी हैं ) पेत्नोग्राद को जमंनों के हवाले करना चाहते हैं, तो वे 
ऐसा दो या तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। ; 

पहले तो यह कि वे कोर्नीलोवपंथी अफ़सरों की ग़द्दारी के ज़रिए 
उत्तरी स्थल मोर्चा श्ररक्षित छोड़ सकते हैं। 

दूसरे, वे जर्मन नौसेना, जो हमसे श्रधिक शक्तिशाली है, की 
गतिविधि की. स्वतंत्रता के लिए “सहमत” हो सकते हुँ; वे जर्मन 
साम्राज्यवादियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों, दोनों के साथ सहमत हो ` 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि “जो ऐंडमिरल 
रफूचक्कर हो गये हैं” उन्होंने हमारी योजनायें जमंनों के हवाले कर दी हों। 

तीसरे, वे तालाबंदी के ज़रिए और खाद्य-संभरण को अंतध्वंस्त कर, 
हमारी सेना को घोर निराशाजनक तथा श्रसहाम स्थिति में डाल सकते हे । 

इन तीनों तरीक़ों में से एक की भी असलियत से इनकार नहीं किया 
जा सकता। तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि रुस की पूंजीवादी- 
कज्ज़ाक पार्टी ने इन तीनों दरवाजो क्रो खटखटाया है, भौर हर दरवाजे 
को धक्का देकर खोल देना चाहा है। 

हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हम इंतज्ञार करते रह 
जायें और पूंजीवादी वर्ग क्रांति का गला घोंट दे... 

रोदूज्यान्को कारोबारी आदमी हैं. .- 

दशाब्दियों से रोद्ज्यान्को ने पूंजी की नीतियों को यथार्थ रूप से तथा 
बड़ी वफ़ादारी के साथ चलाया है। " 

इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष. यह निकलता है कि क्रांति 
की रक्षा के एकमात्र साधन के रूप में विद्रोह के प्रश्न पर दुविधाग्रस्त 
होने का अर्थ कायरतावश पूंजीपति वर्ग पर विश्वास कर बैठना है। यह 


४२५ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


विश्वास आधा तो लीबेर-दानी , समाजवादी-क्रांतिकारी-मेन्शेविक प्रकार का 
है और आधा “ किसानों की तरह” का मूक श्रवितर्की विश्वास है, जिसके 
खिलाफ़ बोल्शेविक सबसे ज्यादा लड़ते रहे हैं। 


“हुम दिन-दिन अधिक शक्तिशाली . होते जा रहे हैं। हम संविधान 
सभा में प्रवल विरोध-पक्ष के रूप में प्रवेश कर सकते है; हम सव कुछ 
दांव पर क्‍यों लगा दें? ..” 

यह उस कूपमंडूक का तकं है, जिसने “पढ़ ” रखा है कि संविधान 
सभा बुलाई जा रही है और जो भरोसा करके सबसे भ्रधिक क्रानूनी , सबसे 
अधिक वावफ़ा, सबसे अधिक संविधानी रास्ते पर चलना चुपचाप स्वीकार 
कर लेता है। 

मगर, अफ़सोस , संविधान सभा के लिए इंतज्ञार करते रहने से न 
'तो अकाल का प्रश्‍न सुलझता है, न पेत्रोग्राद के समर्पण का प्रश्‍न। भोले- 
भाले या उलझन में पड़े लोग या वे लोग, जो अपने को भयभीत हो जाने 
देते हैं, इस “छोटी सी” बात को भूल जाते हैं. 

अकाल इंतज़ार करने वाला नहीं है। किसानों की बगावत ने इंतजार 
नहीं किया। लड़ाई इंतज्ार:नहीं करेगी। रफ़ूचक्कर हो जाने वाले ऐडमिरलों 
ने इंतजार नहीं किया :-.: 

. शशरर ऐसे अंधे लोग है, जो भ्रभी भी इस बात पर ्रचरज कर रहे 
हैँ कि क्यों भूखे लोग और सिपाही , जिनके साथ जनरलों और ऐडमिरलों 


ने i की है, चुनावों के प्रति उदासीन हूँ! वाह रे, पंडिताई छांटने 
वाले ! § 


“अगर कोर्नीलोवपंथियों ने फिर विद्रोह शुरू किया, तो हम उन्हे 
मज़ा चखायेगे! लेकिन हम भला खतरा क्यों मोल लें और नाहक क्यों 
कूद पड़ें? ..” 

5५ इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती, परंतु यदि हम इतिहास की ओर 
से मुंह मोड़ लें, प्रथम कीर्नीलोव कांड का ध्यान करते हुए यह मंत्र जपते 
जाये: “ कोर्नीलोवपंथी जरा शुरू तो करें,” झगर हम ऐसा करें तो यह 
क्या खूब क्रांतिकारी रणनीति होगी! .. | 


४२६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्वहारा नीति के लिए यह कँसा आधार है? 
; श्रौर मान लीजिये कि कोर्नीलोवपंथी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे 
हैँ वह घटित हो यानी इसके पहले कि वे विद्रोह शुरू करें, रोटी-दंगे हों , 
मोर्चा टूटे और पेत्नोग्राद का समर्पण किया जाये? तब फिर? तब क्या 
होगा ? 

प्रस्ताव यह किया जाता है कि हम सवंहारा पार्टी की कार्यनीति का, 
कोर्नीलोवपंथियों द्वारा उनकी एक पुरानी ग्रलती के दुहराये जाने की संभावना 
के ग्राधार पर, निर्माण करें! 2 

जो सत्य बोल्शेविकों ने सैकड़ों बार प्रदर्शित किया है आर जो वे 
वरावर प्रदर्शित करते रहे हैं, हमारी क्रांति के छः महीनों के इतिहास ने 
जिस सत्य को प्रमाणित किया है, उसे हम भूल जायें अर्थात्‌ इस बात को 
भूल जायें कि कोर्नीलोवपंथियों के ग्रधिनायकत्व या सर्वहारा के अधिनायकत्व 
को छोड़ कर कोई रास्ता, यथार्थतः कोई भी रास्ता न है और न 
हो सकता है। हम यह भूल जायें, हम इससे दस्तबरदार हो जायें 
रौर इंतज़ार करें! किस चीज़ के लिए इंतज़ार करें? किसी 
चमत्कार के लिए. दे 


१२ 
मिल्युकोव की तक़रीर 


(सारांश ) 


“ ऐसा लगता है कि हर आदमी यह स्वीकार करता है कि देश की 
रक्षा हमारा प्रधान कतंव्य है और यह कि उसे सुनिश्चित बनाने के लिए 
सेना में अनुशासन और मोचे के पीछे सुव्यवस्था होना ज़रूरी है। इसे 
उपलब्ध करने के लिए एक ऐसी सत्ता आवश्यक है, जो समझाने-बुझाने 
ही नहीं, बल-प्रयोग का भी साहस करने में समर्थ हो... हमारी सभी 
बुराइयों की जड़ विदेश-नीति-संबंधी वह मौलिक यथार्थतः रूसी दृष्टिकोण 
है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण समझ लिया जाता है । 


४२७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ महामना लेनिन महामना केरेन्स्की का अनुकरण ही करते हैं, जव 
: वह यह कहते हैं कि रूस उस नये संसार को जन्म देगा, जो बूढ़े पश्चिम 
को पुनरुज्जीवन प्रदान करेगा ओर जो जड़सूत्रवादी समाजवाद की पुरानी- 
धुरानी पताका को फेंक कर उसके स्थान पर भूखे जन-साधारण इ रा प्रत्यक्ष 
कारंवाई की नीति को ग्रहण करेगा - ग्रौर यह मानवता को आगे की ओर 
धकेलेगा और उसे बलपूर्वक समाजवादी स्वर्ग के हार को उन्मुक्त करने के 
लिए बाध्य करेगा... 

“ये लोग ईमानदारी के साथ यह विश्वास करते थे कि रूस के 
विघटन से पूरी पूंजीवादी शासन-व्यवस्था विघटित हो जायेगी। इस दृष्टिकोण 
का आधार ग्रहण कर वे युद्ध-काल में सिपाहियों से बड़े मजे से यह कह कर 
कि वे खाइयां छोड़ कर निकल आयें, और बाहरी दुश्मन से लड्ने के वजाय 
आंतरिक गृहयुद्ध उत्पन्न करके और मालिकों तथा पूंजीपतियों पर हमला 
. करके अनजाने ही ग्रहारी कर सके...” 
मिल्युकोव की वात काट कर वामपंथियों ने बड़े गुस्से से उनसे 


~ 


पूछा कि किस समाजवादी ने कभी भी इस तरह की कार्रवाई की 
सलाह दी है... 

“मार्तोव का कहना है कि संहारा का क्रांतिकारी दबाव ही 
साम्राज्यवादी गुटों की दुष्ट इच्छा को लताड़ और जीत सकता है और 
उन गुटों के भ्रधिनायकत्व को चूर चूर कर सकता हैं... सरकारों के बीच 
शस्त्रीकरण की सीमा बांध देने के समझौते द्वारा नहीं, वरन्‌ इन 
. सरकारों को निरस्त करने भर सैनिक व्यवस्था के श्रामूल जनवादीकरण 
द्वारा...” - 

उन्होंने मार्तोव को बुरी तरह लताड़ा और फिर मेन्शेविकों तथा 
समाजवादी-क्रांतिकारियों पर बरस पड़े, जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने वर्ग-संघर्षे 
चलाने के प्रगट उद्देश्य से मंत्रियों के रूप में सरकार में शामिल होने का 
इलज़ाम लगाया। 

. “जमंनी तथा मित्र-राष्ट्रो के समाजवादी इन साहबान को खुल्लमखुल्ला 
हिक़ारत की नज़र से देखते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि यह मामला 


उनका नहीं, रुस का है और उन्होंने हमारे यहां “सारी दुतिया में आग 


लगाश्रो' के कुछ प्रचारक भेज दिये... 
४२८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Fo क 


| 
| 
| 
| 
| 


“हमारे जनवादियों का फार्मूला बड़ा सीधा-सादा है: विदेश नीति 
की ज़रूरत नहीं है, न ही कूटनीतिक कला की है, अविलंव जनवादी 
संधि चाहिए श्रौर मित्र-राष्ट्रो के सम्मुख यह घोषणा चाहिये , ' हम कुछ नहीं 
चाहते , हमें किसी- चीज़ के लिए नहीं लड़ना है!” ग्रौर फिर हमारे विपक्षी 
भी ऐसी ही घोषणा करेंगे और इस प्रकार विभिन्‍न जनों का भाईचारा 
संपन्न हो जायेगा।” 

मिल्युकोव ने ज़िम्मरवाल्ड घोषणापत्र पर भी चोट की और कहा 
कि केरेन्स्की तक “उस कमबख्त दस्तावेज़ के, जिसके लिण श्राप सदैव 
अपराधी रहेंगे, असर से बच नहीं सके। ” फिर स्कोबेलेव को अपना निशाना 
बनाते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में, जहां वह अपनी ही 
सरकार की विदेश नीति से सहमत न होते हुए भी एक ख्सी प्रतिनिधि 
की हैसियत से जायेंगे, उनकी स्थिति इतनी विचित्र होगी कि लोग पूछेंगे, 


“यह सज्जन अपने साथ क्या लाये हैं और हम उनसे किस चीज़ के बारे . 


में बात करेंगे?” जहां तक नकाज़ का प्रश्‍न है, मिल्युकोव ने कहा कि वह 
स्वयं शांतिवादी हैं, कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय विवाचन-मंडल की स्थापना 
में, शस्त्रीकरण को सीमित करने की आवश्यकता में और गुप्त कूटनीति 
के संसदीय नियंत्रण में विश्वास करते हैं, परंतु इस नियंत्रण का यह ग्रथ 
नहीं है कि गुप्त कूटनीति ही समाप्त कर दी जाये। 

नकाज्ञ में निहित समाजवादी विचारों के वारे में, जिनको उन्होंने 
४ स्टाकहोमी विचारों” का नाम दिया, अर्थात्‌ विजय-पराजय के बिना 
शांति, जातियों का ग्रात्मनिर्णय का अधिकार तथा आर्थिक युद्ध का परित्याग , 
उन्होंने कहा: 

“ जमंनों ने प्रत्यक्षतः उसी अनुपात में सफलतायें प्राप्त की हैं, जिस 
अनुपात में अपने को क्रांतिकारी-जनवादी कहने वाले लोगों ने की हैं। में 
यह नहीं कहना चाहता कि जिस अनुपात में क्रांति ने सफलतायें प्राप्त की 
हे, क्योंकि, मेरा विश्वास है कि क्रांतिकारी जनवाद की पराजय क्रांति 


की विजय है... 
“ विदेशों में सोवियत नेताझ्रों का प्रभाव महत्त्वहीन वस्तु नहीं है। 


विदेश-मंत्री' के भाषण को सुनने से ही आपको यह विश्‍वास हो जायेगा कि . 


इस भवन में विदेश नीति पर क्रांतिकारी जनवाद का प्रभाव इतना प्रबल 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


है कि उसके सम्मुख मंत्री महोदय रूस के सम्मान और प्रतिष्ठा की बात 
करने का साहस नहीं करते ! 

“ सोवियतों के नकाज़ से हम देख सकते हैं कि स्टाकहोम-घोपणापत्र 
के विचारों का दो दिशाश्रों में विकास किया गया है - एक तो कल्पनावाद 
की दिशा में और दूसरे जर्मन हितों की दिशा में...” 

उनके भाषण के बीच में वामपंथियों ने गुस्से में आकर आवाज़ें दीं 
और अध्यक्ष महोदय ने भी उन्हें डांटा , लेकिन भिल्युकोव इस बात पर ग्रडे 
ही रहे कि यह प्रस्ताव कि कूटनीतिज्ञ नहीं, जन-सभायें शांति-संधि संपन्न 
करें और यह प्रस्ताव कि जैसे ही शत्रु संयोजनों को तिलांजलि दे दे, उसके 
साथ शांति-वार्ता आरंभ की जाये, जर्मनों के पक्ष में है। हाल में कूलमन 
ने कहा था कि अगर कोई व्यक्तिगत प्रकार की घोपण। करता है, तो उससे 
एकमात्र वही बंधता है, दूसरा नहीं... “ बहरहाल इसके पहले कि हम मज़- 
दूरों तथा' सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियत की नक्कल करें हम जर्मनों 
को नक्कल. करेंगे...” “” 

मिल्युकोव ने कहा, “ लिथुआनिया और लाटविया की स्वाधीनता 
से संबंधित धाराएं रूस के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन के 
लक्षण हैं, जिसकी जर्मन लोग रुपये-पैसे से मदद कर रहे हैं... ” 

वामपंथियों के हो-हल्ले के बीच उन्होंने नकाज्ञ फी एल्सस-लोरें , 
रूमानिया गौर्‌ सर्बिया से संबंधित धाराश्रों का जर्मनी तथा आ्रास्ट्रिया की 
जातियों से संबंधित धारा्रों के साथ मुक़ाबला क्रिया और कहा कि नकाजं 
में जर्मन और आस्ट्रयाई दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है। 

तेरेश्चॅको के भाषण को लेते हुए उन्होंने बड़ी हिकारत से उनके 
ख़िलाफ़ यह इलज़ाम लगाया कि वह अपने मन का भाव प्रगट करने से 
घबराते हैं और रूस को महानता के दृष्टिकोण से विचार तक करने 
से कतराते हैं। दरें दानियाल रूस के ही हाथ में होना चाहिए .. - 


“आप बार बार यह कहते है कि सिपाही को यह नहीं मालूम कि 


वह लड़ क्यों रहा है ्रौर यह कि जब उसे मालूम होगा, वह लड़ेगा .. . यह ' 


सच है कि सिपाही को यह नहीं मालूम कि वह क्‍यों लड़ रहा है, लेकिन 
भ्रव ्रापने उससे यह कहा है कि उसके लिए लड़ने की कोई वजह नहीं 


है, कि हमारे कोई राष्ट्रीय हित नहीं हैं और ने के उद्देश्यों 
की श्वातिर लड़ रहे ह्त हीं हैं भ्रौर यह कि हम परराष्ट्र हे 


न 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उन्होने मित्र-राष्ट्रो की सराहना की और कहा कि अमरीका की 
मदद से वे “अभी भी मानव-जाति के ध्येय की रक्षा करेंगे। ” उनके 
अंतिम शब्द थे: 

“ मानव-जाति के प्रकाश-स्तंभ, पश्चिम के उन्नत जनंवादी देश, 
जो एक लंबे अरसे से उस रास्ते चलते आये हैं, जिस पर हमने ग्रव कहीं जाकर 
पांव रखा है, और वह भी हिचकिचाते, झिझकते क़दमों से, जीते रहें। 
हमारे साहसी मित्न-राष्ट्र जीते रहें! ” 


१३ 
केरेन्स्की के साथ मुलाक़ात 


एसो दिवेटेड प्रेस के संवाददाता ने रद्दा जमाया : “ केरेन्स्की महोदय , 
उसने शुरू किया, “ इंगलैंड और फ्रांस में लोग क्रांति से निराश हो रहे है... 
केरेन्स्की ने उसकी वात काट कर मज़ाक्रिया लहजे में कहा, “जी 
हां, मैं जानता हूं, विदेशों में क्रांति अब फैशनेवुल नहीं रही।” 
/ “आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है कि रूसियों ने लड़ना बंद 
दिया है?” 
“यह एक बेवक्रूफ़ी का सवाल है,” केरेन्स्की ने चिढ़ कर कहा। 
“ मित्न-राष्ट्रों में रूस ही सबसे पहले लड़ाई के मैदान में उतरा और बहुत 
दिनों तक उसने भ्रकेले ही लड़ाई का पूरा बोझ ढोया। उसे जो नुक्सान 
पहुंचा है, वह दूसरे सभी राष्ट्रों के नुक्सान से वेग्रंदाज़ ज्यादा है। झज 
रूस को मित्र-राष्ट्रो से यह मांग करने का अधिकार हैंकि वे! इस युद्ध में 
अधिक शस्त्र-बल लगायें।” क्षण भर रुककर उन्होंने प्रश्नकर्ता की ओर 
घूरकर देखा और फिर कहा, “आप यह पूछते हे कि रूसियों ने लड़ना बंद 
क्यों कर दिया है, और रूसी पूछते हैँ किं जब जर्मन जंगी जहाज रीगा की 
खाड़ी में मौजद है, ब्रिटिश बेड़ा कहां है?” फिर यकायक रुककर वह उसी 
तरह यकायक उबल पड़े, “ रूसी क्रांति विफल नहीं हुई है, न ही क्रांतिकारी 
सेना विफल हुई है। सेना में विश्वृंखलता क्रांति ने उत्पन्न नहीं की है - यह 
विश्वृंखलता सालों पहले पुरानी व्यवस्था ने उत्पन्न की थी। रूसी क्यों नहीं 


४३१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGingotri 


लड़ रहे हैं? मैं वताता हूं। क्योंकि जन-साधारण का आर्थिक बल छीज 
गया है और क्योंकि मित्र-राष्ट्रों के वारे में उनके भ्रम टूट गये हैँ!” 

यह इन्टरव्यू, जिसका मैंने यहां एक उद्धरण दिया है, तार के ज़रिये 
संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया और चंद रोज़ बाद ही अमरीकी राज्य 
विभाग ने यह मांग करते हुए उसे लौटा दिया कि उसे “बदला” जाये। 
` केरेन्स्की ने ऐसा करने से इनकार किया, लेकिन उनके सचिव ड० डेविड 
सोस्किस ने उसमें काट-छांट की और इस प्रकार उसमें से मित्र-राष्ट्रो के 
बारे में ग्रप्रिय संकेतों को छांट कर उसे दुनिया के श्रख़वारों को दिया गया... 


तीसरे अध्याय की टिप्पणियां 


१ 


कारखाना समितियों का प्रस्ताव 


१. राजनीतिक क्षेत्र भें निरंकुश जारशाही शासन का तख्ता उलटने - 


के बाद, मज़दूर वर्ग उत्पादन के क्षेत्र में भी जनवादी व्यवस्था की विजय 
को अग्रसर करने की चेष्टा कर रहा है। मज़दूर नियन्त्रण का विचार इसी 
चेष्टा की अभिव्यक्ति है। यह विचार स्वभावत: उस आरार्थिक विसंगठन की 
भूमि से उत्पन्न हुआ , जो शासक वर्गों की अपराधपूर्ण नीति का परिणाम था | 

२. मज़दूरों के नियंत्रण का संगठन श्रौद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में 
मजदूरों की क्रिया की वैसीं ही स्वस्थ भ्रभिव्यक्ति है, जैसी कि राजनीति 
के क्षेत्र में पार्टी-संगटन , नौकरी-धंधे के क्षेत्र में ट्रेड-यूनियन , उपभोग के 
क्षेत्र में सहकारी समितियां तथा संस्कृति के क्षेत्र में साहित्यिक गोष्ठिया हैं। 

३. कारखानों के उचित तथा निर्विघ्न परिचालन में मजदूर वर्ग को 
पूंजीपति वर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक दिलचस्पी है। इस संबंध में मज़दूरों 
का नियंत्रण आधुनिक समाज के, समस्त जनता के हितों की उन मालिकों 
की मनमानी इच्छा से कहीं बेहतर गारंटी है, जो भौतिक लाभ ग्रथवा 
राजनीतिक विशेषाधिकारों के लिए अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं हारा ही 
निर्देशित हैं। इसलिए सर्वहारा भ्रपने हित में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के 


४३२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हित में मजदूरों के नियंत्रण की मांग करता है और क्रांतिकारी किसानों को 
तथा क्रांतिकारी सेना को चाहिए कि वे इस मांग का समर्थन करें। 

४. हमारा अनुभव वताता है कि क्रांति के प्रति पूंजीपति वर्ग के 
अधिकांश भाग के शतुतापूर्ण रुख को देखते हुए मज़दूरों के नियंत्रण के बिना 
कच्चे माल और ईधन का उचित वितरण तथा कारख़ानों का कुशलतम 
प्रबंध असंभव है। ; 

५. पूंजीपतियों के उद्यमों पर मजदूरों का नियंत्रण ही, जिससे काम 
. के प्रति मजदूरों का चेतन दृष्टिकोण पोषित होता है और उसका सामाजिक 
अर्थ स्पष्ट होता है, ऐसी अ्रवस्थायें उत्पन्न कर सकता है, जो मजदूरों. 
में दृढ़ ग्रात्म-प्रनुशासन के विकास के लिए तथा यथासंभव श्रम की उत्पादन- 
क्षमता के विकास के लिए अनुकूल है। 

. ६. उद्योग का युद्ध से शांति में ग्रासन्न आधार-परिवर्तन तथा पूरे 
देश में और विभिन्न 'कारख़ानों के बीच भी श्रम का पुनर्वितरण स्वयं मजदूरों 
के जनवादी स्वशासन द्वारा ही बिना विशेष उथल-पुथल के संपन्न किया 
जा सकता है... फलतः मजदूरों के नियंत्रण का संपादन उद्योग के 
विसैन्यीकरण की एक श्रनिवा्य पूर्वावस्था है। 

७. रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी ( बोल्शेविक) द्वारा 
घोषित नारे के मुताबिक़ राष्ट्रीय पैमाने पर मजदूरों का नियंत्रण फलप्रद 
होने के लिए यह आवश्यक. है कि उसे आनुषंगिक तथा अव्यवस्थित रूप 
से संगठित न किया जाये, न ही देश के समग्र औद्योगिक जीवन से 
विच्छिन्त किया जाये, बल्कि उसे सुआयोजित रूप से पूंजीपतियों के सभी 
उद्यमों में स्थापित किया जाये। 

८. देश का आर्थिक जीवन - कृषि , उद्योग, वाणिज्य तथा परिवहन - 
अवश्य ही एक ऐसी एकीभूत योजना के अधीन होना चाहिए, जो व्यापक 
जन-साधारण की व्यक्तिगत तथा सामाजिकः आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिएं तैयार की गई हो, जो उनके निर्वाचित! प्रतिनिधियों हारा अनुमोदित 
की गई हो और जो राष्ट्रीय तथा स्थानीय संगठनों के माध्यम से इन 
प्रतिनिधियों के निर्देश में. कार्यान्वित की गई हो। 

६. यह आवश्यक है कि योजना का वह भाग, जो कृषि-श्रम से संबंध 
रखता है, किसानों तथा खेतिहर मज़दूरों के संगठनों के निरीक्षण में 
28-2360 ४३३ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कार्यान्वित किया जाये; और वह भाग, जो उजरती मजदूरो द्वारा 
परिचालित उद्योग, व्यापार तथा परिवहन से संबंध रखता है, मजदूरों 
के नियंत्रण भें कार्यान्वित किया जाये। श्रौद्योगिक कारखानों में क्रारखाना 
समितियां और दूसरी ऐसी समितियां और श्रम-वाज़ार में ट्रेड-यूनियनें मजदूर 
नियंत्रण के स्वाभाविक निकाय होंगी। ँ 

१०. श्रम की किसी भी शाखा में अधिकांश मजदूरों के लिए द्रेड- 
यूनियनें तनखाहों के वारे में जो सामूहिक समझौते सम्पन्न करती हैं, वे 
प्रदेश विशेष में उसी प्रकार के श्रम का नियोजन करने वाले कारखानों के 
, - सभी मालिकों पर अवश्य ही लागू होंगे। 

११. यह आवश्यक है कि रोज़गार-ब्यूरों, समग्र औद्योगिक योजना 
की सीमाझ्ों में तथा उसके अनुरूप कार्य करने वाले वर्ग-संगठनों के रूप में, 
ट्रेड-यूनियनों के नियंत्रण तंथा प्रबंध में रखे जायें। 

१२. ट्रेड्यूनियनों को अवश्य ही यह अधिकार होना चाहिए कि वे 
खृद पेशकदमी कर श्रम-समझौते ्रथवा श्रम-क्रानून भंग करने वाले सभी 
मालिकों के ख़िलाफ़ और श्रम की किसी भी शाखा में किसी भी मज़दूर 
की ओर से क़ानूनी कारंवाई शुरू कर सकें। 

१३. उत्पादन , वितरण तथा श्रम-नियोजन पर मज़दूरों के नियंत्रण 
से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में यह आवश्यक है कि ट्रेड-यूनियनें प्रतिष्ठान 
विशेष के मज़दूरों के साथ उनकी कारखाना समितियों के माध्यम से 
परामर्श करें। 

१४. नियुक्ति तथा वरखास्तगी , छुट्टियां, पारिश्रमिक-क्रम, काम की 
मनाही , उत्पादन-क्षमता तथा कौशल की मात्रा „ समझौतों को रद्द करने 
के कारण, कारख़ानाःप्रशासन के साथ झगड़े और कारखाने के आंतरिक 
जीवन की दूसरी इसी प्रकार की समस्यायें- ये सारे मामले एकमात्र 
कारखाना समिति के जांच-परिणामों के मुताविक़ निपटाये जाने चाहिये । 
समिति को श्रधिकार होगा कि वह कारखाना-प्रशासन के किन्हीं भी सदस्यों 
को बहस में भाग लेने से वंचित रखे । 

१५. कारखानों को कच्चा माल, इंधन , आडंर , श्रम-शक्ति तथा 
तकनीकी कर्मचारी (मय साज़ व सामान के ) की सप्लाई तथा दूसरी 
मद्दों की सप्लाई तथा प्रबंध का नियंत्रण करने के लिए तथा कारखाने 


४३४ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वारा सामान्य श्रौद्योगिक योजना के पालन को सुनिश्चित बनाने के लिए 
कारखाना समिति एक ग्रायोग की स्थापना करती है। कारख़ाना-प्रशासन 
इसके लिए वाध्य है कि वह मजदूर नियंत्रण-निकायों की सहायता तथा 
सूचना के लिए व्यवसाय-संवंधी समस्त तथ्य-सामग्री को उनके हवाले 
करे और उनके लिए इन तथ्यों की जांच करना संभव बनाये 
श्रौर कारखाना समिति की मांग पर उद्यम की हिसाव-वहियों को 
पेश करे। 

१६. यदि कारखाना समितियों को प्रशासन की किन्हीं गैरकानूनी 
कार्रवाइयों का पता चलता है, या ऐसी कारंवाइयों के वारे में शुबहा पैदा 
होता है, जिनकी अकेले मजदूरों द्वारा जांच-पड़ताल नहीं की जा सकती, 
सुधार नहीं किया जा सकता, तो ये मामले श्रम की जिस विशेष शाखा 
से उनका संबंध है उसके लिए जिम्मेदार कारखाना समितियों के केन्द्रीय 
मंडल-संगठन के सुपुर्द कर दिये जायेंगे, जो सामान्य श्रौद्योगिक योजना 
के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्थानों के साथ मामले पर विचार 
करेंगे और कारखाने को जब्त करने की हद तक मामले को निबटाने का 
उपाय करेंगे। 

१७. यह आवश्यक है कि विभिन्न उद्यमों की कारखाना समितियों 
को विभिन्न रोज़गार-धंधों के श्राधार पर संघबद्ध किया जाये, ताकि उद्योग 
की समस्त शाखा पर नियंत्रण स्थापित करने में सुविधा हो सके झौर उसे 
सामान्य ग्रौद्योगिक योजना के अंतर्गत किया जा सके; ताकि विभिन्न 
कारखानों के बीच आर्डरों, कच्चे माल, ईधन, तकनीकी तथा श्रम-शक्ति 
के वितरण की एक कारगर योजना बनाई जा सके; ताकि विभिन्न वृत्तियों 
द्वारा संगठित ट्रेड-यूतियनों के साथ सहयोग स्थापित करने में सुविधा हो 
सके। 

१८. द्रेड-यूनियनों तथा कारखाना समितियों की केंद्रीय नगर परिषदे - 
सामान्य ्रौद्योगिक योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियात्वित करने 
के लिए और नगरों तथा गांवों ( मजदूरों तथा किसानों ) के बीच आर्थिक 
संबंध संगटित करने के लिए स्थापित तदनुरूप प्रांतीय तथा स्थानीय 
संस्थानों में सर्वहारा का प्रतिनिधित्व करती हैं । जहां तक उनके हलक़े में 
मज़दूरों के नियंत्रण का प्रश्‍न है, उन्हें कारखाना समितियों तथा ट्रेड-यूनियनों . 


४३५ 
डड ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के प्रबंध का चरम श्रधिकार प्राप्त है और वे उत्पादन-चक्र में मजदूरों के 
अनुशासन से संबंधित अनिवार्य निग्रमों को जारी करती हैं, परंतु यह ज़रूरी 
है कि स्वयं. मजदूर मतदान देकर इन नियमों का अनुमोदन करें।* 


२ 


बोल्शेविकों के बारे में 
पूंजीवादी अखबारों की टिप्पणियां 


' रूस्स्काया बोल्या”, २८ अक्तूबर : “ निर्णायक घड़ी आ रही है... 
यह घड़ी बोल्शेविकों के लिए निर्णायक है। या तो वे हमारे सम्मुख... 
१६-१८ जुलाई की घटनाओों का एक दूसरा संस्करण उपस्थित करेंगे, या 
फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि वे अपनी योजनायें और इरादे लिये, सचेत 
राष्ट्रीय अंशकों से अपने को अलग रखने की धृष्ठ नीति लिये, चारों खाने 
चित हुए है... 

` बोल्शेविकों की सफलता की क्या संभावनायें हुँ? 

_ इस प्रश्‍न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि उनका मुख्य ग्राधार... 
आम जनता का अज्ञान है। वे उसी पर दांव लगाते हैं और उसे ऐसी 
लफ़्फ़ाज़ी द्वारा उभाइते हैँ, जिसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती . . . 

"इस मामले में सरकार को अपनी भूमिका श्रदा करनी होगी । नैतिक 


“जॉन रीड ने १६वें अनुच्छेद को छोड़ दिया है, जिसमें कहा गया हैं: 
“ देशब्यापी पैमाने पर मजदूरों के नियन्त्रण की मांग करते हुए , सम्मेलन 
साथियों को आमन्त्रित करता है कि वे अभी से ही उस हद तक उसे 
क्रियान्वित करें, जिस हृद तक कि प्रत्येक स्थान में शक्तियों का 
संतुलन इस वात की इजाज़त देता है। सम्मेलन यह भी घोषणा करता है 
“कि मजदूरों का इस गरज से उद्यमों पर कब्जा करना कि वे उनका अपने 


ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, मज़दूर-नियन्त्रण के उद्देश्यों के साथ 
मेल नहीं खाता। -सं० 


४३६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रूप से जनतत्न परिषद्‌ का आधार ग्रहण कर, सरकार को बोल्शेविकों के 
प्रति एक स्पष्ट और निश्चित रुख़ अपनाना होगा... 

“आर यदि बोल्शेविक क़ानूनी सत्ता के खिलाफ़ विद्रोह भड़काते हैं 
ओर इस प्रकार जर्मन आक्रमण को सहज बनाते हैं, तो उनके साथ वही 
सलूक करना होगा, जो वाग़ियों और ग़द्दारों के साथ किया जाता है...” 

“बिजेबीये वेदोमोस्ती', २८ अक्तूवर : “ग्ब जब कि बोल्शेविकों 
ने शेष जनवादी अंशकों से श्रपने को ग्रलहदा कर लिया है, उनके ख़िलाफ़ 
संघर्ष एक कहीं ज्यादा सीधी वात हो गया है, और बोल्शेविडम से लड़ने 
के लिए यह तकंसंगत न होगा कि जब तक वे प्रदर्शन न करें, तब तक 
प्रतीक्षा की जाये। सरकार को प्रदर्शन की इजाज़त तक नहीं देनी चाहिए . . . 

“ विद्रोह तथा ग्रराजकता फैलाने के लिए बोल्शेविकों की अपीलें 
ऐसी हरकतें हैं, जो फ़ौजदारी ग्रदालतों द्वारा दंडनीय हैं भर स्वतंत्र से 
स्वतंत्र देश में ऐसी हरकत करने वाले लोगों को सख्त सज्ञायें दी जायेंगी। 
क्योंकि, जो काम बोल्शेविक कर रहे हैं, वह सरकार के खिलाफ़ या 
सत्ता तक के लिए भी राजनीतिक प्रकार का संघष "नहीं है, वह ्रराजंकता , 
मार-काट और गृहयुद्ध के लिए प्रचार है। इस प्रचार का मूलोच्छेद करना 
आवश्यक है। यह भ्रजीव बात होगी कि दंगा-फ़साद के आंदोलन के ख़िलाफ़ 
कारंवाई शुरू करने के लिए तब तक इंतज़ार किया जाये, जब तक किये 
फ़साद बरपा न हो जायें...” 

' नोवोये ब्रेम्या', १ नवंबर: “... सरकार दूसरी नवंबर ( जिस 
तारीख को सोवियतों की कांग्रेस बुलाई गई थी) के ही बारे में उत्तेजित 
क्यों है, वह १२ वीं सितंबर या तीसरी झक्तूबर के बारे में उत्तेजित 
क्यों नहीं है? 

“ यह' पहला मतंबा नहीं है, जब रूस भस्म हो रहा है और 
ढहकर खंडहरों का एक ढेर बन रहा है, जब इस भयानक अरिनकांड के 
धुयें से हमारे मित्र-राष्ट्रों की आंखों में जलन पैदा हो रही है... 

“ सत्तारूढ़ होने के दिन से लेकर झाज तक सरकार ने अराजकता को 
रोकने के उद्देश्य से एक भी हुक्म जारी नहीं किया है; जिन लपटों में रूस 
भस्म हो रहा है, कया किसी ने उन्हें बुझाने की कोशिश की है? 

“झौर भी काम करने को पड़े प्रे... 

४३५ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ सरकार ने एक अधिक तात्कालिक समस्या की ओर ध्यान दिया । 
उसने एक ऐसे विद्रोह ( कोर्नीलोव-कांड ) का दमन किया, जिसके वारे 
में आज हर आदमी पूछ रहा है, “क्या यह विद्रोह कभी हुआ भी था?” 

३ 
बोल्शेविकों के बारे में 
नरम समाजवादी अखबारों की टिप्पणियां 


'देलो नरोदा’ ( समाजवादी-क्रांतिकारी ) , २८ अक्तूबर: “ क्रांति 


`के ख़िलाफ़ बोल्शेविकों का सबसे भयानक अपराध यह है कि जिन क्रूर 


विपदाओं को जन-साधारण झेल रहे हैं, वे उनका एकमात्र कारण 
क्रांतिकारी सरकार की बदनीयती को ठहराते हूँ, जब कि वास्तव में ये 
विपदायें वस्तुगत कारणों से उत्पन्न होती हैं। 

“वे जन-साधारण से पहले से यह जानते हुए सुनहरे वादे करते हुँ 
कि वे अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सकते; वे जन-साधारण को 
गुमराह करते है और उनकी मुसीबतों की जड़ क्या है, इसके बारे में सच्ची 
बात न बताकर उन्हें धोखा देते हैं... 

“ बोल्शेविक क्रांति के सबसे ख़तरनाक दुश्मन हैं... 

“देन” ( मेन्शेविक ) , ३० अक्तूबर: “क्या वास्तव में यही ' प्रेस- 
स्वातंल्य ' है? 'नोवाया रूस” और ' राबोची पूत' रोजाना खुल्लमखुल्ला 
विद्रोह के लिए भड़कावा देते हे। दर असल ये दोनों अख़बार रोजाना अपने 


कालमों के जरिए जुर्म करते हैं। रोजाना वे लोगों को दंगा-फ़साद के लिए 


उभाइते हैं... क्या यही ' प्रेस-स्वातंत्य ' है? 

“सरकार को चाहिए कि वह अपने को बचाये और हमें भी। हमें 
यह आग्रह करने का अधिकार है कि जब नागरिकों का जीवन ख.नरेज़ 
बलवों के ख़तरे के कारण संकटापन्न हो सरकार कीं मशीनरी निष्क्रिय न 
रहे शा 
४३६ 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


गढ 
' येदीन्स्त्वो ' 


प्लेखानोव के भ्रखवार 'येदीन्स्त्वो' ने बोल्शेविकों के सत्तारूढ़ होने 
के चंद हफ्ते बाद प्रकाशन बंद कर दिया। ग्राम ख़बर यह थी कि सो- 
वियत सरकार ने उसे बंद कर दिया था, लेकिन यह ख़बर सही नहीं थी; 
उसके अंतिम अंक में एक विज्ञप्ति निकली थी, जिसमें यह स्वीकार किया 
गया था कि ग्राहक संख्या अत्यंत प्यून होने के कारण उसका प्रकाशन जारी 
नहीं रखा जा सकता... 


4 
. क्या बोल्शेविक षड्यंत्रकारी थे? 


पेत्रोग्राद से निकलनेवाले फ्रांसीसी समाचारपत्र ९६१९०० ने १५ 
नवंबर को एक लेख प्रकाशित किया, जिसका एक उद्धरण नीचे दिया जाता है: 

“ केरेन्स्की सरकार बहस करती है और हिचकिचाती है। लेनिन और 
त्रोत््की की सरकार चोट करती हैं भौर अमल करती है। 

“यह सरकार षड्यंत्रकारियों की सरकार कही जाती है, मगर ऐसा 
कहना सही नहीं है। निस्संदेह यह बलाद्ग्राहियों की संरकार है, उन सभी 
क्रांतिकारी सरकारों की तरह, जो अपने विपक्षियों पर विजय प्राप्त करती 


हैं। परंतु पड्यंत्रकारियों की सरकार? निश्चय ही नहीं! 


४ नहीं, उन्होंने षड्यंत्र नहीं किया। उल्टे उन्होंने खुलेग्राम , हिम्मत 
के साथ, बिना अपने इरादों को छिपाये भ्रौर विना लाग-लपेट के अपने 
आंदोलन को बढ़ाया और कारख़ानों में, बारिकों में, मोर्चे पर, देश में 
सर्वत्र अपने प्रचार को तेज़ किया, यहां तक कि उन्होंने पहले से ही शस्त्र 


' ग्रहण करने की तिथि, सत्ता पर कब्जा करने की तिथि निश्चित को... 


“चे - षड्यंत्रकारी ? कदापि नहीं...” 


४३९ न 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६ 
विद्रोह के ख़िलाफ़ श्रपील 
केंद्रीय सैनिक समिति की ओर से 


“ हम सबसे ज्यादा इस वात पर जोर देते हैं कि जनतंत्र परिषद्‌ 
के तथा त्से-ई-काह के साथ एकमत , जनसत्ता-निकाय के रूप में ग्रस्थायी 
सरकार द्वारा व्यक्त जनता के बहुमत की संगठित इच्छा को अविचल खूप से 
संपादित किया जाये... 

“ एक ऐसे समय, जब मंत्रिमंडल में संकट उत्पन्न होने का अनिवार्य 
परिणाम विसंगठन , देश का विनाश तथा गृहयुद्ध होगा, इस सत्ता को बल- 
प्रयोग द्वारा उलटने के लिए जो भी प्रदर्शन होगा, वह सेना हारा 
प्रतिक्रांतिकारी कार्य समझा जायेगा और शस्त्र-वल द्वारा दवा दिया जायेगा . . . 

“ निजी दलों और वर्गों के हितों को एक ही हित के - श्रौद्योगिक 
उत्पादन बढ़ाने और ज़िंदगी की ज़रूरियात के समुचित वितरण के हित 
के-अधीन करना चाहिए... 

“जो लोग भी तोड-फोड , विसंगठन श्रथवा उपद्रव कर सकते हैं, 
उन सब को तथा सभी भगोड़ों, सभी कामचोरों और सभी लुटेरों को सेना 
के पृष्ठ भाग में सहायक सेवा करने के लिए वाध्य करना चाहिए... 

“ हम श्रस्थायी सरकार को आमंत्रित करते हैं कि वह जनता की 
इच्छा का उल्लंघन करने वाले, क्रांति से शत्रुता करने वाले इन लोगों को 
लेकर मोर्चे के पीछे, मोर्चे पर और उन खाइयों में, जिनपर दुश्मन की 
गोलावारी हो रही है, काम करने के लिए मजदूर-टोलियां बनाये...“ 


८] 
६ नवंबर की रात की घटनायें 


शाम होते होते लाल गाडों के दस्ते पूंजीवादी श्रख़वारों के छापाद्धानों 
पर क़ब्ज़ा करने लगे, जहां उन्होंने ' राबोची पुत ' , ' सोल्दात ' और विभिन्न 
घोषणाझों को लाखों प्रतियों में छापा। नगर मिलिशिया को हुक्म दिया 


४४6 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


. गया कि वह इन स्थानों को खाली कराये, लेकिन उसने देखा कि कार्यालयों 


के वचाव के लिए मोर्चावंदी की गयी है और हथियारबंद लोग उनकी 
हिफ़ाज़त कर रहे हैं। सिपाहियों को छापाखानो पर हमला करने का हुक्म 
दिया गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। 

धी रात के करीव युंकरों की एक कंपनी के साथ एक कर्नल 
' रावोची पूत' के संपादक को गिरफ्तार करने का वारंट लेकर “आज़ाद 
ख्याल ” नामक क्लव में पहुंचा। फ़ौरन वाहर सड़क पर एक बहुत बड़ी भीड़ 
इकट्टी हो गई और उसने युंकरों को वहीं भुर्ता वना देना चाहा। इस पर 
कर्नल ने चिरौरी-बिनती की कि उन्हें और युंकरों को गिरफ्तार कर लिया 
जाये और हिफ़ाज़त के ख्याल से पीटर-पाल क़िले में पहुंचा दिया जाये। 
यह्‌ अनुरोध मान लिया गया। 

एक बजे रात को स्मोल्नी के सिपाहियों और मल्लाहों के एक दस्ते 
ने तारघर पर कब्जा कर लिया*। पैँतीस मिनट वाद डाकख़ाने पर क्रव्या 
कर लिया गया। सवेरा होते होते सैनिक होटल हाथ में झा गया और 
पांच वजे टेलीफ़ोन-एक्सचेंज** 1 सवेरे राजकीय बैंक पर घेरा डाल दिया 
गया और दस बजे शिशिर प्रासाद पर भी सैनिकों का घेरा डाल दिया गया । 


* चौथे अध्याय की टिप्पणियां: 
१ 
७ नवम्बर की घटनायें 


1 
सवेरे के चार बजे से लेकर पौ फटने तक केरेन्स्की पेत्नोग्राद सैनिक 
स्टाफ़ के सदर मुक्काम में मौजूद थे और कज्ज्ञाकों को तथा शहर के अंदर 
आर शहर के आस-पास के झफ़सर स्कूलों के युंकरों को हुक्म पर हुक्म 
भेज रहे थे, लेकिन उन सबने एक ही जवाब दिया, वे अपनी जगह से 
हिलने में श्रसमर्थ हैं। 


== 


*तारघर पर दो बजे रात को कन्या किया गया।-सं० | 
**ठेलीफ़ोन-एक्सचेज पर सात बजे सवेरे क़ब्ज़ा किया गया । - सं० 


इ४१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नगर कमांडेंट कर्नल पोल्कोवनिकोव स्पष्टतः बिना किसी योजना के 
कभी स्टाफ़-दफतर जाते, तो कभी शिशिर प्रासाद। केरेन्स्की ने हुक्म दिया 
कि पुलों को उठा दिया जाये; तीन घंटे बीत गये , मगर कोई कार्रवाई 
नहीं की गई। इसके वाद खू द पेशक़दमी कर पांच सिपाहियों के साथ एक 
झफ़सर ने निकोलाई पुल पर जाकर पहरे पर तैनात लाल गार्डों के एक दल 
को भगा दिया और पुल को उठा दिया। मगर उनके वहां से रवाना होते ही 
कुछ मल्लाहों ने आकर पुल को फिर गिरा दिया । 

केरेन्स्की ने हुक्म दिया कि “राबोची पूत' के छापाखाने पर कब्जा 
कर लिया जाये। इस काम के लिए नियुक्त अफ़सर को सिपाहियों का एक 
दस्ता देने का वादा किया गया। दो घंटे बाद वादा किया गया कि उसे 
कुछ युंकर दिये जायेंगे, और फिर केरेन्स्की के इस हुक्म को भुला दिया 
गया। 

डाकघर तथा तारघर को बोल्शेविकों से छीन लेने की कोशिश की 


गई। कुछ गोलियां भी चलाई गईं, मगर फिर सरकारी सैनिकों ने एलान ' 


किया कि भ्रव वे सोवियतों की मुखालिफ़त नहीं करेंगे। 

युंकरों के एक शिष्टमंडल से केरेन्स्की ने कहा, “ अस्थायी सरकार 
के सभापति के तथा मुख्य सेनापति के रूप में मैं कुछ नहीं जानता श्र 
मैं ग्रापको कुछ सलाह नहीं दे सकता। परंतु एक पुराना क्रांतिकारी होने 
के नाते मैं आपसे, आप तरुण क्रांतिकारियों से श्रपील करता हूं कि आप 
अपनी अपनी जगहों पर डटे रहें और क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा करें! ' 


किशकिन के झादेश, ७ नवंबर: 

“ अस्थायी सरकार की एक आज्ञप्ति हारा पेत्नोग्राद में शांति और 
सुव्यवस्था पुनःस्थापित करने के लिए... मुझे असाधारण अधिकार दिये 
गये हैं, और सभी नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों की पूरी कमान मेरे 
हाथ में है...” 


मे के मे 


“अस्थायी सरकार ने मुझे जो भ्रधिकार दिये हैं, उनके अनुसार मै 
पेत्नोग्राद सैनिक हलक़े के कमांडेंट कर्नल पोल्कोवनिकोव को कार्यमुक्त करता 
हं eas ४ ० 
४४२ 

७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उप-प्रधान मंत्री कोंनोवालोव द्वारा हस्ताक्षरित भ्राबादी के नाम ग्रपील , 
७ नवंबर : 

“ नागरिको ! पितृभूमि की, जनतंत्र की और अपनी स्वतंत्रता की 
रक्षा कीजिये। कुछ पागलों ने जनता द्वारा निर्वाचित एकमात्र राजकीय 
सत्ता, अस्थायी सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह भड़काया है... 

“ अस्थायी सरकार. के सदस्य अपना कतंव्य-पालन कर रहे हैं, अपने 


'पदों पर डटे हुए हैं रौर पितुभूमि के कल्याण, शांति तथा सुव्यवस्था की 
` पुनःस्थापना तथा उस संविधान सभा को बुलाने के लिए काम करते जा रहे 


हैं, जो रूस की, सभी रूसी जातियों की भावी प्रभुसत्ता होगी... 

“ नागरिको , आपको अवश्य ही अस्थायी सरकार का समर्थनं करना 
चाहिए। आपको उसके भ्रधिकार को प्रबल करना चाहिए। आपको अवश्य 
ही उन सिरफिरे लोगों का विरोध करना चाहिए, जिनके साथ स्वतंत्रता 
तथा सुव्यवस्था के सभी शत्रु और ज़ारशाही व्यवस्था के सभी अनुयायी 
संविधान सभा को छिन्न-भिन्न करने, क्रांति की उपलब्धियों तथा हमारी 
प्रिय पिंतृभूमि के भविष्य को नष्ट करने के लिए मिल गये है... 

“ नागरिको ! शांति भर सुव्यवस्था तथा सभी जनों की खू शहाली 
के नाम पर अस्थायी सरकार के अस्थायी श्रधिकार की रक्षा के लिए उसके 
गिदे संगठित होइ्ये... 


अस्थायी सरकार की घोषणा: 

५ , पेन्नोग्राद सोवियत ने घोषणा की है कि ग्रस्थायी सरकार उलट 
दी गई है और उसने पीटर-पाल क़िले की आर नेवा नदी में लंगर डाले 
इए “भन्रोरा” क्रूजर की तोपों से शिशिर प्रासाद पर गोलाबारी 
करने की धमकी देते हुए मांग की है कि राजकीय सत्ता उसके हवाले 


की जाये। , | 
८ सरकार अपनी सत्ता केवल संविधान सभा के हवाले कर सकती 


है; लिहाजा उसने समर्पण न करने और आबादी से तथा सेना से मदद 
मांगने का फैसला किया है। एक तार स्ताब्का को भेजा गया है; और जो 
जवाब मिला है, उसमें कहा गया है कि सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता भेजा 
जा रहाहै... 

४४३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
हर 


~ 


“सेना और जनता मोर्चे के पीछे बग्नावत पैदा करने की वोल्शेविकों 
गि शैरज्िम्मेदार कोशिशों को ठुकरा दें...” 

क़रीब नौ बजे सुबह केरेन्स्की मोर्चे के लिए रवाना हो गये...* 

शाम होते होते साईकलों पर सवार दो सिपाही पीटर-पाल किले 
की गैरिसन के प्रतिनिधियों की हैसियत से सैनिक स्टाफ़ के सदर मुक़ाम 
में पहुंचे। जिस सभा-कक्ष में किशकिन, रुतेनवेर्ग , पालचीन्सकी, जनरल 
बग्रातुनी , कर्नल पारादेलोव और काउंट तोल्स्तोई इकट्ठे थे, उसमें घुस कर 
उन्होंने मांग की कि सैनिक स्टाफ़ फ़ौरन समर्पण करे। उन्होंने धमकी दी 
कि इनकार की सूरत में सदर मुक़ाम पर गोलावारी की जायेगी... 
दहशतजदा सैनिक स्टाफ़-्रधिकारियों ने दो मीटिंगें कीं और पसपा होकर 
शिशिर प्रासाद चले गये ; लाल गार्डो ने सदर मुक़ाम पर क़ब्ज़ा कर लिया... 

दिन ढलते ढलते कई वोल्शेविक वख्तरबंद गाड़ियां प्रासाद-चौक में 
चक्कर लगाने लगीं और सोवियत सिपाहियों ने' युंकरों के साथ बातचीत 
करने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी न मिली... 

“ शाम को क़रीब सात बजे शिशिर प्रासाद पर गोली-वर्षा आरंभ हुई . - 


रात दस बजे तोपों ने तीन ग्रोर से गोले दाग़ने शुरू किये, लेकिन ' 


ज्यादातर गोले खाली थे और केवल तीन श्रप्नेल गोलियां प्रासाद के 
सामने के हिस्से पर लगीं... 


२ 
केरेन्स्की का पलायन 


७ नवंबर की सुबह पेत्नोग्राद से रवाना होकर केरेन्स्की मोटर से 
गातचिना पहुंचे, जहां उन्होंने पने लिए स्पेशल ट्रेन मांगी । शाम होते 
होते वह प्स्कोव प्रांत में ओस्त्रोव नामक स्थान में पहुंचे । दूसरे , दिन सुबह 
मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियत का असाधारण 
अधिवेशन हुआ, जिसमें कज़्ज्ञाक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया - श्रोस्त्रोव 
में छः हज़ार कज्जाक मौजूद थे। 


“जिन सैनिक दस्तों को केरेन्स्की ने बुलाया था, उनसे “मिलने” 
के लिए वह ११.३० बजे दिने में पेत्नोग्राद से रवाना हुए थे।-सं० 


इडं 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


RSE 


केरेन्स्की ने बोल्शेविकों के ख़िलाफ़ सहायता की अपील करते हुए 
ओर प्रायः कज्जाकों को ही संबोधित करते हुए सभा में भाषण दिया। 
सैनिकों के प्रतिनिधियों ने प्रतिबाद प्रगट किया। 

“आप यहां क्यों आवे?” लोग चिल्लाये। केरेन्स्की ने जवाब दिया, 
“ योल्शेविक विद्रोह को कुचलने के लिए कउज़ाकों की सहायता मांगने के 
लिए!” इस पर उग्र प्रतिवाद प्रगट किया गया, जो तव और भी उग्र 
हो गया, जव केरेन्स्की ने ग्रपना भाषण जारी रखते हुए कहा, 
“मैने कोर्नीलोव-विद्रोह को कुचल दिया, और मैं वोल्शेविकों को भी 
कुचल दूंगा!” शोर-गुल यहां तक वढा कि उन्हें मंच से उतर 
आना पड़ा। 

सैनिक प्रतिनिधियों तथा उसूरी प्रदेश के कज्ज्ञाको ने केरेन्स्की को 
गिरफ्तार कर लेने का फैसला किया, लेकिन दोनःप्रदेश के कउज़ाकों ने उन्हें 
ऐसा नहीं करने दिया और उन्हें रेल-गाड़ी में चढ़ा कर वहां से निकाल ले 
गये... उसी दिन सैनिक क्रांतिकारी समिति स्थापित की गयी थी और 
उसने प्स्कोव की गैरिसन को सूचना देने की कोशिश की, परंतु टेलीफ़ोन 
तथा टेलीग्राफ़ के तार काट डाले गये थे... 

केरेन्स्की प्स्कोव नहीं पहुंच सके। क्रांतिकारी सिपाहियों ने रेल की 
लाइन काट दी थी, ताकि राजधानी के ख़िलाफ़ सेनायें न भेजी जा सके। 
८ नवंबर की रात को वह मोटर से लूगा पहुंचे, जहां, वहां पर तैनात 
शहीदी टुकड़ियों ने उनका अच्छा स्वागत किया। 

दूसरे दिन वह रेल-गाड़ी से दक्षिण-पश्चिमी मोर्च के लिए रवाना हो 
गये भ्रौर सदर मुक्काम में सैनिक समिति से मिले। लेकिन बोल्शेविको की 
सफलता का समाचार पाकर पांचवीं सेना की खशी का ठिकाना न रहा 
था, और सैनिक समिति केरेत्स्की को किसी प्रकार की सहायता का वचन 
देने में असमर्थ थी। क 

वहां से वह मोगिल्योव स्ताव्का ( सेना का सदर मुक़ाम ) में पहुंचे , 
आर हुक्म दिया कि मोर्चे के विभिन्न भागों से दस रेजीमेटें पेत्रोग्राद के 
ख़िलाफ़ बढ़ें। सिपाहियों ने. प्रायः सर्वसम्मति से इनकार कर दिया। जो 
रेजीमेंटें रवाना भी हुईं, वे रास्ते में रुक गयीं। अन्ततः क़रीब पांच हज़ार 
कज्ज्ञाको ने ही उनका साथ दिया... 

४४५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३ 
शिशिर प्रासाद में लूटपाट 


यह कहना मेरा इष्ट नहीं है कि शिशिर प्रासाद में कोई लूटपाट नहीं 
हुई। शिशिर प्रासाद के पतन के वाद और पहले भी काफ़ी चोरी हुई। 
परंतु समाजवादी-क्रांतिकारी समाचारपत्र ' नरोद ' और नगर दूमा के सदस्यों 
का यह बयान कि बहुत सी क़ीमती चीज़ें उठा ली गयीं, जिनका कुल मूल्य 
५० करोड़ रूबल से कम न होगा, अत्यधिक अतिरंजित है। 

प्रासाद की सवसे अधिक महत्वपूर्ण कला-निधियां- चित्र, मूर्तियां, 
टैपेस्ट्रियां , दुलंभ चीनी मिट्टी के वरतन तथा ज़िरह-वख्तर - सितंबर के महीने 
में मासको भेज दिये गये थे। ग्रौर बोल्शेविक सैनिकों द्वारा क्रेमलिन पर 
कब्जा होने के दस दिन. वाद भी वे शाही महल के तहख़ाने में अच्छी और 
महफूज हालत में थे) मैं खद इस वात की तसदीक़ कर सकता हूं... 

फिर भी कुछ व्यक्तियों ने और विशेषतः ग्राम पब्लिक ने, जिसे 
शिशिर प्रासाद पर क़ब्ज़ा होने के बाद कई दिनों तक वहां बेरोक-टोक झाने- 
जाने दिया गया, चांदी के बरतनों को, घड़ियों, क्रीमती चीनी मिट्टी भौर 
क्रीमती पत्थर के कुछ अनूठे फूलदानों श्रौर श्रोढ़नों-विछौनों को उड़ा दिया, 
जिनकी कुल क्रीमत ५० हज़ार डालर होगी। 

सोवियत सरकार ने अंविलंव उड़ायी गयी चीज़ों को प्राप्त करने 
के लिए कलाकारों और पुरातत्वविदों को लेकर एक विशेष ग्रायोग गठित 
किया। १४ नवंवर को दो घोषणायें जारी की गयीं: 


“ पेत्रोग्राद के नागरिको ! 


हम सभी नागरिकों से प्रवल आग्रह करते हैं कि ७-८ नवंबर की 
रात को शिशिर प्रासाद से जो चीज़ें चुरायी गयीं, उनमें से जो भी पायी 
जा सकती हैं, वे उन्हें ढूंढ़ने की अपनी भरसक पूरी कोशिश करें और 
उन्हें शिशिर प्रासाद के कमांडेंट के पास भेज दें। 
र “इन चुरायी हुई चीज़ों को हस्तगत करनेवाले , पुराविद और दुसरे 
लोग, जिनके बारे में यह सावित हो जाता है कि वे इन चीज़ों को छिपाये 
४४६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हुए हैं, इसके लिए क्रानूनन्‌ ज़िम्मेदार ठहराये जायेंगे और उन्हें सख्त सज़ायें 
दी जायेंगी। र 


“ अजायवघरों और कला-संग्रहालयो के कमिसार 
ग० यातमानोव , ब० मान्देलबाउम ” 


मै र र 


“ रेजीमेंटी तथा नौसेनिक समितियों के नाम 


“७-८ नवंबर की रात को शिशिर प्रासाद में, जो रूसी जनता 
की असंक्राम्य सम्पत्ति है, कुछ बहुमूल्य कला-वस्तुयें चुरा ली गयीं। 

“ हुम हर आदमी से आग्रहपूर्वक अपील करते हैं कि वह अपनी भरसक 
इस वात की पूरी कोशिश करे कि चुरायी हुई चीजें शिशिर प्रासाद में 
वापिस पहुंचाई जायें। 

“ कमिसार . . . 

ग० यातमानोव, ब० मान्देलबाउम'” 


लूट का क़रीव आधा माल बरामद किया गया, जिसमें कुछ तो उन 
विदेशियों के सामान में पाया गया, जो रूस छोड़ कर जा रहें थे। 

स्मोल्नी के सुझाव पर कलाकारों तथा पुरातत्वविंदों का एक सम्मेलन 
हुआ, जिसमें शिशिर प्रासाद की निधियों की सूची बनाने के लिए एक 
आयोग की नियुक्ति की गई और उसे प्रासाद तथा पेत्नोग्राद में सभी कला- 
संग्रहालयों तथा राजकीय अजायबघरों का पूरा जिम्मा दिया गया। १६ 
नवंबर को, जब यह सूची बन रही थी, शिशिर प्रासाद पब्लिक के लिए 
बंद कर दिया गया था... * 

नवंबर के अ्रंतिम सप्ताह में जन-कमिसार परिषद्‌ ने एक आज्ञप्ति 
जारी की, जिसके द्वारा शिशिर प्रासाद कां नाम बदल कर “ जन-संग्रहालय '' 
कर दिया गया, उसकी पुरी जिम्मेदारी कलाकारःपुरातत्वविद्‌ झायोग को 
सौंप दी गई और अब से प्रासाद के भीतर समस्त शासकीय क्रिया-कलाप 
की मनाही की घोषणा की गयी... 


es 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


-& क ह 


¥ 
महिला-बटालियन की महिलाश्रों के साथ बलात्कार 


शिशिर प्रासाद पर क्रब्ज्ञा किये जाने के तुरंत बाद बोल्शेविक-विरोधी 
अख़बारों में प्रासाद की रक्षा के लिये नियुक्त महिला-वटालियन के वारे में 
तरह तरह की सनसनीखेज कहानियां छापी गई और ये कहानियां नगर दूमा 
में भी सुनाई गई। कहा गया कि बटालियन की कुछ लड़कियों को खिड़कियों 
में से नीचे सड़क पर उछाल दिया गया, बाक़ी लड़कियों में ग्रधिकांश के 
साथ बलात्कार किया गया और जिन विभीषिकाग्रों से उन्हें गुज्जरना पड़ा, 
उनके फलस्वरूप कितनी ही लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। 

नगर दूमा ने इस मामले की तहक़ीक़ात के लिये एक आयोग नियुक्त 
किया। १६ नवंबर को आयोग महिला-बटालियन के सदर मुक़ाम, लेवाशोवो 
से लौटा। श्रीमती तिर्कोवा ने बताया कि लड़कियों को पहले पाब्लोव्स्की 
रेजीमेंट की बारिकों में ले जाया गया, जहां कुछ के साथ बुरा सलूक किया 
गया। लेकिन इस वक्त भ्रधिकांश लड़कियां लेवाशोवो में थीं और बाकी 
छिटफुट निजी घरों में थीं। ग्रायोग के एक दूसरे सदस्य डा० मान्देलबाउम 
'ने दोटूक कहा कि एक भी औरत को शिशिर प्रासाद की खिड़की से नीचे 
नहीं फेंका गया, कि एक भी जख्मी नहीं हुई, कि तीन के साथ बलात्कार 
किया गया और एक ने आत्महत्या की और एक पुर्जा छोड़ गई, जिसमें 
लिखा हुआ था कि वह “अपने श्रादशों से निराश हुई थी” । 


२१ नवंबर को सैनिक क्रांतिकारी समिति ने स्वयं लड़कियों के अनुरोध . 


पर महिला-बटालियन को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया, और इन 


लड़कियों ने फ़ौजी वर्दी उतार कर फिर से नागरिक वेष-भूषा 
धारण की। 


लुईसे ब्र॒यांत की पुस्तक, "5 २९४ (०7७ 11 ५७७३” ( रूस में 
छ: लाल महीने ) में महिला-सिपाहियों के इन्हीं दिनों के हाल के बारे में 
बड़ा रोचक ' वर्णन है। 
४४६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


een 


पांचवें अध्याय को टिप्पणियां 


१ | 
अपीलें और घोषणायें 


सैनिक क्रांतिकारी समिति को आर से, 
८ नवंबर 


“सभी सैनिक समितियों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सभी 
सोवियतो के नाम। 

| “भेन्नोग्राद की गैरिसन ने केरेन्स्की की सरकार का तख्ता उलट दिया 
है, जिस सरकार ने क्रांति तथा जनता पर श्रपना हाथ उठाया था... मोर्चे 
तथा देश को यह समाचार देते हुए सैनिक क्रांतिकारी समिति सभी सिपाहियों 
से अनुरोध करती है कि वे अपने अफ़सरों के आचरण पर सतर्क दृष्टि रखें। 
जो अफ़सर प्रगट तथा स्पष्ट रूप से क्रांति का पक्ष नहीं लेते, उन्हें फ़ौरन 
शत्रु समझ कर गिरफ़्तार कर लेना चाहिये । 

“ घेवोग्राद सोवियत नई सरकार के कार्यक्रम की निम्नलिखित रूप से 
व्याख्या करती है: तत्काल सामान्य जनवादी" शांति-संधि का प्रस्ताव, 
ज़मींदारों की ज़मीनो का फ़ौरन किसानों के हाथों में अंतरण , समस्त सत्ता 
का सोवियतों के हाथों में अंतरण झौर संविधान सभा का ईमानदारी से 
बुलाया जाना। जन-क्रांतिकारी सेना को उन टुकड़ियों को क़तई पेत्नोग्राद भेजे 
जाने देना नहीं चाहिए, जिनके पक्का होने के वारे में शक हो। तर्क से, 
नैतिक आग्रह से काम लीजिये, परंतु यदि इससे काम न चले, तो कठोर 
बलःप्रयोग द्वारा इन सैनिकों की गतिविधि को रोक दीजिये। 

“ यह आवश्यक है कि मौजूदा प्रादेश सेना की प्रत्येक शाखा के प्रत्येक 
सैनिक दस्ते में तत्काल पढ़ कर सुनाया जाये। जो भी व्यक्ति इस आदेश 
को भ्राम सिपाहियों से छिपाता है. . . वह क्रांति के ख़िलाफ़ भयंकर अपराध 
करता हैं और उसे क्रांतिकारी क़ानून की पूरी सख्ती के साथ सज़ा दी 


जायेगी । 


29-2360) ब 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ सिपाहियो ! शांति, रोटी, ज़मीन और जनता की सरकार के लिये 
उठिये ! ” 


“सभी मोर्चे और पिछये की सेनाओ्रों, कोरों, डिवीज़नों , रेजीमेंटों 
और कंपनियों की समितियों के और मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों के 
प्रतिनिधियों की सभी सोवियतों के नाम। 

“ सिपाहियो और क्रांतिकारी अफ़सरो ! 

“ मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों के बहुमत की राय से सैनिक 
क्रांतिकारी समिति ने ग्ाज्ञप्ति जारी की है कि जनरल कोर्नीलोव और 
उनके षड्यंत्र में शामिल सभी साथी-संघाती पीटर-पाल क्रिले में क़ैद किये 
जान और उन पर सैनिक क्रांतिकारी न्यायालय में मुक़दमा चलाने के लिए 
फ़ोरन पेत्रोग्राद लाये जायें... , 

न “समिति यह घोषणा करती है कि जो भी इस ज्ञप्ति के पालन 
का प्रतिरोध करेगा, वह क्रांति के प्रति विश्वासघाती है, और उसके झादेशों 
को शून्य और व्यर्थ घोषित किया जाता है। 


मज़दूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की 
पेत्रोग्राद सोवियत के श्रधीन 
सेनिक क्रांतिकारी समिति” 


“ मजदुरो , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सभी प्रांतीय 
तथा मंडल सोवियतों के नाम। “ 

“सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस के प्रस्ताव द्वारा भूमि समितियों 
के सभी गिरफ्तार सदस्यों को फ़ौरन रिहा किया जाता है। जिन कमिसारों 
ने इन्हें गिरफ्तार किया था, वे हिरासत में ले लिये जाने वाले हैं। 

“इस घड़ी से समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में है। भ्रस्थायी सरकार 
के कमिसार हटाये जाते हैं। विभिन्‍न स्थानीय सोवियतों के अध्यक्षों को 


आमंत्रित किया .द.ता है कि वे सीधे सीधे क्रांतिकारी सरकार के साथ 
संबंध स्थापित करें। 


सैनिक क्रांतिकारी समिति ” 
Yuo 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२ 
नगर दूमा का प्रतिवाद 


“सर्वाधिक जनवादी सिद्धान्तो के आधार पर निर्वाचित केंद्रीय नंगर 
दूमा ने घोर" विश्युंखलता की घड़ी में नगरपालिका के कामकाज का तथा 
खाद्य-संभरण के प्रबंध का भार ग्रहण किया है। संविधान सभा के चुनावों 
से तीन सप्ताह पहले और वाहरी दुश्मन के ख़तरे के वावजूद बोल्शेविक 
पार्टी शस्त्र-वल से एकमात्र वैध क्रांतिकारी सत्ता को हटाकर, इस समय 
नगरपालिका स्वायत्त शासन के अधिकारों तथा स्वतंत्रता का अतिक्रमण 
करने का प्रयास कर रही है और श्रपने कमिसारों तथा श्रपनी अवैध सत्ता 
की अधीनता स्वीकार करने की मांग कर रही है। 

“ इस भयानके और दुःखद घड़ी में पेत्रोग्राद नगर दूमा अपने निर्वाचकों 
के सम्मुख तथा समस्त रूस के सम्मुख प्रबल रूप से घोषणा करती है कि 
वह अपने अधिकारों तथा अपनी स्वतंत्रता का किसी प्रकार का अतिक्रमण 
सहन नहीं करेगी और राजधानी की जनता के संकल्प द्वारा आहुत हो कर 
उसने जो उत्तरदायित्व ग्रहण किया है, उसका परित्याग नहीं करेगी । 

“भेत्नोग्राद की केंद्रीय नगर दूमा रूसी जनतंत्र की सभी दूमाओं तथा 
ज़ेम्सत्वोश्लों से अपील करती है कि वे रूसी क्रांति की एक महत्तम उपलब्धि - 
जनःस्वशासन की स्वाधीनता तथा श्रनुल्संघनीयता की रक्षा के लिये एकजुट हों। ' 


३ 
भूमि श्राज्ञप्ति-किसानों का ` नकाज्ञ | 


“ भूमि का प्रश्‍न अपने समग्र व्यापक रूप में केवल जन-संविधान सभा 


द्वारा ही हल किया जा सकता है। 

“भूमि के प्रश्‍न का सबसे न्यायपूर्ण हल निम्नलिखित ढंग से होना 
चाहिए: 
“ १) भूमि पर निजी स्वामित्व हमेशा के लिए ख़त्म किया जाता है; 
भूमि न बेची-ख़रीदी जा सकती है, न लगान या रेहन पर दी जा सकती 
है और न किसी भी प्रत्य प्रकार से हस्तान्तरित की जा सकती है। 

29" ड५१ 


ब 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“सारी भूमि: राज्य कौ, राज-परिवार के सदस्यों को, मठों की, 
गिरजाघरों की , फ़ैक्टरियों की , पुश्तैनी ज्येष्ठाधिकार की , निजी , सार्वजनिक , 
किसानों रादि की, बिना मु्रावज्ञा दिये जब्त कर ली जायेगी, सार्वजनिक 
सम्पत्ति में बदल दी जायेगी और ज़मीन जोतने वालों द्वारा उपयोज्य होगी। 

“सम्पत्ति के इस उलट-फेर की लपेट में ग्ानेवालों को केवल उतने 
ही समय के लिए सार्वजनिक सहायता का अधिकारी समझा जायेगा, जितना 
अपने को जीवन की नयी परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए उन्हें 
आवश्यक होगा। 

२) समस्त खनिज सम्पदा: खनिज धातु, तेल, कोयला, नमक 
आदि ्रौर त्यों ही राज्य के लिए महत्व रखनेवाले वन तथा जलक्षेत्र 
एकमात्र राज्य द्वारा उपयोज्य होंगे। सारी छोटी छोटी नदियां, झीलें 


वन आदि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के वन्दोबस्त के तहत सामुदायिक . 


उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। 

“४ ३) ऊंचे स्तर की वैज्ञानिक खेतीवारी वाली ज़मीनें, जैसे वाग, 
वगान , वीजों की क्यारियां , नसंरियां, पौध-घर ग्रादि, बंटवारे के तहत 
नहीं आयेंगी, बल्कि दर्श फ़ामं बना दी जाएंगी और अपने ग्राकार तथां 
महत्व के अनुसार एकमात्र राज्य श्रथवा समुदायों के उपयोग के लिए दे 
दी जाएंगी । 

“ शहरों तथा गांवों में घरों के साथ लगी ज़मीनें, ख़ाना-बाग्रों समेत, 
अपने वर्तमान मालिकों के उपयोग में रह जायेंगी ग्रौर जमीन के उन 
टुकड़ों का आकार तथा उनके उपयोग के लिए लगाये जानेवाले कर का स्तर 
कानून द्वारा निर्धारित होगा । 

“ ४) घोड़ा-फ़ाम , अच्छी नस्ल के पशु-पालन तथा मुर्गी-पालन ग्रादि 
के सरकारी तथा निजी फ़ामं जब्त कर लिए जाएंगे, सारी जनता की सम्पत्ति 
बन जायेंगे ओर अपने आकार तथा महत्त्व के श्रनसार एकमात्र राज्य 
या समुदायों के उपयोग में ग्रायें। 

“ मुआवजे के प्रश्‍न पर संविधान सभा विचार करेगी। 

५) जब्त की गयी ज़मीनों के सभी हल-वैल ज़मीनों के आकार 
तथा महत्व के अनुसार बिना मुआवज़ा के एकमात्र राज्य या समुदाय 
ले उपयोग में श्रायें। 


४५२ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SS ED RRR 


“जिन किसानों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन है, उनके कृपि-संबंधी 
साज़-सामान ज़ब्त नहीं किये जायेंगे । 

“ ६) भूमि के उपयोग का श्रधिकार रुसी राज्य के हर उस नागरिक 
को ( स्त्री-पुरूष का भेदभाव किये विना) दिया जायेगा, जो स्वयं अपने 
श्रम से, श्रपने परिवारवालों की सहायता से या साझे में उसपर खेती करना 
चाहेगा , परंतु केवल उसी समय तक के लिए जव तक वह उसपर खेती 
कर सकेगा। उजरती मजदूर लगाने की इजाज़त नहीं है। 

“ग्राम-समुदाय के किसी सदस्य की लगातार दो वर्ष तक की 
इत्तफ़ाक़ी शारीरिक भ्रक्षमता की स्थिति में जब तक बह फिर काम करने 
योग्य न हो जाये, तब तक उसकी भूमि पर सामूहिक रूप से खेती करके 
उसकी सहायता करने के लिए ग्राम-समुदाय वाध्य है। 

“जो किसान वृद्धावस्था या अस्वस्थता के कारण स्थायी खूप से 
ग्रक्षम हो गये हैं और अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने में असमर्थ हैं, 
उनको उस भूमि के उपयोग का अधिकार नहीं रह जायेगा, परंतु उसके 
बदले में उन्हें राज्य की ओर से पेंशन मिलेगी। 

“ ७) भूमि का उपयोग समानता के आधार पर किया जायेगा, 
अर्थात्‌ स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए श्रमःप्रतिमान अथवा उपभोग- 
प्रतिमान के अनुसार मेहनतकशों के बीच भूमि का बंटवारा किया जायेगा। 

“भूमि के उपयोग के रूपों पर बिल्कुल पाबन्दी नहीं होगी। इस 
का फैसला हर गांव और वस्ती में अलग अलग होगा कि जमीन पारिवारिक 
हो, गंवबहरी फ़ार्मो की हो, सामुदायिक हो, अथवा सहकारी हो। 

“ <) जब्त होने के वाद सारी भूमि सार्वजनिक भू-निधि में शामिल 
हो जायेगी। मेहुनतकशों के बीच उसके बंटवारे का काम जनवादी ढंग से 
संगठित वर्गेतर ग्रामीण तथा नागरिक समुदायों से लेकर केंद्रीय प्रादेशिक 
संस्थाग्रों तक , समस्त स्थानीय तथा केन्द्रीय स्वशासन-संस्थाओं के हाथ में रहेगा। 

“ जनसंख्या में वृद्धि और कृषि की उत्पादनशीलता तथा उसके वैज्ञानिक 
स्तर में उन्नति के अनुसार भू-निधि का समय-समय पर पुनर्वितरण किया 
जायेगा । 

“खेतों की सीमाओं की तवदीली की हालत में उस खेत के मूल 
केन्द्रीय भाग को ज्यों का त्यों रहने दिया जायेगा। 


४५३ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


४ अपने समुदाय को छोड़कर चले जानेवाले सदस्यों की भूमि भू- 
निधि में वापस चली जायेगी, जिस पर सव से पहला अधिकार उन लोगों 
को दिया जायेगा, जो छोड़कर जानेवाले सदस्यों के निकट संबंधी होंगे या 
उनके हारा नामज़द किए गए होंगे । 

“यदि भू-निधि में वापसी के समय किसी ज़मीन में लगी खाद 
या किये गये सुधारों का कोई अंश ऐसा हो, जिसका पूरी तरह लाभ न 
उठाया गया हो, तो उतने अंश की लागत का मृग्रावज्ञा दिया जायेगा। 

“यदि किसी इलाक़े में उपलब्ध भू-निधि स्थानीय निवासियों की 
आवश्यकता के लिए अपर्याप्त हो, तो अतिरिक्त आबादी को कहीं और 
बसाया जायेगा । 

“ पुनर्वासन के संगठन की ज़िम्मेदारी राज्य अपने ऊपर लेगा और 
उसका तथा औज्ञार आदि वहम पहुंचाने का खर्चे भी देगा । 1 

“ पुनर्वासन निम्न क्रम में किया जायेगा: पहले वे भूमिहीन किसान 
जो नयी जगह में जाकर बसना चाहते है, फिर समुदाय के ऐसे सदस्य 
जिनकी आदतें खराव है, या जो भगोड़े हैं आदि, और अंत में चिट्टी 
डालकर या आपस के समझौते द्वारा । 

“इस आदेश के समूचे झरत्तर्य को, सारे रूस के वगे-चेतन किसानों 
के विशाल बहुमत की परम इच्छा की अभिव्यक्ति मानकर, अस्थायी क़ानून 
घोषित किया जाता है, जिसे संविधान सभा बुलाये जाने तक के लिए. 
यथासंभव फौरन लागू किया जायेगा और जहां तक इसके कुछ उपबंधों का 


सम्बन्ध है, उन्हें किसान-प्रतिनिधियों की उयेज्द-सोवियतों के निर्णयानुसार 
यथाक्रम धीरे-धीरे लागू किया जायेगा.। ” 


है. | 
भूमि और भगोड़े सैनिक 


भूमि पर भगोड़े सैनिकों के अधिकारों के बारे में कोई फैसला करने 
के लिये सरकार को वाध्य नहीं होना पड़ा। यद्ध का अंत तथा सेना कां 
वियोजन होने से भगोड़े सैनिकों की समस्या झपने आप हल हो गई 


RR 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


जन-कमिसार परिषद्‌ 


शुरू शुरू में जन-कमिसार परिषद्‌ के सभी सदस्य वोल्शेविक थे। 
इसमें सारा दोष वोल्शेविकों का न था। ८ नवंबर को उन्होंने वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों को कई पोर्टफोलियो देने का प्रस्ताव : 
किया , परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। 


छठे अध्याय की टिप्पणी 
१ 


अपीलें और दोषारोपी घोषणायें 


सभी नागरिकों तथा समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी के सैनिक संगठनों 
से श्रपील। 

“ बोल्शेविकों की अहमक़ाना कोशिश विल्कुल ही नाकामयाब होने 
वाली है। गैरिसन में असंतोष फैला हुग्रा है... मंत्रालय ठप हुँ, रोटी 
नदारद है। मुट्ठी भर बोल्शेविकों को छोड़ कर सभी दलों ने सोवियतों की 
कांग्रेस को छोड़ दिया है। बोल्शेविक अकेले पड़ गये हैँ! हर तरह के 
दुरुपयोग , संस्कृति-विनाश तथा लूटपाट के काम, शिशिर प्रासाद पर 
गोलावारी; मनमानी गिरफ्तारियां- बोल्शेविकों द्वारां किये गये इन सभी 
अपराधों ने उनके खिलाफ़ अधिकांश मल्लाहों सर सिपाहियों के गुस्से को 
उभाड़ा है। त्सेन्त्रोप्लोत बोल्शेविकों के हुक्म की तामील करने से इनकार 
करता है... 

“हुम सभी समझदार अंशकों का श्राह्मान करते क कि वे देश तथा 
क्रांति. की उद्धार समिति के गिर्द एकजुट हों; पार्टी की केंद्रीय समिति की 
पुकार होते ही उन प्रतिक्रांतिकारियों के ख़िलाफ़ कारवाई करने को कटिबद्ध 
रहने के लिये गंभीर क़दम उठायें, जो निस्सन्देह बोल्शेविक दुस्साहसिकता 
द्वारा भड़काये जाने वाले इन फ़सादों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, 

४५५ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ५ 


* और वे बाहरी दुश्मन पर भी कड़ी नजर रखें, जो इस मौक़े का, जब 

मोर्चाबंदी कमज़ोर कर दी गई है, फ़ायदा उठाना चाहेगा . . . ” 
ससाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी की 
केंद्रीय समिति की सेनिक शाखा 


*प्राव्दा' से एक उद्धरण: 

“ केरेन्सकी कौन है? 

“ एक बलाद्ग्राही, जिसकी जगह कोर्नीलोव श्रौर किंशकिन के साथ 
पीठर-पाल जेल में है। 

“एक मुजरिम और मजदूरों, सिपाहियों श्रौर किसानों को, जिन्होंने 
उसमें विश्वास ,किया, दग्रा देने वाला ग्रद्दार।' 

“ केरेन्स्की ? सिपाहियों का हत्यारा!” 

“ केरेन्स्की ? दिन-दहाड़े किसानों को सूली पर चढ़ाने वाला जल्लाद! 

“ केरेन्स्की ? मजदूरों का गला घोंटने वाला ! 

“एसा है यह कोर्नीलोव का ही अवतार, जो इस समय स्वतंत्रता 
की हत्या करना चाहता है!” 


सातवें अध्याय की टिप्पणियां 


q 
दो ग्राज्ञप्तियां 


प्रेस के बारे में 


: क्रांति तथा उसके तुरंत बाद के दिनों की गंभीर निर्णायक घड़ी में 
अस्थायी क्रांतिकारी समिति को मजबूर होकर सभी रंगों के प्रतिक्रांतिकारी 
अखबारों के ख़िलाफ़ कारंवाइयों का एक पूरा सिलसिला शुरू करना पड 
रहा है। 


४५६ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ऐसा करते ही चारों ओर से आवाज़ें ग्राने लगती हैं कि प्रेस-स्वातत्य 
का अतिक्रमण कर नई समाजवादी सत्ता अपने ही कार्यक्रम के मूलभूत 
सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है। 

मज़दूरों तथा किसानों की सरकार जनता का ध्यान इस वात की 
ओर दिलाती है कि हमारे देश में उदारतावाद की इस आड़ में मिल्की 
वर्गों को गुप्त रूप से यह अवसर प्राप्त होता है कि वे प्रेस की समस्त 
सुविधाशों का अधिकांश भाग स्वयं हडप लें और इस प्रकार जन-मानस 
को विषाक्त करें तथा जन-साधारण की चेतना को विश्रान्त करें। 

सभी जानते हैं कि पूंजीवादी अखवार पूंजीपति.वर्ग के सवसे शक्तिशाली 
साधनों में हैं। विशेषतः इस नाजुक घड़ी में, जब मज़दूरों और किसानों 
की नई सत्ता संहत हो रही है. और जव ये अख़बार बमों ग्रौर मशीनगनों 
से कुछ कम ख़तरनाक नहीं हैं, उन्हें शत्रु के हाथ में छोड़ना अ्रसंभव है। 
“यही कारण है कि भ्रष्ट, जरखरीद अ्रख़वार जो कूड़ा-करकट और कुत्सा- 
निंदा छाप रहे हैं, जिससे वे जनता की नई विजय को अभिभूत कर 
प्रसन्न होंगे, उसे रोकने की गरज से अस्थायी रूप से असाधारण कार्रवाइयां 
की गई हुँ। 

नई व्यवस्था संहत हुई नहीं कि झखवारों के ख़िलाफ़ सभी प्रशासकीय 
कारंवाइयां रोक दी जायेंगी श्रौर उन्हें, क़ानून के सामने जिम्मेदारी की हद 
के अंदर, उदार से उदार तथा प्रगतिशील से प्रगतिशील नियमों के अनुसार 
पूर्ण स्वतंत्रता दी जायेगी... 

फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नाजुक घड़ियों में भी 
प्रेस-स्वातंत्र्य पर कोई भी प्रतिबंध वहीं तक स्वीकार्य है, जहां तक कि वह ` 
अनिवार्य है, जन-कमिसार परिषद्‌ निम्नलिखित आदेश देती है: 

१. निम्नलिखित श्रेणियों के समाचारपत्र बंद किये जा सकते हैँ: 

(क) वे समाचारपत्र, जो मजदूरों तथा किसानों की सरकार का खुल 
कर मुकाबला करने और उससे नाफ़रमां होने के लिए भइकाते हैं; 

(ख) जो ज़ाहिरा और जानबूझकर ख़बरों को तोइ-मरोड़ कर 
उलझाव पैदा कर रहे है; 

(ग) जो क़ानून द्वारा दंडनीय अ्रपराधपूर्ण प्रकार की हरकतों के लिए | 
उकसावा दे रहे हैं। 


४५७ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 


कक 5: 1:१२: ल. -. 5“ /. 


२. जन-कमिसार परिषद्‌ के निर्णय द्वारा ही किसी भी समाचारपत्र 
को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। 

३. मौजूदा ज्ञप्ति अस्थायी प्रकार की है और जव सार्वजनिक जीवन 
की सामान्य अवस्थायें पुनःस्थापित हो जायेंगी, उसे एक विशेष उकाज्ञ 
( आदेश ) द्वारा रद्द कर दिया जायेगा। 

जन-कमिसार परिपद्‌ ' के अध्यक्ष 


व्लादीमिर उल्यानोच ( लेनिन) 
सञ्जदूर-मिलिशिया के बारे में 


१. मञ्जदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सभी सोवियतें मज़दूर- 
मिलिशिया क्रायम करेंगी। 


२. यह मज़दूर-मिलिशिया पूर्णतः मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों 


की सोवियतों के अधीन होगी। 

३. यह आवश्यक है कि सैनिक तथा नागरिक अधिकारी मजदूर 
मिलिशिया को हथियारों से लैस करने और उसे तकनीकी साज़-सामान की 
सप्लाई करने में, सरकार के युद्ध-विभाग के हथियारों को अधिकार में ले 
लेने की हद तक भी, हर प्रकार की सहायता दें। 

४. यह्‌ श्राज्ञप्ति तार द्वारा जारी की जायेगी। 


आंतरिक मामलों के जन-कमिसार 
झ० इ० रीकोव 


इस आज्ञप्ति ने पूरे रूस में लाल गाडों के दस्तों की स्थापना को 


बढ़ावा दिया, जो आगामी गृहयुद्ध में सोवियत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण 
साधन सिद्ध हुए। 


२ 
हड़ताल-कोष 


हड़ताली सरकारी कर्मचारियों तथा बैंकःक्लको के लिये स्थापित 
कोष में पेतरोग्राद तथा दूसरे नगरों के बैंकों और कोठियों तथा रूस में 


EL 1] 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


iS Ul ESE SRN SINS 


व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों ने भी अवदान दिये थे। बोल्शेविकों 
के ख़िलाफ़ हड़ताल करने के लिए सहमत सभी लोगों को पुरी तनख़ाहेँ दी 
गई और कुछ की तनखाहें तो बढ़ाई भी गई। हड़ताल-कोष के लिए चंदा 
देने वाले लोगों ने जव यह समझ लिया कि बोल्शेविक दृढ़ रूप से सत्तारूढ़ 
हो गये हैं और फलतः जब उन्होंने हड़ताल के लिए पैसा देने से इनकार 
कर दिया, हड़ताल टूट गई। 


आठवें श्रध्याय की टिप्पणियां 


१ 
केरेन्स्की का बढ़ाव 


नौ नवंबर को केरेन्स्की और उनके कज्ज्ञाक गातचिना में पहुंचे, 
जहां की गैरिसन ने, जिसमें बुरी तरह फूट पड़ गई थी गौर जो दो गुटों 
में बंद गई थी, फ़ौरन हथियार डाल दिये। गातचिना सोवियत के सदस्य 
गिरफ़्तार कर लिये गये। पहले तो उन्हें गोली मार देने की धमकी दी गई, 
लेकिन बाद में नेकचलनी का मुचलका देने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। 

कज़्ज़ाकों के अगले दस्तों ने बिना किसी खास विरोध के पाग्लोव्स्क, 
अलेक्सान्द्रोव्स्क और दूसरे स्टेशनों पर क़ब्ज़ा कर लिया और दुसरे दिन, 
्रर्थात्‌ १० नवंबर की सुबह वे त्सारस्कोये सेलो के पास पहुंच गये। देखते 
देखते वहां की गैरिसन तीन गुटों में बंट गई-अफ़सर, जो केरेन्स्की के प्रति 
वफ़ादार थे; कुछ बेसनद अंफ़सर और सिपाही, जिन्होंने अपने को “ तटस्थ ' 
घोषित किया; और अधिकांश आम सिपाही, जिन्होंने बोल्शेविकों का पक्ष 
ग्रहण किया। नेतृत्व तथा संगठन के अभाव में बोल्शेविक सिपाही पीछे 
राजधानी की ओर हटे। स्थानीय सोवियत भी पीछे हटकर पूल्कोवो के गांव 
में चली झायी। 

पुल्कोवो से त्सारस्कोये सेलो सोवियत के छः सदस्य एक मोटर में 
घोषणायें भर कर कज्ज्ञाकों के बीच प्रचार करने के लिये गातचिना गये। 
उन्होंने प्रायः दिन भर गातचिना का चक्कर लगाया भौर एक कज्ज्ञाक 


- ४५९ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वारिक से दूसरी वारिक समझाते-बुझाते, वहस करते और अपील करते 
घमते फिरे। शाम होते होते कुछ श्ऱसरों को उनकी मौजूदगी का पता 
'लगा और उन्हें गिरफ्तार कर जनरल क्रास्नोव के सामने लाया गया 
जिन्होंने कहा, “आप लोगों ने कोर्नीलोव के ख़िलाफ़ हथियार उठाया झोर 
अव झाप केरेन्स्की की मुखालफ़त कर रहे हैं। मैं आप सब को गोली से 
उड़वा दूंगा! 

जिस श्राज्ञा द्वारा उन्हें पेत्नोग्राद हलक़े का मुख्य सेनापति नियुक्त किया 
गया था, उसे उनके सामने पढ़ते हुए क्रास्नोव ने पूछा कि कया वे 
बोल्शेविक हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हां हैं, जिस पर क्रास्नोव वहां से 
चले गये। थोड़ी देर वाद एक अफ़सर ने वहां श्राकर यह कहते हुए 
उन्हें रिहा कर दिया कि वह जनरल क्रास्तोव की ज्ञा से ऐसा 
कर रहा है... 

इस वीच पेत्नोग्राद से शिष्टमंडल पर शिष्टमंडल चला ग्रा रहा था- 
दूमा का, उद्धार समिति का और अंत में विवजेल का शिष्टमंडलः। रेल 
मजदूर यूनियन ने झाग्रह प्रगट किया कि गृहयुद्ध रोकने के लिये कोई समझौता 
किया जाये और मांग की कि केरेन्स्की बोल्शेविकों के साथ बातचीत करें 
और पेत्नोग्राद पर अपना वढाव रोकं दें। इनकार की सूरत में विक्जेल ने ११ 
नवंबर की आधी रात से आम हड़ताल शुरू करने की धमकी दी। 

केरेन्स्की ने कहा कि उन्हें इस मामले में समाजवादी मंत्रियों तथा 
उद्धार समिति के साथ बातचीत करने का मौक़ा दिया जाये। जाहिर था 
कि वह दुविधा में पड़े हुए थे। 

११ तारीख को कज़्ज़ाकों के अगले दस्ते क्रास्नोये सेलो पहुंच गये, 
` जहां से स्थानीय सोवियत तथा सैनिक क्रांतिकारी समिति की पंचमेल 
सेना हड़वड़ी में भाग खड़ी हुई। उनमें से कुछ ने तो भ्रपने हथियार भी डाल 
दिये... उसी रात वे पूल्कोवो की सरहद पर भी पहुंचे, जहां पहली बार 
उनका असल तौर पर मुक़ाबला किया गया... 

केरेन्की की सेना को छोड़ कर चले झाने वाले कज्ज्ञाक सिपाही. 
छिटफुट पेन्नोग्राद पहुंचने लगे । उन्होंने कहा कि केरेन्स्की ने उन्हें ठगा था 
और मोचों पर ऐसी घोषणायें प्रसारित की थीं, जिनमें कहा गया था किं 
पेत्रोग्राद धू-धू कर जल रहा है, कि बोल्शेविकों ने जर्मनों को घुस शाने 
४६० 

७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri S 


का न्योता दिया है और वे औरतों और बच्चों को क़त्ल कर रहे हैं और 
मनमानी लूट मचाये हुए हैं... 

सैनिक क्रांतिकारी समिति ने फ़ौरन हजारों की संख्या में ग्रपीलें 
छपवा कर दर्जनों “ प्रचारकर्ताओं ” को कज्जाकों को वास्तविक परिस्थिति 


~ 


से परिचित कराने के लिये भेजा... 
२ 


सैनिक क्रांतिकारी समिति की घोषणायें 


“मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सभी सोवियतों 
के नाम। 

मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की 
अखिल रूसी कांग्रेस स्थानीय सोवियतों पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वे 
अविलंब सभी प्रतिक्रांतिकारी तथा यहूदी-विरोधी उपद्रवों और सभी दंगों- 
फ़सादों का, चाहे वे जिस प्रकार के भी क्यों नहों, मुक़ाबला करने के लिये 
जोरदार से जोरदार क़दम उठायें। मज़दूरों, किसानों तथा सैनिकों की 
क्रांति की प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार के उपद्रव को सहन नहीं कर सकती . . 

“पेत्नोग्राद के लाल गार्डो, क्रांतिकारी गैरिसन तथा मल्लाहों ने 
राजधानी में पूर्ण शांति तथा सुव्यवस्था क्रायम रखी है। 

“ मज़दूरो , सिपाहियो तथा किसानो, झापको सर्वत्र पेन्नोग्राद के 
मजदूरों और सिपाहियों की मिसाल पर चलना चाहिये। 

“ साथी सिपाहियो भर कज़्ज़ाको, सच्ची क्रांतिकारी सुव्यवस्था क़ायम 
रखने की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर आ पड़ी है... 

“ समूचे क्रांतिकारी रूस तथा पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर 


लगी. हुई हैं... 


०“ सोवियतों की अखिल रूसो कांग्रेस भ्रादेश करती है: 
“ मोर्चे पर केरेन्स्की द्वारा दोबारा लागू किये गये मृत्यु-दंड का अंत 


“किया जायेगा। 


४६१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“देश में पूर्ण प्रचार-स्वातंत््य पुनःस्थापित किया जायेगा। सभी 
सिपाही तथा क्रांतिकारी श्रफ़सर, जो इस समय तथाकथित ' राजनीतिक 
“अपराधों ' के लिए जेल में बंद हैं, फ़ौरन रिहा कर दिये जायेंगे। 


“ भूतपूर्व प्रधान मंत्री केरेन्स्की , जनता ने जिनका तख्ता उलट दिया है, 
सोवियतों की कांग्रेस की झधीनता स्वीकार करने से इनकार करते हैं और 
अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित क़ानूनी सरकार - जन-कमिसार परिषद्‌ - के 
ख़िलाफ़ संघर्ष करने की कोशिश करते हें । मोर्चे ने केरेन्स्की की मदद करने से 
इनकार कर दिया है। मास्को ने नई सरकार का समर्थन किया है । अनेक नगरों 
( मीन्स्क , मोगिल्योव , खार्कोव ) में सत्ता सोवियतों के हाथ में है। कोई भी 
पैदल टुकड़ी मजदूरों और किसानों की सरकार के ख़िलाफ़ अभियातत करने के 
लिये तैयार नहीं है, उस सरकार के ख़िलाफ़ , जिसने सेना तथा जनता के दृढ़ 
संकल्प के अनुसार शांति-वार्ता शुरू की है और किसानों को भूमि दी है... 

“हम सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते है कि श्रगर कज़्ज्ञाक केरेन्स्की 
को रोकते नहीं हैं, जिन्होंने कज्ज्ञाकों को धोखा दिया है श्रौर जो पेत्नोग्राद पर 
चढ़ाई करने में उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्रांतिकारी शक्तियां क्रांति की 
बहुमूल्य उपलब्धियों -शांति तथा भूमि-की रक्षा के लिए पूरे जोर-शोर 
से उठ खड़ी होंगी। 

“पेत्नोग्राद के नागरिको! केरेन्स्की राजधानी को जर्मनों के हवाले 
कर देने की इच्छा करनेवाले किशकिन, नगरपालिका खाद्य-संभरण का 
अंतर्ध्वंस करने वाले यमदूत-सभाई स्तेनबेगे अर तमाम जनवादियों द्वारा 
घृणा की दृष्टि से देखे जाने वाले पालचीन्स्की के हाथों में अपने 
अधिकार सुपुर्द कर शहर से भाग खड़े हुए हैं। ापको जर्मनों के, अकाल 
आर खूंरेज़ क़त्ले-आम के सामने निराश्रित छोड़कर केरेन्स्की भाग खड़े हुए 
हैं। विद्रोही जनता ने केरेन्स्की के मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है और 
आपने देखा है कि किस प्रकार पेत्नोग्राद की सुव्यवस्था तथा संभरणःप्रबंध 
में तत्काल सुधार आया है। ्रभिजात मालिकों, पूंजीपतियों , सट्टेबाजो के 
हुक्म पर केरेन्स्की ने ग्रापके ख़िलाफ़ इस गरज से मुहिम शुरू की है किं 
भूमि जमीदारों को «गस दी जा सके भौर इस घुण्य तथा विध्वंसपूर्ण युद्ध 
का लगातार चलाया «; सके । 


४६२ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ पेत्रोग्राद के नागरिको! हम जानते हैं कि आपका प्रवल बहुमत 
जनता की क्रांतिकारी सत्ता के पक्ष में तथा केरेन्स्की के नेतृत्व में चलने 
वाले कोर्नीलोवपंथियों के ख़िलाफ़ है। आप नपुंसक पूंजीवादी षड्यंत्रकारियों 
की झूठी घोषणाग्रों के वहकावे में न आइये। उन्हें बिना किसी रू-रिग्रायत 
के कुचल दिया जायेगा। 

“ मजदूरो , किसानो , सिपाहियो ! हम आपका क्रांतिकारी निष्ठा तथा 
अनुशासन के लिए आह्वान करते. हैं! 

“ करोड़ों किसान और सिपाही हमारे साथ हे । 

“ जन-क्रांति की विजय सुनिश्चित है!" 
पेन्नोग्राद, २८ अक्तूबर, १९१७ 

मज़दूरों तथा सेनिकों के प्रतिनिधियों को 
पेत्रोग्राद सोवियत कौ 
सैनिक क्रांतिकारी समिति 


३ 


जन-कमिसार परिषद्‌ की आज्ञप्तियां 


इस पुस्तक में मैं उन्हीं झाज्ञप्तियों को दे रहा हूं, जो मेरी राय में 
वोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर अधिकार किये जाने से संबंध के हैं। शेष 
आज्ञप्तियां सोवियत राज्य के ढांचे के विशद वर्णन की कोटि में झाती हुँ 
और प्रस्तुत पुस्तक में उनके लिए स्थान नहीं है। इनकी दूसरी पुस्तक, 
'कोर्नीलोव कांड से ब्रेस्त-लितोव्क की संधि तक” में, जो इस समय 
तैयार हो रही है, विशद चर्चा की जायेगी । 


झावासों के संबंध में 


नगरपालिकाओं है कि वे सभी खाली 
१. स्वाधीन स्वशासी नगरपालिकाओं को अधिकार है कि वे सभी खाल 
आवासों को अपने अधिकार में ले लें। 
: ४६३ टक | रट 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 3“ य 


२. नगरपालिकायें, उनके हारा स्थापित नियमों तथा प्रबंध-व्यवस्था 
के अनुसार, सभी सुलभ आवासों ,में ऐसे नागरिकों को श्राश्रय दे सकती 
हैं, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, या जो अत्यंत जन-संकुल स्थानों 
में रहते हैं। 

३. नगरपालिकायें आवासों की एक निरीक्षण-सेवा स्थापित तथा संगठित 
कर सकती हैं और उसके अधिकारों को सुनिश्चित कर सकती हैँ। 

४. नगरपालिकायें आवास-समितियों की स्थापना के बारे में झादेश 
जारी कर सकती हैं, उनके संगठन की रूपरेखा तथा उनके भ्रधिक्रारो को 
निश्चित कर सकती हैं और उन्हें क़ानूनी अधिकार दे सकती हैं। 

५. नगरपालिकायें ग्रावास-न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सकती हैं 
तथा उनके अधिकारों और उनकी प्रभुता को निश्चित कर सकती हैं। 

६. यह श्राज्ञप्ति तार द्वारा जारी को जाती है। 

आंतरिक मामलों के जन-कमिसार 


आअ० इ० रीकोव 


सामाजिक बीमा के बारे में 


रूसी सर्वहारा ने अपने फरहरे पर उजरती मजदूरो और साथ ही 
शहर और गांव के ग्ररीबो के लिए मुकम्मल सामाजिक बीमा का वचन 
अंकित किया है। जार की, ज़मींदारों और पूंजीपतियों की सरकार और 
समझौतापरस्त संयुक्त सरकार भी सामाजिक बीमा के बारे में मजदूरों की 
इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ रही। - 
मजदुरो , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के समर्थन 
का भरोसा रखती हुई मजदूरों तथा किसानों की सरकार रूस के 
मज़दूर वर्ग तथा शहर और गांव के गरीवों के सामने घोषणा करती हैं कि 
वह भ्रविलंव मजदुर-संगठनों द्वारा प्रस्तावित सूत्रों के श्राधार पर सामाजिक 
बीमा क्रानूनों को तैयार करेगी: ५ 
1. निरपवाद रूप से सभी उजरती मजदूरों तथा साथ ही शहर भौर 
गांव के सभी गरीबों के लिए सामाजिक बीमा | 
२. ऐसी बीमा-व्यवस्था , जिसमें कार्य-क्षमता के हास की सभी श्रेणियां आ 
४६४ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जायें जैसे रोग, निबंलता , वृद्धावस्था, प्रसव, विधवावस्था , भ्रनाथावस्था 
तथा बेकारी । 

३. बीमे का सारा खर्च मालिकों के जिम्मे हो। 

४. कार्य-क्षमता के सभी प्रकार के ह्लास तथा वेकारी की अवस्था में 
बतौर मुग्रावजे के पूरी तनख़ाह दी जाये। 

५. सभी वीमा-संस्थाओं का मज़दूर खद पूरी तरह प्रबंध करें। 


ज्य 


रूसी जनतन्त्र की सरकार के नाम पर श्रम जन-कमिसार 
अलेक्सान्द्र श्लयाप्निकोव 


जन-शिक्षा के बारे सें 


रूस के नागरिको ! 

७ नवंबर के विद्रोह के फलस्वरूप मेहनतकश जन-साधारण ने पहली 
बार वास्तविक सत्ता पर अधिकार किया है। 

सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस ने इस सत्ता को अस्थायी रूप 
से सोवियतों की कार्यकारिणी समिति तथा जन-कमिसार परिषद्‌ दोनों के 
हाथों में ग्रंतरित कर दिया है। 

क्रांतिकारी जनता की .इच्छानुसार मुझे शिक्षा जन॑-कमिसार नियुक्त 
किया गया है। 

जहां तक जन-शिक्षा केंद्रीय सरकार के हाथ में हे, वहां तक इसका 
सामान्य निर्देश करने का. कार्य, संविधान सभा बुलाये जाने तक, एक जन- 
शिक्षा ग्रायोग के सुपुर्द किया जाता है, जिसके अध्यक्ष तथा कार्यकारी 
अधिकारी जन-कमिसार हैं। 

यह राजकीय झायोग किन बुनियादी प्रस्थापनाग्रों का आधार ग्रहण 
करेगा ? उसका म्रधिकार-क्षेत्र किस प्रकार निश्चित क्रिया जायेगा? 

शाक्षा-संबंधी क्रियाकलाप का सामान्य भार्ग: एक ऐसे देश में, जहां 
निरक्षरता तथा ज्ञान का बोलवाला है, प्रत्येक सच्ची जनवादी सत्ता को 
शिक्षा के क्षेत्र में इस जहालत से संघर्ष करना श्रपना प्रथम उद्देश्य बनाना 
होगा। उसे आधुनिक शिक्षा-विज्ञान की झावश्यकताओं के अनुरूप स्कूलों 
का एक जाल बिछा कर कम से कम समय में सार्विक साक्षरता को उपलब्ध 

४६५ 


30-2360 श्‌ 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


करना होगा। उसे सब के लिए सार्विक, अनिवार्य , निःशुल्क शिक्षा आरंभ 
करनी होगी, ग्रौर साथ ही ऐसे शिक्षक-संस्थानों और ट्रेनिंग स्कूलों का एक 
जाल विछा देना होगा, जो कम से कम समय में जन-शिक्षकों की एक 
शक्तिशाली सेना तैयार कर देंगे, जो हमारे निस्सीम रूस की जनता की 
साविक शिक्षा के लिए इतनी ज़रूरी है। 

विकेंद्रीकरण: राजकीय जन-शिक्षा आयोग एसी केंद्रीय संस्था कदापि 
नहीं हे, जिसे शिक्षण तथा ्रनुदेश संस्थानों पर हुकूमत चलाने का अधिकार 
है। इसके विपरीत स्कूलों का सारा काम स्थानीय स्वशासी निकायों के हाथों 
में अंतरित कर देना चाहिए। राज्य केंद्र तथा नगरपालिका केंद्रों दोनों को 
चाहिए कि वे मजदूंरो , सिपाहियों और किसानों के, ख्‌ द पेशक्रदमी करके, 
सांस्कृतिक तथा शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने के स्वतंत्र कार्य को पूर्ण 
स्वायत्तता प्रदान करें । | 

राजकीय आयोग का काम है कि वह नगरपालिका संस्थानों तथा 
निजी संस्थाओं को, विशेषतः मजदूरों द्वारा स्थापित विशेष वर्ग-चरित्र 
रखनेवाली संस्थाओं को एक सूत्र में वांधे और उनके भौतिक तथा नैतिक 
समर्थन के लिए सुविधायें जुटाने में उनकी सहायता करे। 

राजकीय जन-शिक्षा समितिः राजकीय जन-शिक्षा समिति ने, जो 
अपनी सदस्यता की दृष्टि से एक पर्याप्त जनवादी निकाय है और जिसे 
अनेक विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त है, क्रांति के आरंभ. से ही श्रनेक क्रमबद्ध 
महत्त्वपूर्ण कानूनी योजनाओं को तैयार किया है। राजकीय झायोग सचमुच 
इस समिति का सहयोग चाहता है। 

उसने समिति के ब्यूरो को यह अनुरोध करते हुए लिखा है कि वह 


निम्नलिखित कार्यक्रम को पुरा करने के लिए समिति का एक असाधारण 
अधिवेशन बुलाये: 


१. समिति में प्रतिनिधित्व के नियमों में की 
हत त रा नियमों में अधिक जनवादीकरण 


२. समिति के अधिकारों में, उन्हें और व्यापक रूप देते हुए, इस 
प्रकार का परिवर्तन कि समिति को, रूस में सार्वजनिक झनुदेश तथा शिक्षा 
का जनवादी सिद्धांतों के ाधार पर पुन:संगठन करने के लिए उपयुक्त 


कानूनी योजनां को तैयार करने के निमित्त , एक बुनियादी राजकीय 
संस्थान में रूपांतरित किया जा सके | 


४६६ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३. नये राजकीय आयोग के साथ सम्मिलित रूप से उन क्वानूनों का 
संशोधन, जिन्हें समिति ने पहले से ही तैयार कर लिया है और जिनके 
संशोधन की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई है कि, उनके इस संकुचित रूप 
में भी, उन्हें संपादित करने में समिति को उसके रास्ते में रोड़ा ग्रटकाने 
वाले पहले के मंत्रिमंडलों की पूंजीवादी भावना का ध्यान रखना पड़ा था। 

इस संशोधन के पश्चात्‌ ये क़ानून विना किसी प्रकार की नौकरशाही 
लाल फीतेशाही के, क्रांतिकारी पद्धति से लागू किये जायेंगे । 

अध्यापक तथा समाजशास्त्री: राजकीय ग्रायोग जनता को- देश के 
स्वामियों को - शिक्षित करने के उज्ज्वल तथा सम्मानपूर्ण कायं में ग्रध्यापकों 
का स्वागत करता है 

जन-शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सत्ता अध्यापकों के प्रतिनिधियों की 
ध्यानपूर्ण मंत्रणा के विना कोई क़दम नहीं उठा सकती। 

दूसरी ओर, एकमात्र विशेषज्ञों के सहयोग हारा ही कोई फ़ैसला 
किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। यही वात सामान्य शिक्षा-संस्थानों 
के सुधारों के ऊपर भी लागू होती है। 

सामाजिक शक्तियों के साथ अध्यापकों का सहयोग-ग्रायोग स्वयं 
अपने संघटन में, राजकीय समिति में तथा अपने समस्त क्रियाकलाप में 
इसी रूप में व्यवहार करेगा। be 

आयोग की दृष्टि में उसका पहला काम यह है कि वह अध्यापकों 
का, और सर्वप्रथम, उन बेहद गरीब परंतु सांस्कृतिक कार्य के प्रायः सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण योगदाताग्रों - प्रथमिक स्कूलों के अध्यापकों -का दर्जा उठाये। 
उनकी जायज़ मांगें फ़ौरन भौर किसी भी क़ीमत पर पूरी होनी चाहिये। 
स्कूलों के सर्वहारा मांग करते रहे हैं कि उनकी तनखाहें बढ़ा कर एक सौ 
रूबल माहवार कर दी जायें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ख्सी 
जनता के विशाल बहुसंख्यक भाग को शिक्षा देने वाले अध्यापकों को अब 
और मोहताजी की हालत में रखना कलंक की बात होगा! “ 

संविधान सभा निस्संदेह शीघ्र ही ग्रपना काम शुरू करेगी। वहीं हमारे 
देश में राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन की व्यवस्था को क साथ ही 
जन-शिक्षा के संगठन के सामान्य चरित्र को स्थायी रूप से निर्धारित कर 


सकती है । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ४ 


सोवियतों के हाथ में सत्ता के ग्रंतरण के साथ अब संविधान सभा 
का वास्तविक जनवादी चरित्र सुनिश्चित वन गया है। राजकीय समिति पर 
भरोसा करते हुए राजकीय आयोग जिस नीति का अनुसरण करेगा, उसमें 
संविधान सभा के प्रभाव से शायद ही कोई परिवर्तन करना पड़े। उसका 
पुवे-निर्धारण किये विना, नई जनता की सरकार यह समझती है कि इस 
क्षेत्र मे ऐसी अनेक कारंवाइयों के लिए क़ानून बना कर वह अपनी अधिकार- 
सीमा का उल्लंघन नहीं कर रही है, जिनका उद्देश्य है देश के मानसिक 
जीवन को यथाशीघ्र समृद्ध तथा प्रबुद्ध बनाना। 

मंत्रालय: इस मध्य में मौजूदा काम को जन-शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही 
चलाना होगा। उसके रूप तथा गठन में जो परिवतंन वश्यक हूँ, उन्हे 
संपन्न करने के लिए सोवियतों की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित 
राजकीय झायोग तथा राजकीय समिति जिम्मेदार होगी। कहने की जरूरत 
नहीं कि जन-शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय नेतृत्व की क्रम-व्यवस्था संविधान 
सभा द्वारा स्थापित की जायेगी। तब तक राजकीय जन-शिक्षा समिति 
तथा राजकीय जन-शिक्षा ्रायोग दोनों के लिये ही मंत्रालय एक कार्यकारी 
उपकरण की भूमिका श्रदा करेगा। 

देश के निस्तार की गारंटी इस वात में है कि उसकी सभी प्राणवान्‌ 
तथा वास्तव में जनवादी शक्तियां सहयोग करें। 

हमारा विश्वास है कि श्रमिक जनता तथा. ईमानदार प्रवुद्ध बुद्धिजीवियों 
के प्रबल प्रयास के फलस्वरूप देश इस कष्टप्रद संकट से निकलेगा और पूर्ण 
जनवाद स्थापित कर समाजवाद तथा राष्ट्रों के भाईचारे के युग में प्रवेश 
करेगा । 

जन-शिक्षा के जन-कमिसार 


ऋ० व्‌० लुनाचार्स्की 


कानूनों के झनुसमर्थन 
तया प्रकाशन-क्रम के विषय में 


१. जब तक संविधान सभा बुलाई नहीं जाती; क़ाननों का अ्धिनियमत 
तथा प्रकाशन मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की ग्रखिल 
४६८ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रूसी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित मौजूदा मजदूरो तथा किसानों की अस्थायी 
सरकार द्वारा आदेशित क्रमानुसार संपन्न किया जायेगा। 

२. प्रत्येक विधेयक संवंधित मंत्रालय द्वारा, नियमानुसार अधिकृत ' 
जन-कमिसार हारा हस्ताक्षरित होकर सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया 
जायेगा; अथवा वह सरकार से संलग्न विधायी विभाग द्वारा विभाग- 
अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ पेश किया जायेगा। , 

३. सरकार द्वारा श्रनुसमर्थित होने पर यह आज्ञप्ति अपने अंतिम 
रूप में रूसी जनतंत्र के नाम पर जन-कमिसार परिषद्‌ के श्रध्यक्ष द्वारा 
थवा उनके स्थान पर उन जन-कमिसार हारा हस्ताक्षरित की जायेगी, 
जिन्होंने उसे सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया था और फिर इस झाज्ञप्ति 
को प्रकाशित किया जायेगा। 

४. जिस तारीख को यह ज्ञप्ति श्राधिकारिक ' मजदूरों तथा किसानों 
की ्रस्थायी सरकार के गजेट में प्रकाशित की जायेगी, उसी तारीख से वह 
क़ानून का दर्जा हासिल करेगी। 

५. आज्ञप्ति में प्रकाशन-तिथि से भिन्न एक तिथि का निर्देश हो सकता 
है, जब यह श्राज्ञप्ति क्रानून का रूप लेगी, अथवा उसे तार के ज़रिये 
प्रवर्तित किया जा सकता है; इस सूरत में प्रत्येक स्थान में तार का प्रकाशन 


होने पर उसे क़ानून माना जायेगा। आ 
६. राज्य सेनेट द्वारा सरकार के विधायी अधिनियमों का प्रख्यापच 


समाप्त किया जाता है। जन-कमिसार परिषद्‌ से संलग्न विधायी विभाग 
समय समय पर सरकार के उन विनियमों तथा आदेशों के संग्रहों को 


प्रकाशित करता है, जिन्हें क़ानून का दर्जा हासिल है। wo 
७. मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों 


की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (त्से-ई-काह) को सदा सरकार की किसी 
भी आज्ञप्ति को रद्द या मुलतवी करने या बदलने का अधिकार होगा। 


रूसी जनतंत्र के नाम पर 


जन-कमिसार परिषद्‌ के अध्यक्ष 
ब्ला० उल्यानोव-लेनिन 


४६९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
शराब की समस्या 


सैनिक क्रांतिकारी समिति द्वारा जारी किया गया आदेश : 

१. जव तक दूसरा आदेश न दिया जाये, एलकोहल तथा एलकोहलीय 
पेयों के उत्पादन की मनाही की जाती है। 

२. एलकोहल तथा एलकोहलीय पेयों के सभी उत्पादनकर्ताओं को 
आदेश दिया जाता है कि वे २७ तारीख से पहले इस बात की सूचना दें 
कि उनके गोदाम ठीक ठीक कहां पर हैं। 

३. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले सभी अपराधियों पर सैनिक 
क्रांतिकारी अदालत में मुक़हमा चलाया जायेगा। 

सैनिक क्रांतिकारी समिति 


3 £ | £ 5 
आदेश नं० २ 


फ़िनलेंडी गार्ड रिज़र्व रेजीमेंट की समिति द्वारा सभी ग्रावास-समितियों 
तथा वासील्येन्स्की श्रोस्त्रोव इलाक्र के नागरिकों के नाम 


पूंजीवादियों ने संहारा के ख़िलाफ़ लड़ाई का एक बहुत नापाक 
तरीक़ा चुना है; उन्होंने शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शराव के बड़े बडे 
गोदाम क्रायम किये हैँ श्रौर वे सिपाहियों के बीच शराव बंटवा रहे हैं और 
इस प्रकार क्रांतिकारी सेना की पांतों में ्रसंतोष उत्पन्न करने की कोशिश 
कर रहे हुँ। 

सभी श्रावास-समितियों को झादेश दिया जाता है कि इस आदेश 
के चिपकाये जाने के तीन घंटे के अंदर वे स्वयं गुप्त रूप से फिनलैंडी गार्ड 


रेजीमेंट की समिति के अध्यक्ष को यह सूचित करें कि उनके मकातों में 
कितनी शराब मौजूद है। 


४७० 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया 
जायेगा और उन पर एक एसी श्रदालत में मुक़्ृहमा चलाया जायेगा, जो 
उनके साथ रू-रिश्रायत नहीं करेगी। उनकी जायदाद जब्त कर ली जायेगी 
अर उनके पास शराब का जो स्टाक पाया जायेगा, उसे चेतावनी के दो 
घंटे वाद डाइनामाइट से उड़ा दिया जायेगा, क्योंकि जैसा कि अनुभव 
से मालूम हुआ है ज्यादा नरम कारंवाइयों से चाहा हुआ नतीजा नहीं 
निकलता । 

याद रखिये, डाइनामाइट लगाने से पहले दूसरी कोई चेतावनी नहीं 


दी जायेगी । 
फ़िनलैंडी गार्ड रेजीमेंट की रेजीमेंट समिति 


नौवें प्रध्याय की टिप्पणियां 
१ 


सैनिक क्रान्तिकारी समिति; 
बुलेटिन नं० २ 


१२ नवंबर की शाम को केरेन्स्की ने क्रांतिकारी सेनाओं के पास 
प्रस्ताव भेजा कि वे “अपने हथियार डाल दें”। केरेन्स्की के सिपाहियों 
ने गोलावारी शुरू की । हमारे तोपखाने ने इसका जवाब दिया और दुश्मन 
की तोपों को खामोश कर दिया। कउज़ाकों ने हमला शुरू किया। मल्लाहों, 
लाल गार्डों और सिपाहियों की भयानक गोलावारी ने क़ज़्जाकों को पीछे 
हटने पर मजबूर किया। हमारी वख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन की पांतों में पिल 
पड़ीं। दुश्मन भाग रहा है। हमारे सिपाही पीछा कर रहे हैं। केरेन्स्की 
को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया गया है। क्रांतिकारी.सैनिकों ने त्सारस्कोये 
सेलो पर क़ब्जा कर लिया है। 

लाटबियाई बंदूक़ची: सैनिक क्रांतिकारी समिति को पक्की सूचना 
मिली है कि बहादुर लाटवियाई बंदूकचियों की टुकड़ी मोर्चे से आ पहुंची 
है और उसने केरेन्स्की के गिरोहों के मिछाये में मोर्चा क़ायम किया है। 


४७१ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सैनिक त्रांतिकारी समिति के स्टाफ़ की श्र से 


केरेन्स्की के दस्तों ने गातचिना तथा त्सारस्कोये सेलो पर इसलिये 
क़ब्जा कर लिया था कि इन जगहों में तोपें और मशीनगनें विल्कुल ही 
न थीं, जब कि केरेन्स्की के घुड़सवारों को शुरू से ही तोपख़ाने की मदद 
हासिल थी। पिछले दो दिनों में हमारे स्टाफ़ को क्रांतिकारी सैनिकों के 
लिए आवश्यक संख्या में तोपें, मशीनगनें , मैदानी टेलीफ़ोन वगैरह जुटाने 
के लिए जोरदार काम करना पड़ा। जव यह काम - स्थानीय सोवियतों 
ओर कारख़ानों ( पुतीलोव कारखाने, ओवूखोव और दूसरे कारखानों ) 
की प्रबल सहायता से .पूरा कर लिया गया , तव प्रत्याशित मुठभेड़ का परिणाम 
संदेह में न रहा । क्रांतिकारी सैनिकों के पास न केवल अतिरिक्त मात्रा में 
साज-सामान था और पेत्नोग्राद जैसा एक शक्तिशाली भौतिक आधारः था, 
उन्हें अ्रत्यधिक नैतिक श्रेष्ठता भी प्राप्त थी। पेत्रोग्राद की सभी रेजीमेंटें 
बड़े जोश-खरोश से मोचों की रोर बढ़ीं। गैरिसन-सम्मेलन ने पांच सिपाहियों 
का एक नियंत्रण-आयोग चुना और इस प्रकार मुख्य सेनापति तथा गैरिसत 
के बीच पूर्ण एकता को सुनिश्चित बना दिया। गैरिसन-सम्मेलन 
में सर्वसम्मति से निर्णायक कारंवाई शुरू करने का फसला 
किया गया। 

१२ नवंबर को जो गोलाबारी शुरू हुई, उसमें दिन के तीन बजे 
तक असाधारण तेजी ग्रा गई। कज्ज़ाकों की हिम्मत विल्कुल ही दूट गई। 
उनके यहां से एकं दूत क्रास्नोये सेलो के दस्ते के स्टाफ़ के पास आया 
और उसने गोलावारी बंद करने का प्रस्ताव किया और यह धमकी दी कि 
अगर ऐसा. नहीं किया गया तो उसकी ओर से “ निर्णायक” कारवाई की 
जायेगी। उसे जवाव दिया गया कि गोलाबारी तभी बंद की जायेगी, जब 
केरेन्स्की अपने हथियार डाल दें। 

बराबर जोर पकड़ती हुई इस लड़ाई में सेना के सभी हिस्सों ८ 
मल्लाहों, सिपाहियों श्रौर लाल गाडों-ने असीम साहस प्रदर्शित किंया। 
सल्लाह तव तक आगे बढ़ते गये, जब तक कि उन्होंने पने सारे 
कारतूस खाली न कर दिये। हताहतों की संख्या अभी तक निश्‍चित 


नहीं की गई है, परंतु परतिकांतिकारी सैनिकों में, जिन्हें हमारी एक | 


४७२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


bps 37, 4 || Hess , 


वख्तरवंद गाड़ी के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी, अधिक लोग 
हताहत हुए हँ । | 

केरेन्स्की के स्टा. रे, इस भय से कि कहीं वे घिर न जायें, पीछे 
हटने का हुक्म दिया। उनकी यह पसपाई देखते देखते भगदड़ बन गयी । 
रात के ११-१२ बजे तक रेडियो-स्टेशन समेत त्सारस्कोये सेलो परी तरह 


सोवियत सैनिकों के हाथ में ग्रा गया। कज़्ज़ाक गातचिना और : पिनो की 


तरफ़ भागे। 

सैनिकों के मनोबल की जितनी प्रशंसा की जाये थोड़ी है। भागते 
हुए कज्ज़ाकों का पीछा करने का हुक्म दिया गया हैं। त्सारस्कोये 
सेलो स्टेशन से तुरंत ही एक रेडियोत्तार मोर्चे तथा पूरे रूस में सभी 
स्थानीय सोवियतों के पास भेजा गया। आगे की घटनायें फ़ौरन सूचित 
की जायेंगी । 


२ 


` पेत्रोग्राद में १३ तारीख की घटनायें' 


ेत्रोग्राद सोवियत की बैठक में जिनोव्येव ने कहा, “ शत्रु को बल- 
प्रयोग द्वारा ही चूर किया जा सकता है। फिर भी कज्जाकों को हर शांतिपूर्ण 
उपाय से अपनी ओर लाने की कोशिश न करना एक भ्रपराध होगा . . . 
हमें जिस चीज़ की जरूरत है, वह है सैनिक विजय... युद्धविराम की 
खबर ग़लत है... जब दुश्मन कोई नुक़सान करने काबिल नहीं 
रहेगा, हमारा सैनिक स्टाफ़ युद्धविराम संपन्न करने के लिए 


तैयार होगा... 
“इस समय हमारी विजय के प्रभाव से .एक नई राजनीतिक 


परिस्थिति उत्पन्न हो रही है... आज समाजवादी-क्रांतिकारी नई सरकार में 


बोल्शेविकों को शामिल करने की. प्रवृत्ति रखते हैं... एक निर्णायक विजय 


ज़रूरी है, ताकि जो लोग दुविधा में पड़े हुए हैं उनकी हिचकिंचाहट दूर . 


हो जाये...” न 
नगर दूमा में पूरा ध्यान नई सरकार के गठन पर केंद्रित था। 


४७३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8981900 
a प्र 


आ कळाल 


कैडेट शिंगारेव ने जोर देकर कहा कि नगरपालिका को बोल्शेविकों 
के साथ किसी भी समझौते में हिस्सा नहीं लेना चाहिये... “जव 
तक कि ये सिरफिरे अपने हथियार नहीं रख देते और खू दमुख्तार 
अदालतों के अ्रख्तियार को नहीं मानते, उनके साथ कोई भी समझौता 
नामुमकिन है...” 

येदीन्स्त्वो दल की ओर से यात्सेंव ने कहा कि वोल्शेविकों के साथ 
किसी भी प्रकार का समझौता करने का मतलब होगा बोल्शेविकों की जीत... 

समाजवादी-क्रांतिकारियों की ओर से मेयर श्रेइदेर ने वयान दिया 
कि वह वोल्शेविकों के साथ किसी भी तरह के समझौते कें ख़िलाफ़ हैं... 
“जहां तक सरकार का प्रश्‍न है, सरकार जनता की इच्छा से उत्पन्न होनी 
चाहिये और चूँकि जनता की इच्छा नगरपालिका-चुनावों में श्रभिव्यक्त हुई 
है, इसलिये जनता की जो इच्छा सरकार को उत्पन्न कर सकती है, वह 
वास्तव में दूमा में ही केंद्रित है...” 

दूसरे भाषणकर्ताश्रों के बोलने के बाद, जिनमें एकमात्र मेन्शेविक- 
अंतर्राष्ट्रीयतावादियों का प्रतिनिधि ही बोल्शेविकों को नई सरकार में लेने 
के वारे में विचार करने के पक्ष में था, दूमा ने वोट देकर फैसला किया 
कि उसके प्रतिनिधि विकेल के सम्मेलन में भाग लेते रहेँ, परंतु सबसे 
पहले अस्थायी सरकार की पुनःस्थापना के लिए आग्रह किया जाये और 
बोल्शेविकी को नई सरकार से बाहर ही रखा जाये। 


३ 


युद्धविराम। उद्धार समिति को 
क्रास्नोव का उत्तर 


“अविलंब युद्धःविराम प्रस्तावित करते हुए आपने जो तार भेजा हैं! 
उसके जवाब में मुख्य सेनापति, इस बात की इच्छा करते हुए कि व्यर्थ में 
और अधिक रक्तपात न हो, वार्ता शुरू करने और सरकार तथा विद्रोहियों 
की सेनाग्रों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सहमति प्रगट करते हुँ। 


वह्‌ विद्रोहियों के जनरल स्टाफ़ से प्रस्ताव करते हैं कि वह अपनी रेजीमेंटों. 


को पेत्रोग्राद वापिस बुलाये, लीगोवो - पूल्कोवो - कोलपिनो लाइन को 


४७४ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तटस्थ घोषित करे श्रौर सरकार की घुड़सवार-सेना के भ्रगले दस्तो को 
सुव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से त्सारस्कोये सेलो में प्रवेश करने दे। 
इस प्रस्ताव का उत्तर कल सवेरे ८ वजे से पहले हमारे दूतों के हाथ में 
होना चाहिए। 

क्ास्नोव ” 


त्सारस्कोये सेलो की घटनायें 


जिस शाम को केरेन्स्की के सैनिक त्सारस्कोग्रे सेलो से पीछे हटे, 
उसी शाम कुछ पादरियों ने शहर की सड़कों पर एक धार्मिक जुलूस निकाला 
और नागरिकों के सामने भाषण दिये, जिनमें उन्होंने जनता से अपील की 
कि वह वैध सत्ता का, अर्थात्‌ अस्थायी सरकार का समर्थन करे। 
प्रत्यक्षदर्शियों के वयान के मुताविक़् कउज़ाकों के भागने के वाद जब लाल 
गार्डो की पहली टुकड़ियां शहर में दाखिल हुई, पादरियों ने सोवियतों के 
खिलाफ़ जनता को भड़काया और रस्पूतिन की कब्र पर, जो शाही महल 
के पीछे थी, दुश्रायें मांगीं। ग्राग-ववूला हो कर लाल गार्डो ने एक पादरी , 
धर्मपिता इवान कुंचूरोव को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गोली मार दो 

जिस वक़्त लाल गार्ड शहर में दाखिल हुए, ठीक उसी वक़्त बिजली 
की वत्तियां गुल कर दी गई और सड़कों पर घुप अंधेरा छा गया। सोवियत 
सैनिकों ने विजलीघर के डाइरेक्टर लुबोविच को गिरफ्तार कर लिया. और 
उनसे पूछा कि उन्होंने बत्तियां: क्यों बुझवाई थीं। कुछ देर बाद जिस कमरे 
में उन्हें बंद कर दिया गया था, वहां वह मरे पाये गये; उन्होंने अपने 
माथे में गोली मार ली थी। 

दूसरे दिन पेत्रोग्राद के बोल्शेविक-विरोधी अख़बारों ने बड़ी बड़ी 
सुखियो में छापा, " प्लेखानोव को ३६ डिग्री (सें) का बुखार ]- हु 
प्लेखानोव त्सारस्कोये सेलो में रहते थे झौर बीमार पड़े थे। लाल गार्डो ते 


४७५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ._ 


उस मकान में झाकर हथियारों के लिए तलाशी ली और बूढ़े भ्रादमी से 


सवाल किये। !] ट 
“आप समाज के किस वर्ग से झाते हैं?” उन्होंने पूछा। 


प्लेखानोव ने उत्तर दिया, “मैं एक क्रांतिकारी हूं, जिसने चालीस 
वर्षों से झपना जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए श्रपिंत कर रखा है!" 
“ बहरहाल ,” एक मजदूर ने कहा, “अब आपने अपने को पूंजीपति 
वर्ग के हाथों बेच दिया है।'” 
मजदूर रूसी सामाजिक-जनवाद के मागंदर्शक श्रौर प्रवत्तंक प्लेख्रानोव 
को भूल गये थे! 
श्र 


सोवियत सरकार की अपील 


“गातचिना के दस्तों ने, जिन्हें केरेन्सकी ने धोखा दिया था, अपने 
हथियार डाल दिये हैं और केरेन्स्की को. गिरफ्तार करने का फैसला किया है। 
्रतिक्रांतिकारी मुहिम का वह सरगना भाग खड़ा हुआ है। सेना ने विशाल 
बहुमत से सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस श्र उसके द्वारा स्थापित 
सरकार के समर्थन की घोषणा की है। मोचे से बीसों प्रतिनिधि सोवियत 
सरकार को सेना की वफ़ादारी का विश्वास दिलाने के लिए भागे-भागे 
पेत्नोग्राद पहुंचे हैं। सचाई को कितना तोड़ा-मरोड़ा गया, क्रांतिकारी मजदूरों, 
सिपाहियों और किसानों को बदनाम किया गया, लेकिन उससे जनता को 
पस्त न किया जा सका। मज़दूरों और सिपाहियों की क्रांति विजयी हुई है... 

“ त्से-ई-काह प्रतिक्रांति के झंडे के नीचे मार्च करने वाले सैनिकों से 


अपील करती है और उनका झाह्वांन करती है कि वे अविलंब अपने हथियार 


रख दें, मुट्ठी भर जमींदारो तथा पूंजीपतियों के हित में पने भाइयों का 
डन अव आर न बहायें। मजदूरों, सिपाहियों मौर किसानों का रूस उन 
लोगों को लानत भेजता है, जो क्षणभर के लिए भी जनता के शतरुओं के 
झंडे के नीचे रहते है.. 

“ कउज़ाको ! विजयी जनता की पांतों में चले आइये ! रेल मजदूर, 


डाक और तार कर्मचारी, श्राप सब, आप सभी जनता की नई सरकार 


का समर्थन कीजिये!” 


४७६ ७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1, >ज3 था NN IYO १3211 किये 


«७७४ <* आओ 


दसवें ग्रध्याय की टिप्पणियां 


१ 


क्रेमलिन को क्षति 


क्रेमलिन को जो क्षति पहुंची थी, उसकी मैने खूद जांच की है। 
मै वहां गोलावारी के फ़ौरन बाद पहुंचा था। लघु निकोलाई प्रासाद को 
युंकरों की वारिकों की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस प्रासाद का 
कोई विशेष महत्व न था और उसमें बस कभी कभी ज़ार-परिवार की एक 
रानी के स्वागत-समारोह हुआ करते थे। उसपर गोले ही नहीं बरसाये 
गये, उसे खासी अच्छी तरह लूटा भी गया। सौभाग्यवश उसमें ऐतिहासिक 
महत्व की कोई वस्तु न थी। 

उस्पेन्स्की के बड़े गिरजे के एक गुंबद पर गोला लगने का निशानथा, 
परंतु उसकी छत के मोज़ेक के थोड़े से हिस्से को छोड़ कर उसे कोई 
नुकसान न पहुंचा था। ब्लागोवेश्चेस्की के बड़े गिरजे के द्वार-मंडप के भित्ति- 


चित्रों को एक गोला लगने से बेहद नुक्सान पहुंचा था। एक दुसरा गोला * 


इवान वेलीकी नामक घंटाधर के एक कोने पर गिरा था। चुडोव मठ पर 
क़रीब तीस गोले गिरे थे, लेकिन सिर्फ़ एक गोला ही खिड़की के रास्ते त 
पहुंचा, वाक़ी ईंट की दीवारों भौर छतों की कार्निसों को नुकसान पहुंचा 
कर रह गये। 

स्पास्स्काया द्वार के ऊपर का घंटा चकनाचूर हो गया। तोइत्स्की द्वार 
भी टूट-फूट गया था, लेकिन उसकी आसानी से मरम्मत की जा सकती 
थी। एक निचली मीनार का कलश, जो ईटों से बना था, दूठ 
गया था। | 
सेंट बेसिल ( वसीली ब्लजेन्नी ) का गिरजाघर भ्रछूता र्हा र उसी 


प्रकार विशाल शाही महल भी, जिसके तहखाचों 


इन जगहों में किसी ने प्रवेश भी नहीं किंया। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized 0५ eGangotri 


| में मास्को म पेजषोग्राद 
की सारी निधियां पड़ी थीं भर जिसके खजाने में शाही जवाहिरात वे! | 


२ 
लुनाचार्स्की की घोषणा 

“ साथियो ! ! आप देश के तरुण स्वामी हैं और यद्यपि इस समय आपके 
लिये करने और सोचने को बहुत कुछ पड़ा हुआ है, भ्रापफो यह जरूर 
जानना चाहिये कि श्राप अपनी कलात्मक तथा वैज्ञानिक निधियों की रक्षा 
किस प्रकार कर सकते .हैं। 

“ साथियो! मास्को में जो हो रहा है, वह एक भयानक अमार्जनीय 
दुर्भाग्य है। सत्ता के लिये अपने संघर्ष के सिलसिले में जनता ने हमारी 
गौरवपूर्ण राजधानी को क्षत-विक्षत कर दिया है। 

“ हिंसापूर्ण संघर्ष, विध्वंसक युद्ध के इन दिनों में जन-शिक्षा का 
कमिसार होना एक विशेष भयानक वात है। समाजवाद की, जो एक नई 
तथा श्रेष्ठतर संस्कृति का उत्स है, विजय की श्राशा ही मुझे सांत्वना देती 
है। मेरे ऊपर जनता की कला-संपदा की हिफ़ाज़त करने की जिम्मेदारी है... 
अपने पद पर, जहां मेरा कोई प्रभाव न था, क्रायम रहने में ग्रसमर्थ हो 
कर मेने इस्तीफ़ा दिया *। 

परंतु , साथियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्राप मुझे सहारा 
अपने लिये और अपने वंशजों के लिये हमारे देश के सौंदर्य को 
सुरक्षित रखिये; जनता की संपदा के संरक्षक बनिये। 

“ जल्द , बहुत जल्द जाहिल से 'जाहिल लोग भी, जिन्हें इतने दिनों 
से जहालत में रखा गया है, जागेंगे और समझेंगे कि कला आनंद, शक्ति 
तथा बुद्धिमत्ता का कितना बड़ा उत्स हेवा... 

३ नवंबर, १६१७ 
जन-शिक्षा के जन-कमिसार 


प्र लनाचार्स्की 


“ श्र व० लुनाचार्स्की ने शिक्षा के जन-कमिसार के अपने पद को 
छोड़ा नहीं।-सं० 


४७८ डू ड़ = gr . 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३ 
पूंजीपंति वर्ग के लिए प्रश्‍नावली 


वाड दर कक पारिवारिक नाम. . . . | आवास-समिति. . . . . 
FRE Oe 
पता 2 मकर चाम वन नंद” क सता 
वा भ्रथवा वस्था 
स्वी भिवस 
| | 'झा | ें चा काडे वरह] भरर | कपड़ा 


जाड़े, , गर्मियों और 


मासिक औसत 
| शरद्काल के 
झाय | व्यय |ग्रंडरवियर के लिये .| . « “भोवरकोट . . . - - . - 
| सूटों के लिये . . . .| « « -पोशाकें ग्रौरसूट. . .. . - 
ग्रोवरकोटों के लिये . . . .भझ्रंडरवियर . . . - - 09 
कराया को, माह दूसरे पहनावों के लिए .| . . जूते . . - - . . - 00 
र रबर के जूते . . |. . . 
फ्लैट | कमरा 


ष्ढ 
क्रांतिकारी वित्तीय कार्रवाई 


आदेश 
मज़दूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की मास्को सोवियत के अधीन 


. सैनिक क्रांतिकारी समिति द्वारा जो भ्रधिकार मुझे सौंपे गये हैं, उनके बल 


पर मैं आदेश देता हूं: । 2 
१. जब तक दुसरी आज्ञा न दी जाये झपनी शाखाओं समेत सभी | 


बैंक, शाखाओं समेत केंद्रीय राजकीय बचत बैंक भर डाक-तार घरों के 


बचत बैंक २२ नवंबर को सवेरे ११ बजे से लेकर १ बजे तक खुले रहेंगे। | 
se 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri _ 
i य 


२७ 17» eS दात 


२. उपरोक्त संस्थान चालू लेखे पर तथा वचत बैंक के लेखे पर 
अगले हफ्ते के दौरान प्रत्येक जमाकर्ता को १५० रूबल से अधिक ग्रदायगी 
नहीं करेंगे। 

३. चालू लेखों तथा बचत बैँक के लेखों पर फ़ी हफ्ता १५० रूबल 
से ज्यादा रक़मों की अदायगी तथा दूसरे सभी तरह के लेखों पर श्रदायगी 
अगले तीन दिनों-२२, २३ और २४ नवंबर-में केवल निम्नलिखित 
मामलों में करने की इजाज़त दी जायेगी: 

(क) सैनिक टुकड़ियों के लेखों पर, उनकी जरूरतों को पूरा करने 
के लिए; 

(ख) उन तालिकाश्रों तथा सूचियों के श्रनुसार कर्मचारियों की 
तनख़ाहें तथा मजदूरों की मजदूरी की अदायगी के लिए, जो कारखाना 
समितियों ग्रथवा कर्मचारियों की सोवियतों द्वारा प्रमाणित हों और कमिसारों 
के अथवा सैनिक क्रांतिकारी. समिति के और हल्कों के सैनिक क्रांतिकारी 
समितियों के प्रतिनिधियों के दस्तखतो से तसदीक की गई हों। 

४. हुंडियों पर १५० रूबल से ज्यादा अदायगी नहीं की जायेगी; 
वाक़ी रकम चालू लेखे में दाखिल की जायेगी और उसकी श्रदायगी वतँ- 
मान श्राज्ञप्ति द्वारा निश्चित क्रम से की जायेगी। 

५. इन तीन दिनों में बैंकों को और कोई भी लेन-देन का काम करने 
की मनाही की जाती है। 

६. सभी लेखों में किसी भी मात्रा में रुपया जमा किया जा सकता है । 

७. तीसरी धारा में सूचित प्राधिकरणों के प्रमाणीकरण के लिए वित्तः 
परिषद्‌ के प्रतिनिधि इल्यींका मार्ग पर स्टाक-एक्सचेंज भवन में दिन के दस 
वजे से दो बजे तक काम करेंगे। 


८. बैंक तथा वचत वैंक रोज़ाना नकदी लेन-देन का कुल हिसाब : 


वित्त-परिषद्‌ के सुपुर्द करने के लिए उसे पांच बजे शाम तक स्कोबेलेव 
चौक पर सोवियत के भवन में सैनिक क्रांतिकारी समिति को भेजेंगे । 

९. सभी तरह की उधार-संस्थाओं के सभी कर्मचारी और प्रबंधकर्ता » 
जो इस ग्राज्ञप्ति का पालन करने से इनकार करते हैं, क्रांति तथा जर्गः 


४८६० ७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


साधारण के शत्रुओं के रूप में क्रांतिकारी न्यायाधिकरणों के सम्मुख 
ज़िम्मेदार ठहराये जायेंगे। उनके नाम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित 
किये जायेंगे । । 

१०. इस आज्ञप्ति के ग्रंतगंत वचत बैंकों तथा बैंकों की शाखाझ्रों के 
लेन-देन के काम के नियंत्रण के लिए हल्के की सैनिक क्रांतिकारी समितियां 
तीन-तीन प्रतिनिधियों को चुनेंगी और उनके काम की जगह निश्चित करेंगी। 

सैनिक क्रांतिकारी समिति के पूर्ण भ्रधिकृत कमिसार 


स० शेवेरदीन-माक्सीमेन्को 


ग्यारहवें भ्रध्याय की टिप्पणियां 
१ 
इस अध्याय की सीमाए 


इस अध्याय में दो महीने से कुछ कम या ज्यादा वक़्त में हुई घटनाओं का 
वर्णन है। उसमें मित्र-राष्ट्रों के साथ वार्ता , जर्मनों के साथ वार्ता तथा युद्ध-विराम , 
और ब्रेस्त-लितोव्स्क में शांति-त्रार्ता के आरंभ के काल का और साथ 
ही उस काल का वर्णन है, जिसमें सोवियत राज्य की बुनियादें रखी 
गई थीं। र र 
परन्तु इस पुस्तक में मेरा यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि इन अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाझों का वर्णन और उतकी व्याख्या करूं, जिसके 
लिए अधिक. स्थान की अवश्यकता है। इसलिए मैंने उन्हें एक दूसरी पुस्तक 
“ कोर्नीलोव कांड से ब्रेस्त-लितोव्स्क की संधि तक ' के लिए छोड़ दिया है। 

इस प्रकार मैने इस प्रध्याय में झपने को सोवियत सरकार की देश 
में अपनी राजनीतिक सत्तः संहत करने की कोशिशों तक ही सीमित bo 
है और देश के अंदर विरोधी झंशकों पर एक के बाद एक उनकी जीतों की 
रूपरेखा प्रस्तुत की है-जिन जीतों की प्रक्रिया ब्रेस्त-लितोवस्क की दुर्भाग्य- | 
पूर्ण संधि द्वारा प्रस्थायी काल के लिए रक गई थी। ब. 


31-2360 ८ मु 
000. Vasishtha Tripathi Collection. 09७॥2७९१0०/७७७०0 ञ_ 
4 a २» व्र eres -*८_ Wa iiss 2 


ड्द१ ` 


२ 


प्रस्तावना - रूस की जातियों के अधिकारों की घोषणा 


मजदूरों अर किसानों की श्रवतूवर ( नवम्बर ) क्रांति सर्वव्यापक 
मुवित-पताका के नीचे शुरू हुई। 
किसानों को ज़मींदारों की सत्ता से मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि 
अरव ज़मींदार को भूमि पर स्वामित्व का कोई अधिकार न रहा - उसका 
उन्मूलन कर दिया गया है। सिपाही और मल्लाह निरंकुश जनरलों की प्रभुता 
से मुक्त किये जा रहे हैं, क्योंकि अब से जनरल चुने जायेंगे और वे वापिस 
बुलाये जा सकेंगे । मजदूर पूंजीपतियों की मौज श्रौर मनमानी से मुकत किये 
जा रहें हैं, क्योंकि अब से मिलों और कारख़ानों पर मजदूरों का नियंत्रण 
स्थापित होगा। जो भी जीवित है भ्रथवा जीने की क्षमता रखता है, उसे 
चृण्य बंधनों से मुक्‍त किया जा रहा है। 
अब केवल रूस की जातियां ही वाक़ी रह गयी हैं, जिन्होंने उत्पीडन 
मौर निरंकुशता को झेला है और झेल रही हैं, और जिनकी मुक्ति को 
विलंब शुरू करना होगा, जिन्हें दृढ़ तथा निश्चित रूप से स्वतंत्र करना 
होगा। 
ज़ारशाही ज़माने में रूस की जातियां बाक़ायदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ 
भड़काई जाती थीं। इस नीति का परिणाम क्या हुआ, यह मालूम है: 
एक ओर क्गत्ले-आ्म और दंगा-फ़साद, दूसरी ओर जातियों की गुलामी। 
इस शर्मनाक नीति की ओर न लौटा जा सकता है, न लौटना चाहिएं। 
उसके स्थान पर भ्रव से रूस की जातियों की स्वैच्छिक तथा सच्चीं एकता 
| की नीति को स्थापित करना होगा। 
| साम्राज्यवाद के काल में , जव फ़रवरी ( मार्च ) क्रांति के बाद सत्ता केडेट 
| पूंजीपति वर्ग के हाथों में भ्रंतरित की गई थी, उकसावे की नग्न नीतिं की 
' . जगह रूस की जातियों के प्रति भयपू्ण ्रविशवास की नीति, छिद्रान्वेषण की , 
| जातियों की अर्थहीन “स्वतंत्रता” तथा “समता” की नीति चालू की ग़ई। 
| इस नीति के परिणाम भी मालूम हुँ: राष्ट्रीय बैर-विरोध में वृद्धि तथा 
पारस्परिक विश्वास की हानि। 


४८२ ७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SANE =) = SENSU 


झूट तथा अ्रविश्वास., छिद्रान्वेषण तथा उकसावे की यह निकम्मी 
नीति जरूर ही ख़त्म होनी चाहिए। श्रव से ज़रूर ही उसकी जगह एक 
ऐसी साफ़, खुली और ईमानदार नीति अपनानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप 
रूस की जातियों के वीच पूर्ण पारस्परिक विश्वास स्थापित हो सके। इस 
विशवास के फलस्वरूप ही रुस की जातियों की सच्ची तथा स्थायी एकता 
स्थापित हो सकती है। और इस एकता के फलस्वरूप ही रूस की जातियों 
के किसान भ्रौर मजदूर संहत होकर एक ऐसी क्रांतिकारी शक्ति बन सकते 
हैं, जो साम्राज्यवादी-संयोजनकारी पूंजीपति वर्ग की सभी कोशिशों का 
मुक्रावला करने में समर्थ होगी। 


३ 


ग्राज्ञप्तियां 
बेकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 


राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित संगठन के, बैंकों की सट्टेबाजी के 
संपूर्ण उन्मूलन के और मजदूरों, किसानों तथा पूरी मेहनतकश आबादी की 
बैंक-पूंजी द्वारा शोषण से पूर्ण मुक्ति के हित में और रूसी जनतंत्र के एक ही 
राष्ट्रीय बँक की स्थापना की दृष्टि से, जो जनता तथा गरीब वर्गों का 
वास्तविक हित-साधन करेगा, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ( त्से-ई-काह ) 
फ़ैसला करती है: 

१. बैंक-व्यवसाय राजकीय इजारेदारी घोषित किया जाता है। 

२. सभी मौजूदा निजी मिश्चित-पूंजी बैंक और बैंक-कार्यालय राजकीय 


बैंक में मिला दिये जाते हैं। 
३. बंद किये जाने वाले प्रतिष्ठानों के समस्त देयादेय राजकीय बँक 


द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। FR 
४. राजकीय बँक में निजी बैंकों के विलयन का क्रम एक विशेष 


्राज्ञप्ति द्वारा निश्चित किया जायेगा।, क 
५४ निजी बैंकों के मामलों का प्रस्थायी प्रबंध राजकीय बैंक के 


बोर्ड के सुपुर्द किया जाता हैं। त 
६. छोटे छोटे जमाकर्ताश्रों के हित सुरक्षित रहेंगे। 


बंदर 


31% 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सभी फ़ौजी श्रादमियों के दज को 
बराबरी. के बारे सें 


सेना में पहले की असमानता के सभी अ्रवशेषों को अविलंव तथा 
निर्णायक रूप से समाप्त करने के वारे में क्रांतिकारी जनता की इच्छा को 
-संपन्न करती हुई जन-कमिसार परिषद्‌ आदेश देती है: 

१. कारपोरल के पद से लेकर. जनरल के पद तक, सेना के सभी 
पद तथा श्रेणियां समाप्त की जाती हैं। अरब से ,रूसी जनता की सेना में 
क्रांतिकारी सेना के सैनिक की सम्मानपूर्ण उपाधि रखनेवाले स्वतंत्र तथा 
समान नागरिक होंगे। 

२. पहले के पदों तथा श्रेणियों से संबंधित सभी विशेषाधिकार तथा 
वैशिष्ट्य के सभी वाह्य चिल्ल समाप्त किये जाते हैं। 

३. पद से पुकारने 'की प्रथा समाप्त की जाती है। 

४. सभी विभूषक, पदक तथा वैशिष्ट्य के दूसरे चिह्न समाप्त किये 
जातेहै। | 

५. अफ़सर के पद की समाप्ति के साथ अफ़्सरों के सभी भ्रलहदा 
संगठन समाप्त किये जाते हैं। 

६. सेना में भ्रदंलियों की मौजूदा प्रथा समाप्त की जाती है। 

टिप्पणी - प्रदली केवल सदर मुकाम, चांसरियों, समितियों तथा 
दूसरे सैनिक संगठनों के लिए छोड़े जायेंगे । 

जन-कमिसार परिषद्‌ के अध्यक्ष व्ला० उल्यानोव (लेनिन) 
सैनिक तथा नौसैनिक मामलों के लिए जन-कमिसार न० क्रिलेन्को 
सैनिक मामलों के जन-कमिसार न० पोद्दोइस्की 
परिषद्‌-सचिव न० गोर्बुनोव 
सेना में निर्वाचन-सिद्धांत तथा अधिकार के 
संगठन के बारे में 

१. मेहनतकश जनता की इच्छा का पालन करती हुई सेना जनता की 

सर्वोच्च प्रतिनिधि - जन-कमिसार परिषद्‌ के अधीन है। 


४८४ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२. सैनिक यूनिटो तथा संयोजनों की सीमा के अन्दर पूर्ण अधिकार 
संबंधित सैनिक समितियों तथा सोवियतों में निहित है। 

३. सैनिकों के जीवन तथा क्रिया-कलाप की जो शाखाएं अ्रभी से 
समितियों के अधिकार क्षेत्र में हैं, उन पर श्रव श्रौपचारिक रूप से उनका 
प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाता है। उनके क्रिया-कलाप की जिन 
शाखाओं को समिति अपने ग्रधिकार में नहीं ले सकती, उन पर सैनिकों 
की समितियों या सोवियतों का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। 

४. कमांडिंग स्टाफ़ के निर्वाचन की प्रथा चलाई जाती 
है। रेजीमेंट कमांडरों समेत सभी कमांडर स्क्वाडों, प्लाटूनों, कंपनियों , 
स्क्वाडूनों , बैटरियों , डिवीजनों ( तोपखाना - १-३ बैटरियां ) और रेजीमेंटों 
के सामान्य मतदान द्वारा चुने जायेंगे । मुख्य सेनापति समेत, रेजीमेंट-कमांडर 
के ऊपर सभी कमांडर समितियों की कांग्रेसों अथवा सम्मेलनों द्वारा निर्वाचित 
किये जायेंगे । 

टिप्पणी - “ सम्मेलन ” शब्द का अर्थ है समिति-विशेष की एक दर्जा 
नीचे की समितियों के प्रतिनिधियों कें साथ सभा। ( जैसे कंपनी-समितियों 
के प्रतिनिधियों के साथ रेजीमेंट-समितियों का सम्मेलन ।- लेखक ) 

५. यह जरूरी है कि रेजीमेंट कमांडर के पद के ऊपर के निर्वाचित 
कमांडरों. को निकटतम सर्वोच्च समिति मंजूर करे। 

टिप्पणी - यदि कोई सर्वोच्च समिति, तामंजूरी की वजह के बारे 
में बयान देती हई, किसी निर्वाचित कमांडर को मंजूर करने से इनकार 
करती है और नीचे की समिति उसे दोवारा निर्वाचित करती है, तो उसे 
मंजूर करना ही होगा। 

६. सेनाओं के कमांडर सेनाश्रों की कांग्रेसों द्वारा निर्वाचित होंगे। 
मोचों के कमांडर संबंधित मोचों की कांग्रेसों द्वारा निर्वाचित होंगे। 

७. तकनीकी प्रकारं के पदों के लिए, जहां विशेष ज्ञान तथा दूसरी 
अमली तैयारियों की ज़रूरत है, जैसे: डाक्टर, इंजीनियर, तकनीकज्ञ, 
तार और रेडियो आापरेटर, हवाबाज़, मोटर-ड्राइवर वगैरह, सेवा-विशेष 
की यूनिटों की समितियों द्वारा ऐसे ही लोग चुने जायेंगे, जो अपेक्षित 
विशेष ज्ञान से संपन्न हों। 


1 धर .. ८श ५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८. स्टाफ़-ग्रध्यक्ष अवश्य ही उन्हीं लोगों के बीच से चुने जायेंगे, 
जिन्हें इस पद के लिए विशेष सैनिक प्रशिक्षण मिला है। 

&. स्टाफ के सभी दूसरे सदस्य स्टाफ़-अध्यक्षों द्वारा नियुक्त होंगे 
और संबंधित कांग्रेसों द्वारा इन नियुक्तियों की पुष्टि की जायेगी। 

टिप्पणी - यह. आवश्यक है कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सभी व्यक्तियों 
के नामों को एक विशेष सूची में दर्ज किया जाये। 

१०. सामरिक सेवा में नियुक्त सभी कमांडरों को, जो सैनिकों द्वारा 
किसी भी पद के लिए चुने नहीं जाते और फलतः जो सामान्य सैनिक 
का दर्जा रखते हैं, सेवा से निवृत्त करने का अधिकार आरक्षित रखा 
जाता है। 

११. आर्थिक विभागों के पदों को छोड़ कर, और कमान से संबंध 
रखने वाले पदों के अतिरिक्त , दूसरे सभी पद संबंधित निर्वाचित कमांडरों 
की नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। 

१२. कमांडिंग स्टाफ़ के चुनाव के बारे में विस्तृत निर्देश अलग से 
प्रकाशित किये जायेंगे। 


जन-कमिसार परिषद्‌ के अध्यक्ष 

व्ला० उल्यानोव ( लेनिन ) 

सैनिक तथा नौसैनिक मामलों के लिए जन-कमिसार 
न र 

सैनिक मामलों के जन-कमिसार 


न० पोह्दोइस्की 
परिषदू-सचिव न० गोर्बुतोव 


सभो वर्गा तथा उपाधियों की 
समाप्ति के बारे में 


१. सभी वर्ग तथा वर्ग-विभेद, सभी वर्ग-विशेषाधिकार तथा प्रतिबंध , 
सभी वर्ग-संगठन तथा संस्थान और सभी नागरिक पद समाप्त किये जाते हैं। 


२. समाज के सभी वर्ग ,( अभिजात वर्ग, व्यापारी, निम्न-पंजीवादी _ 


वर्ग इत्यादि ) तथा सभी उपाधियां ( प्रिंस, काउण्ट इत्यादि ) तथा नागरिक 


द 
६ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पदों की सभी उपाधियां ( राजकीय प्रीवी कौंसिलर इत्यादि ) समाप्त की 
जाती हैं और रूसी जनतंत्र के नागरिक की सामान्य उपाधि स्थापित की 
जाती है। 

३. अभिजात वर्गीय संस्थाओ्रों की संपत्ति तत्स्थानीय स्वशासी 
जेम्सत्वोग्रों के हाथों में ग्रंतरित की जाती है। 

४. व्यापारी तथा निम्न-पूंजीवादी संगठनों की संपत्ति अविलंब 
स्वशासी नगरपालिका के हाथ में ग्रंतरित की जाती है। 

५. अपनी संपत्ति तथा श्रभिलेखागारों सहित प्रत्येक प्रकार के वर्गे- 
संस्थान नगरपालिका तथा जेम्सत्वो प्रशासन के हाथों में ग्रंतरित किये जाते है । 

६. भूतपूर्व क़ानूनों की सभी धारायें, जो अभी तक इन मामलों में 
लागू रही हैं, इसके साथ ही रद्द की जाती हैं। 

७. मौजूदा आज्ञप्ति प्रकाशन-तिथि से जारी समझी जायेगी और 
उसे मज़दूरों, "सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोंवियतें 
लागू करेंगी। 

मौजूदा आज्ञप्ति त्से-ई-काह द्वारा २३ नवंवर, १६१७ की बैठक में 
अनुसमर्थित तथा निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई है: 

त्से-ई-काह के अध्यक्ष स्वेर्दलोब 


जन-कमिसार परिपद्‌ के ग्रध्यक्ष ब्ला० उल्यानोव ( लेनिन) 


जन-कमिसार परिषद्‌ के कार्यकारी अधिकारी व० बोंच-न्रुयेविच 
परिषद्‌-सचिव न० गोबुंनोव 


३ दिसम्बर को जन-कमिसार परिषद्‌ ने “निरपवाद खूप से सभी 
सरकारी संस्थानों तथा प्रतिष्टानों के, चाहे वे सामान्य हों अथवा विशेष; 
- ग्रहलकारों और कर्मचारियों की तनखाहें घटाने का फैसला किया। 

सर्वप्रथम परिषद्‌ ने जन-कमिसार की तनखाह ५०० रूबल माहवार 
मुक्रर की और यह तय किया कि कायं करने में असमर्थ परिवार के 


¥७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रत्येक वयस्क सदस्य पीछे उसे १०० रूवल माहवार अतिरिक्त दिया 
जायेगा . . . 

किसी भी सरकारी अधिकारी को दी जाने वाली यह सबसे ऊंची 
तनखाह थी... 


¥ 


काउन्टेस पानिना को गिरफ़्तार किया गया और उन पर सर्वोच्च 
क्रांतिकारी न्यायाधिकरण में मुक़हमा चलाया गया। मेरी आगामी पुस्तक, 
' कोर्नीलोव कांड से ब्रेस्त-लितोव्स् की संधि तक' के “क्रांतिकारी न्याय ' 
नामक अध्याय में इस मुक़हमे का वर्णन किया गया है। कंदी के लिए 
फैसला किया गया कि वह “रुपया लौटा दें और फिर सार्वजनिक घृणा के 
सम्मुख खुली छोड़ दी जायें।” दूसरे शब्दों में, उन्हें रिहा कर दिया गया! 


दें 
में 


५ 
नई व्यवस्था का मज़ाक़ उड़ाना 


१८ नवंवर के 'द्रूग नरोदा' ( मेन्शेविक) से: 

“ बोल्शेविकों की “तत्काल शांति-संधि' की कहानी हमें एक मज़ेदार 
फ़िल्म की याद दिलाती है... नेरातोव दौड़ते हैं, तोत्स्की पीछा करते हैं; 
नेरातोव एक दीवार पर॑ चढ़ जाते हैं और उनके पीछे त्रोत्स्की भी ; नेरातोव 
पानी में गोता लगाते हैं, तरोत्स्की भी पीछे पीछे पानी में कूद पड़ते हैं; 
नेरातोव छत पर चढ़ जाते हैं, तोत्स्की उनके ठीक पीछे हैं; नेरातोव 
बिस्तर में छिप जाते हैं श्रौर व्रोत्की उनको पकड़ लेते हैँ! जी हां, उनको 
पकड़ सेते हैं! और स्वभावतः शांति-संधि पर भ्रविलंब दस्तखत हो जाते हैं. . - 

“ विदेश मंत्रालय खाली है और वहां सन्नाटा छाया हुय्रा हैं। 

` संदेशवाहक बाश्रदव पेश गाते हैं, मगर उनके चेहरों पर एक तीखा भाव है. :- 
“ अगर किसी राजदूत को गिरफ़्तार कर लिया जाये और उसके साथ 
युद्ध-विराम और शांति-संधि पर दस्तखत किये जायें तो कैसा रहे? लेकिन 
ये राजदूत भी कुछ श्रजीव ही लोग हूँ। वे ऐसा मौन साधे हुए हैं, जैसे 


४८८ 
७ ७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उन्होंने कुछ सुना ही न हो। श्रो इंग्लैंड ! ग्रो फ्रांस! आओ जमंनी! हमने 
आपके साथ युद्ध-विराम-संधि संपन्न की है! क्या यह संभव है कि झाप 
इसके वारे में कुछ नहीं जानते? लेकिन उसे सभी जगह छापा गया है और 
सभी जगह दीवारों पर चिपका दिया गया है। एक बोल्शेविक की प्रतिष्ठा 
की शपथ है, शांति-संधि संपन्न की गयी है! हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं 
कहते, आपको सिफ़े दो शब्द लिख देने हैं... 
राजदूत मौन के मौन रहते हैं। राष्ट्र मौन रहते हैं। विदेश मंत्रालय 
खाली है और वहां सन्नाटा छाया हुआा है। 
रोबेसपियेर के अवतार त्रोत्स्की ने अपने सहायक मरात के आधुनिक 
संस्करण उरीत्सकी से कहा, ज़रा ब्रिटिश राजदूत के यहां दौड़ जाश्रो 
ग्रौर उनसे कहो कि हम शांति का प्रस्ताव कर रहे हुँ!' 
“ “आप खद जाइये,” मरात-उरीत्स्की ने कहा, वह किसी से 
मिलते नहीं हुँ।' 
“ तब फिर उन्हें फ़ोन करो। है 
“ ‹ मैने फ़ोन करने की कोशिश की, मगर बेसूद। टेलीफ़ोन रिसीवर 
अलग धर दिया गया है। 
“उन्हे तार भेज दो।' 
“ “मैंने पहले ही भेज दिया। 
“तो फिर, कुछ नतीजा निकला? 


“ मरात-उरीत्स्की ठंडी सांस भरकर चुप रह जाते हैं॥ रोबेसपियेर-" 


त्रोत्सकी गुस्से से एक कोने में थूकते हैं। 

“ * मरात सुनो, ' त्रोत्स्की क्षण भर बाद फिर कहते हैं। हमें यह 
विल्कुल ही दिखा देना है कि हम एक सक्रिय विदेश नीति चला रहे हैं। 
हम यह कैसे कर सकते हुँ?' 

४ ' नेरातोव को गिरफ्तार करने के वारे में एक और आज्ञप्ति जारी 
कीजिये ,' उरीत्स्की ने बड़े गंभीर भाव से कहा। 


“४ भरात, तुम्हारी भ्रक्ल घास चरने गई है!' त्रोत्स्की ने चिल्लाकर 


कहा। यकायक वह उठते हैं; रौद्र-मूर्ति और तेजस्वी, उस घड़ी ऐसा लगता 
था कि सचमुच रोबेसपियेर ही हों। 

५“ उरीत्स्की , लिखों,” उन्होंने सख्त लहजे में कहा ' ब्रिटिश राजदूत 

४८९ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१» हीच x; 
के 200 1,021, आय Yt: 


को , रसीद की मांग करते हुए, एक रजिस्ट्री चिठ्ठी लिखो। लिखो, में भी 
लिखंगा ! संसार के जन अविलंब शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं! ' 

“ विशाल , रिक्‍त विदेश मंत्रालय में बस दो टाइपराइटरों की खटखट 
सुनाई दे रही है। त्रोत्स्की स्वयं अपने हाथों से एक सक्रिय विदेश नीति 
चला रहे हैं...” 


द 


समझौते के सवाल के बारे में 


सभी मजदूरों श्रौर सिपाहियों की जानकारी के लिए। 

११ नवंबर को प्रे्रोब्राजेन्स्की रेजीमेंट के क्लब में पेत्रोग्राद गैरिसन 
की सभी यूनिटों के प्रतिनिधियों को एक श्रसाधारण सभा हुई। 

यह सभा प्रेग्नोब्राजेन्स्की तथा सेम्योनोव्स्की रेजीमेंटों की पेशक़दमी 
पर इस सवाल का फैसला करने के लिए बुलाई गई थी कि कौन सी 
समाजवादी पार्टियां सोवियतों की सत्ता की ओर हैं और कौन ख़िलाफ़ हैं, 
कौन जनता की श्रोर हैं और कौन ख़िलाफ़ हैं और यह कि क्या उनके 
बीच समझौता संभव है या नहीं। 

त्से-ई-काह, नगर दूमा, झन्मसेन्त्येव-पंथी किसानों की सोवियतों 
के और बोल्शेविकों से लेकर जन-समाजवादियों तक सभी राजनीतिक 
पार्टियों के प्रतिनिधि सभा में बुलाये गये थे। 

देर तक विचार करने और सभी पार्टियों तथा संगठनों की घोषणाश्रों 
को सुनने के वाद, सभा विशाल बहुमत से इस निश्चय पर पहुंची कि केवल 
बोल्शेविक और वामपंथी समाजवादी-क्रंतिकारी जनता की ओर हैं 
और बाक्की सभी पार्टियां समझौते की कोशिश करने की आाड़ में जनता की 
नवंबर की महान्‌ मज़दूरों तथा किसानों की क्रांति के दिनों में प्राप्त 
उपलब्धियों से बंचित करने के लिए सचेष्ट हैं। 

ेत्रोग्राद गैरिसन की इस सभा में जो प्रस्ताव ११ वोटों के ख़िलाफ़ 
६१ वोटों से, और १२ के तटस्थ रहते हुए, पास किया गया, उसका 
मज़मून नीचे दिया जाता है: 


४९० ७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ सेम्योनोव्स्की तथा प्रेश्रोब्राजेन्स्की रेजीमेंटों की पेशक्रदमी पर बुलाया 
गया गैरिसन सम्मेलन, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच समझौते के 
सवाल पर सभी समाजवादी पार्टियों तथा जन-संगठनों के प्रतिनिधियों 
को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि: 

“ १. त्से-ई-काह के प्रतिनिधियों , बोल्शेविक पार्टी तथा वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारियों के प्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से घोषणा की कि 
वे सोवियतों की सरकार का, भूमि, शांति तथा उद्योग पर मज़दूरों के 
नियंत्रण संबंधी श्राज्ञप्तियों का समर्थन करते हैं और यह कि वे इस कार्यक्रम 
के आधार पर सभी समाजवादी पार्टियों से समझौता करने के लिए तैयार 
हैँ। 

“२. इसके साथ ही दूसरी पार्टियों (मेन्शेविकों, समाजवादी- 
क्रांतिकारियों ) के प्रतिनिधियों ने या तो कोई जवाब नहीं दिया, या बस 
इतना ही कहा कि वे सोवियतों की सत्ता के तथा भूमि, शांति और मजदूरों 
के नियंत्रण संबंधी श्राज्ञप्तियों के ख़िलाफ़ हैं। 

“इस बात को देखते हुए सभा फैसला करती है: 

“ १. वह उन सभी पार्टियों की कठोर निंदा करती है, जो समझौते 
की आड़ में वस्तुतः नवंबर की क्रांति की लोकप्रिय उपलब्धियों को नष्ट कर 
देने की इच्छा रखती हैं। : 

“२. वह त्से-ई-काह तथा जन-कमिसार परिषद्‌ में पूर्ण विश्वास प्रगट 
करती है और उन्हें पूणं समर्थन का झाश्‍्वासन देती है। 

“इसके साथ ही सभा यह वश्यक मानतो है कि वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारी साथी जनता की सरकार में प्रवेश करें। ' 


७ 
शराबियों के दंगे-फ़साद 


बाद में इस बात का पता चला कि सिपाहिंयों र बीच दंगा-फ़साद 
भड़काने के लिए कैडेटों की देखरेख में बाक़ायदा एक संगठन काम कर रहा 
था। टेलीफ़ोन से विभिन्न बारिक़ों को ख़बर दी जाती कि फलां या फला 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अब 


पते पर शराब बांटी जा रही है और जब सिपाही उस मुक्काम पर पहुंचते , 
वहां एक शख्स उन्हें बताता कि शराब का तहखाना किस जगह है... 

जन-कमिसार परिषद्‌ ने शराबखोरी-विरोधी संघषं के लिए एक कमिसार 
नियुक्त किया, जिसने शराबियों के दंगों को सख्ती से कुचलने के अलावा 
शराब की लाखों बोतलों को तुड़वा डाला। शिशिर प्रासाद के तहखानों 
में, जहां ५० लाख डालर से ज्यादा की क्रीमत की दुलंभ अंगूरी शराब की 
बोतलें मौजूद थीं, पहले पानी भर दिया गया और फिर यह शराब वहां 
से हटाकर क्रोश्तादुत ले जाई गई और नष्ट कर दी गई। 

इस काम में व्रोत्स्की के शब्दों में, “क्रांतिकारी सेना के बेहतरीन 
सपूत, जिन पर हमें नाज़ है”, क्रोंश्तादुत के मल्लाहों ने अपना कत्तंव्य 
लौह-अनुशासन के साथ निभाया। 


८ 
सट्टेबाज 


उनके बारे में दो आदेश: 


जन-कमिसार परिषद्‌ द्वारा 
सेनिक क्रांतिकारी समिति को 


युद्ध के कारण तथा व्यवस्था के भ्रभाव के कारण उत्पन्न खाद्य-संभरण 
का विसंगठत सट्टेवाज़ों, लुटेरों और रेलों, जहाज़ी दफ़्तरों और चालान 
दफ्तरों वगैरह में उनके अनुयायियों की बदौलत नितांत उत्कट हो रहा है। 

राष्ट्र की घोर विपदाश्रों का फ़ायदा उठाकर ये अपराधी लुटेरे अपने 
मुनाफ़े के लिए करोड़ों सिपाहियों तथा मज़दूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ 
कर रहे हैं। 

यह परिस्थिति भ्रब एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 

जन-कमिसार परिषद्‌ सैनिक क्रांतिकारी समिति से प्रस्ताव करती 
है कि वह सट्टेबाज़ी, तोड़-फोड़, चोरगोदामों में माल रखने तथा धोखा- 


४९२ (७७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


धड़ी से माल को रोकने वगैरह को उन्मूलित करने की दिशा में निर्णायक 
से निर्णायक क़दम उठाये। | 
जो लोग भी ऐसे काम करने के अपराधी होंगे, उन्हें सैनिक क्रांतिकारी 
समिति की विशेष आज्ञा द्वारा फ़ौरन गिरफ्तार किया जा सकता है और 
जव तक. उन्हें क्रांतिकारी न्यायाधिकरण के सामने आरोप के लिए न लाया 
जाथे, उन्हें क्रोश्तादत की जेलों में वंद रखा जा सकता है। 
सभी जन-संगठनों को आमंत्रित किया जाता है कि वे खाद्य-संभरण को 
नप्ट-श्रष्ट करने वाले लोगों के खिलाफ़ इस संघर्षं में सहयोग करें। 
जन-कमिसार परिषद्‌ के अध्यक्ष 
ब्ला० उल्यानोव ( लेनिन) 


सभी ईमानदार नागरिकों के नाम 


सैनिक क्रांतिकारी समिति आदेश करती हैः 
लुटेरे, डाकू, सट्टेवाजन जनता के शत्रु घोषित किये जाते हूँ... 


सैनिक क्रांतिकारी समिति सभी सार्वजनिक संगठनों, सभी ईमानदार 
नागरिकों से प्रस्ताव करती है: उन्हें लूट, डाकेजनी , सट्टेबाजी के जिन 
मामलों की ख़बर लगती है, उन सव की सूचना तुरंत सैनिक क्रांतिकारी 
समिति को पहुंचायें। 

इस बुराई के साथ लड़ना सभी ईमानदार लोगों का काम है। सैनिक 
क्रांतिकारी समिति उन सभी लोगों के समर्थन की झाशा करती है, जिन्हें 


जनता के हित प्रिय हैं। 
सट्देबाज़ों और डाकुओं का पीछा करने में सैनिक क्रांतिकारी समिति 


कोई रू-रिम्रायत नहीं करेगी। 
सैनिक क्रांतिकारी समिति 
पेत्रोग्राद, २ दिसंबर, १६१७ , 
४९३ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


€ 


कलेदिन के नाम पुरिइकेविच का पत्र 


" चेत्रोग्राद की परिस्थिति घोर निराशाजनक है। शहर बाहरी दुनिया 
से कट गया है और पूरी तरह बोल्शेविकों के चंगुल में है... लोग राह- 
चलते गिरपतांर कर लिये जाते हैं, नेवा नदी में उछाल कर डुबो दिये 
जाते हैं और विना किसी अभियोग के जेलों में. बंद कर दिये जाते हँ । 
बूत्सेव तक को पीटर-पाल क्रिले में कड़े पहरे में वंद कर दिया गया हे । 

“ जिस संगठन का मै श्रध्यक्ष हूं, वह सभी श्रफ़सरों को श्रौर अवशिष्ट 
युंकर स्कूलों को एकतावद्ध करने तथा उन्हें हथियारों से लेस करने के लिए 
अनथक काम कर रहा है। श्रफ़सरों तथा युंकरों की रेजीमेंटों को स्थापित 
किये बिना परिस्थिति बचाई नहीं जा सकती । इंन रेजीमेंटों को लेकर हल्ला 
बोलकर गौर पहली सफलता प्राप्त कर बाद में हम गैरिसन के सिपाहियों 


=, 


की मदद हासिल कर सकते हैं । परंतु इस पहली सफलता के बिना एक भी 
सिपाही का भरोसा करना भ्रसंभव है, क्योंकि हज़ारों सिपाही बंटे हुए हैं 
रौर हर रेजीमेंट में मौजूद नीचों से श्रातंकित है । जनरल दूतोव, जिन्होंने 
उस मौक़े को हाथ से जाने दिया, जव निर्णायक क़दम उठाकर कुछ हासिल 
किया जा सकता था, की विचित्र नीति की बदौलत अधिकांश कउज़ाकों पर 
बोल्शेविक प्रचार का रंग चढ़ गया है।” समझाने-बुझाने और क़ायल करने 
को नीति रंग लाई है: सभी भद्रजनों पर जुल्म ढाया गया है और तेली- 
तंबोली श्रौर अपराधी हावी हो गये हैं... उन्हें गोली मारे और फांसी पर 
चढ़ाये बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। 

“ जनरल , हम यहां पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और हम आपके 


आगमन की घड़ी में सभी उपलब्ध सैनिकों को लेकर आगे बढेंगे। परंतु . 


इसके लिए आवश्यक है कि हम झापके साथ किसी न किसी तरह का 


संपर्क स्थापित करें और सवसे पहले निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण करें: - 


(१) क्या झाप जानते हैं कि झापके नाम पर उन सभी अफ़सरों 
को, जो लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं, ग्रापकी सेना में शामिल होने के 
बहाने से पेत्रोग्राद छोड़ने का बुलावा दिया जा रहा है? 


४९४ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“ (२) हम तकरीवन्‌ किस वक्त आपके पेत्नोग्राद पहुंचने का भरोसा 
कर सकते हैं? हम यह जानना चाहेंगे, ताकि हम अपनी गतिविधियों को 
मिला सकें। 

“यहां के चेतन लोगों की पराधपूर्ण निष्क्रियता के बावजूद, 
जिन्होंने बोल्शेविज्म का जुश्रा हमारी गर्दन में पड़ने दिया, अधिकांश अफसरों 
के, जिन्हें संगठित करना इतना कठिन है, असाधारण गावदीपन के बावजूद, 
हमारा विशवास है कि सचाई हमारी ओर है और हम देशप्रेम के उद्देश्य 
से और देश को बचाने के लिए श्रनिष्टमूलक तथा अपराधगूर्ण शक्तियों 
पर विजय प्राप्त करेंगे।” 

पुरिशकेविच पर क्रांतिकारी न्यायाधिकरण में मुक़हमा चलाया गया 
भर उन्हें थोड़े दिनों की क़ैद की सज़ा दी गई... 


१० 
विज्ञापनों की इजारेदारी के बारे में श्राज्ञप्त 


१. समाचारपत्रों , पुस्तकों, नोटिसबोडो , स्टालों, दफ्तरों और डरे 
प्रतिष्ठानो में विज्ञापनों का प्रकाशन राजकीय इजारेदारी घोषित किरा 
जाता है। 

२. विज्ञापन केवल पेत्नोग्राद में मजदूरों तथा किसानों को अस्थायी 
सरकार के मुखपत्रो में और स्थानीय सोवियतों के मुखपतों में प्रकाशित 

जा सकते है। के 

३. समाचारपत्नों तथा विज्ञापन कार्यालयों के मालिकों को और 
साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को, विज्ञापतःब्यवसाय के 
सरकार के हाथों में तरित होने तक... इस बात की निगरानी रखते 
द कि उनके कार्यालय बराबर चलते रहेँ भौर समस्त निजी ल 
पा उनके लिए पाई गई रक्षमों और साय ही हिसाब-बहियों, से 
पथा कापी को सोवियतों के सुपुर्द करते हुए, अपने झपने पदो पर कायम 

चाहिए। 


४. सशुल्क विज्ञापन का कारोबार करने वाले सभी प्रकाशनों तथा 
तिष्ठान के सभी प्रबंधकर्ता तथा उनके कर्मचारी भर मजदुर, सोदियत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ४९५ * 


बन 


प्रकाशनों में विज्ञापन-व्यवसाय को अधिक पूर्ण तथा उचित रूप में संगठित 
करने तथा विज्ञापन के सार्वजनिक लाभ के निमित्त बेहतर नियम तैयार 
करने के लिए, नगर-कांग्रेस ग्रायोजित करने और पहले तो, नगर की ट्रेड- 
यूनियनों के रूप में एकजुट होने और फिर एक अखिल रूसी यूनियन में 
एकजुट होने के लिए वाध्य है । 

५. जो लोग भी दस्तावेजें अथवा रुपया-पैसा छिपाने या अनुच्छेद 
३ और ४ में सूचित विनियमों को विफल करने के दोषी पाये जायेंगे, 
उन्हें तीन साल तक क़ैद की सज़ा दी जायेगी और उनकी समस्त संपत्ति 
ज़ब्त कर ली जायेगी। 

६. निजी प्रकाशनों में पैसा लेकर विज्ञापन निकालने ग्रथवा उन्हें 
प्रच्छन्न रूप में निकालने के लिए भी कठोर दंड दिया जायेगा। 

७. सरकार विज्ञापन-कार्यालयों को ज़ब्त करती है; आवश्यक होने 
पर उनके मालिकों को मुआविज्ञा पाने का हक़ होगा । जब्त किये हुए प्रति- 
ष्ठानों के छोटे छोटे मालिकों, जमाकर्ताओं और भागीदारों का इस व्यवसाय 
में जो भी रुपया लगा हुआ है, वह उन्हें लौटा दिया जायेगा। 

८. सभी प्रकाशनों और कार्यालयों और सामान्यतः विज्ञापन का 
व्यवसाय करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को चाहिए कि वे “मज़दूरों तथा सैनिकों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतों को अपने पते की सूचना दें और भ्रपने 


व्यवसाय का श्रन्तरण आरंभ करें, नहीं तो वे झनुच्छेद ५ में सूचित दंड 
के भागी होंगे। 


जन-कमिसार परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष ब्ला उल्यानोब ( लेनिन ) 
जन-शिक्षा के जन-कमिसार श्र० ब० लुनाचार्स्को 
परिषदू-सचिव न० गोबुंनोव 


११ 
भ्रनिवार्यं अध्यादेश 
१. पेत्नौग्राद नगर मुहासिराबंद घोषित किया जाता है। 


२. सड़कों और चौकों पर सभी सभाम्रों, मीटिंगों और जमाबड़ों की 
मनाही को जाती है। 


४९६ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~—— = ——— 


I TS nd क 


३. शराब के तहखानो , गोदामों, कारखानों , स्टोरों, कोठियो तथा 
निजी घरों वगरैरह्‌, वगरह को लूटने की कोशिशें बिना चेतावनी के मशीनगन 
चलाकर बंद को जायेंगी। 

४. अ्रावास-समितियों , दरवानों, चौकीदारों और मिलिशिया को सभी 
घरों, अरहातों और सड़कों में कड़ाई से सुव्यवस्था रखने का जिम्मा दिया: 
जाता है। घरों के दरवाज़ों और सहन के फाटकों में शाम के नौ बजे तक 
अवश्य ही ताला लग जाना चाहिए और उन्हें सवेरे सात बजे खोलना 
चाहिए। शाम को नौ बजे के वाद केवल किरायेदार ही आवास-समितियों 
की कड़ी निगरानी में घर से निकल सकते हूँ। 

५. जो लोग किसी भी प्रकार के एलकोहलीय पेय के वितरण, ख़रीद 
या विक्री के अपराधी होंगे और वे भी जो धारा'२ तथा धारा ४ का 
उल्लंघन करने के अपराधी होंगे, उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जायेगा 
झौर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जायेगी। 

मजदूरो तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों को सोवियत की 
कार्यकारिणी समिति के अ्रधीन 
दंगा-विरोधी संघर्ष समिति 
ेत्नोग्राद , ६ दिसंबर, रात, तीन वजे 


१२ 
आबादी के नाम 


साथी मज़दूरो, सिपाहिंयो, किसानो- सभी मेहनतकशो ! 

मजदूरों तथा :किंसानों की क्रांति पेत्रोग्राद और मास्को में विजयी 
हुई है... हर रोज़ हर घड़ी मोर्चे से और गांवों से नई सरकार को 
अभिनंदन-संदेश ग्रा रहे हैं... यह देखते हुए कि जनता का बहुमत क्रांति 
का समर्थन करता है... उसकी विजय सुनिश्चित है। 

यह बिल्कुल ही समझ में झाने लायक़ वात है कि मालिक और 
पूंजीपति , पूंजीपति वर्ग के साथ घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध कर्मचारी और अमले - 
एक शब्द में सभी धनी-मानी लोग गौर उनके साथ सांट-गांठ करने वाले 
लोग-नई क्रांति को शत्रुता की दृष्टि से देखते हैं, उसकी सफलता का 


32-2360 ¥&७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


विरोध करते हैं, बैंकों के कारोवार को ठप करने की धमकी देते हैं और 
अन्य प्रतिष्ठानों के काम को भीतर से तोड़ते-फोड़ते या उसमें 'अड़चन डालते 
हैं... हर चेतन मजदूर इस वात को वख़ूवी समझता हे कि यह शत्रुता 
अनिवार्य है... परंतु मेहनतकश वर्ग इस प्रतिरोध से क्षण भर के लिए 
भी घवराते नहीं हैं। जनता का बहुमत हमारी ओर है। समूची दुनिया के 
मज़दूरों और मज़लूमों का वहुमत हमारी ओर है। न्याय हमारी श्रोर है। 
हमारी अंतिम विजय निश्चित है। 

पूंजीपतियों और बड़े बड़े अफ़्सरों का प्रतिरोध चूर चूर कर दिया 
जायेगा। बैंकों तथा वित्तीय सिंडीकेटों के राष्ट्रीयकरण के वारे में एक 
क्शिष क़ानून के विना कोई भी अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। 
यह क़ानून तैयार किया जा रहा है। किसी भी मजदूर को एक भी कोपेक 
का नुक़सान नहीं होगा; इसके विपरीत, उसकी मदद की जायेगी। इस 
घड़ी नये टेक्स -लगाये विना, नई सरकार यह अपना एक प्राथमिक कतंव्य* 
समझती है कि वह पिछली हुकूमत द्वारा लागू किये गये टेक्सों की वसूली 
का कड़ाई से हिसाव करे और उस पर नियंत्रण स्थापित करे... 

साथी मजदूरो! याद रखिये कि सरकार की वागडोर खद आपके 
हाथों में है। जव तक झाप खू द अपने को संगठित नहीं करते और राजकाज 
को खद अपने हाथों में नहीं ले लेते, कोई श्रापकी मदद करने वाला नहीं 
है। श्रापकी सोवियतें भ्रव राजकीय सत्ता के निकाय वन गई हैँ... उन्हे 
मज़बूत बनाइये, कठोर क्रांतिकारी नियंत्रण स्थापित कीजिये। शराबियों, 
लुटेरों , प्रतिक्रांतिकारी युंकरों और कोर्नीलोवपंथियों की अराजकता की 
कोशिशों को वेरहमी के साथ, कुचल डालिये। 

उत्पादन के ऊपर तथा उपज के हिसाव के ऊपर कड़ा नियंत्रण स्थापित 
कीजिये। जो भी उत्पादन में तोड़-फोड़ कर , झनाज के रिजवे स्टाक को, 
दुसरे माल के रिजर्व स्टाक को छिपा कर, अनाज के चालानों में अडचन 
डाल कर, रल-व्यवस्था, डाक और तार-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर या 
सामान्यतः शांति स्थापित करने तथा किसानों के हाथों में भूमि अ्रंतरित 
करने के महान्‌ कार्य का विरोध कर जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता 


है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए और जनता के क्रांतिकारी न्यायाधिकरण 
के हवाले कर दीजिये... 


४९४ ७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“साथी मजदूरो , सिपाहियो , किसानो -सभी मेहनतकशो ! 
“समस्त सत्ता अपनी सोवियतों के हाथों में सौंप दीजिये... 
हम किसानों के बहुमत की सहमति और अनुमोदन से धीरे धीरे, पग पग 
कर दृढ़ तथा निष्कंप भाव से समाजवाद की विजय की ओर बढ़ेंगे, जिस 
पर सर्वाधिक सभ्य देशों के मजदूर वर्ग के हरावल मुहर लगा देंगे और 
जो लोगों को स्थायी शांति प्रदान करेगी और उन्हें हर तरह की गुलामी 
तथा हर तरह के शोषण से मुकत करेगी।” 
जन-कमिसार परिषद्‌ के अध्यक्ष 
ब्ला० उल्यानोव ( लेनिन ) 
पेत्रोग्राद, १८ नवंबर, १६१७ 


१३ 
“ पेत्रोग्राद के सभी मजदूरों के नाम! 


“ साथियो , क्रांति विजयी हो रही है- क्रांति विजयी हुई है। समस्त 
सत्ता हमारी सोवियतों के हाथ में ग्रा गई है। पहले हफ्ते सबसे ज्यादा 
मुश्किल हफ्ते होंगें। प्रतिक्रिया को, जिसकी कमर टूट गई है, अंतिम रूप 
„ से कुचल देना होगा, हमें अपने प्रयासों में पूर्णं विजय प्राप्त करनी होगी । 
इन दिनों में मजदूर वर्ग को, नई, सोवियतों की जन-सरकार के सभी 
उद्देश्यों की पूर्ति में सुविधा पहुंचाने की गरज़ से, सबसे श्रधिक वृढ़ता झोर 
सहनशीलता प्रदर्शित करती चाहिए। अगले” चंद दिनों के ग्रंदर मज़दूरों के 
सवाल के बारे में आज्ञप्तियां जारी की जायेंगी, और पहली ही आज्ञप्तियों 
में उद्योग के उत्पादन तथा नियमन पर मजदूरों के नियंत्रण संबंधी आज्ञप्ति . 
होगी । 

“इस समय पेत्रोग्राद में सज़दूर-समुदायों द्वारा हड़ताल और प्रदर्शन 
से हानि ही हो सकती है। 

“ हम आपका आवाहन करते हैं कि श्राप सभी आर्थिक और राजनीतिक 
हड़तालों को विलंब बंद कर दें, अपना काम हाथ में लें म्रौर उसे पूर्ण 
व्यवस्थित रूप से करें। कारखानों गौर सभी उद्योगों का काम सोवियतों 
की नयी सरकार के लिए जरूरी है ' क्योंकि इस काम में कोई रुकावट पड़ने 
> ४९९ 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


से हमारे लिए नयी मुश्किलें पैदा होंगी, जबकि यूं भी मुश्किलें कुछ कम 
नहीं हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। 
“इन दिनों में नयी सोवियतों की सरकार का समर्थन करने का सबसे 
अच्छा तरीक़ा है-अपना काम करना। 
सर्वहारा की फ़ौलादी मजबूती जिंदाबाद ! क्रांति जिंदाबाद! ” 
मज़दूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत 
ट्रेड-यूनियनों की पेत्रोग्राद परिषद्‌ 
कारखाना समितियों की पेत्नोग्राद परिषद्‌ 


१४ 
अपीलें श्रौर जवाब में दूसरी अपीलें 


राजकीय तथा निजी बेंकों के कर्मचारियों की श्रोर से 
'पत्रोग्राद की श्राबादी के नाम 


“साथी मजदूरों, सिपाहियो ग्रौर नागरिको ! 

“ सैनिक क्रांतिकारी समिति ने एक “असाधारण सूचना ' में राजकीय तथा 
निजी बैंकों तथा दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों के खिलाफ ' मोर्चे के ` 
लिए संभरण सुनिश्चित करने की ओर निर्देशित सरकार के काम में 
वाधा डालने' का इलज़ाम लगाया है। 

“ साथियो और नागरिको, हमारे खिलाफ, उन लोगों के ख़िलाफ़, 
जो श्रम की सामान्य सेना के अंग है, इस कुत्सा पर विश्वास मत कीजिये! 

“हमारे परिश्रमपूर्णं जीवन में हिंसात्मक कार्यों द्वारा हस्तक्षेप का 
जो वराबर डर लगा हुआ है, उसके साथ काम करना हमारे लिए कितना 
भी कठिन क्‍यों न हो, यह जानना कि हमारा देश तथा क्रांति विनाश के 
कगार पर हैं कितना भी निराशाजनक क्यों न हो, नीचे से लेकर ऊपर 
तक हम सभी कर्मचारी, श्रार्तेलश्चिक , हिसाब-किताब रखने वाले लोग, 
मजदूर, संदेशवाहक वगैरह मोर्चे तथा देश के लिए रसद-पानी व गोला- 


बारूद सुनिश्चित बनाने के काम से संबद्ध अपने कतंब्यों को पूरा करते 
जा रहे हैं। 


Yoo $ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“साथी मज़दूरों और सिपाहियो , वित्त तथा बैंकिंग के सवालों के 
वारे में आपके श्रज्ञान का भरोसा कर आपको उन लोगों के ख़िलाफ़ भड़काया 
जा रहा है, जो आप ही की तरह मज़दूर हैं, क्योंकि मोर्चे पर हमारे 
सिपाही-भाइयों के फ़ाक़े करने और मरने की ज़िम्मेदारी को अपराधी 
व्यक्तियों के ऊपर न डाल कर उन निर्दोष मज़दूरों के सिर मढ़ना जरूरी 
है, जो सामान्य ग़रीवी और विसंगठन के बोझ के नीचे अपने कत्तंव्य 
का पालन कर रहे ह| 

“ सज़्द्रो और सिपाहियो ! याद रखिये , बेंक-कर्मचारी स्वयं अमिक जनता 
के अंग हे और उन्होंने सदा उसके हितों का समर्थन किया है ओर सदा 
करेंगे । कर्मचारियों ने मोर्चे के लिए और मजदूरों के लिए जरूरी एक भी 
कोपेक को न कभी रोका है और न रोकेंगे । 

“छ नवंबर से २३ नवंबर तक, श्रर्थात्‌ १७ दिनों के बीच, मोर्चे 
को ५० करोड़ रूबल श्रौर मासको को १२ करोड रूबल भेजे गये हैँ- दूसरे 
शहरों को भेजी गयी रक्कमे झलग हं । 

“ जनता की संपदा की चौकसी करते हुए, जिस संपदा की स्वामी 
पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा ही हो सकती है, 
कर्मचारी उन उद्देश्यों के लिए पैसा देने से इनकार करते हैं, जिनके बारे 
में वे कुछ नहीं जानते। 

“जो मिथ्या आरोपकर्ता क़ानून अपने हाथों में लेने के लिए आपका 
आह्वान कर रहे हैं, उन पर विश्‍वास मत कीजिये ! ” 

राजकीय बॅक-कमंचारियो की 

अखिल रूसी यूनियन का केंद्रीय बोडं। 
उधार-संस्थाओं के कर्मचारियों को 
अखिल रूसी ट्रेड-यूनियन का केंद्रीय बोर्ड 


पेत्रोग्राद की आबादी के नाम 


“ नागरिको ! इन अ्रंधकारमय दिनों में रूस के उद्धार के लिए 
परिश्रम करने वाले, खाद्य मंत्रालय के कर्मचारियों तथा दूसरे खाद्य-संभरण 
संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भयानक अभियोगों का प्रचार करके 


५०१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 


ग़रज़िम्मेदार लोग आपके सामने जिस झूठ को व्यंजित कर रहे हैं उस पर 
विश्वास न कीजिये। नागरिकों ! दीवारों पर चिपकाये गये पोस्टरों में आप 
से कहा गया है कि आप हमें जिंदा न छोड़ें, उनमें हमारे ऊपर तोड़-फोड़ 
व हड़ताल करने की झूठी तोहमत लगायी गयी है, और हमारी जनता जो 
तकलीफ़ें श्रौर मुसीवतें झेल रही है, उन सव के लिए हमें दोषी ठहराया 
. गया है, हालांकि हम रूसी जनता को भुखमरी की विभीषिका से बचाने 
` का सतत्‌ ग्रौर अनथक प्रयत्न करते रहे हैं और ञ्रभी भी कर रहे हैं। दुःखी 
रूस के नागरिक होने के नाते हम जो कुछ भी सहन कर रहे हे, उसके 
बावजूद हमने सेना तथा आवादी को रसद का संभरण करने के भारी और 
जिम्मेदारी के काम का घडी भर के लिए भी परित्याग नहीं किया है। 

“ भूखी तथा ठंड से ठिठुरती, अपना खून वहाकर ग्रौर दारुण यातना 
सहन कर हमारे अस्तित्व की ही रक्षा करने वाली सेना की तसवीर हमारे 
मन से क्षण भर के लिए भी नहीं उतरती । 

“ नागरिको ! यदि हम अपनी जनता के जीवन तथा इतिहास के 
ग्रंधकारमय से ग्रंधकारमय दिनों भें वचे रह सके हूँ, यदि हम पेत्नोग्राद को 
अकाल के मुंह से बचा सके हे, यदि हम मुसीवतज़दा सेना के लिए प्रबल, 
प्रायः श्रतिमानवीय प्रयत्नों हारा अनाज और चारे का बंदोबस्त कर सके 


है, तो .इसीलिए कि हम ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहे हैं और 
अभी भी करते जा रहे है 


हर “सत्ता हड़पनेवालों की ग्राखिरी चेतावनी” का हम यह जवाब देते 
हैं: आपका , जो देश को तवाही की ओर लिये जा रहे हैं, मुंह ऐसा नहीं 


है कि आप हमें, उन लोगोंको, जो देश को बर्बादी से बचाने के लिए: 


अपनी भरसक सव कुछ कर रहे हैं, धमकियां दें। हम धमकियों से नहीं 
डरते ; हमारे सामने यातनाग्रस्त रूस कौ पवित्र मूर्ति है। हम आखिरी दम 
तक, जब तृक आप हमें ग्रपने देश के प्रति श्रपने कर्तव्य को पूरा करने 
से रोकते नहीं, सेना तथा जनता को श्रनाज की सप्लाई करने का काम 
करते रहेंगे। इसकी विपरीत दशा में सेना तथा जनता के सामने अकाल 
की विभीषिका मंडरायेगी, परन्तु इसकी जिम्मेदारी हिंसा का कुकर्म करने 
वालों पर होगी।” * 
खाद्य मंत्रालय के कर्मचारियों की 
कार्यकारिणी समिति 
५०२ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चिनोव्निकों ( सरकारी कर्मचारियों ) के नास 


“ इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सभी अधिकारी और 
व्यक्ति , जिन्होंने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानों की नौकरी छोड़ दी है, 
या जिन्हें तोड़-फोड़ के लिए या मुकरेर दिन पर काम के लिए हाजिर न 
होने के कारण वर्खास्त कर दिया गया है और जिन्होंने इसके बावजूद अपनी 
तनख़ाहें' पेशगी उस वक़्त के लिए ली हैं, जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है, 
ये तनखाहें २७ नवंबर, १९१७ से पहले उन संस्थानों को लौटाने के लिए 
वाध्य हैं, जहां वे काम करते थे। 

“ ऐसा न किये जाने की सूरत में ये व्यक्ति ख़ज़ाने का माल चुराने 
के लिए ज़िम्मेदार ठहराये जायेंगे और उनपर सैनिक क्रांतिकारी अदालत 
में मुकदमा चलाया जायेगा । ” 

सैनिक क्रांतिकारी समिति 


२४ नवंबर, १९१७ 


विशेष खाद्य-संभरण-बोडं की ओर से 


“ नागरिको ! 

“ पेत्नोग्राद को खाद्य-संभरण करने के हमारे काम की श्रवस्थायें दिन- 
दिन अधिकाधिक कठिन होती जा रही हैं। 

४ हमारे काम में सैनिक क्रांतिकारी समिति के कमिसारों का हस्तक्षेप - 
जो हमारे कारोबार के लिए इतना विनाशकारी है- ग्रभी भी जारी है। 

“ उनकी मनमानी के, उनके हारा हमारे आदेशों के रद्द किये जाने 
के फलस्वरूप अनर्थ हो सकता है। 

“एक ठंडे गोदाम को, जहां झाबादी के लिए उद्दिष्ट गोश्त ग्रौर 
` मक्खन रखा जाता है मुहरबंद कर दिया गया है और हम, यह सामान 
ख़राब न जाने पाये, इस गरज़ से गोदाम के तापमान का नियमन करने 
में असमर्थ है। 

“ एक गाड़ी आलू और एक गाड़ी बंदगोभी को कब्जे में लेकर उन्हें 
न जाने कहां भेज दिया गया है। 


५०३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized-by eGangotri 


र ऐसा माल भी, जो अधिग्रहण से वरी हे ( हलुवा ) , कमिसारों 
द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है, और , एक दिन का वाक़या है, कमिसार 
ने हलवे के पांच डिब्बे अपने जाती इस्तेमाल के लिए ज़ब्त कर लिये। 

४ हुम अपने माल के श्रोदामों का बंदोबस्त करने की स्थिति में नहीं 
हैं, जहां स्वयं-नियुवत कमिसार माल को वाहर निकालने नहीं देते रर 
हमारे कर्मचारियों को गिरफ्तार करने को धमका देत हुए उन्ह ग्रातंकित 
करते हुँ। 

४ चेत्रोप्राद में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में प्रांतों में जानकारी 
है, और दोन में, साइबेरिया में, वोरोनेज भ्रोर दूसरी जगहों में 
लोग झाटा झोर अनाज भेजने से इनकार कर रहे हैं। 

“यह चीज़ बहुत दिन नहीं चल सकतो। 

“काम हमारे हाथ से वाहर हुआ जा रहा है। 

“ हमारा कतंव्य है कि हम आबादी को इसके वारे में भ्रागाह कर। 

“ तनिक भी संभावना रहते, हम श्रावादी के हितों की चोकसी नही 
छोड़ेंगे । 

“ हम ग्रासन्त अ्रकाल को रोकने की अ्रपनी भरसक पुरी कोशिश करेंगे । 
परंतु यदि इंन कठिन परिस्थितियों में हमारा काम लाचारी दर्जे ठप हो 
जाता है, तो जनता जान ले कि यह हमारा क़सूर न होगा... 


१५ $ 


पेत्नोग्राद में संविधान सभा के चुनाव 


पेत्नोग्राद में उन्नीस दलों की टिकटों पर चुनाव लड़े गये। ३० नवंबर 
को प्रकाशित चुनाव के नतीजे नीचे दिये जाते हैं 


पार्टी बोट 
जन-समाजवादी न Ne RR) १६,१०६ 
CG oS SS OS २४५,००६ 
किसान-जनवादी A SE SEIN No TUS ३,७०७ 
Cm nos tI Nun TORT ai ४२४,०२७ 
ot 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by ®Gangotri 


समाजवादी-विश्ववादी  ............. . . - १५८ 
उक्राइनी श्रौर यहूदी मज़दूर सामाजिक-जनवादी तथा समाजवादी- 


क्रांतिकारी. . ८-7... + ५ )5 यात PPR ४,२१९ 
महिला-समानाधिकार संघ ' ..:............ ५,३१० 
समाजवादी-क्रांतिकारी ( ग्रोबोरोन्त्स) ......... ४,६९६ 
वामपंथी समाजवादी-क्रांतिारी . . ............ १५२,२३० 
जनःविकासः, संघः, =-=. 515 ८ ७ 01 1 NER ३८५ 
उग्र जनवादी” ... » धन कदर ४१३ 
प्राबोस्लाव पँरिश - < 5 5, न के SNE अल २४,१३९ 
भहिला देशोद्धार संघ... .« -.. ८. 555 १ ३१८ 
` मजदूरों , सैनिकों और किसानों का स्वतंत्र संघ . . . . . . . . ४,९४२ 
ईसाई जनवादी (कैथोलिक) . . . . . . - . - .- . * : - १४,३८२ 
संयूबत सामाजिक-जनवादी . . . . . . . . . - : . . : : « ११,७४० 
नेन्शोविक ˆ २. 2... 1. TR RR NR RR नवता १७,४२७ 
वेदीन्स्त्वो दलः; 5. SENSE ENN १,८२३ 
कज़्जांकः सैनिक संघ कक शत PR ६,७१२ 
१६ 


केन्द्रीय नगर दूमा के अधीन 
जन-शिक्षा आयोग की ओर से 


“साथी मजदूर स्तियों और पुरुषों! 

“ छुट्टियों के कुछ दिन पहले सार्वजनिक स्कूल के अध्यापकों ने हड़ताल 
की घोषणा की। अध्यापक मजदूरों और किसानों की सरकार के ख़िलाफ़ 
पूँजीपति वर्ग का साथ दे रहे है । 

“ साथियो, माता-पिताग्नों की समितियां संगठित कीजिये और 
अध्यापकों की हड़ताल के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास कीजिये। मजदूरों तथा 
सैनिकों के प्रतिनिधियों की वार्ड सोवियतों , ट्रेड-यूनियनों , कारखाना समितियों 
तथा पार्टी समितियों से प्रतिवाद-सभायें संगठित करने का प्रस्ताव कीजिये। 


५०५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


बच्चों के लिए अपने साधनों से क्रिसमस-वृक्ष तथा श्रामोदःप्रमोद का प्रबंध 
कीजिये और मांग कीजिये कि छुट्टियों के बाद जो तिथि दूमा निर्धारित 
करेगी, उस तिथि को स्कूल खोले जायें। 

४ साथियो, सार्वजनिक शिक्षा के मामलों में ग्रपनी स्थिति सुदृढ़ 
बनाइये और स्कूलों पर सर्वहारा संगठनों के नियंत्रण के, लिए आग्रह कीजिये। ” 


केन्द्रीय नगर दूमा के अधीन 
जन-शिक्षा आयोग 


१७ 


जन-कमिसार परिषद्‌ की ओर से 
मेहनतकश कज़्ज़ाकों के नाम 


“ कज्जाक भाइयो ! | 

“ आपको धोखा दिया जा रहा है। आपको जनता के खिलाफ़ भड़काया 
जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतें आपके दुश्मन हैं, कि वे आपकी कज्जञाक 
जमीनों को, आपकी कज्ज़ाक 'झाजादी' को छीन लेना चाहती हैँ। 
कज्ज्ञाको! इस वात पर विश्वास मत कीजिये... खद आपके जनरल 
और ज़मींदार आपको अंधेरे और गुलामी में रखने के लिए आपको धोखा 
दे रहे हैं। हम जन-कमिसार परिषद्‌ के सदस्य झ्राप कज्जाकों का इन शब्दों 
के साथ संवोधन करते हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िये और फ़ैसला कीजिये कि 
सत्य क्या है और क्रूर प्रवंचना क्‍या है। 

“ एक कज्ज़ाक के जीवन तथा उसकी नौकरी का ग्रर्थ सदा से दासता 
ग्रौर कठोर श्रम-कारावास रहा है। झधिकारियों की पुकार होते 
ही कज़्जाक सिपाही को हमेशा झपने घोड़े पर जीन कस कर किसी 
मुहिम पर निकल जाना पड़ता था,। कज्जञाक सिपाही को झपना सारा 
हरबा-हथियार अपनी ही गाढ़ी कमाई से जुटाना पड़ता था। कज्ज्ञाक तो 
लाम पर है और उधर उसकी सारी खेती-चारी चौपट हो रही है। क्या 
ऐसी स्थिति उचित है? नहीं। उसे हमेशा के लिए बदल देना होगा। 
५०६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कउज़ाकों को दासता से मुक्‍त करना होगा। नई, जनता की सोवियत सत्ता 
मेहनतकश कझ्ज़ाकों की मदद के लिए श्राने को तैयार है। ज़रूरत सिर्फ़ 
इस वात की है कि कज्जञाक खद पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने का 
फैसला करें, कि वे गुलामों को हांकने वाले ग्रपने ग्रफ़सरो , ज़मींदारों और 
अमीरों की अधीनता स्वीकार न करें, कि वे अपनी गर्दन से यह घिनौना 
जुआ उतार फेकें। कड्जाको! उठिग्रे, एक होइग्रे! जन-कमिसार परिषद्‌ 
आपका एक नये , अधिक सुखद जीवन में प्रवेश करने के लिए आह्वान करती है। 

“ नवंबर और दिसंबर में पेत्नोग्राद में सैनिकों, मजदूरो तथा किसानों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेसें हुई। इन कांग्रेसों ने 
विभिन्न स्थानों में समस्त सत्ता को सोवियतो के हाथ में, अर्थात्‌ जनता 
द्वारा चुने गये लोगों के हाथ में अंतरित कर दिया। अब से रूस में हरगिज़ 
ऐसे कोई शासक या अहलकार नहीं होने चाहिए, जो जनता पर ऊपर से 
हुकूमत करें और उन्हें हांकें। जनता स्वयं सत्ता उत्पन्न करती है । एक जनरल को 
उतने ही अधिकार प्राप्त हैं, जितने कि एक सिपाही को। सभी वरावर 
हैं। सोचिये कज़्जाको, यह ग़लत है या सही? कज्ज्ञाको, हम आपका 
आह्वान करते हैं कि आप इस नई व्यवस्था में शामिल हों और स्वयं ग्रपनी 
कज़्ज़्ाक प्रतिनिधियों की सोवियतें स्थापित करें। विभिन्न स्थानों में समस्त 
सत्ता ग्रनिवार्यतः इन्हीं सोवियतों के हाथ में होनी चाहिए-जनरल का 
हदा रखने वाले हेतमानों के हाथ में नहीं, बल्कि मेहनतकश कज़्ज़ाकों के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के, आपके अपने विश्‍वसनीय, भरोसे लायक़ झादमियों 
के हाथ में होनी चाहिए। 

“ सैनिकों, मज़दरों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की 
अखिल रूसी कांग्रेसों ने जमींदारो की सारी ज़मीनो को मेहनत-मशक्क्रत 
करने वाले लोगों के हाथों में ग्रंतरित करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया 
है। कज्जञाको, क्या यह मुनासिब नहीं है? कोर्नीलोव , कलेदिन, दृतोव , 
कराऊलोव , वारदिजी जैसे लोग धनिकों के स्वार्थो की प्राणपन से रक्षा 
करते हैं और वे ज़मीनों को ज़मींदारों के हाथों में रखने के लिए रूस को 
ख़ून से नहला देने के लिए तैयार हैं। परन्तु मेहनतकश कज्जञाको , क्या आप 
खद गरीबी, जल्म झौर ज़मीन की तंगी से परेशान नहीं हैं? कितने ऐसे 
कज्जाक हैं, जिनके पास फ़ी परिवार ४-५ देस्यातीना से ज्यादा ज़मीन है? 


४०७ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


परन्तु कज्जाक-ज़मींदार, जिनके पास हजारों देस्यातीना. अपनी ज़मीनें हैं, 
इन ज़मीनों के अलावा कज़्ज़ाक-सिपाहियों की ज़मीनों को हथिया लेना चाहते 
हूँ। नये सोवियत क़ानूनों के अनुसार कज्जाक-जमींदारो की जमीनें विला 
मुआविज्ञा कज़्जाक मेहनतकशों , गरीव कझज़ाकों के हाथों में अनिवायंतः 
अंतरित की जायेंगी। आपसे कहा जा रहा है कि सोवियतें आपसे श्रापकी 
ज़मीनें छीन लेना चाहती हैं। ग्रापको कौन डरा रहा है? धनी कज्जाक, 
जो यह जानते हैं कि सोवियत सत्ता ज़मोंदारों की ज्ञमीनों को ग्रापके हाथों 
में देना चाहती है। तव फिर कज्जाको, आप ही फसला कीजिये, श्राप 
किसका समर्थन करेंगे: कोर्नीलोव और कलेदिन जैसे लोगों का, जनरलों 
और अमीरों का या किसानों, सैनिकों , मजदूरों तथा कउज़ाकों के प्रतिनिधियों 
की सोवियतों का। 

“अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित जन-कमिसार परिषद्‌ ने सभी 
राष्ट्रों से, किसी भो राष्ट्र को क्षति या हानि पहुंचाये बिना, अ्रविनंब 


युद्धविराम तथा सम्मानपु्ण जनवांदी शांति-संधि संपन्न करने का प्रस्ताव - 


किया है। सभी पूंजीपति, जमींदार , कोर्नीलोवपंथी जनरल सोवियतों की 
शांतिपूर्ण नीति के खिलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। लड़ाई उनकी तिजोरियों को 
भर रही थीं, उनकी ताक़त को बढ़ा रही थी और उनका मरतबा ऊंचा 
कर रही थी। और आप, झाम कज्जाक-सिपाहियों के लिए लड़ाई ने 
क्या किया? आप अपने भाइयों, सिपाहियों और मल्लाहों, की ही तरह 
बेवजह, बेमतलव अपनी जान गंवा रहे थे। शीघ्र ही इस निकम्मी लड़ाई 
को चलते हुए साढ़े तीन साल हो जायेंगे, उस लड़ाई को , जिसे सभी देशों 
के पूंजीपतियों और ज़मींदारों ने भ्रपने मुनाफ़ों के लिए, विश्व के पैमाने 
पर अपनी डाकेजनी के लिए आयोजित किया है। मेहनतकश कज्जञाकों के 
लिए लड़ाई तबाही ग्रौर मौत ही लाई है। लड़ाई ने कज्ज्ञाक फ़ार्म-जीवन 
को साधनहीन कर दिया है) हमारे पूरे देश और विशेषतः कज्जञाको के लिए 
निस्तार इसी में है कि भविलंब सच्ची शांति स्थापित हो। जन-कमिसार 
परिषद्‌ ने सभी सरकारों और जनों के सम्मुख घोषणा की है: हम अन्य 
जनों की संपत्ति नहीं चाहते और हम अपनी संपत्ति देना भी नहीं चाहते। 
विना संयोजनों के और बिना हरजानों के शांति! प्रत्येक राष्ट्र अपने भाग्य 
का निपटारा स्वयं करे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र द्वारा हरगिज्ञ उत्पीड़ित न 


५०८ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


किया जाये। यह है वह सच्ची, जनवादी जन-शांति, जिसे जन-कमिसार 
परिषद्‌ मित्र और शत्रु, सभी सरकारों और सभी जनों से प्रस्तावित कर रही 
है। और उसके परिणाम प्रत्यक्ष हैं: रूसी मोचे पर युद्ध-विराम संपन्न किया 
गया है। सिपाहियों का और कज्जञाकों का खून श्रव वहां और नहीं वह 
रहा है।“कज़्जाको, अब आप ही फैसला कीजिये: कया श्राप इस तवाह- 
कुन, प्रहमकाना श्रौर मुजरिमाना मारकाट को जारी रखना चाहते हैं? 
अगर चाहते हूँ तो कंडेटों का, जनता के शत्रुओं का समर्थन करें, चेर्नोव , 
त्ेरेतेली , स्कोबेलेव का समर्थन करें, जिन्होंने झापको पहली जुलाई के 
हमले में झोंक दिया; कोर्नीलोव का समर्थन करें, जिन्होंने मोर्चे 'पर 
सिपाहियों और कज्जाकों के लिए मृत्यु-दंड का विधान किया। परंतु यदि 
आप अविलंब और सच्ची शांति चाहते हें, तो सोवियतों की पांतों में 
प्रवेश कोजिये और जन-कमिसार परिषद्‌ का समर्थन कोजिये। [ 


“ कज्ज्ञाको , ग्रापका भाग्य आपके अपने ही हाथों में है। हमारे सामात्य 
शत्रु, जमींदार , पूंजीपति कोर्नीलोवपंथी अफ़सर , पूँजीवादी अखबार आपको 
धोखा दे रहे हैं और आपको तबाही के रास्ते हांके लिये जा रहे हैं। 
श्रोरेनवुर्ग में दृतोव ने सोवियत को गिरफ़्तार कर लिया है भर गैरिसन को 
निरस्त्र कर दिया है। दोन प्रदेश में कलेदिन सोवियतों को धमका रहे है। 
उन्होंने घोषणा की है कि दोन प्रदेश युद्ध की स्थिति में हैं और वह अपने 
सैनिकों को एकत्र कर रहे हैं। काकेशिया में कराऊलोव स्थानीय कबायलियों 
को गोलियों से भून रहे है। कैडेट पूंजीपति वर्ग ने उनके लिए अपनी 
तिजोरियां खोल दी हैं। उनका सामान्य उद्देश्य है जनता की सोवियतों को 
ऊँचलना, भज़दूरों और किसानों को दवाना, सेना में फिर से कोडे का 
अनुशासन कायम करना, और मेहनतकश कज्जाको की दासता को चिर 
स्थायी बनाना। 


“ हमारी क्रांतिकारी सेनायें जनता के ख़िलाफ़ इस अपराधे विद्रोह 
को समाप्त करने की गरज़ से दोन और उराल की ग्रोर बढ़ रही है! 
कांतिकारी सेनाओं के कमांडरों को हुक्म दिया गया है कि वे विद्रोही जनरलों 

साथ किसी प्रकार की वातचीत न करें भौर विना किसी रू-रिप्रायत के 
कारवाई करें । 

“ कज्जञाको , अब यह आपके ही ऊपर निर्भर है कि पापके, आ 


° 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र € j 


MN. 


का खून अभी और वहेगा या नहीं। हम आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा 
रहे हैं। समस्त जनता के साथ, उसके शत्रुओं के ख़िलाफ़, एक होइये। 
कलेदिन , कोर्नीलोव , दूतोव , कराऊलोव और उन्हें मदद करने वाले और 
शह देने वाले सभी लोगों को जनता के शत्रु, ग़द्दार और दग्राबाजञ घोषित 
कीजिये। .उन्हें खद अपने सैनिकों को लेकर गिरफ्तार कर लीजिये और 
उन्हें सोवियत सत्ता के सुपुर्द कर दीजिये, जो खुले और सार्वजनिक रूप से 
क्रांतिकारी न्यायाधिकरण में उनका निर्णय करेगी। 

“ कज्ज्ञाको , कज्ज़ाकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें स्थापित कीजिये ! 
कज्ज़ाकों के सभी मामलों के इंतजाम को अपने उन हाथों में ले लीजिये, 
जिनमें मशक्क़त करते करते घट्टे पड़ गये है। अपने धनी ज़मींदारों की 
ज़मीनो को ले लीजिये। लड़ाई से तबाह मेहनतकश कज्ज़ाकों की ज़मीनों 
को जोतने-चोने के लिए इन ज़मींदारों के अनाज को, उनके औज़ारों तथा 
पशुधन को ले लीजिये। प 

“ कउज़ाको , जनता के सामान्य ध्येय के लिए संघर्ष में आगे बढ़िये ! 

“ मेहनतकश कउ्ज़ाक - ज़िंदाबाद ! 

“ कउज़ाकों , सिपाहियों, किसानों और मजदूरों की एकता - जिंदाबाद ! 

_ कज्ज्ाकों, सैनिकों, मज़दूरों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की 
सोवियतों की सत्ता - ज़िंदाबाद ! 

“ लड़ाई - मुर्दावाद ! 

“ज्मींदार और कोर्नीलोवपंथी जनरल - मुर्दाबाद ! 

“शांति और जातियों का भाईचारा - जिंदाबाद ! ” 


जन-कमिसार परिषद्‌ 
ह १८ 
सोवियत सरकार की कूटनीतिक चिट्टी-पत्री 
तोत्स्की द्वारा मित्र-राष्ट्रो तथा तटस्थ शक्तियों के पास भेजे गये 
पत्र और साथ ही जनरल दुखोनिन के नाम मित्र-राष्ट्रो के सैनिक अटेचियों 


के पत्र इतने लंवे-चॉड़े हैं कि वे यहां पर नहीं दिये जा सकते। इसके 
अलावा उनका संबंध सोवियत जनतंत्र के इतिहास के एक दूसरे पहलू से है, 


५१० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जिसके साथ इस किताब का कोई ताल्लुक नहीं है, अर्थात्‌ सोवियत सरकार 
के परराष्ट्र संबंधों से। में अपनी श्रगली पुस्तक, “ कोर्नीलोव कांड से ब्रेस्त- 
लितोव्स्क की संधि तक' में इस विषय की विशद चर्चा कर रहा हूं। 


१६ 
दुखोनिन के ख़िलाफ़ मोर्चे से अपील 


४ .. शांति के संघर्ष को पूंजीपतियों तथा प्रतिक्रांतिकारी जनरलों के 
प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है... ग्ख़वारों की रिपोर्टों से मालूम 
होता है कि पंजीपति वर्ग के गुमाशते और साथी-संघाती , वेर्खोव्स्की , ग्रव्वसेन्त्येव, 
चर्नोव , गोत्स , त्सेरेतेली वरह भूतपूर्व मुख्य सेनापति दुखोनिन की स्ताव्का 


= 


( सदर मुकाम ) में इकट्टे हो रहे हूँ। यह भी मालूम होता हूँ कि वे 
सोवियंतों के खिलाफ़ एक नई सत्ता स्थापित करना चाहते है । 

“साथी सिपाहियो | जिन व्यक्तियों का उल्लेख हमने किया है, वे 
सभी मंत्री रह चुके हैं। उन्होने केरेन्स्की श्रौर पूंजीपति वर्ग के साथ मेल 
रखते हुए काम किया है।. वे पहली जुलाई के हमले के लिए और लड़ाई 
को लंबा खींचने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने किसानों को भूमि देने का 
वादा किया और फिर भूमि समितियों के सदस्यों को गिरफ्तार किया। 
उन्होने मिपाहियों के लिए मृत्यु-दंड को पुनःस्थापित किया। उन्होंने फ़ांसीसी , 
अंग्रेज श्रौर अमरीकी थैलीशाहों के हुवमो की तामील की। 

“ जनरल दुखोनिन को जन-कमिसार परिषद्‌ की श्राज्ञा को मानने 
मे इनकार करने के लिए मुख्य सेनापति के पद से बर्खास्त कर दिया गया 
है... उत्तर्‌ में वह साम्राज्यवादी मित्र-शक्तियों के सैनिक अटेचियों द्वारा 
भेजे गये पत्र को सेना में वितरित कर रहे हैं और प्रतिक्रांति भइकाने को 
कोशिश कर रहे हैं 

“ दुखोनिन के हुक्म की तामील न कीजिये! उनके भड़कावे में न 
ग्ाइये ! उन पर्‌ और प्रतित्रांतिकारी जनरलो के उनके दल पर कड़ी नजर 


रखिय ! .. 


५११ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२० 
क्रिलेन्को की ओर से 


श्रादेश नं० २ 


“ . . . भूतपूर्वं मुख्य सेनापति जनरल दुख्रोनिन को , श्रादेशों के परिपालन 
में रुकावट डालने के लिए, नया गृहयुद्ध भड़का सकने वाली अपराधपूर्ण 
कारंवाइयों के लिए जनता का शत्रु घोषित किया जाता है। जो लोग भी 
दुखोनिन का समर्थन करते हैं, उन्हें, उनकी सामाजिक श्रथवा राजनीतिक 
स्थिति का या उनके अतीत का लिहाज़ किये बिना, गिरफ्तार कर लिया 
जायेगा । विशेष अधिकारसम्पन्न व्यक्ति इन गिरफ़्तारियों की कारवाई करेंगे। 


में उपरोक्त अध्यादेश के पालन की जिम्मेदारी जनरल मानिकोव्स्की को 
सौंपता हूं...” 


बारहवें श्रध्याय की टिप्पणी 
१ 


किसानों के प्रएनों का उत्तर 


किसानों ने कितनी ही बातों के वारे में जो पूछ-ताछ की है, उसके 
जवाब में यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि देश में समस्त सत्ता ग्ब से 
मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के हाथों में 
हैं। मजदूरों की क्रांति, पेत्रोग्राद तथा मास्को में विजय प्राप्त कर, भव 
रूस के दूसरे सभी केंद्रों को सर करती जा रही है। मजदूरों तथा किसानों 
की सरकार, जमींदारो के खिलाफ़ भौर पूंजीपतियों के ख़िलाफ़, मजदूरों 
के साथ ग्राम किसानों, गरीव किसानों, झधिकांश किसानों के संश्रय को 
सुनिश्चित बनाती है। , 

अतएव किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतें, सर्वप्रथम हल्कों की 
सोवियतें श्रौर तत्पश्चात्‌ प्रांतों की सोवियतें श्रब से लेकर संविधान सभा 


५१ २ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


के श्रधिवेशन तक अपने अपने स्थानों में राज्य सत्ता के पूर्ण ग्रधिकार-संपन्न 
निकाय है । सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस हारा भूमि पर 
ज़मींदारों के सभी हक़ रद्द कर दिये गये हैं। मौजूदा मज़दूरों और किसानों 
की अस्थायी सरकार ने अभी से भूमि के संबंध में एक गाज्ञप्ति जारी की 
है। उपरोक्त आज्ञप्ति के ग्राधार पर समस्त भूमि, जो अभी तक जमींदारों 
की संपत्ति थी, ग्रव पूरी तरह बिना मीन-मेख के, किसानों के प्रतिनिधियों 
की सोवियतों के हाथ में ग्रंतरित की जाती है। वोलोस्त (कई गांवों का 
एक समूह ) भूमि समितियां अविलंब ज़मींदारों की समस्त भूमि अपने हाथ 
में ले लेंगी और उसका कड़ाई से हिसाब रखेंगी। यह देखते हुए कि प्रव 
` से सभी निजी जमींदारियां सार्वजनिक संपत्ति हो गई हैं और इसलिये स्वयं 
जनता द्वारा अवश्य ही रक्षणीय है, वे इस बात का ध्यान रखेंगी कि सुव्य- 
वस्था क़ायम रहे भ्रौर पूरी जमींदारी की अच्छी तरह हिफ़ाजत की जाये। 
क्रांतिकारी सत्ता द्वारा जारी की गई आज्ञप्तियों के पालन में, 

किसानों के प्रतिनिधियों की मंडल-सोवियतों की राय से वोलोस्त भूमि 
समितियों द्वारा दिये गये सभी आदेश सर्वथा क़ानूनी हैं गौर उनको तत्काल 
अनुल्लंघनीय. रूप में कार्यान्वित किया जायेगा। 

सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा नियुक्त मज़दूरों तथा 
किसानों की सरकार को जन-कमिसार परिषद्‌ का नाम दिया गया है। 

जन-कमिसार परिषद्‌ किसानों का झ्राह्वान करती है कि वे प्रत्येक स्थान . 
में समस्त सत्ता अपने हाथों में ले लें। 

मजदूर हर तरीक़े से, पूर्ण तथा निरपेक्ष रूप से किसानों का समर्थन 
करेंगे, मशीनों और भ्रौजञारो के सिलसिले में उनकी जो भी जरूरतें होंगी , 
उनका इंतजाम करेंगे मौर बदले में वे किसानों से अनुरोध करते है कि वे 


अनाज की वारबरदारी कर मजदूरों की मदद करें। 
जन-कमिसार परिषद्‌ के अध्यक्ष 


ब्ला० उल्यानोब ( लेनिन ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रका शाक 
को 
ओर से 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अमरीकी कम्युनिस्ट लेखक जॉन रीड की पुस्तक “दस दिन जब 
दुनिया हिल उठी ' १९१९ में संयुक्‍त राज्य श्रमरीका में प्रकाशित हुई थी 
आर सोवियत संघ में रूसी भाषा. में वह सबसे पहले १६२३ में निकली थी, 
जिसके बाद उसका पुनः प्रकाशन किया गया है। 

अमरीकी संस्करण की अपनी प्रस्तावना में लेनिन ने इस पुस्तक की 
भूरि भूरि प्रशंसा की। उसमें भ्रक्तूवर (नवम्बर) समाजवादी क्रांति का, जिसे 
जन-साधारण की सच्ची जन-क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यथार्थ वर्णन 
किया गया है। उसमें जनता की युगविधायक सृजनात्मक क्षमता का तथा 
मजदूर वर्ग, किसानों और ग्राम सिपाहियों के संकल्प के वाहक बोल्शेविकों 
की उस क्रांति में प्रमुख भूमिका का ज्वलन्त चित्रण किया गया है। 

महान्‌ अक्तूबर क्रांति मानव इतिहास में अपने ढंग की पहली क्रांति 
थी, जिसको, व्लादीमिर इल्यीच लेनिन के नेतृत्व में, बोल्शेविक पार्टी तथा 
उसकी केंद्रीय समिति ने प्रेरित, अनुप्राणित तथा संगठित किया था। 

भोल्शेविक पार्टी तथा उसके नेता लेनिन ने क्रांति के प्रक्रम का, 
उसके सभी संभाव्य पेंच और खम का, क्रांतिकारी जन-साधारण के तथा 
विरोधी वर्गों और पार्टियों के झाचरण का अचूक पूर्वानुमान किया था। 
विद्रोह का पथःभ्रदर्शन करने वाले विभिन्न निकायों - बोल्शेविक पार्टी का 
राजनीतिक ब्यूरो तथा पार्टी केंद्र, पेतोग्राद सोवियत तथा उसका सामरिक 
केंद्र, सैनिक क्रांतिकारी समिति, जिसके हाथ में विद्रोह की बागडोर थी - 
के क्रियाकलाप लेनिन के विचारों द्वारा दीप्त तथा अनुभ्राणित थे। 

लेनिन के विचार उन अवसरवादियों के साथ भीषण मुठभेंड़ों के 
दौरान कार्यान्वित किये गये थे, जिनका सर्वहारा क्रांति की क्षमता में तथा 


५१७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रूस में उसकी विजय की संभावना में विश्वास न था। ये लोग पराजयवादी 
थे और उन्होंने या तो लेनिन की सशस्त्र जन-विद्रोह की योजना का प्रत्यक्ष 
विरोध किया, या विद्रोह के विचार को स्वीकार करने का दम भरते हुए, 
एक ऐसी कार्यनीतिक योजना का सुझाव दिया , जो क्रांति को निश्चित रूप 
से सर्वनाश के मुंह में डाल देती। 

विद्रोह के पूर्व ( सितम्बर और अक्तूबर में) लेनिन ने जो लेख और 
पत्र लिखे, उनमें जनता की विजय में गहनतम विश्वास व्याप्त है, जिस 
विश्वास का आधार क्रांति के, तथा क्रांति के शत्रुओं के शिविर में मौजूद 
परिस्थिति का उनका धीर-गंभीर मूल्यांकन था। उनमें क्रांति की संगीन 
घड़ी में दुश्मम के सामने हथियार डाल देने की प्रवृत्ति रखने वाले कायरों 
और ग्रह्मरो की कलई खोली, गई थी और उनकी लानत-मलामत की गई थी। 

२९ सितम्बर (१२ अक्तूबर)* को “संकट परिपक्व हो चुका है' 
शीर्षक लेख में लेनिन ने बोल्णेविक पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य, 
ज़िनोव्येव , कामेनेव श्रौर त्रोत्स्की के तथा पार्टी की ऊपरी परतों में उनके 
मुद्ठीभर अनुयायियों के रुख़ की झालोचना की थी। लेनिन ने जिनोव्येव 
तथा कामेनेव को ग्राड़े हाथों लिया, जिन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया 
था कि बोल्शेविकों को पूर्व-संसद में भाग लेना चाहिए। इसका अर्थ यह होता 
कि क्रांतिकारी शक्तियां सैद्धांतिक दृष्टि से निहत्थी हो जातीं और विद्रोह 
के लिए तैयारी करने के काम से उनका ध्यान हट जाता। लेनिन ने त्रो- 
त्स्की जैसे नेताओं का भी पर्दाफाश किया, जो “सोवियतों की कांग्रेस के 
लिए इंतज़ार करने की हिमायत करते हैं और भ्रविलंब सत्ता हाथ में लेने 
का विरोध करते हे, तत्काल विद्रोह करने का बिरोध करते है,” जो कि 
सभी व्यावहारिक कार्यंभारों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 

लेनिन ने गुस्से से लिखा, “इस प्रवृत्ति अथवा मत पर क़ाबू पाता 
होगा, नहीं तो वोल्शेविक लोग अपने को सदा के लिए कलंकित कर लेंगे 
और एक पार्टी के रूप में पना सर्वनाश कर लेंगे। क्योंकि ऐसी घड़ी को 


“यहां तिथियां पुराने रूसी पंचांग के भ्रनुसार दी गई हैं। कोष्ठकों में 


नये पंचांग की तिथियां हूँ, जिनका जॉन रीड ने अपनी पुस्तक में इस्तेमाल 
किया । - सं० 


५१८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हाथ से जाने देना और सोवियतों की कांग्रेस के लिए “इंतज़ार करना ' 
घोर मूरखंता या सरासर गद्दारी होगी . . . सोवियतों की कांग्रेस के लिए “ इंत- 
ज्ञार करने'... का ग्रथ होगा एक ऐसे वक़्त कई हफ्ते गंवा देना, जब एक 
एक हफता, यहां तक कि एक एक दिन हर चीज़ के लिए निर्णायक है... 
इसी घड़ी सत्ता हाथ में लेने से परहेज़ करना, “इंतज़ार करना, केंद्रीय 
कार्यकारिणी समिति में वातें बघारना , (सोवियत के) “मुखपत्न के लिए 
संघर्ष करने” तक, कांग्रेस के लिए संघर्ष करने” तक अपने को महदूद 
रखना, क्रांति को विनाश के हवाले कर देना है” (“संकट परिपक्व हो 
चुका है )। 

केंद्रीय समिति के अंदर पराजयवादियों के ख़िलाफ़ लेनिन के ग्रविरत 
संघर्ष की परिणति विजय में हुई। १० (२३ ) अक्तूबर को केंद्रीय समिति 
ने मौजूदा परिस्थिति के वारे में लेनिन की रिपोर्ट को सुना और लेनिन 
द्वारा सूत्रबद्ध प्रस्ताव को स्वीकृत किया, जिसमें यह माना गया था कि 
विद्रोह भ्रनिवार्य तथा आसन्न है. झौर यह सुझाव दिया गया था कि पार्टी के सभी 
संगठन अपने व्यावहारिक क्रिया-कलाप में इसी विचार पर अमल करें । जिनो- 
व्येव और कामेनेव ने प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट दिया। त्रोत्स्की भी अपने 
मोचे पर डटे रहे भौर उन्होंने सुझाव दिया कि दुसरी कांग्रेस के उद्घाटन 
से पहले विद्रोह शुरू नहीं करना चाहिए, जिसका अर्थ वास्तव में 
सरासर टालमटोल होता और विद्रोह के. मुह्॒तं को दुश्मन पर जाहिर कर 
देना होता। 
त्रोत्ककी ने २३ अक्तूबर (५ नवम्बर ) को हुए पेत्नोग्राद सोवियत के 
` पूर्ण भ्रधिवेशन में तथा अन्यत्र अपने इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। 
अपनी पुस्तक में जॉन रीड त्रोत्स्की के वक्तव्य को निम्नलिखित रूप से 
प्रस्तुत करते हैं। यह पूछे जाने पर कि बोल्शेविक कब क़दम उठाने का 
इरादा रखते हैं, त्रोत्स्की ने उत्तर दिया: “सत्ता का यह अंतरण अखिल 
रूसी कांग्रेस द्वारा संपन्न किया जायेगा... हम झाशा करते हैं कि अखिल 
रूसी कांग्रेस अपने हाथों में वह सत्ता और अधिकार ग्रहण करेगी , जिसका 
झ्राधार है जनता की संगठित स्वतंत्रता” (इस पुस्तक का पू०१०८ ) 

'लेनिन ने इस घातक कार्यनीति का विरोध किया और २४ अक्तूबर 
( ६ नवम्बर) को केंद्रीय समिति के सदस्यों के नाम एक पत्र में. अपील 


५१६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


की कि सरकार के मंत्रियों को उसी शाम को, बहरसूरत उसी रात को 
गिरफ्तार कर लिया जाये और सत्ता पर अविलंब अधिकार स्थापित किया 
जाये। “हमें हर्गिज इंतज़ार नहीं करना चाहिए! हम सव कुछ गंवा सकते 
हैं! .. इतिहास उन क्रांतिकारियों को इसके लिए क्षमा नहीं करेगा, जो 
ऐसे वक्त, जव वे ग्राज विजयी हो सकते हैं (और वे आज निश्चय ही 
विजयी होंगे ), जब वे कल पर टाल कर बहुत कुछ गंवा बैठने का ख़तरा 
मोल लेंगे, वास्तव में सब कुछ गंवा बैठने का खतरा मोल लेंगे, टालमटोल 
करते हैं और देर लगाते हैं... यदि हम आज सत्ता पर अधिकार करते हैं, 
तो हम ऐसा सोवियतों की मर्जी के ख़िलाफ़ नहीं, उनके नाम पर करेंगे... 
२५ अक्तूबर, ( ७ नवम्बर ) के दोलायमान मतदान की प्रतीक्षा करना अनर्थ 
होगा, अथवा कोरी औपचारिकता होगा । जनता का यह अ्रधिकार है और 
वह इसके लिए कत्ंव्यबद्ध है कि वह ऐसे प्रश्नों का निर्णय मतदान द्वारा 
नहीं, वल्कि बल-प्रयोग द्वारा करे; क्रांति की नाजुक घड़ियों में उसका यह 
अधिकार है और वह इसके लिए कत्तंव्यबद्ध है कि वह अपने प्रतिनिधियों को 
निर्देश दे... और उनका मुंह न जोहे” (' बोल्शेविक पार्टी के सदस्यों 
के नाम पत्र' )। 

२४-२५ श्रक्तूवर ( ६-७ नवम्बर) की रात को स्मोल्नी पहुंचने 
पर लेनिन ने विद्रोह का पूर्ण नेतृत्व ग्रहण किया । २५ अक्तूबर ( ७ नवम्बर ) 
की रात को दर्जनों मज़दूरों और सिपाहियों ने, लाल गार्डी दस्तों के मुखियों 
श्रौर संदेशवाहकों ने, जो वार्डो, कारख़ानों और सैनिक टुकड़ियों का 
प्रतिनिधित्व करते थे स्मोल्नी आकर लेनिन से मुलाक़ात की । सैनिक क्रांतिकारी 
समिति ने जबरदस्त पैमाने पर काम करना शुरू किया, और लेनिन द्वारा 
व्यापक भाव से प्रेरित मजदूरों और सिपाहियों के क्रांतिकारी उपक्रम ते उसे 
भरोसे लायक़ ताक़त पहुंचाई। 

लेनिन की अद्भुत कार्यनीति विजयी हुई। 

लेनिन की दृढ़, निष्कंप शक्ति इस बात में निहित थी किं वह 
संगठन की प्रतिभा के साथ, प्रचुर बौद्धिक तथा सैद्धांतिक साधनों से संपन्न 
थे। सितंवर ग्रौर श्रक्तूबर में कार्यनीति-संबंधी अपने पत्रों में लेनिन ने जो 


योजना प्रस्तुत की थी, पार्टी केंद्र तथा सैनिक क्रांतिकारी समिति ने उसका 
श्रक्षरशः पालन किया। 


५२० 
७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जॉन रीड ने लेनिन का एक असाधारण नेता के रूप में चित्रण किया 
है। और सचमुच ही वह एक असाधारण नेता थे! वह पश्चिम यूरोपीय 
प्रकार के सामाजिक-जनवादी नेता के ग्राडंबरपू्ण ढोंग से घुणा करते थे 
्रौर वह अपने ग्राचरण तथा विचारों में ग्रसाधारण सादगी के साथ 
असाधारण बुद्धिमत्ता रखते थे। जॉन रीड के शब्दों में उनमें “गहन विचारों 
को सीधे-सादे शब्दों में समझाने की और किसी भी ठोस परिस्थिति को 
विश्लेषित करने की श्रपूर्व क्षमता थी। और उनमें सूक्ष्मदर्शिता के साथ साथ 
बौद्धिक साहसिकता कूट कूट कर भरी थी।” इन सब गुणों का स्रोत जनता 
के साथ महान्‌ लेनिन का घनिष्ठ सम्बन्ध था। जनता को ही वह इतिहास 
का निर्माता मानते थे और उसकी सृजनात्मक, रचनात्मक क्षमता में उन्हें 
अगाध विशवास था। 
विजयी जन-विद्रोह के बाद अपने पहले ही भाषण में, जो २५ 
अक्तूबर (७ नवम्बर ) को तीसरे पहर पेत्रोग्राद सोवियत के पूर्ण अधिवेशन 
में दिया गया था, लेनिन ने अपना यह निश्चित विश्वास प्रगट किया कि 
जनता अंतिम रूप से विजयी हुई है। नये सोवियत रूस के भविष्य की झोर 
दृष्टिपात करते हुए, उन्होंने बोल्शेविकों, मजदूर वर्ग और शेष जन-साधारण 
के सम्मुख उपस्थित ऐतिहासिक कार्यभार की सीधे-सादे और स्पष्ट शब्दों 
में परिभाषा की। लेनिन ने कहा कि अब यह उन्हीं लोगों का काम है कि 
वे समाजवादी सर्वहारा राज्य का निर्माण करें और रूस में समाजवाद 
की विजय को सुनिश्चित बनायें। 
बोल्शेविकों की धीर-गंभीर आाशावादिता सोवियतों की दूसरी कांग्रेस 
में त्रोत्स्की द्वारा दिये गये पराजयवादी वक्तव्य का प्रबल रूप से खण्डन 
करती है। जॉन रीड ने कांग्रेस में त्रोत्स्की' के भाषण के इस प्रसंग से संबंधित 
अंश को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है: “... भगर यूरोप पर 
साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग का शासन बना रहा, तो किसी भी सुरत भे 
क्रांतिकारी रूस का विनाश निश्‍चित है... हमारे सामने दो ही विकल्प 
हैः या तो रूसी क्रांति यूरोप में भी क्रांतिकारी भ्रांदोलन को जन्म देगी, 
या यूरोपीय शक्तियां रूसी क्रांति का काम तमाम कर देंगी !” (इस 
पुस्तक का पृ० २०७)। 
र ग एसा ई सोचते थे कि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि 
५२१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भेहनतकश किसान विजयी रूसी सर्वहारा को कभी भी अपना क्रांतिकारी 
समर्थन देंगे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि सर्वहारा आम किसानों को 
अपनी ओर लाने की क्षमता रखता है। उनका यह अविश्वास “ स्थायी 
क्रांति” के उनके मेन्शेविक सिद्धांत में ग्रंतनिंहित था, जिसे उन्होंने १९०५ 
में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक स्वंहारा प्रमुख 
यूरोपीय देशों में सत्तारूढ़ न हो जाये, किसी एक देश में समाजवादी 
क्रांति विजयी नहीं हो सकती। अक्तूबर (नवम्बर ) क्रांति से कुछ ही दिन 
पहले त्रोत्स्की ने अपने पैफ्लेट 'शांति का कार्यक्रम ' में लिखा था: “ जर्मनी 
में क्रांति के बिना रूस में भ्रथवा इंगलैंड में क्रांति की विजय श्रकल्पनीय है 
और इसी तरह रूस और इंगलैंड में क्रांति के बिना जर्मनी में क्रांति की 
विजय अकल्पनीय है।” यह धारणा कि समाजवादी क्रांति तभी विजयी 
हो सकती है, जब वह प्रमुख यूरोपीय देशों में सर्वहारा की एकसाथ विजय 
के रूप में संपन्न हो, त्रोत्स्की के उस इंटरव्यू में भी व्यक्त है, जो उन्होंने 
१७ (३०) अक्तूबर को जॉन रीड को दिया था। भावी सरकार 
की विदेश नीति की नर्चा करते हुए ब्रोत्स्की ने कहा: “ मेरी दृष्टि में इस 
युद्ध के पश्चात्‌ यूरोप का पुनर्जन्म होगा - कूटनीतिज्ञो के हाथों नहीं, सर्वे” 
हाराओं के हाथों। यूरोप का संघात्मक जनतन्त्र - यूरोप का संयुक्‍त राज्य . . . ' 
(इस पुस्तक का पृ० ९७)। इस प्रकार त्ोत्स्की ने संहारा क्रांति 
के लेनिनवादी सिद्धांत, जिसमें एक देश में समाजवाद की विजय का 
विचार निहित था, के विरोध में अपना, यूरोप के संयुक्त राज्य का 
विचार प्रस्तुत किया, जो “स्थायी क्रांति ” के उनके पराजयवादी सिद्धांत 
से उत्पन्न होता था। 

रूस में युगविधायक घटनाओं का कठोर, निर्मम तकं ऐसा था किं 
पराजयवादी नीति के ध्रतिपादक कभी कभी अपने ही विश्वासों के विरुद्ध 
बोलते तथा ग्राचरण करते थे। विद्रोह के समय त्रोत्स्की के साथ भी यही 
बात हुई। क्रांति की वास्तविक गतिविधि ने पेत्रोग्राद सोवियत के अध्यक्ष 
के नाते उन्हें लेनिन की कार्यनीति का अनुसरण करने पर विवश कर दिया। 
२५ भ्रक्तूबर (७ नवम्बर ) को पेत्रोग्राद सोवियत की बैठक में, जब 
किसी ने अपनी जगह पर बैठे बैठे चिल्लाकर कहा कि क्रांति की विजय 
की घोषणा गौरक्ानूनी है, क्योंकि भ्रभी तक कांग्रेस ने झपनी मर्जी को जॉ. 


५२२ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हिर नहीं किया है, त्रोत्स्की ने लेनिन की कार्यनीति के अनुरूप उत्तर दिया, 
क्योंकि वह इस हक़ीक़त से मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि जनता ने वग्नावत की 
थी और जीती थी। उन्होंने कहा, “ पेत्नोग्राद के मज़दूरों और सिपाहियों 
ने सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की इच्छा का पूर्वानुमान किया है!” 
( इस पुस्तक का पृ०१४०)। जैसा हम देखते हैं, उन्हें दो ही दिन पहले 
२३ श्रक्तूवर (५ नवम्बर ) को पेत्रोग्राद सोवियत के पूर्ण अधिवेशन में 
दिये गये अपने ववतव्य से विल्कुल उल्टी ही वात कहनी पड़ी। 

परंतु इन युगांतरकारी घटनाओं के तर्क ने त्रोत्सकी, उनके पक्के 
झनुयायिश्रों और श्रन्य पराजयवादियों के दृष्टिकोण के सारततत्त्व को नहीं , 
वदला, न ही वह उसे बदल सकता था। इन लोगों ने रूस में समाजवादी. 
क्रांति की तथा समाजवाद की विजय की संभावना से इनकार किया, और 
वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से यह अनिवार्य माना कि इस देश में पूँजीवादी 
जनतंत्र की संसदीय व्यवस्था स्थापित होगी। पार्टी तथा देश के मामलों 
में उनकी वाद की गतिविधि यह प्रगट करती है कि उन्होंने सोवियत राज्य 
को संहत करने तथा सोवियत संघ में समाजवादी समाज का निर्माण करने 
की लेनिनवादी सामान्य नीति के खिलाफ़ एक के बाद एक कितनी ही 
विश्वासघातपूर्ण कारंवाइयां कीं। ब्रेस्त की शांति-वार्ता के समय उन्होंने 
जो स्थिति ग्रहण की, वह राजद्रोह थी-उससे घट कर कुछ नहीं। उन्होंने 
नयी आर्थिक नीति के माध्यम से समाजवादी निर्माण करने की लेनिन की 
कार्यनीति पर शब्दांबरपूर्ण प्रहार किये। उन्होंने पार्टी की केंद्रीय समिति 
की कुत्सा की, जो समाजवादी औद्योगीकरण तथा कृषि के सामूहीकरण की 
लेनिनवादी नीति को अग्रसर कर रही थी। लेनिनवादी सामान्य नीति 
के ख़िलाफ़ पराजयवादी दलों तथा गुटों के इस भ्रनवरत संघर्षं का यह 
स्वाभाविक तथा अनिवार्य परिणाम था कि उन्होंने पार्टी से अपना नाता 
बिल्कुल ही तोड़ लिया और सोवियत-विरोधी रुख़ म्रपनाया । 

जिस यथार्थ परिस्थिति में जॉन रीड को श्रपनी पुस्तक के लिए तथ्यों 
को एकत्रित तथा हृदयंगम करना पड़ा, उसके कारण वह विद्रोह के पहले 
` और उसके दौरान बोल्शेविक पार्टी के केंद्रीय निकायों के कार्यं का उतने 
ठोस और प्रामाणिक रूप से अध्ययन न कर सके, जितना कि वांछनीय था, 
क्योंकि उस समय विद्रोह की विजय से पहले, बोल्शेविक पार्टी तथा लेनिन 


२२३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ने जो कुछ किया, वह अनिवार्यतः गुप्त रूप से किया। यही कारण है कि 
लेनिन और उनके घनिष्ठतम सहयोगियों ने पराजयवादियों और त्रोत्सकी 
की कार्यनीति के ख़िलाफ़ जो दृढ़, अविरत संघर्ष किया, उसे इस पुस्तक 
में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष नहीं किया गया है। यही कारण है कि रीड भ्रक्तूवर 
( नवम्बर ) क्रांति के प्रारंभिक दिनों में त्रोत्स्की के वक्तव्यों के अंतर्विरोधपूर्ण 
स्वरूप को देख न पाये। 

जॉन रीड ने जब यह कहा कि “लेनिन, व्रोत्स्की, पेत्रोग्राद के 
मजदूरों मौर सीधे-सादे सिपाहियों को छोड़ कर, यह वात शायद किसी के 
दिमाग़ में नहीं आई होगी कि बोल्शेविक तीन दिन से अधिक सत्तारूढ़ रह 
सकते हैं, ” तब उन्होंने अपने, को धोखा ही दिया। लेनिन, केंद्रीय समिति, 
बोल्शेविक पार्टी के अधिकांश स्थानीय संगठनों को यक्कीन था कि यह विजय 
पक्की और पाएदार होगी। दिवालिया मेन्शेविक तथा समाजवादी-क्रांतिकारी 
पार्टियों सत्ताच्युत शोषक वर्गो के सदस्यों और उनके पिट्ठु्रों , तथा बोल्शे- 
विक पार्टी के अंदर मुट्रीभर पराजयवादियों को छोड़ कर किसी ने भी यह 
“ भविष्यवाणी ” नहीं की थी कि विजयी क्रांति का. ्रनिवार्यतः पतन हो 
जायेगा । सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस में रूसी क्रांति के भविष्य के 
वारे में त्रोत्स्को का घोर निराशापूर्ण वक्तव्य इसी काल में दिया गया था। 
जिन परिस्थितियों में केंद्रीय समिति ने सशस्त्र विद्रोह का निर्णय किया 
था, उनके बारे में रीड का वर्णन (देखिये, पृष्ठ ८० तथा फुटनोट) 
ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता। 

फिर भी पुस्तक की ये सारी कमियां तथा विभिन्न अशुद्धियां इस 
आधारभूत तथ्य के महत्त्व को कम नहीं कर सकतीं कि जॉन रीड की 
पुस्तक महान्‌ अक्तूबर ( नवम्बर ) समाजवादी क्रांति का एक बड़ा जंचता 
हुआ तथा सच्चा वर्णन है। 

इस पुस्तक का लेखक लेनिन के, बोल्शेविक पार्टी के - विचारों से 
उद्दीप्त था, जो विद्रोह के क्रानूनी सामरिक केंद्रों की गतिविधि के, उठ 
खड़ी हुई जनता के साहस, पराक्रम तथा क्रांतिकारी सजनात्मकता के रूप में 
फलीभूत हुए थे। इसी चीज़ ने जोशीले क्रांतिकारी तथा प्रतिभाशाली लेखक 
की तीक्ष्ण दृष्टि को ऐसी क्षमता प्रदान की कि वह अपने सामने 
घटनाक्रम में निहित सार-तत्त्व का बोध कर सके तथा उसके गहन ऐतिहासिक 


५२४ ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection . Digitized by eGangotri 


अर्थ को ग्रहण कर सके। यही इस पुस्तक की खास ख़बी है। लेनिन के 
शब्दों में, “ सर्वहारा क्रांति तथा सर्वहारा ग्रधिनायकत्व वास्तव में क्या हैं, 
इसको समझने के लिए जो घटनायें इतनी महत्त्वपूर्ण हैं, उनका इस पुस्तक 
में सच्चा और जीता-जागता चित्र दिया गया है।” 

रूस में अक्तूबर (नवम्बर ) क्रांति का महान्‌ सत्य, जिसके लिए 
रीड ने अपनी पुस्तक अर्पित की, श्रमरीकी श्रौर दूसरे साम्राज्यवादियों की 
मूल प्रकृति के ही प्रतिकूल था। उन्होंने अपने अख़बारों में बोल्शेविको के 
खिलाफ़ इस गरज़ से गंदा, कुत्सित प्रचार किया कि उनके द्वारा शोषित 
जन-साधारण का ध्यान रूसी मज़दूरों, किसानों तथा सैनिकों द्वारा प्रस्तुत 
ऋंतिकारी निर्भयता तथा साहस के संक्रामक आदर्श से विचलित हो जाये। 
उन्होंने जॉन रीड द्वारा संग्रहीत सामग्री को जब्त कर लेने की कोशिशं की। 
एक के वाद एक छः वार भाड़े के घुसपैठियों ने उनकी पुस्तक की पांडुलिपिं 
को चुरा लेने और नष्ट कर देने के उद्देश्य से रीड के प्रकाशक के कार्यालय 
पर छापा मारा। 

परंतु सारी विघ्न-बाधाग्रों तथा कठिनाइयों के बावजूद जॉन रीड 
की पुस्तक 'दस दिन जब दुनिया हिल उठी” १९१९ में संयुक्त राज्य 
अमरीका में प्रकाशित हुई। यह विदेश में प्रकाशित पहली पुस्तक थी, जिसने 
संसार को बताया कि मानव-इतिहास में एक नये युग, सवंहारा त्रांतियों 
के युग का सूत्रपात करनेवाली रुस की विजयी समाजवादी क्रांति के वारे 


में यथार्थ सत्य क्या है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


एलल्‍ल्‍लार्ट विल्नियम्स 


जॉन रोड 
जवनो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“आण्याला क“ 


पहला अमरीकी नगर, जहां मज़दूरों ने सवसे पहले कोल्चाक की सेना 
के लिए फ़ौजी साज़-सामान लादने से इनकार किया, प्रशान्त महासागर 
के तट पर स्थित पोटंलेंड नगर था। इसी नगर में २२ अक्तूबर, १८८७ 
को जॉन रीड का जन्म हुआ था। 

उनके पिता उन पोढ़े शरीर और उदार मन वाले पुरोगामियों में थे, 
जिनका वर्णन जैक लंडन ने पश्चिम अमरीका के वारे में ग्रपनी कहानियों में 
किया है। वह प्रखर मस्तिष्क के व्यक्ति थे, जिन्हें पाखंड तथा छल-प्रपंच 
से चिढ़ थी। प्रभावशाली तथा सम्पत्तिशाली व्यक्तियों का पक्ष लेने के 
बजाय उन्होंने उनका विरोध किया, भर जब बड़ी बड़ी कम्पनियों ने पसर 
कर राज्य के जंगलात तथा अन्य प्राकृतिक संपदाओं को भ्पने चंगुल में ले 
लेना चाहा, उन्होंने उनसे ज़बदंस्त मोर्चा लिया। उन पर हज़ार जुल्म ढाये 
गये, उन्हें मारा-पीटा गया और बार बार काम से निकाल दिया गया, 
लेकिन उन्होंने दुश्मन के सामने कभी घुटने नहीं टेके। 

इस प्रकार अपने पिता से जॉन रीड को एक खासी अच्छी वपौती 
मिली - एक योद्धा का रक्‍त, जो उनकी शिराझओं में प्रवाहित था, झाला 
दर्जे का दिमाग्र और दृढ़, साहसपूर्ण भावना। जॉन रीड की प्रतिभा का 
विकास शीघ्र ही हुआ। हाई स्कूल पास कर वह आगे पढ़ने के लिए हारवडं 
गए । हारवडं विश्वविद्यालय तैलाधीशों , कोयला-शाहों तथा इस्पात-सञ्नाटों 
के बेटों का विश्वविद्यालय है। वे जानते थे कि जब चार साल के खेल-कूद, 
आमोद-प्रमोद तथा “ भावशून्य विज्ञान के भावशून्य अध्ययन ग बाद उनके 
बेटे घर लौटेंगे, वे उग्र विचारों के कलुष से सवंथा मुक्त होंगे। और सचमुच 
भ्रमरीका के हजारहा नौजवान कालेजों और मुतिवसिंटियों में इसी प्रकार 
34-2360 ५२९ 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मौजूदा व्यवस्था के हिमायतियों - प्रतिक्रिया के सफ़ेद गार्डो-के रूप में 
शिक्षित-दीक्षित होते है । 

जॉन रीड ने हारवर्ड में चार साल विताये, जहां उनकी व्यक्तिगत 
प्रतिभा तथा आकर्षक स्वभाव के कारण सभी उनसे स्नेह करते थे। 
विशेषाधिकार-संपन्न वर्गों की संतान के साथ उनका रोज़ का रब्त-जब्त था। 
उन्होंने समाजशास्त्र के शिक्षकों के शब्दाडंवरपूर्ण भाषण सुने। उन्होंने 
पूंजीवाद के राजपुरोहितों, अर्थशास्त्र के प्राध्यापको के उपदेशपूर्ण व्याख्यान 
सुने। और सब कुछ के वाद उन्होंने धनिकतंत्र के उस गढ़ में, उसके ऐन 
केंद्र में, एक समाजवादी क्लब का संगठन किया। कूढ़मरजों के मुंह पर यह 
एक करारा तमाचा था। बड़े-बूढ़ों ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि यह 
बस एक लड़कपन वाली धुन है, और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, “ उसने 
कालेज छोड़कर संसार में प्रवेश किया नहीं कि उसके ये गरम विचार ठंडे 


DS 32 


पड़ जायेंगे । 


जॉन रीड ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, अपनी डिग्री हासिल की , व्यापक 
संसार में प्रवेश किया और देखते देखते उसे जीत लिया। उन्होंने उसे अपनी 
जिंदादिली और जोश से, अपनी क़लम के जोर से जीत लिया। अभी जब 
वह विद्यार्थी ही थे, उन्होंने हास्य रस की एक छोटी सी पत्रिका व.१॥1००० 
( व्यंग्यलेख ) के संपादक के रूप में यह प्रमाणित कर दिया कि वह 
नोक ललित शैली में पुरे पारंगत हैं। उनकी लेखनी से कविताग्रों, 
[, नाटकों की एक अजस्र धारा प्रवाहित हुई । प्रकाशकों के प्रस्तावों 
की एक वाढ सी झा गई; सचित्र पत्रिकाओं ने उनकी रचनाओं के लिए 
मुंहमांगे पारिश्रमिक दिये श्रौर बड़े बड़े ग्रखबारो ने उनसे अंतर्राष्ट्रीय गति- 
विधि का पर्यवेक्षण करने का आग्रह प्रगट किया। 

इस प्रकार वह संसार के राजमार्गों के पथिक बन गये। जो लोग 
भी संसार की समकालीन गतिविधि से परिचित रहना चाहते थे, उनके 
लिए जॉन रीड के लेखों पर नज़र रखना ही पर्याप्त था, क्योंकि प्रभंजन 
र की तरह वह सदा वहीं दौड़कर पहुंचते, जहां तुफानी घटनायें हो रही 
-होतीं। 


पीटरसन में सूती मिल मजदूरों की हड़ताल ने बढ़कर एक क्रांतिकारी 
सुझान का रूप धारण कर लिया। जॉन रीड उस तूफ़ान में पिल पड़े। 


५३० 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri प 


= 


कोलोराडो के खननऱक्षेत्र में राकफ़ेलर के गुलाम अपनी “ बिलों ” 
से निकल आये और हरथियारबंद रक्षकों की लाठी-गोली के बावजूद उन्होंने 
उनमें वापस जाने से इनकार किया। विद्रोहियों की हिमायत में जॉन रीड 
वहां भी पहुंचे। 

मेक्सिको में किसानों ने बग्रावत की और पान्चो विल्ला के नेतृत्व 
में राजधानी की ओर बढ़े। घोड़े पर सवार जॉन रीड उनके साथ थे। 

इस कारनामे का विवरण «९४०००।।००० ( महानगर ) में और 
बाद में “क्रांतिकारी मेक्सिको' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। रीड 
ने लाल, गेरू के रंग की पहाड़ियों और “चारों ओर से विशाल 
नागफनियों से रक्षित” रेगिस्तानी मैदानों का वर्णन किया। दूर दूर तक 
फैले हुए मैदानों ने, और उनसे भी अधिक वहां की, ज़मींदारों और 
कैथोलिक चर्च द्वारा निर्मम रूप से शोषित, आबादी ने उन्हें मुग्ध कर 
लिया। उन्होंने लिखा कि पहाड़ी चरागाहों में अपने ढोरों को चराने वाले 
और रात होने पर अलावों के चारों ओर बैठकर गीत गाने वाले ये लोग 
आजादी की फ़ौज में शामिल होने के लिए बेताब थे, और नंगे पैर, फटे- 
चीथड़े पहने वे भूख भ्रौर ठंड की परवाह न कर, झाज़ादी के लिए, ज़मीन 
के लिए बड़ी बहादुरी से लड़े। 

साम्राज्यवादी युद्ध शुरू हुआ, मौर जहां तोप के धमाके हो रहे थे, 
वहीं जॉन रीड भी मौजूद थे। वह फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, बाल्कन 
प्रदेश, यहां तक कि रूस में भी पहुंचे। जार के ग्रफ़सरों की गद्दारी का 
पर्दाफाश करने और ऐसे तथ्य संग्रह करने के लिए उनको झौर प्रसिद्ध 
कलाकार बोर्डमैन राबिन्सन को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया, 
जिनसे यह साबित हो जाता था कि यहूदियों की संगठित हत्या के कांडों 
में इन झफ़सरों का भी हाथ था। लेकिन हमेशा की ही तरह अपनी सूझ- 
बझ, तदबीर, तिकडम या संयोगवश ही उन्होंने जेल से छुटकारा पाया, 
आर फिर हंसते हंसते पने दूसरे साहसिक अभियान में उतर पड़े। 

कोई भी खतरा इतना बड़ा न था कि वह उन्हें रोक सकता। खतरे 
की परिस्थिति उनके लिए स्वाभाविक थी। वह सदा किसी न किसी प्रकार 


निषिद्ध क्षेत्रों . में अथवा मोचे की खाइयों में पहुंच जाते। 


ह ५३१ 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सितंबर, १९१७ में जॉन रीड तथा बोरीस रेइनश्तेइन के साथ रीगा 
के मोर्चे की अ्रपनी यात्रा मुझे याद है। हमारी मोटर-गाड़ी दक्षिण में वेन्देन 
की ओर जा रही थी, जब जर्मन तोपख़ाने ने एक छोटे से गांव पर गोले 
दाग़ने शुरू कर दिये। यकायक वह गांव जॉन रीड की दृष्टि में संसार का 
सबसे झाकर्षक स्थान बन गया! उन्होंने श्राग्रह किया कि हम वहां जायें। 
सावधानी बरतते हुए हम धीरे धीरे चींटी की चाल से आगे बढ़े। इतने 
में यकायक हमारे पीछे एक भारी गोला फट पड़ा और सड़क का जो हिस्सा 
हमने अभी अभी पार किया था, उसके परखचे उड़ गये श्रौर काले धुएं 
और गदं-ग्रुवार का जैसे एक फ़ौवारा छूट पड़ा। 

हम मारे डर के एक दूसरे को थामे रह गये , लेकिन क्षण भर बाद 
ही जॉन रीड का चेहरा ख्‌शी से खिल उठा, जैसे भी भ्रभी उनकी कोई 
आंतरिक इच्छा पूरी हुई हो। 

इसी प्रकार उन्होंने संसार का ओर-छोर नाप डाला, उन्होंने 
ैरमामूली जोखिम के एक काम के बाद दूसरे काम में हाथ डालते हुए 
सभी देशों की यात्रा की, सभी मोर्चों का चक्कर लगाया। परंतु वह जान 
जोखिम में डालने वाले कोई मामूली भ्रादमी नहीं थे, न ही पर्यटक पत्रकार 
अथवा दर्शक मात्र थे, जो जनता की मुसीबतों को भावशून्य दृष्टि से 
देखता है। न्याय तथा ओऔचित्य की उनकी भावना इस सारी गड़बड़ी, गंदगी 
तथा खूरेज़ी से आहत होती थी। वह धैर्यपुवक इन बुराइयों की जड़ तक 
पहुंचने की कोशिश करते थे, ताकि उन्हें समूल नष्ट किया जा सके। 

जब वह अपनी यात्राग्रों से न्यू-याक लौटते तो श्राराम करने के लिए 
नहीं, नया काम और आंदोलन शुरू करने के लिए। 

मेक्सिको से लौटने पर उन्होंने घोषणा की: “हां, मेक्सिको में बगावत 
और गड़बड़ी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी किसानों की नहीं, उत 
लोगों की है, जो रुपये की थैलियां और गोला-बारूद भेजकर झगड़े को 
बढ़ाते हूँ, मतलब यह कि जिम्मेदारी प्रतिइद्री श्रमरीकी तथा ब्रिटिश तेल- 
कंपनियों की है।” 

पीटरसन से लौटकर उन्होंने मैडिसन स्क्वायर उद्यान के हाल में “ पूंजी 
के ख़िलाफ़ पीटरसन के सर्वहारा का युद्ध नाम से एक जबरदस्त नाट्य 
प्रदर्शन संगठित किया। 


५३ २ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कोलोराडो से लौटकर उन्होंने लुडलो के हत्याकांड का वर्णन किया, 
जिसकी विभीषिका ने साइबेरिया में लेना-खान की गोलीवारी को भी मात 
कर दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार खान-मज़दूरों को गर्दनियां देकर 
उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया, किस प्रकार उन्हें तंबुओं में रहना 
पड़ा, किस प्रकार इन तंबुओझं पर पेट्रोल छिड़ककर उनमें आग लगा दी 
गई, किस प्रकार सिपाहियों ने भागते हुए मजदूरों को अपनी बंदुकों का 
निशाना बनाया और किस प्रकार दर्जनों स्त्रियां और बालक लपटों में 
स्वाहा हो गये। करोड़पतियों के मुखिया राकफ़ेलर का संबोधन करते हुए 
उन्होंने कहा: “वे खानें ग्रापकी ही खानें हूँ रौर वे हत्यारे आपके ही भाडे 
के टट्टू हैं। आप हत्यारे हैं!” न - 

लड़ाई के मोर्चो से भी जब वह लौटे, उन्होंने इस या उस युद्धरत 
देश की नृशंसताओं के बारे में कोरी वकवास नहीं की, वरन्‌ उन्होंने घोर 
पाशविकता के रूप में, विरोधी साम्राज्यवादों द्वारा संगठित नरमेध के रूप 
में उस युद्ध को ही धिक्कारा। उग्र क्रांतिकारी पत्रिका, “10९1३107 
( मुक्तिदाता ) में, जिसको उन्होंने अपनी बेहतरीन रचनाएं बिना एक पैसा 
लिये दीं, उन्होंने ' अपने सिपाही बेटे के हाथ बांध दो, यह नारा देते 
हुए एक प्रचंड साम्राज्यवाद-विरोधी लेख प्रकाशित किया। उन पर और 
दूसरे संपादकों पर भ्यू-यार्क की एक श्रदालत में राजद्रोह का भ्रभियोग लगाया 
गया। सरकारी वकील इस बात पर तुला हुआ था कि देशभक्तिपूर्ण विचारों 
की जूरी उन्हें अपराधी क़रार दे। उसने यहां तक किया कि मुकदमे की 
सुनवाई के दौरान राष्ट्रगीत की धुन बजाते रहने के लिए अदालत की 
इमारत के पास एक बैंड पार्टी को तैनात कर दिया ! इसके बावजूद रीड 
झौर उनके साथियों ने अपने विशवासों का पूरी दृढता से समर्थत किया। 
जब रीड ने साहसपूर्वक कहा कि मैं क्रांतिकारी झंडे के नीचे सामाजिक 
क्रांति के लिए काम करना अपना कत्तव्य समझता हूं, सरकारी वकील ने 
जिरह की: 

“आप क्या इस युद्ध में अमरीकी झंडे के नीचे लड़ेंगे 

रीड ने दुढ़ उत्तर दिया: 

“नहीं, मैं नहीं लडूंगा ! ” 

“क्यों नहीं?” 


१" 


५३३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PESTS es 


इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए रीड ने एक ग्रोजस्वी भाषण दिया, 
जिसमें उन्होंने उन विभीषिकाश्रों का वर्णन किया, जो उन्हें मोर्चो पर 
देखने को मिली थीं। यह वर्णन इतना यथार्थ, सजीव तथा मर्मस्पर्शी था 
कि पूर्वाग्रहों से झाविष्ट मध्यवर्गीय जूरी के कुछ सदस्य भी विह्वल होकर 
रो पड़े और संपादकों को छोड़ दिया गया। 

ऐसा हुआ कि जिस समय श्रमरीका ने युद्ध में प्रवेश किया, उसी 
समय रीड को आपरेशन कराना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपने एक 
गुर्दे से हाथ धोना पड़ा। डाक्टरों ने राय दी कि वह सैनिक .सेवा के 
योग्य नहीं हैं। 

इस पर जॉन रीड ने कहा कि “एक गुर्दे के जाते रहने से. मुझे 
राष्ट्रों के बीच युद्ध में भाग लेने से चाहे छुट्टी मिल जाये', लेकिन उससे 
बगे-युद्ध में भाग लेने से छुट्टी नहीं मिल जाती।” 

१९१७ की गर्मियों में रोड भागे-भागे रूस गये, जहां उन्होंने यह - 
भांप लिया कि शुरूआती क्रांतिकारी मुठभेड़ों का रंग-ढंग ऐसा है कि वे 
एक विराट्‌ वर्ग-युद्ध का आकार ग्रहण कर सकते हैं। 

उन्होंने परिस्थिति का मूल्यांकन करने में देर नहीं लगाई और यह 
समझा कि सर्वहारा द्वारा सत्ता पर अधिकार युक्तिसंगत तथा अनिवार्य 
था। परंतु क्रांति का मुहुत्तं वार बार टल जाने और देर लगने के कारण 
वह व्यय्न थे। रोज़ सुबह वह उठते और यह देखकर कि अभी क्रांति शुरू 
नहीं हुई है, उन्हें खीझ भ्रौर झुंझलाहट होती । आख़िरकार स्मोल्नी ने संकेत 
दिया और जन-साधारण क्रांतिकारी संघर्ष के लिए ग्रागे बढ़े। यह एक 
स्वाभाविक बात थी कि जॉन रीड उनके साथ साथ क़दम बढ़ाते। वह 
“ सर्वविद्यमान ” थे : पूर्व-संसद भंग की जा रही थी, बैरीकेड बनाये जा रहे 
थे, फ़रार हालत से निकलने पर लेनिन श्रौर ज़िनोव्येव का स्वागत किया 
जा रहा था या जब शिशिर प्रासाद का पतन हो रहा था- सभी जगह रीड 
मौजूद थे... 

लेकिन इन सब घटनाग्रों का उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। 

एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए, “उन्होंने अपनी सामग्री जहां 
से भी वह प्राप्य थी, संग्रह की। उन्होंने ' प्राव्दा ' तथा “ इज्वेस्तिया' की 
पूरी फाइलों , सभी घोषणाओं , पैम्फलेटों , पोस्टरों , बिज्ञप्तियों को इकट्ठा 


५३६ ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


किया । पोस्टरों के पीछे तो वह पागल थे। जब भी कोई नया पोस्टर 
निकलता और उसे पाने का कोई और तरीक़ा न होता, तो वह उसे 
बेहिचक दीवार से फाड़ लेते। 


उन दिनों पोस्टर इतनी तेज़ी से और इतनी बड़ी संख्या में छापे जा 
रहे थे कि उनके लिए दीवारों पर जगह न रह गयी थी। कैडेटों, 
समाजवादी-क्रांतिकारियों , मेन्शेविकों, वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों 
झौर बोल्शेविकों के पोस्टर एक के ऊपर एक इस तरह चिपका दिये जाते 
कि उनकी खासी मोटी परतें बन जातीं। एक दिन रीड ने एक के ऊपर. 
एक तह-व-तह लगाये गये १६ पोस्टरों का एक ढेर दीवार से फाड़कर अलग 
कर लिया और भागे भागे मेरे कमरे में आकर काग्रज़ों का यह भारी 
पुलिंदा उंछालते हुए बोल पड़े: “यह देखो! मैंने एक ही झपाटे में पूरी 
क्रांति और प्रतिक्रांति को समेट लिया है!” 

इस प्रकार भिन्न भिन्न तरीक़ों से उन्होंने एक बड़ा अच्छा संग्रह 
जुटाया , जो इतना अच्छा था कि जब ११८ के वाद वह न्यू-यार्क बन्दरगाह 
में उतरे, संयुक्त राज्य अमरीका के ग्रटार्नी जनरल के एजेंटों ने उसे ज़ब्त 
कर लिया। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार उसे फिर अपने क़ब्जे में ले लिया 
और उसे न्यू-याकं के अपने कमरे में छिपा दिया, जहां उन्होंने भूगर्भी रास्ते 
की घड़-घड़ , खड़-खड़ और अपने सिर के ऊपर और पैरों के नीचे गाड़ियों 
के दौड़ने की लगातार शोर-गुल के बीच झपनी पुस्तक दस दिन जब 
दुनिया हिल उठी” की रचना की। 

यह समझ में आने वाली बात है कि अमरीकी फ़ासिस्ट यह नहीं 
चाहते थे कि यह किताब सर्वसाधारण के हाथ में पहुंचें। छः छः बार वे 
पांडुलिपि को चुराने की ग्ररज्ञ से पुस्तक के प्रकाशक के कार्यालय में ताला 
तोड़कर घुस गये थे। अपने प्रकाशक को अपना फ़ोटो-चित्र देते हुए जॉन 
रीड ने उस पर निम्नलिखित शब्द लिखे थे: “ अपने प्रकाशक होरेस लाइव- 
राइट को, जो इस पुस्तक का प्रकाशन करते हुए बर्बादी से बाल बाल 
बचे है।” 
पुस्तक रूस के बारे में सचाई का प्रचार करने के उनके साहित्यिक 
प्रयासों का एकमात्र परिणाम त थी। पूंजीपति वर्ग को यह सचाई फूटी 
श्रांखों भी नहीं सुहाती थी। वह रूसी क्रांति से नफ़रत करता था और 


२३५ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उससे दहशत खाता था, और उसने धुआंधार झूठा प्रचार कर उस पर पर्दा 
डाल देने की कोशिश की । राजनीतिक मंचों , सिनेमा के पर्दो, पत्र-पत्रिकाग्रों 
के कालमों से घृणित कुत्सा की मटमैली धारा अजस्र प्रवाहित. होने लगी। 
वे ही पत्रिकायें, जिन्होंने कभी रीड के लेखों के लिए याचना की थी, 
अब उनकी रचनाश्रों को छापने से बाज़ श्राते। लेकिन इस तरह उनका 
मुंह बंद नहीं किया जा सका। उन्होंने ग्रसंख्य जन-सभाओं में भाषण दिये। 

उन्होंने स्वयं ग्रपनी पत्रिका की स्थापना की। वह वामपंथी समाजवादी 
पत्रिका ' क्रांतिकारी युग' के और बाद में .' कम्युनिस्ट ” के संपादक बन गये । 
उन्होंने «८।७९:३।०० पत्रिका के लिए लेख पर लेख लिखे, वह सम्मेलनों 
में भाग लेते हुए, अपने इदं-गिदे के लोगों को राशि राशि तथ्य देते हुए, 
उन्हें अपने स्फूर्ति तथा क्रांतिकारी उत्साह से अनुप्राणित करते हुए अमरीका 
के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमे, , और अंत में उन्होंने जो बहुत बड़ी वात 
की, वह यह कि अमरीकी पूंजीवाद के गढ़ में कम्युनिस्ट लेबर पार्टी का 
संगठन किया, उसी प्रकार जैसे उन्होंने हारवडं विश्वविद्यालय के केंद्र में 
समाजवादी क्लव की स्थापना की थी। 

जैसा बहुधा होता है, “पंडितों” ने ग़लत सोचा था। जॉन रीड 
का उग्रवाद एक ऐसी धुन नहीं था, जो वकत के साथ गुज्जर जाये। उनकी 
भविष्यवाणियों के बावजूद वाह्य संसार से संपर्क ने रीड का किसी भी प्रकार 
“उद्धार नहीं किया था। उसने उनके उग्र विचारों को और भी उग्र कर 
दिया। ये विचार कितने गहरे भ्रौर प्रबल थे, यह जॉन रीड द्वारा संपादित 
नये कम्युनिस्ट मुखपत्र “मजदूरों की आवाज से प्रत्यक्ष था। झमरीकी 
पूंजीवादियों का माथा ठनका -उनकी भब समझ में आया कि देश में 
आखिरकार एक सच्चा क्रांतिकारी पैदा हुआ है। भ्रव वे इस “ क्रांतिकारी ' 
शब्द सें भीत और त्रस्त थे! यह सच है कि सुदूर ग्रतीत में अमरीका के 
अपने क्रांतिकारी हुए थे और भब भी वहां “अमरीकी क्रांति की वीरबालायें ' 
तथा “ग्मरीकी क्रांति के सपूत” जैसी जानी-मानी सामाजिक संस्थायें हैं, 
जिनके द्वारा प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग १७७६ की क्रांति को अपनी 
श्रद्धांजलि गअपित करता है। परंतु वे क्रांतिकारी कब के मर चुके, जबकि 
जॉन रीड हाड़-मांस के क्रांतिकारी हैं, जीते-जागते क्रांतिकारी हैं, वह 
पूँजीपति वर्ग के लिए मूर्त्तिमान्‌ चुनौती है, साक्षात यमराज है । 


५३ ६ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उनके लिए सिवाय इसके कोई 'उपाय न था कि वे रीड कोजेलकी 
कोठरी में डाल दें। उन्हें गिरफ्तार किया गया - एक बार नहीं, दो बार 
नहीं, बीस वार। फ़िलडेलफ़िया में पुलिस ने सभा-भवन में ही ताला लगा 
दिया और .उन्हें वहां बोलने नहीं दिया । लिहाज़ा वह बाहर पड़ी एक 
साबुन की पेटी पर चढ़ गये और सड़क पर जो भीड़ उमड़-घुमड़ रही थी , 
उसके सामने उन्होंने एक व्याख्यान दे डाला। यह सभा इतनी सफल रही 
और. उसमें रीड के इतने श्रधिक समर्थक निकले कि जब रीड पर “शांति 
' भंग ” करने का अभियोग लगाया गया, जूरी ने उन्हें अपराधी घोषित करने 
से इनकार किया। अमरीका का कोई ऐसा नगर नहीं था, जिसे जॉन रीड 
को कम से कम एक वार गिरफ्तार किये बिना संतोष हुआ हो । लेकिन वह 
हमेशा किसी न किसी प्रकार ज़मानत देकर या मुक़हमे को मुल्तवी करा कर 
जेल से निकल गाते और फ़ौरन कहीं और धावा बोलने के लिए निकल पड़ते। 

पश्चिमी देशों के पूंजीपति वर्ग को भ्रपनी तमाम परेशानियों और 
नाकामियों को रूसी क्रांति के सिर मढ़ने की आादत हो गई है। उस क्रांति 
का एक सबसे नागवार जुम यह था कि उसने एक प्रतिभाशाली अमरीकी 
को कट्टर और जोशीले क्रांतिकारी में बदल दिया था। पूंजीवादी ऐसा ही 
सोचते थे। वास्तव में यह बात पुरी तरह सच न थी। 

जॉन रीड को रूस ने क्रांतिकारी नहीं बनाया था। जन्म को घड़ी 
से ही अमरीकी क्रांतिकारी रकत उनकी धमनियों में प्रवाहित था। जी हां, 
यद्यपि ग्रमरीकियो को सदा एक अफरे भ्रौर अघाये हुए और प्रतिक्रियावादी 
राष्ट्र के रूप में चित्रित किया जाता है, तथापि क्रोध और विद्रोह की भावना 
उनकी नस नस में व्याप्त है। ज़रा अतीत काल के महान्‌ विद्रोहियों की याद 
कीजिये -टामस पेन की, बाल्ट विटमैन की, जॉन ब्राउन और पासँन्स॒ की 
याद कीजिये। बिल हेवुड , राब माइनर, रूटेनबर्ग और फास्टर जैसे जॉन . 
रीड के आजकल के साथियों और सहयोगियों की बात भी सोचिये । होमस्टेड , 
पालमैन और लारेंस में हुए खनी श्रौद्योगिक संघर्षो की, गौर “ विश्व के 
झौद्योगिक मजदूरों ” के संघर्षो की याद कीजिये। ये सब के सब - नेतागण 
आर जन-साधारण-जन्म से शुद्धतः अमरीकी थे। झाज यह बात चाहे 
प्रत्यक्ष दिखाई न पड़े, पर यह सच है कि भ्रमरीकियों के खन में विद्रोह 
का गाढ़ा घोल है। 
५३७ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ण 


¢ 


लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि रूस ने जॉन रीड को 
क्रांतिकारी बनाया। लेकिन उसने उन्हें वैज्ञानिक रूप से सोचने वाला 
सुसंगत क्रांतिकारी जरूर बनाया। ओर यह एक बहुत बड़ी सेवा है। रूस 
ने उन्हें इसके लिए प्रवृत्त किया कि वह पनी मेज़ को माक्सँ , एंगेल्स और 
लेनिन की किताबों से लाद दें। उसने उन्हें इतिहास तथा घटनाक्रम की एक 
समझ दी। उसी की बदौलत उन्होंने अपने किंचित अस्पष्ट 'मानवतावादी 
विचारों के स्थान पर अर्थशास्त्र के निर्मम , कठोर सत्य को ग्रहण किया। 
और उसी ने उनको यह प्रेरणा दी कि वह अमरीकी मजदूर ग्रांदोलन के 
शिक्षक बनें और उसके लिए वही वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने का प्रयास 
करें, जो उन्होंने पने विश्वासों के लिए प्रस्तुत किया था। 

उनके दोस्त उनसे कहा करते, “जॉन, तुम राजनीति के लिए नहीं 
बने हो! तुम कलाकार हो, न कि प्रचारक। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी 
प्रतिभा को साहित्यिक सूजन में लगाश्रो।” वह इस वात की सचाई को, 
अक्सर महसूस करते, क्योंकि उनके दिमाग में नई कवितायें, नये उपन्यास 
तथा नाटक के विचार भरे होते और वे अभिव्यक्ति पाने के लिए जोर 
मारते, निश्चित आकार ग्रहण करने के लिए हठ करते। जब उत्नके दोस्त 
आग्रह करते कि वह अपने क्रांतिकारी प्रचार-कार्य को छोड़कर अमनी मेज़ 
पर जम जायें, तब वह मुस्कराते हुए जवाब देते, “अच्छी बात है, मे. 
ऐसा ही करूंगा। ” 

परंतु उन्होंने श्रपना क्रांतिकारी कार्य .कभी बंद नहीं किया; वह 
ऐसा कर ही नहीं सकते थे! रूसी क्रांति ने उनके मनःप्राण को जीत लिया 
था। उसने उनको पक्का कर दिया था और उनकी ढुलमुल , अराजक 
भावना पर कम्युनिज्म के अनुशासन का कठोर अंकुश लगा दिया था। 
उसने उन्हें इस बात के लिए प्रवृत्त किया कि वह क्रांति के एक अग्रदूत 
के रूप में अपना ज्वलंत संदेश लेकर अमरीका के नगरों में विचरण करें। 
१९१९ में काति के ग्राह्वान पर वह संयुक्त राज्य 'अमरीका की दोनों 
कम्युनिस्ट पारियों को एक में मिलाने के सिलसिले में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 
के साथ काम करने के लिए मास्को पहुंचे । 

कम्युनिस्ट सिद्धांत के नये तथ्यों से लैस होकर वह फिर गुप्त रूप 
से न्यू-याक' के लिए रवाना हुए। एक मल्लाह ने दय़ा की और उतका भेद 


५३८ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


खोल दिया; उन्हें जहाज से उतार लिया गया और फ़िनलैंड की एक जेल 
में एकांत कारावास में रखा गया । वहां से वह फिर रूस लौट आये, 
' कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ' में लिखा, एक नई पुस्तक के लिए सामग्री जुटाई 
और वाकू में हुई पूर्वी जनों की कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग 
लिया। उन्हें टाइफ़स ज्वर की छूत लग गयी (संभवतः काकेशिया में ); 
अत्यधिक परिश्रम से उनका शरीर पहले ही छीज चुका था, फलतः वह इस 
रोग के ग्रास बने और रविवार, १७ झक्तूवर, १९२० को उनकी मृत्यु 
हो गई। 

जॉन रीड की तरह दुसरे. लोग भी थे, जिन्होंने भ्रमरीका में और 
यूरोप में प्रतिक्रांतिकारी मोर्चे का वैसी ही बहादुरी के साथ मुक़ाबला किया, 
जैसी कि सोवियत संघ में लाल सेना ने प्रतिक्रांति से अपने संघर्ष में दिखाई। 
इनमें कुछ संगठित हत्याकांडों में मारे गये, श्रौर कुछ के मुंह पर जेलों में 
हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। एक को वापिस फ़ांस लौटते हुए 
श्वेत सागर में तूफ़ान के दौरान जान गंवानी पड़ो। एक और क्रांतिकारी 
सान-फ्रांसिस्को में शहीद हुआ ; जिस हवाई जहाज से वह हस्तक्षेप के प्रति 
प्रतिवाद करने वाली घोषणाओं को नीचे गिरा रहा था, उससे वह खद 
लुढ़क पड़ा। साम्राज्यवाद ने क्रांति पर प्रचंड आक्रमण किया अवश्य , परंतु 
यदि ये योद्धा न होते, तो वह भ्राक्रमण और भी प्रचंड हो सकता था। प्रति- 
क्रांति का दबाव शिथिल करने में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। रूसी 
क्रांति को रूसियों, उक्रइनियों , तातारों और काकेशियाइयों ने ही मदद नहीं 
पहुंचाई ; चाहे कम ही सही, लेकिन फ्रांसीसियों, जमेनों , अंग्रेजों भर 
अमरीकियों ने भी उसे सहारा दिया। इन “ ग़ैर-रूसी विभूतियों ” में जॉन 
रीड का नाम सदा उजागर रहेगा, क्योंकि वह एक अंसाधारण मेधावी 
व्यक्ति थे, जो भरी जवानी में मृत्यु के ग्रास हुए। 

जब हेल्सिंगफ़ोर्स और रेवेल से उनकी मृत्यु का समाचार हमारे पास 
पहुंचा, हमने यही समझा कि यह उन्हीं झूठों में एक झूठ है, जिन्हें 
प्रतिक्रांतिकारियों के झूठ के कारखाने रोज़ाना गढ़ा करते थे। परंतु जब 
लईसे ब्रयांत ने इस स्तम्भित कर देने वाले समाचार की पुष्टि की , तब हमें 
इस समाचार के खंडन की शाशा का परित्याग करना पड़ा, यद्यपि यह 
हमारे लिए झत्यंत कष्टप्रद था। 
५३९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जव जॉन रीड की मृत्यु हुई, वह निर्वासित थे और पांच साल कैद 
की सज़ा उनके सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी पूंजीवादी अख़वारों 
तक ने कलाकार तथा मानव के रूप में उन्हें श्रद्धांजलियां अर्पित कीं। 
पूंजीवादियों ने चैन की सांस ली: जॉन रीड, जो उनकी झुठाई का पर्दाफ़ाश 
करना ख़ूब जानते थे और जिन्होंने अपनी लेखनी से उनकी इतनी निर्मम 
ालोचना की थी, अब जीवित न थे। 

अमरीका के क्रांतिकारी जगत को भ्रमा्जेनीय क्षति पहुंची । उनकी 
मृत्यु के कारण हमारी अभाव की भावना का अमरीका से बाहर रहने वाले 
साथी मुश्किल से ही अंदाज़ा लगा सकते है । यह मृत्यु रूसियों की दृष्टि से 
स्वाभाविक बलिदान है, क्योंकि उनके लिए यह एक मानी हुई बात है कि 
एक व्यक्ति श्रपने विश्वासों के लिए अपने प्राणों की भ्राहुति देता है। यहां 
भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। सोवियत रूस में हजारों भ्रादमियों ने 
समाजवाद के हेतु मृत्यु का वरण किया। परंतु अमरीका में ग्रपेक्षाकृत 
कम बलिदान हुए है । आप चाहे तो कह लें कि जॉन रीड कम्युनिस्ट शहीद 
थे, आने वाले हज़ारों शहीदों के पूर्वगामी । सुदूर मुहासिराबंद रूस में उनके 
उल्का सदृश जीवन का सहसा अंत अमरीकी कम्युनिस्टों के लिए कठोर 
आघात था। 

पुराने मित्रों भ्रौर साथियों के लिए सांत्वना की बस एक वात है, 
वह यह कि जॉन रीड को उसी स्थान में समाधिस्थ किया गया, जो उन्हें 
संसार में सबसे ज्यादा प्यारा था - क्रेलिन की दीवार के जेर साये लाल 
चौक में। उनकी क़॒न्न पर एक स्मारक खड़ा किया गया- उनके चरित्र के 
ही अनुरूप ग्रेनाइट का एक बेकाटा-तराशा शिलाखंड, जिस पर लिखा है: 

“जॉन रीड, तीसरे इंटरनेशनल के प्रतिनिधि, १६२०।” 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पाठकों - से 


प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक की विषयवस्तु , 
अनुवाद और डिज़ाइन सम्बन्धी आपके विचारों 
के लिए आपका अंनुगृहीत होगा। आपके अन्य 
सुझाव प्राप्त कर भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। 

हमारा पता है: 

२१, जूबोव्स्की बुलवार , मास्को , 

सोवियत संघ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


यर 


e+, 


a 


2८7८72 
SESS 


१११ र १ 
५५४५७ 


LFS 
2022210 
¢ 


20.5: 
Se 555६ 


5 £ 


FS 


